तीर्थंकर महावीर 
ओर 
उनकी आचार्य-परम्परां 


४ 


शुतधर 
आऔर 
सारस्वताचायी 


यदीया वाम्गड्रा विविध-नय-कल्लोल-विमला 
बृहदूज्ञानाम्मोभिजेगति जनतां या स्नपयति । 
इृदानीमप्येषा बुधजन-मराले! परिचिता 


महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः॥ 
पण्डित भागचन्द, महावी राष्ट्र 


तीर्थकर महावीर 
और 
उनकी आचार्य-परम्परा 


लेखक 
(स्व०) डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य 
एम. ए., पी-एच. डी., डी. छिट्‌ 


क्षी भारतवर्षीय दिगस्वरजेन विद्व॒त्परिषद_ 


प्रकाशक 
मंत्री, श्री भा० दि० जेन घिद्वत्परिषद्‌ 


प्राप्ति-स्थान 

मंत्री, श्री भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्‌ 
कार्यालय, वर्णी-भमवन 

सागर (मध्य प्रदेश) 


तीर्थंकर महावीरके निर्वाण-रजतशती महोत्सवके 
मज़ुलमय अवसरपर प्रकाशित 


प्रथम संस्करण : १५०० 

दीपावली, वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०१ 

कात्तिक कृष्णा अमावस्या, विक्रम संवत्‌ २०३१ 
१३ नवम्बर, ईस्वी सनु १९७४ 


“' भुझक्स्‍/क्ञालीस रुपये' 


मुद्रक 
बाबूलारू जेन फागुल्ल 
महावीर प्रेस 

” मेलूपुर, वाराणसी-२२१००१ 





तीर्थद्धूर वर्दधमान-महावीर 
जिनकी निर्वाण-रजतशतो राष्ट्र मना रहा है। 


प्रकाशक की लेखनीसे 


भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्‌की ओरसे गुरु गोपालदास बरैया-शत्ताब्दी 
समा रोहके प्रसंगको लेकर जब श्री बरेया-स्मृति-प्रन्थका प्रकाशत हुआ,सब समा जके 
प्रबुद्धवर्गने अत्यधिक प्रसन्नता प्रकठ को थी। भ्रन्थका सर्वत्र समादर हुआ और 
उसकी समस्त प्रतियाँ हाथों-हाथ उठ गयीं । भारतवर्षके समस्त विश्वविद्यालयोंकी 
लाइब्रेरियोंके लिए यह संग्रहणोय ग्रन्थ विद्वत्परिषद्की ओरसे नि:शुल्क भेंट किया 
गया । उसके उत्तरमें विश्वविद्यालयोंके प्रबन्धकोंने जो धन्यवादपत्र दिये, उनमें 
उन्होंने उस ग्रन्थरत्नको प्राप्तकर बढ़ा हु प्रकट किया था । 

वरतंमानमें चल रहे श्री १००८ भगवान्‌ महावीरके २५०० वें निर्वाण- 
महोत्सवके उपलक्ष्यमें भो विद्वत्परिषद्‌की का्येकारिणीने 'तीर्थकर महावीर और 
उनकी आजार्य-परम्परा' तामक ग्रन्थ प्रकाशित करनेका निश्चय किया और 
इसके लेखनका भार विद्वत्परिषद्के उपाध्यक्ष ओर बहुमुखी प्रतिभाके धनी श्री 
तेमिचन्द्रजो ज्योतिषाचायं, एम०ए०, पी-एंच० डी०, डी० लिट० , अध्यक्ष, संस्कृत- 
प्राकृत विभाग एच० डो० जेन कालेज आ राको दिया गया । सम्माननीय डाक्टर 
साहबने इस ग्रन्थके लेखनमें चार-पाँच वर्ष अकथनीय परिश्रम किया है । परन्तु 
खेद है कि वे अपनी इस महनीय कृतिको अपने जीवन-कालमें प्रकाशित न देख 
सके । गत जनवरी ७४ में उनके दिवंगत होनेका समाचार देदाभरमें संततप्त 
हृदयसे सुना गया । 

यह महान ग्रत्थ चार भागोंमें सम्पूर्ण हुआ है। इसके प्रकाशनके लिए विद्वत्प- 
रिषदके पास अथंकी व्यवस्था नगण्य थी। परन्तु विद्ृत्परिषद्के अध्यक्ष डॉक्टर 
दरबारीलालजी कोठियाने इसके अग्रिम ग्राहक बनानेकी योजना भ्रस्तुत को, 
जिसे समाजने बड़े उत्साहके साथ स्वीकृत किया | श्री १०८ पूज्य विद्यानन्दजी 
महाराजने भी अपने शुभाश्षीर्वादसे इसके प्रकाशनका मार्ग भ्रदस्त किया । यह 
प्रकट करते हुए प्रसन्नता होती है कि इसके सातसो ग्राहक अग्निम मूल्य देकर 
बन गये । ग्रन्थके चारों भागोंका मूल्य ८५) है। परन्तु अग्रिम ग्राहक बननेवालों- 
को यह भ्रत्थ ६१) में देनेका निणेय किया गया । 

ग्रन्यका आभ्यन्तर-परिचय डॉक्टर दरबारीकालूजी कोठिया द्वारा लिखे 
आमुख तथा ग्रत्थको विषय-सूचीसे स्पष्ट है । 

इस ग्रन्थके संपादन और प्रकाशन तथा अ्थंके संग्रहमें विह्वत्परिषदृके अध्यक्ष 


प्रकाशककी लेखनीसे : ५ 


श्रीमान्‌ डॉ० दरबा रौल्ाकजी कोठिया, न्यायाचाय॑, एम० ए०, पी-एच०-डौ०, 
पुवैरीडर जेन-बोददर्शनविभाग,हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसीको महान्‌ परिश्रम 
करना पड़ा है, प्रेसको दोड़धूप और प्रफका देखना मादि कार्य आपने जिस निस्पृह 
भाव, लगन और निष्ठासे संपन्न किये हैं बह इलाघ्य है। आपकी इस महनीय 
सेवाके लिए मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । 

पूज्य मुनिश्री विद्यानन्दजोने प्रन्थपर आशीवेचनके रूपमें बहुमूल्य आद्य 
मिताक्षर' लिखकर हमें कृतार्थ किया, इसके लिए हम उनके प्रति विनत हैं । 
सिद्धान्ताचायं श्रीमात्‌ प॑० केलाशचन्द्रजी वाराणसीने अपना महत्त्वपुर्ण 
'प्रावकक्थन' लिखनेकी कृपा की, अतः उनके भी अतिकृतज्ष हैं। 

श्री बाबूलालजी फागुल्ल, संचालक महावोर-प्रेसने बड़ी धुन्दरतासे इसका 
प्रकाशन किया है, इसके लिए वे धन्यवादके पात्र हैं । 

अग्रिम मूल्य भेजकर जिन ग्राहकोंने हमारी प्रकाशन-व्यवस्थाको सुकर 
बनाया है उनके प्रति में नम्र आभार प्रकट करता हूँ। ग्रन्थकी तैयार पाण्डु- 
लिपिके वाचनमें श्रीमातु सिद्धान्ताचार्य पं० केलाशचल्द्रजी शास्त्री, डॉ० दरबारी- 
लालजी कोठिया, डॉ० ज्योतिप्रसाददी लखनऊ, आदि विद्वानोंने जो समय 
और सुझाव दिये हैं उनके प्रति भी में सविनय आभार प्रकट करता हूँ । 

अन्तमें प्रकाशन-सम्बन्धी अशुद्धियोंके लिए क्षमा-याचना करता हुआ 
आकांक्षा करता हूँ कि भगवात्र्‌ महावीरके २५०० वें निर्वाण-महोत्सवकी 
पुष्य-वेलामें इस ग्रन्थका घर-घरमें प्रचार हो और जन-मानस भगवान्‌ 
महावीरके सिद्धान्तोंसे सुपरिचित हो । 


विनीत 
सागर पन्चालाल जैन 
९-७-१९७४ मंत्री 
भारतवर्षोय दि० जैन विद्वत्परिषद्‌ 


सागर 


६ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचारय-परम्परा 


आय सिताक्षोरे 

'परम्परा' शब्द अपना . विशेष महत्व रखता है और विध्वके कण-कणसे 
सम्बन्धित है। परम्पराका इतिहास लेखबद्ध करना वेसे ही कठिन कार्य है, फिर 
अ्रभण-परम्पराका इतिहास तो सर्वथा ही दुरूह है। प्रसंगमें जहाँ 'परव्यरा' 
शब्द सद-आगस और संदगुरुओंका बोधक है, वहाँ यह प्रामाधिकलाका दोतक 
भी है। परम्परागत आगम और ग्ृरओंकों सबंत्र प्रथम स्थान है। इसीलिए 
आचर्यंग्ुदम्यो नमः के स्थात पर 'परभ्पराचायंतुरस्यो नम: का प्रवकृून 
है। लोकमें आज भी यह परम्परा प्रचलित है । जेसे गृहस्थोंके बिवाह आदि 
संस्का रोंमें परम्परा (गोन्रादि) का प्रश्न उठता है, वेसे ही मुनियोंके संबंधमें भो 
उनको गुरु-परम्पराका ज्ञान आवदयक है। 

भारतमें मुनि-परम्परा और ऋषि-परम्परा ये दो परम्पराएं प्राचीनकालसे 
रही हैं। ऐत्तिहासिक दुष्टिस प्रथम परम्पराका संबंध आत्मधर्मा श्रमणोंसे रहा 
है--अमणमुनि मोक्षमार्गंके उपदेष्टा रहे हैं। द्वितीय परम्पराका संबंध लोक 
धर्मते रहा है--ऋषिगण गृहस्थोंके षोडश संस्कारादि सम्पन्न कराते रहे हैं । 
ऋषियोंको जब आत्मधर्मज्ञानकी बुभुक्षा जाग्रत हुई, वे श्रमगमुनियोंके समीप 
जिज्ञासाकी पृर्ति एवं मार्गदर्शनके लिए पहुँचते रहे (१ 

स्व० डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री द्वारा रचित्त ग्रत्थ 'तीथंकुर महावीर ओर 
उसको परस्परा' में श्रमण--मुनि-परम्पराका तथ्यपूर्ण इलिहास है। बस्तुत 


१. वातरशना हू वा ऋषयः श्रमणा ऊध्वंसन्थिनों अभृवुस्तासुषयो्यमायस्तेषनिझछास- 
मचरंस्तेश्नुप्रविशुः कृष्माण्डानि तांस्तेष्वन्वविन्दन श्रद्धयया च तपसा च। तानृषयो- 
आुबन कया निकाय चरथेति ते ऋषीनग्रुवम्नमोजोप्स्तु मगवन्तोपस्सितू धास्नि 
केन व: सपर्यामेति तानृषयोश्युषन--पवित्र नो बृत येनोरेपस: स्थामेति ते एसनि 
सूक्ताम्यपदयन्‌ ।' 

--वैत्तिरीय आरण्यक २ प्रपाठक ७ अनुवांक, १-२ 

'बातरशन--क्षमण-ऋषि ऊर्ध्वमल्यी (परमात्मपदकी ओर उत्क्रमण करनेवाले) 
हुए । उनके समीप इतर ऋषि प्रयोजनवश (याचनार्थ) उपस्थित हुए। उन्हें देखकर 
वातरशन कृष्माण्डनामक मन्त्रवाक्‍्योंमें अन्तहित हो यए, तब उन्हें अन्य ऋषियोंने 
अद्धा और तपसे प्राप्त कर छिया । ऋषियोंने उन वातरशत मुनिर्योसि प्रइनत किया--- 
किस विद्यासे आप अन्तहिंत हो जाते हैं ? वातरद्ान मुनियोंने उन्हें अपने अध्यात्म 
धामसे आए हुए अतिथि जानकर कहा--नहै सुनिजनों ! जापको नमोस्‍्स्तु है, हम 
आपकी सपर्या (सत्कार) किससे करें ? ऋषियोंने कहा--हमें पवित्र आत्मविद्याका 
उपदेश दीजिए, जिससे हम निष्पाप हो जाएँ । 


औआश मितासर : ७ 


इतिहांसकी रचनाके छिए तथ्यज्ञान आवश्यक है।। यर्तः-- 
इतिहास इतोष्टं तद इंति हासीदिति शुतेः । 
इतिवुत्तमथेतिहामाम्तायं चामनस्ति तत्‌ ॥ 
--आचाये श्री जिनसेन, आदिपुराण, १२५ 
इतिहास, इति वृत्त, ऐतिहा और आम्नाय समानार्थंक शब्द हैं। “इत्ति ह 
आसीत' (निरबय ऐसा ही था), 'इतिवुत्तम' (ऐसा हुआा--घटित दुआ) तथा 
परम्परासे ऐसा ही आम्तात है--इन अर्थो में इतिहास है। 
इतिहास दीपकतुल्य है। वस्तुके क्ृष्ण-श्वेतादि यथा रूपको जेंसे दीपक 
प्रकाशित करता है, वेसे इतिहास मोहके आवरणका नाशकर, अ्रान्तियोंको 
दूर करके--सत्य सर्वलोक द्वारा घारण की जानेबाली यथार्थताका प्रकाशन 
करता है । अर्थात्‌ दीपकके प्रकाशसे पूर्व जेसे कक्षमें स्थित बस्तुएँ विद्यमान रहते 
हुए भी प्रकाशित नहीं होतो, वेसे हो सम्पूर्ण लोक द्वारा धारण किया गया 
गर्भभूत सत्य इतिहासके बिना सुब्यक्त नहीं होता | 
प्रस्तुत प्रन्थके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाता है कि विद्वानुको लेखनीमें बल 
और विचारोंमें तक॑संगतता है। समाज इनकी अनेक कृतियोंका मूल्यांकन कर 
चुका है--भलीभाँति सम्मानित कर चुका है। प्रस्तुत कृतिसे जहाँ पाठकोंको 
स्वच्छ श्रमण-परम्पराका परिज्ञान होगा, वहाँ प्रन्थमें दिये गये टिप्पणोंसे उनके 
ज्ञानमें प्रामाणिकता भी आवेगी। श्रमण-परम्पराके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें श्रमणों- 
की मान्यताओं एवं जेन सिद्धान्तोंका भी सफल निरूपण किया गया है । यह 


ग्रन्थ सभी प्रकारसे अपनेमें परिपूर्ण एवं लेखककी ज्ञान-गरिमाको इज्धित करनेमें 
समर्थ 


यहाँ लेखकके अभिन्न मित्र डॉ० दरबारीलाल कोठियाजीके प्रस्तुत ग्रन्थके 
प्रकाशनमें किए गए सत्यप्रयत्नोंको भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है, जिनके 
द्वारा हमें प्रस्तुत ग्रन्थके लिए कुछ शब्द लिखनेका आग्रहयुक्त निवेदन प्राप्त 
हुआ। विद्वत्परिषद्‌का यह प्रकाशन-कार्य परिषद्के सवंथा अनुरूप है। ऐसे सत्कायं- 


के लिए भी हमारे शुभाशीर्वाद ! 
९९, 
(४ <*३ ब् ॥७० 6 श (नि 


्‌. इतिहास-प्रदीपेन मोहावरणघातिना । 
सर्वलोकधघुत् गर्भ ययावत्‌ संप्रकाशयेत ॥ 
-- महाभारत 


८ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


प्राक्‌ कथन 


भारतवर्षका क्रमबद्ध इतिहास बुद्ध और महावीरसे प्रारम्भ होता है | 
इनमेंसे प्रथम बोद्धधरंके संस्थापक थे, तो द्वितीय थे जेनधर्ंके अन्तिम तीर्थ- 
कर। 'तीर्थंकर' शब्द जेनधर्मके चौबीस प्रवतंकोंके लिए रूढ़ जेसा हो गया 
है, यद्यपि है यह यौगिक ही | धमंरूपी तीर्थंके प्रवत्तंककों हो तो कर कहते हैं । 
आचार्य समस्तभद्वने पन्‍्द्रहवें तीर्थंकर धरंनाथकी स्तुतिमें उन्हें 'धरमंतीथंमन 
प्रवरत्तंयन्‌! पदके द्वारा धर्मंतीथेका प्रवत्तंक कहा है। भगवाच महावीर भी उसी 
धमंतीर्थके अन्तिम प्रवत्तंक थे और आदि प्रवत्तंक थे भगवान्‌ ऋषभदेव | यही 
कारण है कि हिन्दू पुराणोंमे जेनधर्मकी उत्पत्तिके प्रसंगसे एकमात्र मगवान्‌ 
ऋषभदेवका हो उल्लेख मिलता है किन्तु भगवान्‌ महावीरका संकेत तक नहीं 
है जब उन्हींके समकालोन बुद्धको विष्णुके अवतारोंमें स्वीकार किया गया है। 
इसके विपरीत जिपिटक साहित्यमें निर्गंठनाटपृत्तका तथा उनके अनुयायी 
निम्नेन्‍्धोंका उल्लेख बहुतायतसे मिलता है। उन्हींको लक्ष्य करके स्व॒० डॉ० 
हर्मान याकोवोने अपना जेन सूत्रोंकी प्रस्तावनामें छिखा है--'इस बातसे अब 
सब सहमत है कि नातपुत्त, जो महावीर अथवा वर्धंमानके नामसे प्रसिद्ध हैं, 
बुद्धके समकालीन थे । बौद्धग्रन्थोंमें मिलनेवाले उल्लेख हमारे इस विचारको 
दृढ़ करते हैं कि तातपुत्तसे पहले भी निम्न॑स्थोंका, जो आज जैन अथवा आहंत्त 
नामसे अधिक प्रसिद्ध हैं, अस्तित्व था। जब बौद्धधर्मं उत्पन्न हुआ त्तब 
निम्नेन्थोंका सम्प्रदाय एक बड़े सम्प्रदायके रूपमे गिना जाता होगा । बौद्ध पिटकों- 
में कुछ निग्न॑न्थोंका बुद्ध और उनके शिष्योंके विरोधीके रूपमे और कुछका 
बुद्धके अनुयायी बन जानेके रूपमें वर्णन आता है। उसके ऊपरसे हम उक्त अनु- 
मात्र कर सकते हैं। इसके विपरीत इन ग्रन्थोंमें किसो भी स्थानपर ऐसा कोई 
उल्लेख या सूचक वाक्य देखनेमें नहीं आता कि निग्नेन्थोंका सम्प्रदाय एक 
नवीन सम्प्रदाय है और लातपुत्त उसके संस्थापक हैं । इसके ऊपरसे हम यह्‌ 
अनुमान कर सकते हैं कि बुद्धके जन्मसे पहले अत्ति प्राचीन कालसे निग्रेल्थोंका 
अस्तित्व चला आता है।” 

अन्यत्र डॉ० याकोवीने लिखा है--इसमें कोई भी सबृत नहीं है कि पाइ्वे- 
नाथ जैनधर्मके संस्थापक थे । जेन परम्परा प्रथम तीखैकर ऋषभदेवकों जेन 
धर्ंका संस्थापक माननेमें एकमत है। इस मान्यतामें ऐतिहासिक सत्यकी 
प्रम्भावना हैं ।' 


ऋ्रकू कथन : ९, 


प्रसिद्ध दाशैनिक डॉ० राधाकृष्णनूने अपने “भारतीय दर्शन' में कहा है-- 
जैन परम्परा ऋषभदेवसे अपने धर्मकी उत्पत्ति होनेका कथन करती है, जो 
बहुत-सी शताब्दियों पूर्व हुए हैं। इस बातके प्रमाण पाये जाते हैं कि ईस्वी पूर्व 
प्रथम शतताब्दीमें प्रथम तीथंकर ऋषभदेवको पूजा होती थी । इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि जैनधम वर्धभान और पास्वेनाथसे भी पहले प्रचलित था। यजुर्वेद- 
में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन तीव तीर्थकरोंके नामोंका निर्देश 
है ।''भागवत पुराण भी इस बातका समर्थन करता है कि ऋषभदेव जेनधर्मके 
संस्थापक थे ।' 

यथार्थमे वैदिकोंकी परम्पराकी त्तरह श्रमणोंकी भी परम्परा अति प्राचीन 
कालसे इस देशमें प्रवर्तित है | इन्हीं दोनों परम्पराओंके मेलसे प्राचीन भारतीय 
संस्कृतिका निर्माण हुआ है। उन्हीं श्रमणोंकी परम्परामें भगवान महावीर हुए 
थे। बुद्धकी तरह वे भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे । उन्होंने मी घरका परि- 
त्याग करके कठोर साधनाका मार्ग अपनाया था । यह एक विचित्र बात है कि 
श्रमण परम्पराके इन दो प्रवत्तंकोंकी तरह वेदिक परम्पराके अनुयायी हिन्दू- 
धर्ममें मान्य राम और कृष्ण भी क्षत्रिय थे । किन्तु उन्होंने गृहस्थाश्रम और 
राज्यासनका परित्याग नही किया । यही प्रमुख अन्तर इन दोनों परम्पराओंमे 
है। कृष्ण भी योगी कहे जाते हैं किन्तु वे कर्मयोगी थे । महावोर ज्ञानयोगी 
थे। कमंयोग और ज्ञानयोगमे अन्तर है। कमंयोगीकी प्रवृत्ति बाह्माभिमुखी 
होती है और ज्ञानयोगीकी आन्तराभिमुखी । कर्मंयोगीको कमंमे रस रहता है 
और ज्ञानयोगीको ज्ञानमें । ज्ञानमें रस रहते हुए कर्म करनेपर भी कर्मंका कर्त्ता 
नही कहा जाता | और करमंमें रस रहते हुए कर्म नहीं करनेपर भी कमंका 
कर्त्ता कहलाता है । कम प्रवृत्तिर्प होता है और ज्ञान निवृत्तिख्प । प्रवृत्ति 
और निवृत्तिकी यह परम्परा साधनाकालूमें मिलो-जुली जेसी चलती है किन्तु 
ज्यों-ज्यों निवृत्ति बढ़ती जाती है प्रवृत्तिका स्वत्त: हास होता जाता है । इसी « 
को आत्मसाधना कहते हैं । 

यथार्थमें विचार कर देखें--प्रवृत्तिक मूल मन, वचन और काय हैं । किन्तु 
आत्माके न मन है, न वचन है और न काय है । ये सब तो कर्मजन्य उपाधियाँ 
हैं। इन उपाधियोंमें जिसे रस है वह आत्मज्ञानी नहीं है। जो आत्मज्ञानी हो 
जाता है उसे ये उपाधियाँ व्याधियाँ ही प्रतीत होती हैं। 

इनका निरोध सरल नहीं है। किन्तु इनका निरोध हुए बिना प्रवृत्तिसे 
छुटकारा भी सम्भव नहीं है। उसीके लिए भगवान महांवीरने सब कुछ त्याय 
कर वनका मार्ग लिया था । संसार-मा्गियोंकी दुष्टिमे भले ही यह 'पलायनवाद' 
प्रतीत हो, किन्तु इस पछायनवादको अपनाये बिना निर्वाण-प्राप्तिका दूसरा 


१० : तोथंकर महावीर और उनकी आधार्म-परम्परा 


मार्य भो नहीं है। भोगी और योगीका सा एक केसे हो।सकता है। तभी दो , 
गीतामें कहा है-- है 
या निशज्ञा सर्वभतानां तस्यां जागति संग्भी। 
यसयां जाभ्नति भूवानि सा मिक्षा पश्यतों मुने: ४ 


सब प्राणियोंके लिए जो रात है उसमें संयमी जागता है और जिसमें 
प्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनिकी रात है ।' 


इस प्रकार भोगी संसा रसे योगीके दिल-रात भिन्न होते हैं। संयभौ महावीर- 
में भी आत्म-साधनाके द्वारा कार्तिक कृष्णा अमावस्याके प्रात्त 
मिर्वाण-लाभ किया। जैनोंके उल्लेखातुनार उस्ोके उपलक्षमें दोपमा 
आयोजन हुआ और उनके निर्वाण-छाभको पज्चीस सो वर्ष पूर्ण हुए। उसोके 
उपलक्षमें विश्वर्में महोत्सतवका आयोजन किया गया है । 


उसीके स्मृतििमें 'तोषकर सहावोर ओर उनकी आचाय॑-परम्परा' नामक 
यह बुहत्काय ग्रन्थ चार खण्डोंमें प्रकाशित हो रहा है। इसमें भगवाल महावीर 
और उनके बादके पच्चीस-सौ वर्षोंमें हुए विविध साहित्यकारोंका परिचयादि 
उनकी साहित्य-साधनाका मूल्यांकन करते हुए विद्वान्‌ लेखकने निबद्ध किया 
है। उन्होंने इस ग्रन्थके लेखनमें कित्तना श्रम किया, यह तो इस ग्रन्थको 
आद्योपान्त पढ़नेवाले ही जान सकेंगे। मेरे जानतेमें प्रकृत विषयसे सम्बद्ध 
कोई ग्रन्थ, या लेखादि उनकी दुष्टिसे ओझल नहीं रहा । तभी तो इस अपनी 
कृतिको समाप्त करनेके पश्चात्‌ ही वे स्वर्गंत हो गये और इसे प्रकाशमें लानेके 
लिए उनके अभिन्‍न सखा डॉ० कोठियाने कितना श्रम किया है, इसे वे देख नहीं 
सके | भगवान सहायीर ओर उनकी आायंपरस्परा में लेसकने अपना जीवन 
उत्सग करके जो श्रद्धांके सुमन छढ़ाये हैं उनका मूल्यांकन करनेकी क्षमता 
इन पंक्तियोंके लेखकमें नहीं है। बहू तो इतना हो कह सकता है कि आचार्य 
नेमिचन्द्र दास्त्रोने अपनी इस कतिके द्वारा स्थर्थय अपनेको भो उस परस्परामें 
सम्मिलित कर लिया है। 


उनकी इस अध्ययनपूर्ण कृतिमें अनेक विचारणीय ऐतिहासिक प्रसंग आये 
हैं। भगवान महावीरके समय, माता-पिता, जन्मस्थान भादिके विषयमें तो 
कोई मतभेद नहीं है। किन्तु उनके निर्वाणस्थानके सम्बन्धमें कुछ समयसे 
विवाद खड़ा हो गया है। मध्यमा पावामें निर्याण हुआ, यह सबंसम्भत उल्लेख 
है। तदनुसार सजगृहीके पास पावा स्थानकों ही निर्वाणभूमिके रूपमें 
माना जाता है। वहाँ एक तालाबके मध्यमें विक्षार सन्दिरमें उनके चरण- 


. आकू कघन : ११ 


बिन्‍्ह स्थापित हैं। यह स्थान मगधमें है। दूसरी पावा उत्तर प्रदेशके देवरिया 
जिलेमें कुशीनगरके समीप है। डॉ शास्त्रीने मगधवर्ती पावाकों ही निर्वाण- 
भूमि माता है। 

बिम्बसार श्रेणिक भगवान महावीरका परम भक्त था। उसकी मृत्यु डॉ० 
शास्त्रीने भगवान महावीरके निर्वाणके बाद मानी है, उन्हें ऐसे उल्लेख मिले 
हैं। किन्तु यह ऐतिहासिक प्रसंग विचारणीय हैं । 

उन्होंने जेन तत्त्व-ज्ञानका भी बहुत विस्तारसे विवेचन किया है और प्राय: 
सभी आवश्यक विषयोंपर प्रकाश डाला है। दूसरा, तीसरा तथा चोथा खण्ड 
तो एक तरहसे जेनसाहित्यका इतिहास जेसा है । संक्षेपमें उनकी यह बहुमुल्य 
कृति अभिनन्दनीय है। आशा है इसका यथेष्ट समादर होगा | 

केलाशचन्त शास्त्री 


१२ : त्रीथेंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आमुख 


भारतीय संस्कृतिमें आहत संस्कृतिका प्रमुख स्थान है। इसके दर्शन, सिद्धांत, 
धर्म और उसके प्रवत्तंक तीर्थंकरों तथा उनको परम्पराका महत्वपूर्ण अवदान 
है। आदि तीथंकर ऋषभदेवसे लेकर अन्तिम चौबीसकें शीर्थकर महावीर" 
और उनके उत्तरवर्ती आचार्योने अध्यात्म-विद्ञाका, जिसे उपनिषद-साहित्यमेंर 
'परा विद्या” (उत्कृष्ट बिचा) कहा गया है, सदा उपदेश दिया और भारतकी 
चेत्तनाको जागृत एवं ऊध्ब॑मुखी रखा है। आत्माको परमात्माकी ओर छे जाने 
त्तथा शाइवत सुखकी प्राप्तिके लिए उन्होंने ' अहिंसा, इन्द्रियनिग्रह, त्याग और 
समाधि (आत्मलीनता) का स्वयं आचारण किया और पश्चात्‌ उनका दूसरोंको 
उपदेश दिया । सम्भवतः इसीसे वे अध्यात्म-शिक्षादाता और श्रमण-संस्कृतिके 
प्रतिष्ठाता कहे गये हैं । आज भी उनका मागंदर्ंन निष्कलुष एवं उपादेय माना 
जाता है। 

तीर्थंकर महावीर इस संस्कृतिके प्रबुद्ध, सबल, प्रभावशाली और अन्तिम 
प्रचारक थे। उनका दान, सिद्धान्त, धर्म और उनका प्रतिपादक वाहूमय 
विपुल मात्रामें आज भी विद्यमान है तथा उसी दिशामें उसका योगदान हो 
रहा है। 

अत्तएव बहुत्त समयसे अनुभव किया जाता रहा है कि तीर्थंकर महावीरका 
सर्वाज़पूर्ण परिचायक ग्रन्थ होना चाहिए, जिसके द्वारा सवंसाधारणको उनके 
जीबनवृत्त, उपदेश ओर परम्पराका विशद परिज्नान हो सके । यद्यपि भगवान्‌ 
महावीरपर प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दीमें लिखा पर्याप्त साहित्य उप- 
लब्ध है, पर उससे सवंसाधारणकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती । 

सौभाग्यकी बात है कि राष्ट्रने तीथ॑द्धुर व्ंमान-महावी रकी निर्वाश-रजत- 
शती राष्ट्रीय स्तरपर मनानेका निश्चय किया है, जो आगामी कात्तिक कृष्णा 
अमावस्या वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०१, दिनाड्ु १३ नवम्बर १९७४ से कात्तिक 
१. धर्मतोयंकरेम्योअ्स्तु स्थादादिम्यो नमोनभः । 

ऋषभादि-महावी रास्तेम्य: स्वात्मेपलब्धये ॥। 

भट्टाकलखुदेव, लघीयस्त्रप, मद्भलपद्य २ | 

२. मुण्डकोपनिषद्‌ १।१।४१५ । 


३. सवालों समन्तृभव्र, युक्‍त्यनुझासल का० ६ । 


कृष्णा अमावस्या, वोर-निर्वाण संवत्‌ २५०२, दिनाडु १३ नवम्बर १९७५ तक 
पूरे एक वर्ष मनायी जावेगी। यह मज़जल-प्रसज्भु भो उक्त प्रल्थ-निर्माणके लिए 
उत्परेरक रहा । 

अतः अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेन विद्वत्परिषद्ने पाँच वर्ष पूवं इस 
महात्‌ दुलंभ अवसरपर तीर्थंकर महावीर और उनके दर्शतसे सम्बन्धित विधाल 
एवं तथ्यपूर्ण ग्रन्थके निर्माण ओर प्रकाशनका निश्चय तथा संकल्प किया । 
परिषदने इसके हेतु अनेक बेठकें कीं और उनमें प्रन्थकी रूपरेखापर गम्भीरतासे 
ऊहापोह किया । फलत: ग्रन्थका नाम 'ती्डुर सहावोर और उनकी आचाये- 
परम्परा' तिर्णीोत हुआ ओर लेखनका दायित्व विद्वत्परिषदके तत्कालीन अध्यक्ष, 
अनेक ग्रन्थोंके लेखक, मूर्धन्य-मनीषी, आचार्य नेमिचन्द्र शास्त्री आरा (बिहार) 
ने सह स्वीकार किया | आचाय॑ शास्त्रीने पाँच वे लगातार कठोर परिश्रम, 
अद्भुत लगन और असाधारण अध्यवसायसे उसे चार खष्डों तथा लगभग २००० 
(दो हजार) पृष्ठोंमें सृजित क रके २० सितम्बर १९७३ को विद्वत्परिषद्को प्रकाश- 
नाथ दे दिया । 

विचार हुआ कि समग्न ग्रन्थका एक बार वाचन कर लिया जाय । आचाय॑ 
शास्त्री स्थाह्ाद महाविद्यालयकी प्रबन्धकारिणीकों बेठकमें सम्मिलत होनेके 
लिए ३० सितम्बर १९७३ को वाराणसी पघारे थे। और अपने साथ उक्त 
ग्रन्थके चारों खण्ड लेते आये थे | अत: १ अक्तूबर १९७३ से १५ अक्तूबर १९७३ 
तक १५ दिन वाराणसीमें ही प्रतिदिन प्रायः तीन समय तीन-तीन घण्टे ग्रल्थका 
वाचन हुआ | वाचनमें आचाय॑ शास्त्रीके अतिरिक्त सिद्धान्ताचायं श्रद्ेय पण्डित 
केलाशचन्द्रजी शास्त्री पृर्व॑ प्रधानाचायं स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर 
ज्योतिप्रसाददी लखनऊ और हम सम्मिलित रहते थे । आचाय॑ शास्त्री स्वयं 
वाचते थे और हमलोग सुनते थे। यथावसर आवश्यकता पड़ते पर सुझाव भी 
दे दिये जाते थे। यह वाचन १५ अक्तूबर १९७३ को समाप्त हुआ और १६ 
अक्तूबर १९७२ को ग्रन्थ प्रकाशनाथं महावीर प्रेसको दे दिया गया । 
प्रल्थ-परिचय 

इस विशाल एवं असामान्य ग्रन्थका यहां संक्षेपमें परिचय दिया जाता है, 
जिससे ग्रन्थ कित्तना महत्त्वपूर्ण है और लेख+ने उसके साथ कितना अस्ेय परि- 
श्रम किया है, यह सहजमें ज्ञात हो सकेगा। 

यहाँ द्वितीय खण्ड का परिचय भ्रस्तुत है--- 

श्रुतधराचाय और सारस्वताचार्य 

तीर्थंकर महावीरके सिद्धान्तों ओर बाइमयका अवधारण एवं संरक्षण 

उतके उत्तरवर्ती श्रमणों और उपासकोंने किया है | इस महान्‌ कार्यमें विगत 


९४ : तीर्धकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


२५००७ वर्षो में छाद्ों श्रमणों तंथा उपासंकोंकों योगदान रहा है। उन्हींके 
त्याग और साधवाके फलस्वरूप भगवान्‌ महचीरके सिद्धास्त और वाइमय 
न्यूनाषिक रूपमें हमें प्राप्त हैं। तीर्थक्षेत्र, मन्दिर, मूर्तियाँ, ब्रन्थागार, स्मारक 
आदि सांस्कृतिक विभव उन्हींके अटूट प्रथत्नोंसे आज संरक्षित है। इन सबका 
उल्लेख करनेके लिए विपुल साभग्रीकी आवश्यकता है, जो था तो विलुप्त हो 
गयी या नष्ट हो गयी था विस्मुतिके गतमें चली गयी है। जो अवशिष्ट वाइमय 
शिलालेख और इतिहास हमें सौभाग्यसे उपलब्ध हैं उन्हींपरसे तीय॑ंकर 
महाबीरकी उत्तराधिकारिणी परम्पराकी है 

डॉक्टर शास्त्रोने इस उपलब्ध सामग्रीका आकछोडन-विलोडन करके जिस 
आवारयों ओर उनके बाहुमयका परिचय प्राप्त किया है उन्हें तीन खण्डोंमें 
विभक्त किया है। इन्हीं लण्डोंका यहाँ परिचय प्रस्तुत 

दूसरा खण्ड 'शुतधराचायं जोर सारस्वतायाय' है। इस सण्डमें दो परि- 

हैं--१. श्रतघराचार्य॑ और २. सारस्वताचायं | 
प्रथम परिच्छेद : अतधराचार्य 

इस परिच्छेदमें श्रुतधराचार्योका परिचय निबद्ध है। श्रृतघरालारयसे 
लेखकका अभिप्राय उन आचार्यो से है, जिन्होंने सिद्धान्त-साहित्य, क्ं-साहित्य, 
अध्यात्म-साहित्यका प्रथन किया है और जो युग-संस्थापक एवं युगान्तरकारी 
हैं। इन आचार्यो में गुगघर, घरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि, यतिवृुषभ, उच्चारणा 
चाय, आयंमंक्षु, नागहस्ति, कुन्दकुन्द, वप्पदेव और गृद्धपिच्छाचाये अभिप्रेत 
हैं। आरम्भसे आचायंका स्वरूप, आधार्यका महावोरके वाइुमयके साथ 
सम्बन्ध, श्रुतका वर्ण्यं विषय, उसके भेद-प्रमेद एवं उनका सामान्य परिचय 
अद्धिलत है। श्रुतके धारक आचार्यो की परम्परमें जाय आचार्य गणधर और 
धरसेनके व्यक्तित्व, समय-निर्धारण एवं वेदुष्यपर प्रकाश डालते हुए गुणघरा 
चाय॑ द्वारा रचित 'कसायपाहुड'का तथा धरसेनाचार्यके साक्षाच्छिष्य पृष्पदन्त 
एवं भूतबलि ओर उनके 'षट्खण्डागम'का विस्तृत परिचय दिया गया है। आर्य- 
मंक्षु, नागहस्ति, वक्ष, वच्ञयश, चिरत्तनाचायं, यतिवृषभ, उच्चारणाचाय॑ 
ओर कुन्दवुन्दाचायंके व्यक्तित्व, ऋृतित्व और समयर-निर्णय् आदि पर विशेष 
विचार करते हुए कुन्दकुन्दके उपलब्ध प्न्थोंका विशद परिचय दिया गया है। 


परिच्छेदके अन्तमें शिवाय, स्वामिकुमार और आचाय॑ गृद्धपिच्छ तथा इनकी 
रचनाओंका परिक्षीकृन सिद्ध है न हे 


प्रिच्छेद : तारस्वताथाय॑ 
इसमें श्ुतंघराचायं ओर सारस्वताचार्यकी मेदक रेखाओंका अद्भून करते हुए 
स्वामी समन्‍्तभद्र, सिद्धसेन, देवनत्दि-पुज्यपाद, पाजकेसरी (पाश्रस्वामी), जोइंदू 


जआमुल : है५ 


विमलसूरि, ऋषिपुत्र, मानतुझ्ू, रविषेण, जटासिहनन्दि, एलाचार्य, अकलडू- 
देव, वीरसेल, जिनसेन द्वितीय, अमितगति प्रथम, अभित्तगति हितीय, अमृत्त- 
जन्द्सूरि, नेमिचन्द्र सिद्धाल्तचक्रवर्ती, नरेन्‍्द्रसेन, नेमिचन्द्र मुनि, श्रीदल, कुमार- 
सेन, यशोभद्र, बत्नसूरि, शान्तिषेण, श्रीपाल, काणभिक्षु और कनकनन्दिका 
जीवनवृत्त, गुरुपरम्परा, समय-निर्णय और रचनाओंका विशद परिचय अख्ित 
है। इसी परिच्छेदमें सिहनन्दि, सुमति, कुमारनल्दि, विद्यानन्द आदि आचार्यों- 
का भी परिचय ग्रथित है। इन्हें लेखकने सारस्वताचार्यो में परिगणित किया 
है। सारस्वताचायंसे लेखकका तात्पयं उन आचार्योंसे है, जिन्होंने प्राप्त हुई 
श्रुतपरम्पराका मौलिक ग्रन्थ-प्रणयन और टीका-साहित्य द्वारा प्रचार एंवं प्रसार 
किया है। 

इस प्रकार इस खण्डमें श्रुतधराचाय ओर सारस्वताचाय वाणित हैं। उनके 
द्वारा रचित वाइमुय भी विवेचित है| 
आभार 

इस विशाल ग्रन्थके सुजन और प्रकाशनका विद्वत्परिधदने जो निश्चय एवं 
संकल्प किया था, उसकी पूर्णता पर बाज हमें प्रसन्नता है। इस संकल्पमें 
विद्वत्परिषद्के प्रत्येक सदस्यका मान्तिक या वाचिक या कायिक सहभाग है। 
कार्यकारिणीके सदस्योंने अनेक बेठकोंमें सम्मिलित होकर मूल्यवान्‌ विचा र-दान 
किया है। प्रन्थ-वाचनमें श्रद्धेय पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री और डॉ० ज्योति- 
प्रसादजीका तथा ग्रन्थको उत्तम बनानेमें स्थानीय विद्वान्‌ प्रोण खुशालचन्द्रजी 
गोरावाला, पण्डित अमृतलालजी क्षास्त्री एवं पण्डित उदयचन्द्रजी बोद्ध्षना- 
चार्यका भी परामर्शादि योगदान मिला है। 

पुज्य मुनिश्री विद्यानन्दजीने आश्व मिताक्षर' रूपमें आशीवेचन प्रदान कर 
तथा वरिष्ठ विद्वान्‌ श्रद्वेय पण्डित केलाशचत्द्रजी शास्त्रीने 'प्राकृकषथन' लिखकर 
अनुगृहीत किया है| 

खतौली, भोपाल, बम्बई, दिल्लो, मेरठ, जबलपुर, त्तेंदूखेड़ा, सागर, 
वाराणसी, आरा आदि स्थानोंके महानुभावोंने ग्रन्थका अग्रिम ग्राहक बनकर 
सहायता पहुँचायी है । विद्वत्परिषदके क्मठ मंत्री आचार्य पण्डित पशन्मालालूजी 
सागरके साथ में भी इन सबका हृदयसे आभार मानता हूँ। 


वीर-शासन-जयन्ती, 
श्रावण कृष्णा १, वी० लि० सं० २५००, दर्बारोछारू कोठिया 
५ जुलाई, १९७४ अध्यक्ष 
वाराणसी अखिल भारतवर्षीय दि० जेन विद्वत्परिषद्‌ 


१६ : तीर्घकर महावीर ओर उनको आधार्य-परम्परा 


विषय-सूची 


प्रथम परिच्छेद 


अुतथषराचाय 
विवय 


आचाय॑ : स्वहूप एवं विवेचन 
आचायं और वाहुमय 
श्रुत या आगमका स्वरूप, भेद एवं विषय 
श्रुत या आगमके भेद 
श्रुत या आगमज्ञानसे सम्बद्ध आचाय॑-परम्परा 
श्रुतघराचाय॑ 
सारस्वताचाय॑ 
प्रबुद्धाचाय॑ 
परम्परापोषकाजाय 
कवि और लेखक 
अ्रृतधराचाय॑ 


आचाय॑ं 
लग बिवार वि पर्व 4ध्ध्म हल 
रचना : कषायपाहुड : परिचय 
आ० गुणधरकी रचना-श्क्ति और प्रतिमा 
आचाय॑ धरसेन 
समय-निर्णय हम त3 
पाण्डित्य 
आचार्य पुष्पदन्त मौर उनको रचना 
पद रल #- $0 हैं? उवोेरी 
रचनाशक्ति और प्रतिभा 
बाचार्य भूतवल्ति .., 
समय-निर्धारण है ८४“ 
रचनाशक्ति और पाण्डित्य 


२८ 
२९ 
३१ 
डर 
डरे 


४८ 
५७ 
५२ 
धरे 
ण्थ्‌ 


+००९ ५७ 


विष्य-सुची : ६७. 


75 
5 हि ॥ 
विषय कही 
रचना : षट्खण्डागमु/: पारचय बुक 
१. जीवद्ठाण 
२. खुद्ाबंध 
३. बंधसाभित्तविचय 
४ वेदनाखंड 
५ बग्गणाखंड 
६. महाबंध 
आधार आयंसंक्ष 0 यश, 
हे 0. क्री 5? 
आजाये नागहसत्ति * 
समय-निणंय 
श्रत्ताभिज्ञता और पाण्डित्य 
आचाय वज्ययह्ञ 
समय-निर्धारण 
आधाय चिरन्तनाखार्य 
आचाय॑ यतिवुषभ 
समय-निर्णय 
रचनाएं 
१. चृणिसूत्र : परिचय 
२. लिलोयपण्णत्ती : विषय-विवेचन 
यत्तिवृषभकी अन्य रचनाएं 


उच्चारणाचाय॑ 
समय-निर्धारण 
वष्पदेवाचार्य 
समय-विचार 
वेदृष्य और प्रतिभा__ ३ शत 
>आचाय॑ कुन्दकुन्द है ५ "७४ मे 
गुरुपरम्परा 
जीवनवृत्त : घटित घटनाएं 
समय-निर्धारण 
रचनाएं 
१ प्रवचनसार स्तर 


ई 5 4, बूहीरले 


१८ : तीथंकर भहावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्ष्ठ 
५० 
५९, 
६५६ 
६९ 
द्ण 
७१ 
७१ 
७१ 
७१ 
५ 


७८ 
७९ 
७९ 


८२ 
८७ 
८८ 


श्र 


९२ 
र्४ड 
९५ 
९७ 
९9 
९८ 
१०३ 
१०५ 
१०७ 
१११ 
१११ 


२. समयसार 
३, पंचास्तिकाय 
४. नियमसार 
५. बारस-अणुवेब्ला 
६. दंसण-पाहुड 
७. चारित्त-पाहुड 
<. सुत्त-पाहुड 
९, बोह-पाहुड 
१०. भाव-पाहुड 
११. भोक्ख-पाहुड 
१२. लिग-पाहुड 
१३. सील-पाहुड 
१४. रमण-सार 
१५, सिद्ध-भत्ति 
१६. सुद-भत्ति 
१७. चारित्त-भत्ति 
१८. जोइ-भत्ति 
१९. आइरिय-भत्ति 
२०. णिव्वाण-भत्ति 
२१. पंचगुरु-भत्ति 
२२. थोस्सामि क्षुदि (तित्थयर-भत्ति) 
आधार बट्टकेर 
समय-निर्धारण 
रचना : मूलाचार : परिचय 
शिवाय 
जीवन-परिचय 
गुरुपरम्परा और सम्प्रदाय 
ससय-निर्धा रण 
रचना : भगवती आराधना : परिचय 
पाण्डित्य और प्रतिभा है 
आशय कुमार या स्वासिकुमार (कांतिकेय) 
समय-निर्षारण 


ध् श्शर 


हा... १३८ 


पु 


११३ 
११४ 
१४ 
११४ 
११४ 
११४ 
११४ 
११४ 
११४ 
११४ 
११५ 
११५ 
११५ 
११७५ 
११५ 
११५ 
११५ 
११६ 
११६ 
११६ 
११७ 
११०५ 
१२० 
श्र२ 
श्श्र 
१२५ 
श्र 


श्र 

१३३ . 

१३३०. 
विवय॑न्यूचों : १६, 


वियय पृष्ठ 


रचना : द्वादशानुप्रेक्षा : परिचर्य न १३८ 
रचना-प्रतिभा पे १४५ 

५ >र्वफिच्छाषाय॑ /| हम श्डप 
गुरुपरम्परा हे १५० 
समय-निर्धा रण हु १५२ 
रचना : तत्त्वाथंसूत्र : परिचय पक १५३ 
महत्त्व 8३8 १५५ 
वण्ये विषय 45० १५६ 
तत्त्वाथंसूत्रकी रचनाका स्रोत छा १५९, 
सत्रपाठ "ह श्ष्र 
मड्जलाचरण हा १६८ 
रचना प्रतिभा एवं रचना शेली 39६ १६९ 

द्वितीय परिच्छेद 
सारस्वताचायं॑ 

सारस्वताचार्य : स्वरूप जल हु 56 
अचाय॑ समन्‍्तभद्र. 4 ० है है १७१ 
जीवन-परिचय जे १७४ 
गुरु-शिष्यप रम्परा शा १७९ 
समय-निर्धारण 2४ १८१ 
रचनाएं ४ १८४ 
९. स्वयम्भूस्तोत्र के १८५ 

२. स्तुति-विद्या (जिनशत्क) शा श्ट८ 

३. देवागम (आप्तमीमांसा) हे १८९ 

४. युकत्यनुशासन ह १९० 

५. रत्नकरण्डकश्रावकाचार हे १९१ 

प्रतिभा एवं वेदृष्य प्ले १९८ 
आचाय सिद्धसेन न २०५ 
जीवन-परिचय ० २०६ 
समय-निर्धारण का २०९, 
रचनाएँ ९९४ २१२ 


2 
कब 


़ ' २०७ : तोथंकर महाबीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


विधर् पृ 


१, सन्मतिसू्‌त्र ५५ २१२ 

२. कल्याणमन्दिर 8५ २१५ 
आचार्य देवनन्वि-पज्णपाद ध्थ २१७ 
जीवन-परिचय हर २१५ 
समय-विचार 82 श्श्र 
रचनाएँ हल २२५ 
१. दशभक्ति 23 र्श५ 

२ जन्माभिषेक बा २२५ 

३ तत्त्वाथ॑वृत्ति (सर्वार्थसिद्धि) न २२५ 

४ समाधितनन्‍त्र ४ श्र५ 

५ दइष्ट्रोपदेश ४ २२९ 

६ जेनेन्द्रव्याकरण हे ३० 

७. सिद्धिप्रियस्तोत्र पा २३४ 
वेदृष्य एव काव्यप्रतिभा रे २३५ 
पात्रकेसरी (पात्रस्वामी) 2 २३७ 
जीवन-परिचय हे २३८ 
समय-निर्णय हा २३२५ 
रचनाएँ के २४० 
१. पात्रकेसरीस्तोत्र का २४० 

२. बत्रिलक्षण-कदथेन १४ २४१ 
प्रतिभा एवं वेदुष्य 38 २४१ 
आचाये जोइंदु बे २४३ 
जीवन-परिचय शहर २४५ 
समय-निर्णय ्् २४६ 
रचनाएँ ०३०४ २४८ 
१. परमात्मप्रकाश (अपश्रंश) हा २४८ 

२. नौकारक्षावकाचार (अपभश्रंश्) है २४८ 

३. योगसार (अपन्रंश्ष) २५१ 

४. अध्यात्म-सन्दोह (संस्कृत) रण! 

५. सुभाषिततंत्र (संस्कृत) कह २५१ 

६: तत्वार्धटीका (संस्कृत) |... शष३ 

विषय/ुंची : 70 
का आए, 


विचंध॑ 
प्रतिभा एवं वेदुष्य 
विसलसूरि 
जीवन-परिचय 
समय-तिर्धारण 
रचना : पठमचरिय : परिचय 
आचार्य ऋषिपुत्र 
आचाय॑ सानतुज्ः 
जीवन-परिचय 
समय-विचार 
रचना : भक्तामरस्तोत्र . परिचय 
आचाय रविषेण 
जीवन-परिचय 
समय-निर्धारण 
रचना : पष्मचरित (पद्मपुराण) : परिचय 
आचाय जटासिहनन्दि 
जीवन-परिचय 
स्थिति-काल 
रचना . वराड्रचरित : परिचय 
आचाय॑ अकलडूदेव 6 ;८ 4६.४“: ५८ 
जीवन-परिचय ५25 
समय-तिर्धारण 
रचनाएँ 
१. लघोयस्त्रय (स्वोयज्ञवृत्तिसहित) 
२ न्यायविनिश्चय (स्वोयज्नवृत्तियुत्त) 
२ [३. सिद्धिविनिश्चय सवृत्ति 
१ [४. प्रमाणसंग्रह सवृत्ति 
५. तत्त्वाथंवात्तिक सभाष्य 
. ६: अष्टशत्ती (देवागम-विवृतति) 
एलाचाय 
परिचय 
समय-निर्णय 
|, अ्रक्चिका एवं वेदृष्य 


न १०३२ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आज्रार्य-परम्परा 


४, की 0, 
बे 


२५२ 
२५४ 
श्ष्५्‌ 
र्५्र्‌ 
२५७ 
२६२ 
२६७ 
२६८ 
२७१ 
२७५ 
२७६ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 
२०१ 
र०र 
२९५३ 
र५्५ 
३०० 
३०१ 
२३०४ 
३०६ 
३०६ 
३०५ 
३१२ 
३११ 
३१४ 
३१७ 
३१९ 
३२० 
३२७० 
३२० 


विषय 
जीवन-परिचय र. 0 पा 
स्थितिकाल 
रचनाएं” 
१, धवलाटोका 
२, जयधघवलाटीका 
आयाय॑ जिनसेन द्वितीय 
जीवन-परिचय 
समय-विचार 
रचनाएँ 
१. पार्थ्वाभ्युदय 
२. आदियपुराण 
३, जयधवलछाटीका 
आचार्य विद्यानन्द 
जीवन-वृत्त 
समय-विचा र 
रचनाएँ 
१. आप्तपरीक्षा सवुत्ति 
२ प्रमाण-परीक्षा 
३. पत्र-परीक्षा 
४, सत्यशासनपरीक्षा 
५, विद्यानन्दमहोदय 
६, श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र 
७, तत्वा्थेश्लोकवात्तिक सभाष्य 
८. अष्टसहस्री (देवागमालंकार) 
९. युवत्यनुशासनालड्भार 
आचाय॑ वेवसेन 
रचनाएँ 
१. दर्शनसार 
२. भावसंग्रह 
है, आराषनासार 


श११ 
श्भ्र 
३२३ 
36.4 
३२४ 
३२४ 
३३६ 
३३६ 
३३८ 
३४० 
३४० 
३४१ 
रे४७छ 
शे४८ 
३४८ 
३४९ 
३५२ 
३५२ 
३५५ 
३५६ 
३५७ 
३५९ 
३५९ 
३६१ 
३६३ 
३६५ 
३६५ 
३७७ 
8७७ 
३७१ 
रे 


५ | 
क $ 
है... ४३४ 


चियय 
४. तत्त्वसार 
५. लघुनयचक्र 
६, आलापपद्धति 
आचार्य अभितगति प्रथम 
स्थितिकाल 
रचना 
अमितगति द्वितीय 
रचनाएँ 
१. सुभाषितरत्नसंदोह 
२. धमंपरीक्षा 
३. उपासकाचार 
४. आराधना 
५. भावनाद्वात्रिशतिका 
६. पंचसंग्रह (संस्कृत) 
७. प्राकृतपंचसं ग्रह 
विषय-परिचय 
अमृतचन्द्सूरि 
जीवन-परिचय 
समय-विचार 
रचनाएँ 
१. पुरुषा्थ सिध्युपाय 
२. तत्त्वाथंसार 
३. विषयश्नोत 
४. समयसा र-कलश 
५, समयसा र-टीका 
६, प्रवचनसा र-टीका 
७. पश्चास्तिकाय टीका 
आधाय नेमिचल्र सिद्वांतचक्रवर्तो 
जीवन-परिचय 
समय-विचार 
रचनाएँ 
१. मोस्मटसार 


२४ ; तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


रै८० 
३८१ 
रे८२ 
३८३ 
रे८४ 
शे८५ 


३८५ 
३९० 
३९०३ 
रेणढ 
३९०४ 
३९५४ 
२०५ 
३९६ 
४०७० 
४०२ 
४०३ 
४०३ 
४०५ 
४०५ 
४०८ 
४११ 
४१३ 
४१५ 
४१६ 
४१७ 
४९७ 
४१८ 
४२१ 
डर 
४१३ 


विधय पष्ठ 


२. गोम्मठसार कर्मकाण्ड कर डर४ 

३. त्रिलोकसार न ४४२७ 

४. छब्धिसार न ४३२ 

आचार्य नरेन्द्रसेन ० ४३३ 
जीवन-परिचय और समय-विचार ३९९० डरेड 
रचना 22 ४३५ 
नेमिचन्ध्र मुनि रु; ४३९ 
समय-विचार थ ४४९ 
रचनाएँ १ ४४२ 

१. लघुद्रव्यसंग्रह ५ डरे 

२ बुह॒दुद्रव्यसंग्रह 2४६ डरे 

अन्य चित सारस्वताचाय हम उड४ 
आचार्य सिहनंदि 2028 डड४ड 
आचाय॑ सुमरत्ति ४५५ ४४ 
आचाय॑े कुमारनन्दि की) ४४७ 
आचाये श्रीदत्त **०5 ४४८ 
कुमा रसेनगुरु ह ४४९ 
वज़सूरि कर ४४९ 
गशोभद्र नह ३४५० 
आचाय॑ शान्त और शान्तिषेण *६ 9५१ 
विशेषवादि 8० ४५९१ 
श्रीपाल हे ४५२ 
काणभिक्षु 8 डपर 
कनकनन्दि «३ ४५२ 

छ 


विधव-सूी ; २५ 


खण्ड : ९ 
श्रुतधर ओर सारस्वताचार्य 


प्रथम परिच्छेद 
श्रुतधराचार्य 


पट्टावलियों, अभिलेखों एवं प्रशस्तियोंसे श्रुताराधक आचार्योकी परम्परा- 
का परिज्ञान प्राप्त होता है। तोथंकर महावोरके निर्वाण-गमनके पश्चात्‌ 
दिगम्बर आचार्यों ने वाइुमसयका प्रणयन कर रत्नत्रय धमकी ज्योतिको सतत 
प्रज्बलित किया। आत्मशोधन और आत्म-आराधनके साथ श्रुतके असण्ड दीपको 
सदेव प्रज्वलित रहनेके हेतु परम्परासे प्राप्त आ्नराशिकों मूर्तरूप देकर सरस्वती- 
का अवत्तार प्रस्तुत किया । वस्तुतः दिगम्बराचार्योने महावीरकी परम्पराको 
जीवित रखनेके लिए अगणित ग्रस्थोंका प्रणणनकर अपनी साधनामें गृणात्मक 
परिवर्तन कर परम्पराको जीवन्त रखा है। 

आचार्य : स्वरूप एवं विवेशन--आचायंकी परिभाषा और स्वहृपके 
सम्बन्धमें आर्पग्रन्थोंमें जो सामग्री उपलब्ध है, उससे स्पष्ट होता है कि आचारय- 
के छिये चतुरदंश विद्याका पारंगत एवं ग्रन्थ-प्रणेता होना आवश्यक है। यह्‌ 
दिगम्बर झूपमें आत्म-साधना करता हुआ निर्ष्याज भावसे श्रृंतकी साधना करता 
है। धवला-टीकामें आचायं बोरसेनते लिखा है--“पश््वविधमाचारं चरन्ति 


जा 


चारयन्तीत्याचार्या:चतुदंशविद्यास्थानपारगाः एकादशाजूघरा: । आचा राजूधरो 
वा तात्कालिकस्वसमयपरसभयपा रगों वा मेहरिव निरचल: क्षितिरिव सहिष्णु: 
सांगर इब बहिःक्षिप्तमल: सप्तभयविप्रमुक्त: आचाये: ।”* 


उपयुक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि जो दर्शन, ज्ञात, चारित्र, तप और वीय॑ इन 
पाँच आचारोंका स्वयं आचरण करते हैं ओर दूसरे साधुओंसे आचरण कराते 
है तथा जो चौदह विद्यास्थानोंमें पारगत हैं, ग्यारह अंगके घारी है अथवा आधचा- 
रांग मातन्रके ज्ञाता हैं और तत्कालीन स्वसमय-परसमयमें पा रंगत हैं, वे आचाये 
कहलाते हैं। आचाय॑ मेरुके समान निद्चल, पृथ्वीके समान सहनशील, समुद्रके 
समान मल अर्थात्‌ दोषोको फेंकने वाले--अचेलक एवं सप्तभयसे मुक्त होते है । 


आशय यह है कि जो मुनि सम्यगूश्ञान और सम्यक्चारिश्रकी अधिकत्ताके 
कारण प्रधान पदको प्राप्तकर सघके नायक बनते है तथा मुख्यरूपसे निविकल्प- 
स्वरूपाचरण चारित्रमे मगन रहते हैं, पर कभी-कभी धर्म-पषासू जीवोंको 
रागांशका उदय होनेके कारण करुणाबुद्धिसे उपदेश देते एवं ग्रन्थोंका प्रणयन 
करते हैं। जो दीक्षा लेनेके इच्छुक है उन्हे दीक्षा देना ओर दोषनिवेदन करने 
वालोंको प्रायश्चित्त देना भी आचायंका कार्य॑ है। 


धवला-टीकामें आचाये वीरसेनने कतिपय गाथाएँ उद्धृत की हैं। उनसे अवगत 
होता है कि परमागमके परिपूर्ण अभ्यास और अनुभवसे जिनकी बुद्धि निर्मल हो 
गयी है, जो निर्दोष रीतिसे छः आवश्यकोंका पालन करते हैं, जो मेरु पव॑तके समान 
निष्कम्प हैं, श्रवीर हैं, सिहके समान निर्भक हैं, श्रेष्ठ हे, देश, कुल ओर ज।तिसे 
शुद्ध हैं, सोम्यमूर्ति हैं, अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहसे रहित हैं, आकाशके 
समान निलेप हैं, ऐसे आचार्य होते हैं। ये दीक्षा और प्रायश्चित्त देते हैं, परमागम 
अ्थके पूर्णशाता और अपने मूलगुणोंमें निष्ठ रहते हैं ।* 


मूछाचारमें आचार्यके स्वरूपका निरूपण करते हुए बताया है कि चौदह्‌ 


१. पटखण्डागम, जीवस्थान-सतृप्ररूपणा, पुस्तक १, पृष्ठ ४८ 
२. प्रवयण-जलहि-जलछोयर-प्हायामल-बुद्धि-सुद्ध-छावासो । 
मेरु व्य णिप्पकंपो सूरो पंचाणणों वज्जों ;२९॥ 
देस-कुल-जाइ-सुद्धो सोमंगो संग-मंग उम्मुक्‍्कों । 
गयण व्य णिर्वलेवों आइरियो एरिसों होई ॥३०॥ 
संगह-णिरगह-कुसलो सुत्तत्थ-विसारञो पहिय-कित्ती । 
सारण-वारण-साहण किरियुज्जुत्तो दु आइरियो ॥३१॥ 
“-- धवला-टीका, प्रथम पुस्तक, पृष्ठ ४९ । 


_२: तीर्थंकर महावीर और उमकी आचार्य-परम्परा 


पूर्वों का ज्ञाता, प्रवचनकर्ता एवं दीक्षित क्षिध्योंके निमित्त सूत्राथंको विशद 
करनेवाले ग्रस्थोंका ज्ञाता आध्ाय॑ होता है। बताया है-- 

“सिस्साणुरगह-कुसलो धम्मुवदेसों य संघ-वट्ृवओ । 

मज्जादुबदेसी वि य गण-परिरक्खो मुणेयव्यों ॥ 

संगहणुग्गह-कुसलो सुत्तत्य-चिप्तारओ पहिय-कित्ती। 

किरिआचरण-सुजुत्तो गाहुय आदेज्जवयणो य ॥ 

गंभीरों दुद्धरेसों सूरो घम्मप्पहावणा-सीछो। 

खिदि-ससि-सायर-सरिसो कमेण त॑ं सो दु संपत्तो ॥* 

मूलाचारके उक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि आचाय॑ शिष्योंका अनुग्रह, धर्मोपदेश, 
संघ-अवत्तंत, मर्यादोपदेश एवं गणपरिरक्षणका कार्य करते हैं। ये सृत्रार्थके 
विद्वान होते हुए उसका विशद विवेचन करनेकी क्षमता रखते हैं | स्वसमय 
और परसमयके ज्ञाता होनेके कारण आचाय॑की गणना श्रुतविद्येषज्ञोंमें की जाती 
है। परम्परासे प्रा्ट सत्रोंके अथंकी यथा जानकारी आचार्यको रहती है। 
मूलाराधनामें आचायंके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए बत्ताया है कि 

जो पाँच प्रकारके आचारका अतिचाररहित पालन करता है और शिष्योको 
आचारांगका उपदेश देता है वह आघाय॑ कहा जाता है। विजयोदयाटीकामें 
आचायंश्ब्दकी व्याख्या करते हुए लिखा है--“भागारं पंचविहं पंचप्रकारं 
आचारं। चरदि विनातिचार चरत्ति | परं वा निरतिचारे पंचविधे आचारे 
प्रवर्तेयति | उवदिसदि य आयारं उपदिशति च आचार | एसो आयारवं णाम 
एथ आचारवान्ताम | एतदुक्त भवति--आचारागं स्वयं वेत्ति ग्रंथतो$र्थतश्च, 
स्वयं पचविधे आचारे प्रवत्तते प्रवर्तंयति च। पंचाचारबानु इति। पंचविषे 
स्वाध्याये वृत्तिर्ाताचार: | जीवादितत्त्वश्रद्धानपरिणति: दर्शनाचार: | हिसादि- 
निवृत्तिपरिणतिश्व॒चारित्राचार:। चतुविधाहारत्यजनं, व्यूनभोजनं, वृत्ते: 
परिसंख्यानं, रसानां त्याग:, कायसंतापन विविक्तबास इत्येबमादिकस्तपःसंजित 
आचार. | स्वशक्त्यनिगूहनं तपसि वीर्याच्ार: । एते पंचविधा आचारा: ॥॥”३ 


१ मूलाचार, समाचाराधिकार, फलटन-संस्करण, धोर नि० संवत्‌ २४८४, गाथा ३५, 
३७, ३८ । 


२. आयार पंचविहंं चरदि चरावेदि जो णिरदिचारं । 
उवदिसदि ये आयार॑ एसो आयारव णाम ॥४१९।। 

३. मूलाराधना ४१९ गाधाकी विजयोदया टीका । तथा मूलाराधनादर्पणनामक 
टीकार्मे उद्धुत इलोक आचाय्यके स्वरूपपर विज्लेष प्रकाश डालता है-- 
सहृशघीवृततपतां मुमुक्षोनिमं लीकृतों । यत्नो विनय जआाज्ञारो दोर्याच्छुद्धेु हु॥ . 


शतधर तौर सारस्वतावार्य : ३ 


जो सूत्र ओर अथंका ज्ञाता है, स्वयं स्वाध्यायमें प्रवृत्त है तथा अन्यको 
स्वाध्यायमें प्रवत्त करता है, और जो जोवादि तत्त्वोंका श्रद्धानी है, हिसादि 
पंचपाषोंसे निवृत्त है, जो ब्रतोपवास करनेवाला है, रसोंका परित्यागी है, योग- 
साधक है, कष्टसहिष्णु है, तपस्वी है, एकान्त स्थानमें रहकर ध्यानादि करनेमें 
संलून है--वह आचाये है। आचाय॑ श्रुतराधना और तपाराधनाके लिए 
अपनी शक्तिका पूर्ण उपयोग करता है। 

इस प्रकार आषंग्रन्थोंमें आचार्यके स्वरूप, महत्त्व, कत्तव्य एवं साधनामार्ग 
पर विचार किया गया है। आचारयंके स्वरूप-अध्ययनसे निम्नलिखित निष्कर्ष 


प्रस्तुत होते हैं :-- 
१. निविकल्प स्वरूपाचरणका आराधक | 
२. चतुर्दंश-विद्याओं में प्रवीण । 
३. आचारांगका ज्ञाता । 
४. एकादश अंगोंका पाठी । 
५, स्वसमय--स्वसिद्धान्तका वेत्ता । 
६. परसमय--विभिनश्न दर्शन-सिद्धान्त और परम्पराओंका ज्ञाता । 
७. तत्त्वोपदेशक । 
८. शास्त्र-प्रणेता--करुणाबुद्धिसे ससारके प्राणियोंके हिता्थ तीर्थंक रवाणी- 
को लिपिबद्ध कर विभिश्नविषयक ग्रन्धोंका कर्त्ता । 
९ श्रेष्ठ देश, कुल और जातिसे शुद्ध । 
१०. सॉम्यमूत्ति | 
११. विविध दिशाओंसे प्राप्त अनुभूतियोंको मूत्तेरूप दे बोद्धिक और भावा- 
त्मक विचारधाराओंका व्याख्याता । 
१२. समयानुसार उत्पन्न समस्याओंका परम्पराके आलोकमें साधक, बाधक 
ओर प्रतिक्रियात्मकरूपमें समाधान प्रस्तुतकर्त्ता । 
आचाये प्राचीन परम्पराओंके परिवेशमें जीवनका अध्ययन करता है। वह 
स्वयं आदर्श जीवन व्यतीत करते हुए शिष्योंको आदर्श जीवन यापनतकी ओर 
प्रेरित करता है। इस क्रममें जब परिस्थितियोंकी प्रतिक्रिया होने लगती है, 
तब वह पुरातन घारणाओंको नवोन रूपमें “नद्या: नवघटे जलूम” के समान 
अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार बीज जबतक कागजकी पुड़ियामें बंधा रहता 
है, तब तक वह फलता फूलता नहीं । किन्तु जब वही बीज उवंरा भूमिमें पड़ 
जलवायुका सम्पक प्राप्त करता है, तो उसमें रंग-विरंगे पृष्प प्रस्फुटित हो 
जाते हैं। इसी प्रकार आचाये भी अपनी मौलिक प्रतिभा और साधनाकै कारण 


. ४ : तीथेकर महाबीर ओर उसकी आचार्य-परम्परा 


समय एवं परिस्थिति विशेषमें अपनी मौलिक प्रतिभाकों बाणीके साध्यमसे 
व्यक्त करते हैं। वाहमयको प्रेरणा व्यक्तिको ऐसो अनुमू्ति है जो उसके विशिष्ट ' 
अनुभवोंसे पोषित होकर समस्त सुष्टिको अपनी परिभिमें आबद्ध कर छेती है। 
इस प्रकार आचाय॑ वारुमयकी धारणाओंको व्यष्टिसे समध्मिं अवतरित करसे 
हैं। फलत: समष्टिका सिद्धान्त व्यष्टिके छिये दिशा दर्शक हो जाता है। 

सामान्यतः आचायके समक्ष परम्पराका सरोवर विद्यमान रहता है। इस 
सरोवरमें अपनी प्रतिभा द्वारा यथार्थ, यथार्थेजन्य संघर्ष, क्रिया-प्रतिक्रियामूलक 
आदर्श एवं जीवन-साधनाके विभिन्न मार्गों का निर्धारण तथा इस निर्धारणके 
लिये आवश्यक मानदण्डोंक सरसिजका विकास करता है। जितने भी आचाये 
दिखलाई पड़ते हैं उन सबने परम्पराको मुखरित करनेके लिये ही वाह्मयंका 
प्रणयन किया है। यह वाहमय अनुभूति, ज्ञान एवं चिन्तन इन तीनौंके सम- 
स्वयका प्रतिफल है। आचार्य वस्तु-जगत्‌में पदार्थों और उनकी प्रकृतियोंका 
अध्ययन कर उनके सम्बन्धमें विशिष्ट नियमित श्रृंखलाका निर्धारण करते हैं । 
आचाय॑ विश्लेषण द्वारा ही कार्य -कारणसम्बन्धोंका निर्धारण कर जोव, जगत्‌ 
एब उनके विभिन्न सम्बन्धोंका विवेचन करत। ऐ। वह गम्भीर दार्शनिक बन 
प्रकृतिके रहस्योंका उद्धाटन भी करता है। श्रेय और प्रेय इन दोनों कूछोंका 
स्पर्श करता हुआ मानव किस प्रकार प्रेयसे श्रेयकी ओर गतिशील होता है, 
यह विवेचन भी आचायेकी लेखनी द्वारा निबद्ध किया जाता है। शब्द और 
अथंके योगमें स्वानुभूतिके सत्यकी स्थापना कर आचार्य अभिव्यक्तिको एक नया 
परिवेश प्रदान करता है | इसके द्वारा की गई वीत्तराग कथा भो पाठक और 
श्रोताओंकों अनुरंजित करती है। प्रेरणा देनेका कार्य भी आचायंकी वाणी द्वारा 
होता है। अतः संक्षोपमें यही कहा जा सकता है कि परम्पराके द्वारा वेष्टित 
रहने पर भी आचार्य अपने स्वतन्त्र चिन्तनसे युगानुकूल स्वसमय और पर- 
समयकी मर्मस्पर्शी व्याश्याएँ प्रस्तुत करता है। जिस सूत्रार्थ ज्ञानकों उसने 
परम्परासे प्राप्त किया है, उसो ज्ञानको सहज रूपमें व्यक्ष कर उद्बोधनका 
कार्य करता है | 
आचार्य ओर वाइसय 

आचायंपरम्पराका काय॑ श्रुतज्ञानका संरक्षण है। तीथंकरके मुखसे निस्सृत 
वाणीको सवंसाधारण तक पहुँचानेका काये आचायंपरम्पराद्वारा हो सम्पन्न 
होता है। परम्परासे मोखिकरूपमें प्राप्त ज्ञाकको लिपिबद्ध रूप देना आचार्य- 
परम्पराका विशिष्ट काय है। पंचराचा रको आराधना द्वारा आत्मोत्यात करना, 
द्षिष्योंको दोक्षित और अनुश्ासित करना एवं श्रुतपरम्पराके प्रचार और प्रसारके 


अतथघर और सारस्वतायार्य : ५ ह 


लिये कृतसंकल्प होना आचायकी प्रमुल विशेषता है । वाहइमयके सृजनका 
दायित्व आचायंपरम्पराका ही है। यही परम्परा अगणित वर्षो तक तीर्थंकर 
प्रवजनको जन-सानसमें प्रविष्ट कराती है। अतः आचायंपरम्पराका दिव्य फल 
वाहमय है | 


वाहममयके अन्तगंत मानवके सभी प्रकारके आचार-विचार, भावनाओ, 
मनोवृत्तियों एव उसके सपस्त कार्यंकलापोंकी गणना की जाती है | दाश्य॑निक, 
मनोवैज्ञानिक, सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक एवं सौन्दर्यंबोध-सम्बन्धी धारणाओंका 
समावेश भी वाइमयमे होता है । वाइमयका विषय-विस्तार उस बटवृक्षके 
समान है, जो अनेक तनोके रूपमे बिस्तार पाता है। व्यक्तित्वके निर्माणमें 
जिस साधनाकी आवश्यकता है, उस साधनाका परिज्ञान भी वाह्म्मयके द्वारा 
ही प्राप्त किया जाता है। मानव परिवेशमें रहकर संस्कारोका अज॑न करता है 
और इन अर्जित संस्कारोंसे अपनी क्रिया-प्रतिक्रियाओंकी अभिव्यञ्जना करता 
है। फलतः: जीवनके विकास और उत्कर्षमें जिस प्रकारके विचारोंकी 
आवशध्यकत्ता होती है, उन विचारोंका ग्रहण भी वाइमयके घरातलसे किया 
जाता है। विश्व और जीवनके प्रतिबिम्बकी यथार्थ अभिव्यञ्जना भी वाइमयमें 
होती है। जबतक भाषाका सुगठित रूप विचारोंको प्राप्त नहीं होता, तबतक 
वाइमयकी अवततारणा संभव नहीं होती | शब्द और अर्थका परस्परमें ऐसा 
सम्बन्ध है कि अमृत्तं अथं शब्दोंकी मृत्तिमें ही जीवन्त होता है । अतएव जीवन- 
को आन्दोलित, संचालित और क्रियाशील बनानेके लिये वाडमयके निर्माणकी 
आवध्यकता रहती है। 


जेनाचार्यों द्वारा रचित वाइ-मय बहुत विशाल ओर व्यापक है | इसे आगम 
की भाषामें श्रुतज्ञान कहा गया है। भगवान्‌ महावीरकी वाणीको हृदयंगमकर 
उनके प्रधान शिष्य गौतम गणघधरने बारह अगोंमे उस वाणीरूप समस्त वाहूमय- 
को निबद्ध किया । अत. वाडःमयके अर्थकर्ता तो स्वय महावीर हैं, पर ग्रन्थकर्तता 
गौतम गणघर है । षट्खण्डागमकी धवलाटीकामे बत्ताया है" कि श्रतज्ञानके 
कर्ता दो भ्रकारके हैं--१. अर्थकर्त्ता और २. ग्रन्थकर्त्ता । भावश्रुत और अ्थंपदोके 
कर्ता त्तोथंकर हे । तीर्थंकरके नि्मित्तसे गौतम इन्द्रभूति गणधर श्रुतपर्यायसे 
परिणत हुए । अतएव वे द्रव्यभ्रुत्के कर्ता हैं। आशय यह है कि इस युगमें 
आदि ग्रन्थकर्ता गोतम गणधर है। और इन्हीसे ग्रन्थ या वाइमय लिखनेका 
कार्य प्रारम्भ हुआ है। है 


१. पट्खण्डागम, धवला टीका, प्रथम पुस्तक, पृष्ठ ६०, ६५। 


६ : त्तीथंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


तिलोयपण्णत्तोके अध्ययनसे भी उक्त कथनकी सिंद्धि होतो है। बताया है--- 
मझवीर-मासियत्थो तस्सिं स़तेत्तम्मि तत्थ काले य। 
खायोबसम-विवडिडद-चउरसलू-मईहि पुण्णेण ॥ 
लोयालोयाण तहा जीवाजीवाण विविह-विसयेसु । 
संदेहणासणत्यं उवगद-सिरिवीर-चलणमलेण ॥ 
विमले गोदमगरोत्ते जादेणं इंदभूदिणामेण । 
चजवेद-पारगेणं सिस्सेषप._ विसुद्धसीछेण ॥। 
' भावसुद-पज्जयेहि परिणद-मयिणा अ वारसंगाणं । 
चोहसपुव्वाण तहा एक्कमुहुत्तेण विरचणा विहिदो ॥ 
इय मूलतंतकत्ता सिरिवीरों इंदभूदिविष्पवरों | 
उबतते कत्तारो अणुतते सेसआइरिया॥ 
णिण्णदु-रायदोसा महेसिणो दिव्वसुत्तकत्तारों । 
कि कारणं पणिदा कहिदुं सुत्तस्य पामण्णं ॥१ 


अर्थात्‌ तीर्थंकर महावीर श्रुतके अथकर्तता है। इनके द्वारा उपदिष्ट पदार्थ- 
स्वरूप उसी क्षेत्र ओर उसी कालमें ज्ञानावरणके विशेष क्षयोपशमसे वृद्धिको प्राप्त 
निम॑ल चार बुद्धियोंसे परिपूर्ण लछोक-अलोक और जीवाजीवादि विविध विषयोंमें 
उत्पन्न हुए सन्देहको नष्ट करनेवाले, शरणागत, निमंल गौतम गोत्रमें उत्पन्न, 
प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इस प्रकार चार वेदों 
अथवा ऋक्‌, यजु, साम और अथवं इन चारों बेदोंमें पारंगत, विशुद्ध शीलके 
धारक, भावश्रुतरूप पयार्यसे बुद्धिकी परिपक्वताको प्राप्त इन्द्रभूत्ति नामक शिष्य 
अर्थात्‌ गौतम गणधरने एक मुहूत्तमें बारह अंग और चौदह पूर्वी की रचना की । 
इस प्रकार तीथैकर महावीर मुलतंत्रकर्ता, इन्द्रभूति गणधर उपत्त्रकर्ता एवं 
शेष आचाये अनुतंत्रकर्ता है। स्पष्ट है कि वाइःमयको मर्क्तरूप देनेका सर्वप्रथम 
का इन्द्रभूति गणधरने ही किया है । 

जिस प्रकार सू्यंका आलोक प्राप्तकर मनुष्य अपने नेत्रोंसे दूरवर्त्ती पदार्थका 
भी अवलोकन कर लेता है, उसी प्रकार धूर्बाचार्यो के द्वारा निबद्ध ब्रानसूयेका 
आलोक प्राप्तकर सृक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों का बोध प्राप्त होता है । हरिवंशपुराणमें 
भी आगमतंत्रके मूलकर्त्ता तोर्थंकर वर्धमान ही माने गये हैं। उत्त रतंत्रके रचयिता 
गौतम गणधर हैं और उत्तरोत्तरतंत्रके कर्ता अनेक आचार्य बताये गये है| 
यहाँ यह स्मरणीय है कि ये सभी आचाय॑ सवंशकी वाणीके अलुवादक ही हैं । 


जज लत) “४० 





१, तिलोगपण्णत्ती ३।७७-८१। 


अुतघर ओर सारस्वताचार्य : ७ 


ये अपती ओरतसे ऐसे किसी नये तथ्यका प्रतिपादत नहीं करते, ओ लीर्थंकरकी 
दिव्यध्वनिसे बहिभृत हो। केवरू तीथैकरद्वारा प्रतिपादित तथ्योंकों नये रूप 
और तसयी शेलीमें अभ्रिव्यकत करते हैं। बताया है-- 


तथाहि. मुलततन्त्रस्य कर्ता त्तीथंकर: स्वयम । 
ततोष्प्युत्त रतन्त्रस्य गौततमाख्यो गणाग्रणी: ॥ 
उत्तरोत्तरतन्त्र्य कर्तारों बहवः क्रमात्‌॥ 
प्रमाणं तेषपि नः सर्वे स्वज्ञोक्त्यनुवादिन: ॥' 
अतएव स्पष्ट है कि श्रुतका मूलकर्त्ता तीथंकरको ही माना गया है । 
उत्तरतंत्रकर्ता गणधर और उत्तरोत्तरतन्त्रकर्त्ता अन्य आचार्य हैं । 
अत या आगसका स्वरूप, भेद एवं विधय 
चक्षुरादि इन्द्रियोंस उत्पन्न होनेवाले सतिज्ञानपुर्वंक परोपदेश या पर- 
साधनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह श्रुतज्ञान कहलाता है । तत्त्वार्थवात्तिक- 
में बताया है--“श्रुत्तावरणक्षयोपशमादन्तरज़ुबहि रज़्हेतुसस्तिधाने सति श्रूयते 
स्मेति श्रुत॒म्‌ | कतेरि श्रुतपरिणत आत्मेव अ्णोत्तीति श्रुतम्‌ । मेदविवक्षायां 
श्रूयतेश्नेनेति श्रुत्स श्रवणमात्र वा |” 
अर्थात्‌ श्रुतावरणकर्मके क्षयोपशम होनेपर जो सुना जाय वह श्रुत है। 
कतुत्ताधनमे श्रुतपरिणत आत्मा श्रुत है। करणविवक्षामें जिससे सुना जाये, 
बहू श्रुत है। भावसाधनमें श्रवणक्रिया श्रुत्त है । 
आचाय॑ विद्यानन्दने श्रुतज्ञानावरणक्ंक्षयोपशमरूप विगम-विशेषसे श्रवण 
करना श्रुत कहा है। इनके मतसे जो वाच्य अं आप्तवाक्य द्वारा सुनाजा 
चुका है वह अपने ओर वाच्याथंको जानने वाला आगमज्ञानरूप श्रुतज्ञान है। 
श्ुतशब्दके अनेक अर्थ होनेपर भी श्रुतज्ञान या आगमज्ञानके अर्थमें रूढ़ है। 
यथा-- 
श्रतेश्नेकार्तासिद्ध ज्ञानमित्यनुवतंनातू । 
श्रवर्ण हि श्रुतज्ञानं न पुनः शब्दमात्रकस । 
आधशय यह है कि श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमविशेषकी अपेक्षासे उत्पन्न 
हुआ और अविनाभावो अनेक अर्थान्तरोंका निरूपण करने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान 
१, हरिवंशपुराण प्रथम सर्ग, पद्म ५६,५७ | 
३. तत्त्वाथंवात्तिक, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, १।९।२०, पृष्ठ ४४ | 
३. तस्वार्थश्लोकवात्तिक, बम्बई, १९१८ ई०, १।९।२०, पृ० १६४। 





८ : तीर्थंकर महावीर और उतको आधार्य-परम्परा 


है। यह श्ुृंतज्ञान अमृतके समान हितकारी है, विषयवेदवासे संतप्त प्राणीके 
परमोषध है । कुन्दकुन्दने बताया है-- 
जिजवयणमोसहमिणं विसयंसुह-विरेयणं अभिदभूय । 
जर-मरण-वाहिहरुणं खयकरणं सत्य-दुक्खाणं ।। 
श्रुतज्ञानका अन्य नाम आयमज्ञान भी है। श्ुतके नामान्तरोंमें आगस, 
जिनवाणी, सरस्वती आदि नाम आये हैं । आगमके स्वरूपका प्रतिपादन करते 
हुए बताया है कि आप्तके बचत आदिके निमित्तसे होने वाले अर्थज्ञानको आगम 
कहते हैं (* 
आचारय सोमदेवने अपने उपासकाध्ययनमें बतामा है कि जो धरम, अर्थे, 
काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थो का अवलम्बन लेकर हेय और उपादेय रूपसे 
जिकालवर्ती पदार्थों का ज्ञान कराता है, उसे आगम कहते हैं । तत्त्वज्ञाताओंका 
अभिमत है कि आगममें अविरोधरूपसे द्रव्यों, तत्वां और गुण-पर्यायोंका कथन 
रहता है | लिखा है-- 
हेयोपादेयरूपेण चतुरवंर्गसमाश्रयात्‌ । 
कालत्रयगतानर्थान्गमयश्लागम: स्मृतः ॥' 


यह आगमज्ञान प्रत्यक्षज्षाकके समान हो प्रमाणभूत है, जिस प्रकार प्रत्यक्ष- 
ज्ञान अविसंवादों होनेके कारण प्रमाणभूत है, उसी प्रकार आगमज्ञान भी अपने 
विषयमें अविसंवादों होनेके कारण प्रमाण है। स्वामी समनन्‍्तभद्रने केवलज्ञान 
और स्याद्वादमय श्रुतज्ञानको समस्त पदार्थोंका समानखरूपसे प्रकाशक माना 
है। दोनोंमें केवल प्रत्यक्ष और परोक्षका ही अन्तर है :-- 
स्थाद्ाद-केवलज्ञाने सवंतत्त्व-प्रकाशने | 
भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यबस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ॥ 
इसी तथ्यको पुष्टि सिद्धान्तचक्रवर्तों आचार्य नेमिचन्द्रके कथनसे भी 
होती है-- 
सुदकेवलं च णाणं दोण्णवि सरिसाणि होंति बोहादो । 
सुदणाणं तु परोक्‍्खं पच्चक्खं केवल णाणं | 
१. दंसणपाहुड, गाथा १७ | 
२. आप्तवचनादिनिवन्धनसर्धशानमागम:--परोक्षामुख ३।९५ । 
३- उपासकाध्ययन, भारतीय श्ञानपीठ संस्करण, पद्म १०० । 
४, आप्रमीमांसा, इलोक १०५ १ 
५. गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा ३६८ । 


अतेधर और सारस्मतावारय ; ६ 


समस्त द्रव्य और पर्बायोंको जाननेकी अपेक्षा भुतज्ञान और केवलशान दोनों 
ही समान हैं। अन्तर इतना ही है कि केवलज्ञान द्रव्य और तत्त्वोंको प्रत्यक्षरूपसे 
जानता है और श्रृतज्ञान परोक्षरूपसे। विस्तार और गहनताकी दृष्टिसे दोनोंका 
विषयक्षेत्र तुल्य ही है । 
श्रुत या आगसके भेद 

श्रुत या आगमके दो भेद हैं--१. द्रव्यभुत और २. भावश्रत्त । आप्तके उपदेश- 
रूप द्वादशांगवाणीको द्रव्यश्रुत और उससे होने वाले ज्ञानको भावश्ुत कहते 
है। दूसरे शब्दोंमे यों कहा जा सकता है कि शब्दको द्वव्यश्नुत और उससे होने 
वाले ज्ञानको भावश्ुत कहा गया है। संक्षेपमें ग्रन्थरूप श्रुतको द्रव्यशुत और 
अथेरूप श्रुतको भावश्रुत कहा गया है। ग्रन्थरूप द्रव्यश्रुतके मुलतः दो भेद 
हैं--१. अंगबाह्य और २. अंगप्रविष्ट | अंगप्रविष्टके बारह भेद हैं--१ आचा- 
रांग, २. सूत्रकृतांग, ३. स्थानांग, ४. समवायांग, ५. व्याख्याप्रशप्ति, ६ ज्ञातृ- 
धमंकथा, ७ उपासकाध्ययनांग, ८. अन्तःकृहशांग, ९ अनुत्तरोपपादिक, 
१०. प्रशनव्याकरणांग, ११. विपाकसृत्रांग और १२. दृष्टिवादांग । 


इस श्रुत या आगमज्ञानको पुरुषके शरीरांगकी उपमा दी गयी है । जैसे 
पुरुषके शरीरमें दो पेर, दो जाँच, दो ऊर, दो हाथ, एक पीठ, एक उदर, एक 
छातो और एक मस्तक ये बारह अंग होते हैं, उसी प्रकार श्रृतज्ञानरूपी पुरुष- 
के भी बारह अंग हैं। तीर्थंकर अपने दिव्यज्ञानद्वारा पदार्थों का साक्षात्कार 
कर बीजपदोंके रूपमें उपदेश देते है और गणधर उन बीजपदोका तथा उनके 
अर्थंका अवधारण कर ग्रन्थरूपमे व्याख्यान करते है। श्रुतज्ञानको परम्परा 
अनादि अनवच्छित्र रूपसे चछी आ रही है। प्रथम ततीयंकर ऋषभदेवके कालमें 
श्रुतज्ञानकी जो परम्परा आरम्भ हुई थी, वह पाद्वंनाथ और महावीर तीर्थंक र- 
के कालमे भी गतिशील रही है । 


अतजानका विषय 


यो तो जीव, अजीब आदि सातो तत्त्वोंके विवेचनमें ही श्रुतज्ञानके विषय- 
का समाहार हो जाता है, पर विशेष विवेचनकी दृष्टिसि घट्खण्डागमकी घवला- 
टीका एवं तक्त्वाथंवात्तिक भादि ग्रन्थोंमें जो विवेचन उपलब्ध होता है उसके 
आधारपर यह कहा जा सकता है कि उपलब्ध ज्ञान-विज्ञानका समस्त विषय 
शुत्शान या आगमके अन्तर्गत है। आचारांगमें १८,००० पदों द्वारा मुनियोंके 
आचारका वर्णन रहता है। अर्थात्‌ मुनिको कैसे चलना चाहिए, कैसे खड़ा 
होना चाहिये, केसे बेठना चाहिये, कंसे सोना चाहिये, केसे भोजन करना 


१० : तीथेकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


चाहिये और कंसे वार्त्ताछाप करना चाहिये आदि विषयोंका कथन किया गया 
है। दूसरे सूत्रकृतांगमें २६,००० पदों द्वारा शानविनय, प्रशापना, कल्प्य- 
अकल्प्य, छेदोपस्थापना आदि व्यव्रह्मरधर्मंकी क्रियाओंका वर्णन है तथा इस 
अंगमें स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्तका कथन भी समाविष्ट है। तृतीय स्था- 
समिमें ४२,००० पद होते हैं । इसमें एकसे छेकर उत्तरोत्तर एक-एक अधिक 
स्थानोंका निरूषण किया जाता है। यथा--अपने चेततन्यस्वभावके कारण जीव- 
द्रव्य एक है; ज्ञान और दर्शनके मेदसे दो प्रकारका है। कर्मफलचेतना, कर्म- 
चेतना और ज्ञानचेतनाकी अपेक्षा यह तीन प्रकारका है। अथवा उत्पाद, व्यय 
और ध्रौव्यकी अपेक्षा तीन भेदरूप है। चार गतियोंमें श्रमण करने वाला 
होनेसे चार भेदवारा है। ओदयिक आदि पाँच भावसे युक्त होनेके कारण, 
इसके पॉँच भेद हैं। भवान्तरमें गमन करते समय पुव॑, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 
ऊध्ब॑ एवं अधः इस प्रकार षटअपक्रमसे युक्त होनेके कारण षट्‌ प्रकारका है । 
अस्ति, नास्ति आदि सप्तभंग्रोंसे थुक्त होनेके कारण सात्त मेदवाला है। ज्ञाना- 
बरण, दर्शनावरण आदि कर्मोंके आस्रवसे युक्त होनेकी अपेक्षा जीवके आठ 
भेंद हैं। जीव, अजीव आदि नौ पदार्थरूप परिणमन करनेके कारण यह नो 
प्रका रका है। पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्तिकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक, साधारणवनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय जाति, त्रौम्द्रिय जाति, 
चतुरिन्द्रिय तथा पश्चेन्द्रिय जातिके भेदसे दस प्रकारका है। इस प्रकार 
जीवादि पदार्थोके एकाधिक भेदोका निरूपण स्थानांगमें किया गया है। 

चतुर्थ समवायांगमें १,६४००० पद, होते हैं । इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भावरूप समवायका चित्रण किया गया है | द्रव्यसमवायकी अपेक्षा धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीवके प्रदेश समान हैं। क्षेत्रसमवाय- 
की अपेक्षा प्रथम नरकके प्रथम पटलका सीमन्‍्तकविल, मनुष्यलोक, प्रथम स्वर्गं- 
के प्रथम पटलका ऋजु विमान और सिद्धक्षेत्र इन सबका विस्तार तुल्य है। 
कालकी अपेक्षा उत्सपिणी और अवसपिणी कालगणनाएँ तुल्य हैं। भावकी 
अपेक्षा क्षायिकसम्यक्त्व, केवलूज्ञान, केबलदर्शन और यथाख्यातचारित्र 
समान है। इस प्रकार समानताको अपेक्षा जीवादि पदार्थोके समवायका वर्णन 
समवायांगमें उपलब्ध होत्ता है । 

व्याख्याप्रज्ञप्ति अंगमें २२८००० पद होते हैं। “इसमें ६०,००० प्रश्नो द्वारा 
जीव, अजीब आदि पदार्थोका विवेचन किया जाता है। ज्ञातृधमंकथा नामक 
अंगमें ५,५६००० पद होते है। इसमें तीर्थंकरोंको धर्मदेशना, विविध प्रश्नोत्तर 
एवं पुण्पपुरुषोंक आख्यान वर्णित हें। उपासकाध्ययत अंगमें ११,७०,००० पद 


शुतधर ओर सारस्वताबार्य : ११ 


हैं और इसमें श्रावकाचा रका निरूपण क्रिया गया है। अन्तःकझृदशांग नामक 
अंगमें २३,२८००० पद हैं। इसमें प्रत्येक तीर्थक रके तीथंकालमें अनेक प्रकारके 
दारण उपसर्गों को सहन कर निर्वाण प्राप्त करने वाले दस-दस अन्तकुत 
केबलियोंका वर्णन है । अनुत्तरौपपादिकदशा नामक अंग्में ९२,४४००० पद 
हैं और एक-एक तीर्थंकरके त्तोथंकालमें नाना प्रका रके दारुण उपसर्गों को सहन 
कर पाँच अनुत्तर विमानोंमें जन्म ग्रहण करनेवाले दस-दस मुनियोंका चरित्र 
अंकित है। प्रश्नव्याकरणमें आक्षेप-प्रत्याक्षेपपृवक प्रध्नोंका समाधान अंकित 
है | अथवा आधोपणो, विधोपणी, संवेदिनी ओर निर्वेदिनी इन चार कथाओंका 
विस्तृत वर्णन है। विपाकसूत्र अंगमें १,८४,००००० पद हैं। इसमें पुण्य और 
पापरूप कर्मों का फल भोगनेवाले व्यक्षितयोंका चरित्र निबद्ध है। 

बारह॒वाँ अंग दृष्टिवाद है । इसके पाँच अधिकार हैं--१. परिकमं, २. सूत्र, 
३. प्रथमानुयोग, ४ पूर्व और ५. चूलिका। इनमेंसे परिकर्मके पाँच मेद हैं-- 
१. चब्द्रप्रशप्ति, २. सूयंप्रश्नप्ति, २. जम्बूद्वीपप्रश््ति, ४. द्वोपसमुद्रप्रज्नप्त भर 
५. व्याख्याप्रश॒प्ति । चन्द्रप्रश्नप्तिमें चन्द्रमाकी आयु, परिवार, ऋद्धि, गति ओर 
घन्द्रविम्बकी ऊँचाई आदिका वर्णन है। सूर्यप्रश्ञप्तिमें सुयंकी आयु, भोग, 
उपभोग, परिवार, ऋद्धि, गति और सूयंबिम्बकी ऊँचाई, दिनको हानि-वृद्धि, 
किरणोंका प्रमाण और प्रकाश आदिका वर्णन है। जम्बूद्वीपप्रश॒प्तिमें भोगभूमि 
ओऔर कमंभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्य और तियंज्चोंका तथा पव॑त, सरोवर, नदी, 
वेदिका, क्षेत्र, आवास आदिका वर्णन है। द्वोपसमुद्रप्रश्प्तिमे द्वीप और समुद्रोंका 
विस्तार, अवगाह, क्षेत्रफल आदिका वर्णन आया है। व्यास्याप्रज्ञप्तिमें पुद्गल, 
धमे, अधर्म, आकाश, काल एव जोवद्रव्यके भव्यत्व, अभव्यत्वका वर्णन किया 
गया है। 

दुष्टिवाद अगका द्वितीय भेद सृत्रनामक है। इसमें जीवकी विवेचना 
विस्तारपुवंक को गयी है। जीव अबन्धक है, अवलेप है, अकर्त्ता है, अभोक्‍ता 
है, निगुण है, व्यापक है, अणुप्रमाण है, अस्तिस्वरूप है, नास्तिस्वरूप है, 
उभयरूप है दृत्यादिकी विवेचना विभिन्न सिद्धान्तोंके पुर्वपक्षरूपमें की गयी है। 
इसमें क्रियावाद, अक्रियाबाद, अज्ञानवाद, ज्ञानवाद, वेनयिकवाद आदि तीन 
सौ तिरेसठ मतोंका प्रतिपादन पृवंपक्षके रूपमे किया गया है। दृष्टिवादका 
तृत्रीय अंग प्रथमानुयोग है। इसमें २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, ९. 
नारायण, ९ प्रतिनारायणोंके जीवनबृत्तके साथ विद्याधर, चक्रवर्ती, चारण- 
ऋष्धिधारी मुनि और राजाओंके वशोका कथन किया गया है। 


दृष्टिबादके पञ्चम भेदका नाम चूलिका है। इसके पाँच भेद हैं--१. जलगता, 
१२ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


२. स्थलगता, ३. मायागता, ४. रूपगता और ५. आकाशाता | जर्गतामें 
जरूमें गमन तथा जलस्तम्भनके कारणभूत मन्‍्त्र-त्त्र सप््एंजर्या' आविका 
वर्णन है। स्थरूगतामें पृथ्वीके भीतरसे गमन करनेके कारणभूत मन्जन्तस्त 
और तपश्चर्या तथा वास्तुविद्या आदिका वर्णन है। भूमिसम्बन्धी शल्य, 
शुभाशुभ परिज्ञान, भूंमिके रूपगृण, शक्ति आदिका वर्णन भी स्थलगतामें पाया 
जाता है। रूपगतामें रूपपरिवत्तत करनेके तत्त्र-मन्त्र आदि साधनोंका निरूपण 
किया है। मनुष्य किस प्रकार सिंह, व्याध्न, अश्व, गज, हिरण आदिका आकार 
धारण कर सकता है, इस प्रकारकी विधियोंका निर्वण भी उसमें आया है। चित्र- 
कम, काप्नकर्म, लेप्यकर्मं एवं विभिन्न प्रकारकी आक्ृतियोंके निर्माणकी विधियाँ 
भी कथित हैं । आकाशगता चूलिकामें आकाशगामिनी विद्याका चित्रण आया है। 


दृष्टिवादका सबसे महत्त्वपूर्ण भेद पूर्व है। पूव॑के १४ भेद हैं--१. उत्पाद- 
पूर्व, २. अग्रायणीय, ३. वीर्यालुप्रवाद, ४. अस्तिनास्तिप्रवाद, ५ शानप्रवाद, 
६. सत्यप्रवाद, ७, आत्मप्रवाद, ८, क्मंप्रवाद, ९, प्रत्यास्याननामधेय, १०: 
विद्यानुवाद, ११. कल्याणनामघेय, १२. प्राणावाय, १३. क्रियाविशाल और १४. 
लोकबिन्दुसा र । पृव॑साहित्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसीके आधारपर 
वत॑मानमें शौरसेनी आगम-साहित्य उपलब्ध होता है। अग्रायणीमें धूर्वान्स, 
अपरान्त आदि चौदह प्रकरण थे | इनमेंसे पथ्तचम प्रकरणका नाम चयतलब्धि 
था, जिसमें बीस पाहुड विद्यमान थे। बीस पाहुडोंमेंसे चतुर्थ पाहुडका नाम कमं- 
प्रकृति था । इस कर्मप्रकृत्तिपाहुडके कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वार थे; 
जिनकी विषयवस्तुको ग्रहण कर षट्खण्डागमके जीवट्टाण, खुदाबन्ध, बन्धस्वा- 
मित्व-विचय, वेदना, वर्गंणा और महाबन्ध इन छह भण्डोंकी रचना हुई हैं। इसमें 
का कुछ अंश सम्यक्त्वोत्पत्तिनामक जीवस्थानकी आठवीं बूलिकाको बारहवें अंग 
दृश्विदके द्वितीय भेद सृत्रसे तथा गति-आगतिनामक नवीं चूलिकाको व्यास्या- 
प्रशप्तिसे उत्पन्न बताया गया है। इस प्रकार वत्तमान आगम-साहित्यका संबंध 
दृष्टिवाद अंगके साथ है। उत्पादपुव॑में जीव, पुदूगल, काल आदि द्रव्योंके उत्पाद, 
व्यय और ध्रोव्यका वर्णन है। अग्रायणीय पूर्वमें सात सो सुनय और दुनंय; छः 
द्रव्य, नौ पदार्थ, एवं पश्चास्तिकायोंका वर्णन है। वीर्यानुप्रवादमें आत्मवीयं, 
परवीय॑, उभयवीयं, क्षेत्रवीयं, कालवीयं, भववीय॑ ओर तपवीय॑का वर्णन आया 
है। अस्तिनास्तिप्रवादपृर्व में स्‍्वरूपचतुष्टयकी अपेक्षा समस्त द्रव्योंके अस्तित्वका 
और पररूपचतुष्टपकी अपेक्षा उनके नास्तित्वका वर्णन है। ज्लानप्रवादपुरव॑में 
पाँच सम्यरक्षान ओर तीन कुज्ञान इन आठ ज्ञानोंका विस्तारपूर्तक वर्णन है। 
सत्यप्रवादपूव॑ में दशप्रका रके सत्यवचन, अनेक श्रकारके असत्यवचनन और बारह 


अतंचर ओर सारस्वतांचार्य : १३ 


प्रकारकी माषाओंका प्रतिपादत किया गया है। विषयवर्णनकी दुष्टिसे आधु- 
निक भनोविज्ञान ज्ानप्रवाद और सत्यप्रवादके अन्तगंत है। आत्मप्रवादपूर्वमें 
निदचय और व्यवहार इन दोनों नयोंकी अपेक्षासे जीवके कत्तु'त्व, भोकतृत्व, 
सूक्ष्मत्तर अमूत्तत्व आदिका विवेचन किया है । कमंप्रवादपूर॑में आठों कर्मोंके 
स्वरूप, कारण एवं भ्रेद-प्रमेंदोंका चित्रण किया है । प्रत्याख्यानपु्वमें सावश्यवस्तु- 
का त्याग, उपवास-विधि, पच् समिति, तोन गृप्ति आदिका वर्णन है । विद्यानु- 
वादपूब॑में सात सौ अल्पविद्याओंका और पाँच सो महाविद्याओंका विवेचन 
आया है। साथ ही इसमें भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन और चिन्ह 
इन आठ महानिमित्तोंका विषय भी निबद्ध है। वर्तमान सामुद्रिक शास्त्र, प्रदन- 
शास्त्र एवं सहित्तागत ब्रिषय इसी पृबंक अन्तगंत समाविष्ट है। कल्याणवादमें 
सूर्य, चन्द्र, ग्रह, तारागण आदिके चारक्षेत्र, उपपादस्थान, गत्ति, विपरीतगति 
और उनके फलोका निरूपण है। ज्योतिषशास्त्रके गणित और फलित दोनों 
ही विभाग इसो पूर्वके अन्तर्गत है। प्राणावायपूर्व मे अष्टाग आयुर्वेद, भूतिकमं, 
विषविद्या एव विभिन्न प्रकारके भौतिक विषयोंका परिज्ञान सम्मिलित्त है। 
रसायनशास्त्र और भोतिकशास्त्र सम्बन्धी अनेक सिद्धान्त भी इस पृर्वमें समा- 
विष्ट हैं । क्रियाविशालपूर्बमें बहत्तर कलाओ सम्बन्धी चोसठ गुणों, शिक्षा, 
शिल्प, काव्यसम्बन्धी गुण-दोष एवं छन्दशास्त्रका वर्णन है। लोकबिन्दुसारमे 
भाठ प्रकारके व्यवहार, चार प्रकारके बीज, मोक्ष प्राप्त करानेवाली क्रियाएं" 
एवं मोक्षके सुखका वर्णन है । 

द्रव्यश्नुतके दूसरे भेद अंगबाह्मके चौदह भेंद है-- 

१. सामायिक, २. चतुर्विशतिस्तव, ३. वन्दना, ४. प्रतिक्रण, ५ वेनयिक 
६. कृतिकम, ७. दशवेकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९. कल्पव्यवहार, १० कल्प्या- 
कल्प्य, ११. महाकल्प्य, १२. पुण्डरीक, १३. महापुण्डरीक और १४. निषिद्धिका । 

सामायिकनामक अंगबाह्ममे नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 
इन छः भेदों द्वारा समताभावके विधानका वर्णत है। चतुविशतिस्तवमें तत्तत्काल 
सम्बन्धी चौबीस तीर्थकरोकी वन्दता करनेकी विधि, उनके नाम, संस्थान, 
उत्सेध, पाँच महाकल्याणक, चौत्तीस अतिशय प्रभृतिका वर्णन है। वन्दना नामक 
अंगबाह्ममें एक तीर्थंकर और उस तीर्थंकर सम्बन्धी जिनालयों, वन्दना करने- 
की विधि एवं फलूका चित्रण है। प्रतिक्रमणमें देवसिक रात्रिक, पाक्षिक, 
चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ईर्यापथिक और औत्तमाथिक इन सात प्रकारके प्रति- 
क्रमणोंका वर्णन आया है। प्रमादसे लगे हुए दोषोंका निराकरण करना प्रति- 
क्रमण है। बेनयिक नामक अंगबाह्ममें ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्र- 


१४ ; तीर्थंकर महायीर और उतकी आचार्य-परम्परा 


विनय, तप विनय और उपचार विनयोंका विशद वर्णन है । कृतिकर्म तामक 
अंगबाह्ममें अरहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और साधुकी पूजाविधिका वर्णन 
है। दशवेकालिक अंगबाहमें साधुओंके आचार, विहार एवं पर्यटन आदिका 
वर्णन है। उत्तराध्ययनमें चार प्रकारके उपसर्ग और बाईस परिषहोंके सहन 
करनेका विधान एवं. उनके सहन करनेवालोंके जीक्नवुत्तका वर्णन रहता है। 
ऋषियोंके करने योग्य जो व्यवहार है उस व्यवहारसे स्खलित हो जानेपर 
प्रायक्चित्त करना होता है । इस प्रायश्चित्तका वर्णत कल्पव्यवहारमें रहता है । 
कल्प्याकल्प्पमें साधु और असाधुओंके आचरणीय और त्याज्य व्यवहारका 
वर्णन पाया जाता है। दीक्षाग्रहण, शिक्षा, आत्मसंस्का र, सललेखना और उत्तम 
स्थापना रूप आराधनाको प्राप्त हुए साधुओंके जो करने योग्य है उसका द्रव्य, 
क्षेत्र काल और भावका आश्रय लेकर महाकल्प्य कथन करता है। पुण्डरीोक 
अंगबाह्ममें भवनवासी, व्यन्तर, ज्योत्तिषी, कल्पवासी एवं वेमानिक सम्बन्धी 
देव, इन्द्र, सामानिक आदिमे उत्पत्तिक कारणभूत दान, पूजा, झील, तप, 
उपवास और अकामनिजेराका तथा उनके उपपाद-स्थातन और भवनोंका 
वर्णन रहता है। महापुण्डरीकमें मवनवासी, व्यन्तर आदि देवों और देवियोंमें 
उत्पत्तिके कारणभूत त्तप ओर उपवास आदिका वर्णन है। निषिद्धिकामें अनेक 
प्रकारकी प्रायश्चित्त-विधियोंका कथन आया है। 


इस प्रकार अंगप्रविष्ट और अंगबाह्यके अन्तगंत आधुनिक सभी विषयोंका 
समावेश तो होता ही है, साथ ही आध्यात्मिक भावना, कर्मंबन्धकी विधि और 
फल, कर्मोके संक्रमण आदि करण, विभिन्‍न दाशेनिक चर्चाएँ, मतमतान्तर, 
ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, भौतिकश्षास्त्र, आचारशास्त्र, सुष्टि-उत्पत्ति विधा, 
भूगोल एवं पौराणिक मान्यत्ताओंका परिज्ञान भी उक्त श्रुत या आगमसे प्राप्त 
होता है आगमका यह विषय-विस्तार इतना सघन और विस्तृत है कि इसको 
जानकारीसे व्यक्ति श्रुतकेवली पद प्राप्त करता है। ज्ञान या आगमके विषयका 
परिज्ञान किस प्रकार और किस विधिसे संभव होता है, इसका वर्णन भी पूर्वोक्त 
आगमम्रन्थोंमें आया है। 
श्रुत या आगमज्ञानसे सम्बद्ध आचायं-परम्परा 

दिगम्बर पट्टावलियों और प्रशस्तियोंस अवगत होता है कि श्रुतको सुनकर 
कंठस्थ कर लेनेकी परम्परा तीर्थंकर महावी रके निर्वाणलाभके पश्चात्‌ कई 
शतक तक चलती रही | द्रव्य, गुण, पर्याय, तत्त्वज्ञान, कमंसिद्धान्त एवं आचार 
सम्बंधी मौलिक मान्यताओंको परम्परासे प्राप्ततर स्मरण बनाये रखनेकी 
प्रथा धारावाहिक रूपमें चलती रही । नन्‍्दीसंघ-बलात्कारगण-सरस्वतीगष्छकी 


श्रुत्धर और सारस्वताचार्य : १५ 


पट्टावलिमें बताया है कि गौतम, सुधर्म ओर जम्बूस्वामीने बासठ वर्षों तक धर्मं- 
प्रवारका कार्य किया। महावीर स्वामोके पद्चात्‌ बारह वर्षों तक गौतम 
स्वामीने कैबलीपद प्राप्त कर धर्मंप्रचार किया । इनके परचात्‌ बारह वर्षों तक 
सुधर्माचाय केवली रहे। अनन्तर अड़तीस वर्षों तक जम्बूस्वामी केवछी बने 
रहे । इस प्रकार बासठ वर्षों तक उक्त तीनो केवलियोंकी ज्ञान-ज्योति प्रकाशित 
होती रही। तत्पश्चात्‌ पाँच श्रुत्तकेवली हुए। चोदह वर्षों तक विष्णुने, 
सोलह वर्षों तक नन्दिमित्रने, बाईस वर्षों तक अपराजितने, उन्नीस वर्षों तक 
गोबद्ध नने और उनत्तीस वर्षो' तक भद्रबाहुने ज्ञानदीपकों प्रज्वलित रखा। 
तत्पदबात्‌ दश वर्षों तक दश्षपूर्वधारी विशाखाचाय॑ने, उन्‍नीस वर्षो' तक 
प्रोष्ठिलाचायं ने, सत्रह वर्षो तक क्षत्रियाचाय॑ने, इक्कीस वर्षों तक जयसेना- 
चार्यने, अट्टारह वर्षो, तक नागसेत्ताचार्यने, सत्रह वर्षो' तक सिद्धार्थाचार्यने, 
अट्टा रह वर्षो तक धृतिसेनाचार्यने, तेरह वर्षो तक विजयाचार्यने, बोस वर्षो) 
तक बुद्धिलिज्भाचाय॑ने, चोदह वर्षो तक देवाचायंने एवं चोदह वर्षो तक 
धर्मसेनाबाय॑ने श्रुत॒का प्रवचन किया | इस प्रकार एकसौ तिरासो वर्षो तक 
दश्षपूर्वधारी श्रुतका प्रचार करते रहे | तदनन्तर अट्टा रह बर्षो' तक एकादशांग- 
धारी नक्षत्राचायने, बोस बर्षो' तक जयपालाचार्यने, उनतालीस वर्षों त्तक 
पाण्डवाचार्यने, दश वर्षों तक ध्रुवसेनाचाय॑ने एवं वत्तीस वर्षो तक कंसाचार्यने 
श्रुतज्ञानकी ज्योतिको प्रज्वलित किया । इस प्रकार एकादशागधारी उक्त पाँच 
आच्रायोने श्रुतज्ञानका प्रवचन किया । अनन्तर दश्ागके ज्ञाता शुभचन्द्राचार्यने 
छः वर्षो तक, यशोभद्राचार्यने अट्ठारह वर्षो' तक, भद्रबाहुने तेईस वर्षो तक 
ओर लोहाचायंने पचास वर्षो तक अशज्ञानका प्रवचन किया। अनन्तर 
अट्टाईस वर्षो तक एकागके धारी अहिवल्याचार्यने, इक्कीस वर्षों तक माधन- 
न्याचार्यने, उन्नीस वर्षो तक घरसेनाचार्यने श्रतज्ञानको जोवित रखा ।* 








१. अन्तिमजिणणिव्याणे केबलणाणी य गोयम-मुरणिदो । 
बारह वासे य गणी सुधम्मसामी ये संजादो॥ १ ॥ 
तह बारह बासे पुण संजादो जम्बुसासमि मुणिणाहो । 
अठतीस वास रहियो केवछणाणी ये उबिकट्टो ॥ २ ॥ 
वासठि केवल वासे तिण्हि मुणी गोयम सुधम्म जम्बू य । 
बारह बारह दो जग तिय दुगहोणं चर चालीस ३ ॥ 
सुयकेवलि पंच जणा बासठि वासे गये सुशंजादा। 
प़म॑ चठदहु-वासं. बिण्डुकुमारं सुणेयव्य ॥ ४॥ 


१६ : तीर्थंकर महाथीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस प्राकृत पट्‌टावलोमें प्रत्येक आचायेका अलग-अछग समय दिया गया 
है तथा समष्टि रूपमें मो वर्षसंख्या अद्धूत को गयी है।. तीन केवलियों और 
पाँच श्रुतकेवलियोंका समय एकसों बासठ वर्ष बताया है। दश्षधुवंधारियों 
की पृथक्‌-पृथक्‌ वर्षसंस्या और समष्टिरूप वर्षसंश्या प्राप्त नहीं होती । इसमें 
दो वर्षका अन्तर आता है। यया-- 


नंदिमिलत वात सोलह तिय अपराजिय वास वावीसं । 
इग-हीण-बीस वास गोवद्धण महबाहु गुणतीसं ॥ ५॥॥ 
सद सुयवकेवलणाणी पंच जणा विष्हु नंदिमित्तो य। 
अपराजिय गोवद्धऔण तह भहबाहु ये संजादा॥ ६॥ 
सद वासट्टि सुवासे गए सु उत्पण्ण दह सुपुख्वहरा ! 

सद तिरासि वासाणि य एगादह मुणिवरा जादा ॥ ७ ॥। 
आयरिय विसाख पोहुल खशिय जयसेण नागसैण मुणी । 

सिद्धत्थ धित्ति विजय॑ बुहिलिंग देव धमसेणं ॥ ८ ॥ 
वह उगणीस य सत्तर इकवीस अट्टारह सत्तर। 
अद्ठारह तेरह बीस चठदह चोदय ( सोहस ) कमेणेयं ।। ९ | 
अंतिम जिणणिव्वाणे तियसय-पण-घालबास जादेसु । 
एगादहूंगघारिय. पंच. जणा मुणिवरा जादा ॥१०॥ 
नबखत्तो जयपालग पंडव धृवसेन केस आयरिया । 
अठारह वीसवास गुणचा्ल॑ चोद बत्तीसं ॥। ११ ॥ 
सद तेवीस बासे एगादह अंग्धरा जादा। 

वासं संत्ताणवदिय दसंगय नव अंग अंटधरा ॥ १२॥ 
सुभदई च जसोभह भदहबाहु कम्ेण च। 
लोहाचय्य मुणीसं चर कहिय॑ च॑ जिणागसे ॥। १३ ॥ 
छह अट्टारह वासे तेवीस वावण (वणास) वास मुणिणाहं । 

दस नव अटट्रगधरा बास दुसदवीस सघेसु ॥ १४॥। 
पंचसये पण्सठ_ अंतिम-जिण-समय-जादेसु । 

उप्पणा पंच जणा इयंग्घारी सुण्ेयव्वा ॥ १५ |। 
अहिविल्खि साधनंदि य भरतसेणं पृष्फयंत भूदबली। 
अडवीसं इशवीस उसणीसं तीस वीस वास पुणों॥ १६॥ 
इगसय-अठार-वासे इयंगवारी य भुणिवरा जादा। 
छसय-तिरासिय-वासे णिव्वाणा अंगहित्ति कहिय जिणे ।। १७ ॥ 

--ैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण '४, पृष्ठ ७१०७४ 


श्रुतघर और सारहबीकार्य : १७ 


दशपुव धारी 
(१) वीर निर्वाण संवत्‌ १६२. विशालाचाय॑_ १० वर्ष 


(२) वीर निर्वाण संवत्‌ १७२. प्रोष्ठिल १९ वर्ष 
(३) बोर निर्वाण संवत्‌ १९१ क्षत्रिय १७ वर्ष 
(४) वोर निर्वाण संवत्‌ २०८. जयसेन २१ वर्ष 
(५) वोर निर्वाण संवत्‌ २९९ नागसेन १८ वर्ष 
(६) वीर निर्वाण संवत्‌ २८७. सिद्धाथे १७ वष 
(७) बोर निर्वाण संवत्‌ २६८ धृतिसेन १८ वर्ष 
(८) वीर निर्वाण संवत्‌ २८९ विजय १३ वर्ष 
(९) वीर निर्वाण सवत्‌ २७५. बुढिलिज् २० वर्ष 
(१०) बीर निर्वाण संवत्‌ ३१५... देव श्थवर्ष. 
(११) वीर निर्वाण संवत्‌ २२९०. धर्मसेन १४ वर्ष (१६ वष) 
१८१+क २ १८३ 


आदरणीय डा० हीराछाछजीने अनुमान किया है कि धर्मसेनका काल १४ 
वर्षके स्थान पर १६ वर्ष होता चाहिए। इस प्रकार वर्षणणना करनेपर १८२ 
वर्ष दशपूर्वधारियोंका समय आ जाता है। इसके पश्चात्‌ पाँच एकादशाजू- 
धारियोंका समय अन्य स्थानों पर २२० वर्ष बतलाया गया है, पर इस पढ्टा- 
वलीमें उनका समय १२३ वर्ष दिया है, जो यथार्थ प्रतीत होता है । 

११ अड्भूके धारक आचार्य-- 





(१) बोर तिर्वाण सवत्‌ ३४५. नक्षत्र १८ वर्ष 
(२) बोर निर्वाण संवत्‌ २४१... जयपाल २० वर्ष 
(३) वीर निर्वाण संवत्‌ ३८३ पाण्डब ३९, वर्ष 
(४) घीर निर्वाग सवत्‌ ४२२ भ्रुवसेन १४ वर्ष 
(५) वीर निर्चाण संवत्‌ ४२५. कंस ३२ वर्ष 

१२३ वर्ष 


अनन्तर दश, नौ और आठ भड़के ज्ञाताओंका समय ९७ वर्ष बतलाया 
है, पर पृथक-पृथक वर्षोका योग ९९ वर्ष आता है । अतः इसमें मो दो वर्षो की 
भूल प्रतीत होती है | 

१०, ९ और ८ अजके ज्ञाता आचाये-- 

(१) वीर निर्वाण संवत्‌ ४६८ सुभद्र. ६ वर्ष 


(२) , » » ४७४ बेंशोभद्र १८ ,, 

(३) 79 )$ /3 ४५२ भद्वबाहु २३ 2 

(४) | » 5 “११५ लोहाचाये ५२ ,, (५० वर्ष) 
९९ - २०९७ 


१८: तीर्थंकर महावीर और उतकी आवचार्य-परम्परा 


यहाँ छोहाचायंका समय ५२ वर्षके स्थान पर '९० वर्ष होना चाहिए । इस 
प्रकार ९९- २-९७ वर्ष अष्टम, नवम और दशम अद्भुघारी आचार्योका काहू , 
है। अनन्तर एकांगधारी पाँच आचायाँका समय ११८ वर्ष है। यथा-- 

(१) वीर निर्वाण संवत्‌ ५६५ अहंदबलि २८ वर्ष 





(२) ,, , » ५९५३ माघनन्दि २१ वर्ष 
(३) ,, + » १४ घरसेन (१९ ,, 
४) » ४ ४ एरे३ पुष्पदन्त ३० ,, 
(५) ,, » ४५ ६३ भूतबलि २० वर्ष 
११८ वष 


इस प्रकार इस पद्टावलीके अनुसार अज्भुपरम्पराका कुल काछ--- 
६२+ १०० + १८३ + १२३+९७+ ११८७ ६८३ वर्ष है। 

इन्द्रनन्दिके श्रुतावतार, जिनसेनके हरिवंश पुराण, यत्तिवृषभकी तिलोय- 
पण्णती एवं वीरसेनकी धवला टीकामें आचार्योंकी जो पट्टावछी दो गयो है 
उसमे लोहाचायं तक ६८३ बर्ष गिनाये हैं, पर इस पद्ठावलीमें अहंदबली, 
माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलिका ११८ वर्षका समय सम्मिलित है। 
महावीरकी जो शिष्य-परम्परा अन्यत्र प्राप्त होती है उसमें गोतम, लोहाचाय॑ 
और जम्बूस्वामों ये तीन केवली; विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और 
भद्रबाहु--ये पॉच श्रुतकेवली; विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, 
सिद्धार्थ, धृत्तिसिन, विजय, बुद्धिलिज़ू, देव और धमंसेन--ये ११ दक्षपूर्वके ज्ञाता; 
नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, प्र्वसेन और कंस--ये पाँच आचाराज़के ज्ञाता 
आचाय॑ हुए हैं। धवलाटीकाके सत्प्रछ्यणा और वेदनाखण्डके प्रारम्भमें 
उक्त आचार्योको परम्परा दी गयी है। श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० १ और 
२ में सूधर्मस्वामीके नामके स्थान पर लोहाचायेंका नाम प्राप्त होता है।" 

तिलोयपण्णत्ती,* हरिवंशपुराण, ब्रह्महेमेंकत श्रुतस्कन्ध, श्रवणबेलगोल 


१ अथ खलु “”' महोति महावीर-सबवितरि परितिरवृते भगवत्परमषि-गौतम-गणघर- 
साक्षाज्छिष्य-लोहूरय्य-जम्बु-विष्णुदेवापराजित-गोवर्द्धन-मद्रबाहु-विशास-प्रोष्ठिसकृत्ति- 
कार्यजयनामसिद्धार्थ-घृतिषेणबुद्धिलादि * *'। जैन शिलाफैख संग्रह, प्रथम भाग, 
माणिकचन्द्र दिगम्बर जैनप्रन्यमाछा, शिलालेख संख्या--१, पृष्ठ १-२ । 

२. जादो सिद्धो वीरो तहिबसे गोदमों परमणाणी । 
जादो तस्सि सिद्ध सुधम्मसाभी त्दो जादो ॥--तिरोमपणत्ती ४॥१४७६ 

३. त्रयः क्रमास्केवलितो जिनात्परे दिवष्टिवर्षान्त रभाविनो5भवन्‌ । 
त॒तः परे पद्म समस्तपूनिणस्तपोघना ब्षशतान्तरे गताः ॥ -हरिब्रंक्षपुराण ६६२२ 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य : ६९ 


अभिलेख नं० १०५ ओर इन्द्रतन्दि श्रुतावत्तारमें सुधम स्वामीका नाम उपरूब्ध 
होता है। 
जयधवलामें भी लोहाचायंके स्थान पर सुधर्म स्वामीका ही नाम आत्ता 
है। अतः यहाँ यह आश्भा उत्पन्न होती है कि लोहाचाय॑ं और सुधमम स्वामी 
एक ही व्यक्ति हैं अथवा भिन्‍न-भिन्‍न? इस शद्भूधका समाधान जंबुदावपण्णत्ती- 
से हो जाता है। बताया है-- 
तेण वि लोहज्जस्स य लछोहज्जेण य सुधम्मणामेण । 
गणधरसुधम्मणा खलु॒जंबूणामस्स णिहिद्ु ॥१०। 
चदुरमलबुद्धिसहिदे तिण्णेंदे गणघरे गुणसमग्गे । 
केवलणाणपरवे सिद्धि. पत्ते णमंसामि ॥११॥ 
अर्थात्‌ गौतम गणधरने लोहायंको ओर छोहाय॑ने जंबूस्वामीको उपदेश 
दिया । ये तीनों केबली निर्मल बुद्धियोंसे सहित गुणोंसे परिपृर्ण और सिद्धिको 
प्राप्त थे । लोहायंका अपर नाम सुधमं स्वामी था | अतः लोहाचाय और सुधमं- 
स्वामी दोनों एक हो व्यक्ति है, भिन्‍न नही | 
इसी प्रकार विष्णुके नाममें भी भेद पाया जाता है। प्राकृतथट्टावलि और 
महावीरकी शिष्यपरम्परामे विष्णुके नामका उल्लेख आया है| पर जबुदीव- 
पण्णत्ती और तिलोयपण्णत्तीमें इस स्थान पर नन्दी या नन्दीमुनि नाम मिलता 
है । जंबुदीवपण्णत्तीमें लिखा है-- 
णदी य णंदिमित्तो अवराजिदमुणिवरों महातेओ । 
गोवड्ढणो महप्पा महागुणो भहदबाहू या।ं 
तिलोयपण्णत्तीमें बताया है-- 
णदी य णदिमित्तो बिदिओ अवराजिदो त्तइज्जो य | 
गोवद्धणो चउत्थो पंचमओ भदहबाहु त्ति॥ 
उक्त उद्धरणोंसे यह ज्ञात होता है कि विष्णुका ही अपर नाम नंदी रहा 


४. सिद्धि गते वीरजिनेश्तुबद्ध-केवल्यभिव्यास्त्रय एवं जाता: । 
शीगौतमस्तौ च सुधर्म-जम्बू यैः केवली वे तादिहानुबद्धम्‌ ॥। 
--जैनशिलालेखसंग्रह प्रथम भाग, अभिरेख---१ ०५ । 
१. जंबुदीवपण्णत्ती १११०-११ 
२. जंबुदीवपण्णत्ती ११२ 
३. तिलोयपण्णती ४॥१४८२ 


२० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


होगा । बस्तुतः आचायंका नाम विष्णुनन्दी है। इसके दोलों शब्द विष्णु और 
नन्‍्दी संक्षिप्त रूपमें प्रयुक्त हुए हैं। एक स्थासंपर 'विष्णु' शब्दका प्रयोग हुआ 
है और दूसरे पर 'मन्दी' का । श्रवणबेलगोरूके शिलालेख नं० १०५ में अपरा> 
जितका नाम पहले आया है और तन्दिमित्रका परचात्‌। यह क्रमभंग संभवत: 
छन्द निर्वाहके लिए किया गया होगा । अन्य सभी ग्रन्थोंमें नन्दिमित्रका पहले 
नाम आया है और अपराजितका बादमें । 

नन्दिसंघको प्राकृत पट्टावलिमें परम्परासे प्राप्त बुद्धलके स्थानपर बुद्धि- 
लिख नाम आया है। इसी प्रकार गंगदेवके स्थानपर केवल देव नाम प्राप्त 
होता है । जयपाहके स्थानपर जयधवलामें जसफल और जम्बुदीवपण्णत्तीमें* 
जसपाल नाम आये हैं। यथा्थत: ये ताम भी एक ही व्यक्तिके हैं। 
भ्रुवसेनके स्थानपर इन्द्रनन्दीके श्रुतावतारमें* द्रमसेन और श्रुतस्कन्धमें घृतसेन 
नाम मिलते हैं। 

आचारांगधारी यशोभद्गके स्थानपर इन्द्रनन्दीके श्रुतावता रमें अमयभद्र नाम 
आया है । इसी प्रकार यशोबाहुके स्थानपर जयघवलामें जह॒बाहू; श्रुत्तावतारमें 
जयबाहु; नन्दिसंधकी प्राकृत पट्टाबलि और आदिपुराणमें  भद्रबाहु नाम आये 
हैं। सभवत: नन्दिसंघको प्राकृत पट्टावलिके भद्गबाहु द्वितीय हैं । 

प्राकृत पट्टावलिमें तीन केवलियों, पाँच श्रुतकेवलियों ओर ग्यारह दश- 
पूवियोंका समय तो क्रमशः ६२+ १०० + १८३ वर्ष बतलाया गया है, जिसका 
योगफल ३४५ वर्ष आता है। इसके पश्चात्‌ जिन पाँच एकादशांगधारियोंका 
समय अन्यत्र २२० वर्ष बतलाया है, यहाँ उनका समय १२३ वर्ष ही कहा है । 
इसके पश्चात्‌ आगे जित चार आचार्योको अन्यत्र आचारांगधारी कहा गया है, 
उन्हें इस पट्टावलीमें १०, ९ ओर ८ अंगका धारी कहा है तथा इनका समय 
११८ वर्षंके स्थानमें ९९ वर्ष (९७) कहा है । पट्टावलोकी कालगणनाके अनुसार 
वीर निर्वाणसे ६२ + १०० + १८३ + १२३ + २४० ४९२ वर्षके पश्चात्‌ द्वितीय 
भद्रबाहु हुए । इनका काल २३ वर्ष बतलाया है। गणनानुसार ५२७-४५२ ७ २५ 
अर्थात्‌ ई० सनुसे २५ वर्ष पूर्व द्वितीय भद्बबाहु हुए हैं । 

पट्टावडीमें 'तदुक्तं विक्रमप्रबन्धे' लिखकर जो दो गाथायें उद्धृत को गयो 


१. णक्खत्तो जसपालो पंडू धृबसेण कंसआयरिओ । 

एयारसंगधारी पंच जणा होंति णिहिट्वा ॥ . -“जम्बूदीवपण्णत्ती ११६ 
२. इच्चनन्दि श्र तावतार, बूरत संस्करण, पृष्ठ १३ । 
३. सुभद्रशव बशोभद्रो भद्रबाहुमहायशा: । 

लोहायंश्वेत्यमी जया: प्रथमाडाब्धिपारगा: ॥ --महापुराण २।१४९ 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य : २१ 


हैं, उनमें बतलाया है कि वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रमका जन्म हुआ। 
अतएवं ४९२- ४७० > २२ अर्थात्‌ विक्रमके जन्मसे २२ वर्ष पोछे सुभद्राचायंका 
अन्त हुआ | तत्पद्चात्‌ भद्रबाहु द्वितीय पट्टासोन हुए। स्पष्ट है कि बि० स० 
२२ से वि० सं० ४५ तक भद्गबाहु द्वितोयका समय आता है। 

सरस्वत्तीगच्छकी पट्टावलोमें इन्हे जातिसे ब्राह्मण बताया है और इनको 
आयु ७७ वर्षकी कहो गयी है। इस पद्टावलोमें भद्बबाहुके तीन छ्षिष्योके नाम 
आये हैँ--गुप्तिगुप्त, अहँदूबलि और विशाखाचार्य । श्रुतकेवली भद्बबाहुके शिष्यका 
नाम भी विशाखाचायें था । नन्दिसंघकी पद्टावलीमें भद्रबाहु द्वितीयके शिष्यका 
नाम लोहाचाय॑ बताया गया है । द्वितीय भद्रबाहु ओर उनके शिष्य मुप्तिगुप्तको 
स्थिति सर्वथा असादग्ध नही है। अतएव श्वेत्ताम्बर परम्पराके द्वितीय भद्बबाहु 
दिगम्बर परम्पराके भद्रबाहु द्वितीयसे सबंधा भिन्‍न है। दिगम्बर भद्रबाहु 
बराहमिहिरके भाई नही है । 

श्रुतकेवली भद्रबाहुके गुरुका नाम गोवधंनाचार्य है। ये हो दिगम्बर 
मुनियोका सघ लेकर दक्षिणकी ओर गये थे ओर इन्हीका शिष्य चन्द्रगुप्त मौये 
था । चन्द्रगुप्त मौयंके सम्बन्धम हरिषेणकथाकोषमे भद्रबाहुका आख्यान आया 
है। इसमें चन्द्रगप्तको उज्जयिनीका राजा बतलाया गया है। शिश्ुनाग वश 
और नन्दवंशके राज्यमें भी उज्जयिनोका राज्य सम्मिलित था । यद्यपि चन्द्रगुप्त 
मौयंकी प्रधान राजधानी पाटलिपुत्रमें थी, पर पश्चिम खण्डकी राजधानी 
उज्जयिनीमे स्थित थी | जब भद्रबाहु उज्जयिनीमे पधारे उस समय उस नगरमे 
महान्‌ श्रावक राजा चन्द्रगुप्त था। इससे अवगत होता है कि उस समय 
चन्द्रगुप्त उज्जयनीमे गया हुआ था। यह जेन श्रमणोका बड़ा भक्त था और 
उनका यथोचित आदर-सत्कार करता था। मि० जॉर्ज सी० एम० वल्डंबुकन 
लिखा है--“चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार दोनों जैन थे, किन्तु बन्द्रगुप्तके पौत्र 
अशोकने बोद्धधर्म स्वोकार किया था ।"' 

तिलोयपण्णत्तीमे बताया है कि मुकुटधर राजाओंमे अन्तिम राजा चन्द्रगुप्तने 
जिनदीक्षा ग्रहण की थी। इसके पश्चात्‌ अन्य कोई मुकुटघर दोक्षित नही हुआ । 

मउडघधरेसु चरिमो जिणदिक्खं धरिद चदगुत्तो य । 
तत्तोी मउडधरा दुष्पव्वज्जं णेव गेण्हतति ॥* 





नतानज+ + ++>-+> 


१, कैलादचन्द्र शास्त्रों, जैन साहित्यका इतिहास, पूर्व पीठिका, वर्णी प्रन्थमाला 
वाराणसो, पृष्ठ ३५२ । 
२ तिछोयपष्णतती ४१४८१ 


२२ : तोर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


तिलीयपण्णत्तिके इस सन्दर्मसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्तका उल्लेख 
जिस प्रसंगमें आया है वह प्रसंग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कैवेली और श्रुत्त- 
केवलियोंके म्ध्यमें बन्द्रगुप्तका निर्देश सामान्य नहीं है। अन्तिम केवलज्ञानी 
श्रीघर कुण्डलगिरिसे सिद्धिकों प्राप्त हुए। चारणऋषियोंमें अन्तिम सुपाद्व॑चन्द्र 
नामक ऋषि हुए। अन्तिम प्रज्ञाश्रमण वज्ञयश और अन्तिम अवधिज्ञानो 
श्रीनामक ऋषि हुए। इसके पर्चात्‌ मुकुटधरोंमें अस्तिम चन्द्रगुप्तने जिनदीक्षा 
ग्रहण की। चन्द्रगुप्तका निर्देश करनेवालो गायाके पश्चात्‌ श्रुतकेबछी भद्रबाहुका 


नाम आया है। अतएव यह स्पष्ट है कि अन्तिम श्रुतकेवली और मौर्य चन्द्रग॒प्त 
ये दोनों समकालीन हैं। 


खारवेलके हाथी गम्फावाले अभिलेखकी सोरूहबीं पंक्तिका जायसवाल 
साहबने अध्ययन कर लिखा है--“जेन आगमोंके इतिहासके और अधिक गहरे 
अध्ययनसे हम निर्णय करनेमें समथे होगे कि उक्त पंक्तिके किये गये तोन 
अर्थोमेसे कौन-सा अधथ॑ ग्राह्म है। किन्तु चन्द्रगुप्त मौयंके समयमें जेन मूलग्रन्थोंके 
विनाशको लेकर जैनपरम्परामे जो विवाद चलता है उसका लेखके उक्त पाठसे 
आधश्चयंजनक समर्थन होता है। इससे स्पष्ट है कि उड़ीसा जेसधमंके उस 
सम्प्रदायका अनुयायो था, जिसने चन्द्रगुप्तके राज्यमे पाटलिपुत्रमें होनेवाली 
वाचनामें संकलित आगमोंको स्वीकार नहीं किया था |” 

जायसवालजोके उपयुंक्त कथनसे यह ध्वनित होता है कि दिगम्बर ओर 
इवेताम्बर परम्परामें भद्रबाहु श्रुतकेवलोके समयसे श्रुतका विच्छेद होनेकी जो 
अनुश्रुत्तियाँ है वे मौयेकालसे सम्बद्ध हैं। अतएव भद्गबाहु श्रुतकेवलोका अस्तित्व 
चन्द्रगुप्त मौयंके समयमें सिद्ध है । 

नन्दिसंघकी प्राकृत पट्ठावलोसे भा उक्त कथनकी पुष्टि होतो है । पदूटा- 
बलोमे बीरनिर्वाणसे लोहाचायं तक ५६५ वर्षोका समय बताया है। अन्य 
ग्रन्थोंमेि यह कार ६८३ वर्ष है। इस प्रकार कालगणनामें ११८ वर्षो का अन्तर 
आता है। यद्यपि तीन केवली, पाँच श्रुतकेवली और ग्यारह दशपृव॑धारी 
आचार्योको कालगणनामें कोई अन्तर नहीं है। तो भी अहंदूबलिसे भूतबलि 
पर्यन्त पाँच आचार्योंके दिये गये ११८ वर्षो में ५० वर्ष श्रुतकेवलियोंके भी 
सम्मिलित कर दिये जायें तो श्रुतकेवली भद्गबाहु और चन्द्रगुप्तमोयंकी सम- 
कालीनता बन जाती है। 

हरिषेणकृत बुहृतकथाकोषमें* श्रुतकेवली भद्रबाहुका जो आख्यान आया 
है उसमें बताया है कि 'दुर्भिक्षे कारण श्रुतकेवली भद्गबाहु नवदीक्षित अपने 


१२, उुएपएप्रन रण 8987 00589 हि.०४९४००)॥ 502ट9 ९४४०० ए0, 3 ?, 236 
२. बृहतृकथाकोब, भारतीय विद्याभवन बम्बई, सन्‌, १९४३, पृ० २१७-३१९ 





पुतघर और सारस्वताभार्य : २३ 


क्षिष्य चन्द्रगुप्त सहित दक्षिणनी ओर चले । चन्द्रगुप्तका दीक्षा नाम विशाखा- 
चार्य पड़ा । जब दुर्भिक्ष समाप्त हो गया तो विशाखाचाय समस्त संघके साथ 
दक्षिणापथसे मध्यदेशमें लौट आया। रामिल्ल, स्थविर ओर स्थृलूभद्राचाये 
तीनों दुर्भिक्षकालमें सिन्धुदेशमें चले गये थे । उन्होंने बहाँसे लोटकर बतलाया 
कि उस देशके निवासी दुभिक्ष पीड़ितोंके भयसे दिनमें भोजन नहीं कर पाते 
थे। अतएव वे रातरिमें भोजन करते थे । उन्होंने हमसे कहा कि आप छोग' भी 
रातरिके समय हमारे घरसे पात्र छेकर आहार ले जाया करें। उन छोगोंके इस 
अनुरोधपर हमलोग रात्रिमे आहार लाकर, दिनमें भोजन करने छमे। एक दिन 
एक कृशकाय निग्नैथ साधु हाथमे मिक्षापात्र लेकर श्रावकके घर गया। अन्ध- 
कारमें उस नग्नमुनिको देखकर एक गर्भिणी श्राविकाका भयके कारण गर्भपात 
हो गया । इसपर श्रावकोंते आकर साधुओंसे प्राथंना की--“समय बढ़ा खराब 
है। जबतक स्थिति ठोक नही होती, त्बतक आपलोग बाँयें हाथसे अद्धंफालक- 
अधंवस्त्रको आगे करके दाहिने हाथमें भिक्षापात्र लेकर राजिसे आहार लेने 
आया करें | जब सुभिक्ष हो जाय तब प्रायश्चित्त लेकर पुन: अपने तपमें संलग्न 
हो जाये |” आ्रावकोका उक्त वचन सुनकर यतिगण बेसा करने लगे। 


जब सुभिक्ष हो गया त्तो रामिल्ल, स्थविर और स्थूलभद्राचायंने सकल 
संघको बुलाकर अद्ध वस्त्र छोड़ देनेका आदेश दिया ओर सभी विशाख्ाचार्यके 
पास गये और नेग्रंन्थ्यछूप धारण किया | जिनको गुरुके वचन रुचिकर प्रतीत 
नही हुए उन शक्तिहोनोंने जिनकलप ओर स्थविरकल्पका भेद करके भद्ध- 
फालक सम्प्रदायका प्रचलन किया ।' 


उपयुक्त आर्यानका अन्य ऐतिहासिक सदर्भो में अध्ययन करनेपर अवगत 
होता है कि स्थविर और स्थूलभद्र भद्रबाहुके समकालीन हैं । दिगम्बर परंपरामें 
श्रुतकेवली भद्रबाहुको जो स्थान प्राप्त है, द्वेताम्बर परम्परामें वही स्थान स्थल- 
भद्रको प्राप्त है। खेताम्बर सम्प्रदायकी आचार्यंपरम्पराका प्रारम्भ श्रुतकेवली 
भद्रबाहुसे न होकर स्थूलभद्राचायंसे होता है। अत्तएवं संक्षेपमें यही कहा जा 
सकता है कि दिगम्बर आरातियोंकी परम्परा श्रुतकेवली भद्गबाहुसे प्रारम्भ 
होती है। इस परम्पराके आचार्योमें मेद करना शक्य नहीं है, क्योंकि सभो 
आचार्यो ने गौतम गणधर द्वारा ग्रथित श्रुतका ही विवेचन किया है। विषयवस्तु 
वही रहो है, जिसका निरूपण तीथ॑कर महावीरकी दिव्यध्वनि द्वारा हुआ है । 
विभिन्‍न समयोंमें उत्पन्न होनेके कारण इन आचायॉने केवल द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भावके अनुसार अभिव्यञ्जना शक्तिका हो रूपान्तर किया है। तथ्य 
समान होते हुए भों कथन करनेको प्रक्रिया भिन्‍न है। हम सुविधाको दृष्टिसे 


२४ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


दिमम्बर आरातियोंको परम्पराको निम्नलिखित पांच भागोंमें विभक्त कर 

विवेधन उपस्थित करेंगे । अनी-सन्की 3 टयमसमील: ८ ८80व्ड 
८८१. भ्रुषपराचाय । ध्यप्मी-नीनक>टटलमीसले- 

+/ २. सारस्वताचाय। «डी ई- 

७ रे. प्रबुद्धाचाये । 

४. परम्परापोषकाचार्य । 

५. कवि और लेखक--आचायें तुल्य । 

१. अ्रतधराचार्यंसे अभिप्राय हमारा उन आचार्थों से है, जिन्होंने सिद्धान्त, 
साहित्य, कमंसाहित्य, अध्यास्मसाहित्यका प्रथत दिगम्बर आचार्यो के चारिश्र 
और गुणोंका जोबनमें निर्वाह करते हुए किया है। यों तो प्रथमानुयोग, करणा- 
नुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगका पुरव॑परम्पराके आधारपर ग्रन्थरूपमें 
प्रणयन करनेका कार्य सभी आचाय॑ करते रहे हैं, पर केवली और श्रुत्त- 
केवलियोंकी परम्पराको प्राप्त कर जो अंग या पुर्वों के एकदेशज्ञाता आचार्य 
हुए हैं उनका इतिवृत्त श्रुतप्र आचार्यो को परम्पराके अन्तंत्त प्रस्तुत किया 
जायगा | अतएवं इन आचायोमें गुणघर, धरतेत, पुष्पदन्त, भूतवछि, यति- 
वृषम, उच्चारणाचार्य, आयंमंक्षु, नागहस्ति, कुन्दकुन्द, गृद्धपिच्छाचायं और 
वप्पदेवकी गणना की जा सकती है। 

श्रुतधराचार्य युगसंस्थापक और युगान्तरकारी आचायं है। इन्होंने प्रतिभाके 
क्षीण होनेपर नष्ट होती हुई श्रुतपरम्पराको मृत्तं रूप देनेका काय॑ किया है। 
यदि श्रतधर आचाय॑ इस प्रकारका प्रयास नहीं करते तो आज जो जिनवाणी 
अवशिष्ट है, वह दिखलायी नहीं पड़ती । श्रुतधराचाय दिगम्बर आचार्यों के 
मूलगृण और उत्तरगुणोंसे युक्त थे ओर परम्पराको नोबित रखनेकी दुष्टिसे वे 
ग्रन्थ-प्रणयनमें संलग्न रहते थे | श्रुतकी यह परम्परा अथंश्रुत और द्रव्यश्रुतके 
रूपमें ई० सन्‌ पू्वंकी शताब्दियोंस आरम्भ होकर ई० सनकी चतुथ॑-पंचम 
शताब्दी तक चलती रही है । अतएव श्रुतधर परम्परामें कर्मंसिद्धान्त, लोका- 
नुयोग एवं सूत्र रूपमें ऐसा निबद्ध साहित्य, जिसपर उत्तरकारूमें टीकाएँ, विवु- 
त्तियाँ एवं भाष्य लिखे गये हैं, का निरूपण समाविष्ट रहेगा । 

२. सारस्वताचायंसे हमारा अभिप्राय उत आचार्योंसे है, जिल्‍्होंने प्राप्त हुई 
श्रुतपरम्पराका मौकछिक ग्रन्थप्रणयन और ट्रीका साहित्य द्वारा प्रचार और 
प्रसार किया है। इन आतार्यो में मौलिक प्रतिभा तो रहो है, पर श्रुतघरोंके 
समान अंग और पूर्व साहित्यका झान नहीं रहा है । इत आध्चार्थों में समन्‍्तभद्र 
पृज्यपाद-देवनन्दि, पात्रकेसरी, जोइन्दु, ऋषिपुत्र, अकलंक, वीरसेन, जिनसेन, 


भ्रुतपर और सारस्वताआर्य : २५ 


मानतुंग, एछाचार्य, जटासिहनन्दि, वीरनन्दि, विद्यानन्द आदि आचाय॑ परि- 
गणित हैं । 


३. प्रबुद्धाचायंसे हमारा अभिप्राय ऐसे आचार्योंसे है, जिन्होंने अपनी 
प्रतिभा द्वारा ग्रन्थप्रणयनके साथ विवृत्तियाँ और भाष्य भी रचे हैं। यद्यपि 
सारस्वताचाय ओर प्रबुद्धाचाय॑ दोनोंमें ही प्रतिभाका बाहुल्‍य है, पर दोनोंकी 
प्रतिभाके तारतम्यमें अन्तर है। जितनी सूक्ष्म निरूपणशक्ति सारस्वत्ताचार्यों- 
में पायी जाती है, उतनी सूक्ष्म निरूपणशक्त प्रबुद्धाचार्यों मे नहीं है। कल्पना- 
की रमणीयता या कल्पनाकी उड़ान प्रबुद्धांचार्यों में अधिक है, और इस श्रेणीके 
सभी आचाय॑ प्राय: कवि हैं। इनका गद्य और पद्य भी अलंकृत्त शेलीका है। 
अत: अभिव्यञ्जनाकी सशक्त काव्यशक्तिके रहनेपर भी सिद्धान्तनिरूपणकी 
बह क्षमता नही है, जो क्षमता सारस्वताचाय या श्रतधराचार्यो में पायी जाती 
है । इस श्रेणीके आचार्यो मे जिनसेन प्रथम, प्रभाचन्द्र, नरेन्द्रसेन, भावसेन, आये- 
नन्दि, नेमिचन्द्रगणि, पद्मनन्दि, वादीर्भायह, हरिषेण, वादिराज, पद्मनन्दि-जन्बू- 
द्वीपपण्णत्तोकार, महासेन, सोमदेव, हस्तिमल्‍ल, रामसिंह, नयनन्दि, माधवचन्द्र- 
श्रेविद्य, विश्वसेन, जयसेनाचायं द्वितीय, अनन्तवीय॑ एंवं इन्द्रनन्दि आदिकी 
गणना को जा सकतो है। इन आचार्यो ने पदयात्रा द्वारा भारतका भ्रमण किया 
और अपभश्रंश एवं सस्क्ृत आदि भाषाओंमें ग्रन्थ-रचना की | 


४. परम्परापोषक आचार्योसे हमारा अभिप्राय उन भट्टारकोंसे है जिन्‍्होने 
दिगम्बर परम्पराको रक्षाके लिए प्राचीन आचार्यो द्वारा नि्ित ग्रन्थोके आधार 
पर अपने नवीन ग्रन्थ लिखे। सारस्वताचाय॑ और प्रबुद्धाचायमे जैसी मौलिक 
प्रतिभा समाविष्ट थी, वेसी मोलिक प्रतिभा परम्परापोषक आचार्यो में नही पायी 
जाती । नयी सम्भावनाओंका विकास इन आचार्थों द्वारा नही हो सका है। 
पिष्टपेषणका कार्य ही इन आचार्यो के द्वारा हुआ है | यो तो संस्कृति तसिर्मा- 
ताओके रूपमे अनेक परम्परापोषक आचाय आते है, पर वाडः मय-सृजनकी 
मोलिक प्रतिभा और अध्ययन-गाम्भीयं प्रायः इन्हे प्राप्त नही था | धनो-मानी 
शिष्योंसे वेष्टित रहकर, मन्त्र-तन्त्र या जादू-टोनेको चर्चाएँ कर, जनसाधारण- 
को ये अपनी ओर आक्ृष्ट करते रहते थे | धरमंप्रचार करना, जनसाधारणको 
धर्मके अ्रति श्रद्धालु बनाये रखना एवं सरस्वतीका संरक्षण करना प्राय: परम्परा- 
पोषक आधार्यो का लक्ष्य हुआ करता था । यही कारण है कि इन आचार्यों 
द्वारा गहियो पर समृद्ध ग्रन्थागार स्थापित किये गये | मौलिक ग्रन्थ-प्रणयनके 
साथ आष॑ ओर मान्य कवियों एवं श्रुतधरों द्वारा रचित वाह मय, काव्य एवं 
आध्यात्मसाहित्यकी प्रतिलिपियाँ भी इनके तत्त्वावधानमें प्रस्तुत की गयी हैं । 


_२६: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


परम्परापोषक आचार्यो ने युगानुसार रचनाएँ न. लिखकर धर्मंप्रचारा्थ 
कथाकाव्य या दर्शनसम्बन्धी ग्रन्थोंका प्रणयन किया है। धर्म और संस्कृतिके 
दायित्वका निर्वाहू लगभग पाँच छह सौ वर्षो तक इन आचार्यों के द्वारा होता 
रहा है। ये आचाय आरम्भमें निश्चयत: निस्पुही, त्यागी, ज्ञानी एवं जितेन्द्रिय 
थे | स्वयं विद्वान होनेके साथ मत्तीषी विद्वानुका सम्पोषण भी इन्हींको गहियोंसे 
होता था । परम्परापोषक आचार्यो का लक्ष्य ग्रन्थोंके संख्यावाहुल्यपर था, 
मौलिक रचनाकी ओर नहीं । 


इस श्रेणीके आचार्यो में भास्करनन्दि, सकलकीति, वामदेव, सिंहसूरि, 
मल्लिषेण, श्रुतसागर, अजितसेन, वद्धंमानभट्टा रक, ज्ञानकीति, श्रह्मनेमिदत्त, 
वादिचन्द्र, सोमकीति, विवुधश्रोधर, अमरकीति, देवचन्द्र, यशःकीति, हरिचल्‍्द्र, 
तेजपाल, पूर्ण भद्र, दामोदर, त्रिविक्रम, ज्ञानकीति, विद्यानन्दि, ब्रह्मश्रुत्तसागर, 
पद्मनन्दि, नेमिचन्द्र, सहल्नकी ति, जिनेन्द्रभूषण, धमंभूषण, गुणचन्द्र, शुभचन्द्र, 
शुभको ति, देवेन्द्रकीति, चारित्रभूषण, नागदेव, चन्द्रकोति, जयकीति, सुमत्ति- 
सागर, अरुणमणि, श्रोनन्दि, श्रीचन्द्र, कमऊकोत्ति आदि प्रमुख है। इन 
आचार्यो ने निम्नलिखित रूपमे वाइमयकी सेवा की है-- 

१. पौराणिक चरित्त-काव्य 
२. लघुप्रबन्ध कथाकाव्य 
३. दूत्त-काव्य 
४. न्याय-दर्शन विषयक साहित्य 
५. अध्यात्म-साहित्य 
६. प्रबन्धात्मक प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिक काव्य 
७. सन्धान-काव्य 

८, सूक्ति, आचा रमलक काव्य 

९. स्तोन्न और पूजाभक्ति साहित्य 

१०, नाटक 

११. विविध विषयक समस्यापूर्ल्यात्मक काव्य 

१२. संहिता-विषयक साहित्य 

कि ओर लेखक--दिगम्बर परम्पराके श्रुतका संरक्षण और विस्तार 
आचार्यो के अतिरिक्त गृहस्थ लेखक और कवियोने भी किया है। पंडित आझ्ा- 
धर जैसे बहुश्रुतज्ञ विद्वान इस परम्परामें हुए हैं। जिन्होने मौलिक रचताओंके 
ध्ाथ अनेक प्रन्थोंके टीका और टिप्पण भी लिखे हैं। महाकवि रइधू, असग, 
हरिचन्द आदिने भी रचताएँ लिखकर आरातीय परम्पराके विकासमें योगदान 


अतधर ओर सारस्वताचार्य : २७ 


दिया है । आचार्य जिनसेन, महाकवि पृष्पदन्तकी परम्पराका विकास विभिन्न 
भाषाओं द्वारा रचित वाडमयके आधारपर किया है। प्रबुद्ध आध्ार्यो ने जिन 
पौराणिक महाकाव्योंक रचनातन्त्रका प्रारंभ किया था, उस रचनातन्त्रका 
सम्यक्‌ विकास इन कवियोंके द्वारा हुआ । संस्कृत, अपश्रंद्, हिन्दी, गृजराती, 
मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलगु आदि भाषाओंमें कवियों और लेखकोंने सिद्धान्त 
और आजारविषयक रचनाएँ लिखकर श्रुतपरंपराका विकास किया है। ये 
लेखक और कवि भी वाहुमयके स्रष्ट। और संवद्धंक हैं । 

इस श्रेणीके कवि और लेखकोंमें असग, हरिचन्द, अहेँद्दास, आशाधर, धर्म 
धर, दोडघ, जगन्नाथ, लक्ष्मीचन्द्र, रामचन्द्र मुमुक्षु , पद्मनाभ कायस्थ, बनारसी- 
दास, पंडित रामचन्द्र, ब्रह्मकामराज, रूपचन्द्र, रूपचन्द्र पाण्डेय, हरपाल, 
केशवसेन, अक्षयराम, देवदत्त, पंडित धरसेन, शिवभिराम, ब्रह्मराजमरू 
आदि प्रमुख है । साधारणतः इन कवि और लेखकोंमें अधिकांशका संबन्ध 
भट्टारकोंके साथ है। यह भो संभव है कि इनमेंसे दो चार कवि या लेखक 
भट्टा रक भी रहे हो, पर रचनाओंसे इनका जीवन सांसारिक गृहस्थके समान ही 
प्रतीत होता है। इसो कारण हमने इनकी गणना कवि और लेखकोंमें को है । 


श्र॒तधराचार्य 

आधार्थ गुणघर ओर उनकी रचनाएँ 

अपर कर घर तह हक परम हद तप बाज धरसेन दोनों ही श्रुत-प्रतिष्ठापकके रूपमें प्रसिद्ध है। गृणधघर आचाय॑ 
धरसेनकी अपेक्षा अधिक ज्ञानी थे । गुणधरको “पत्म्चमपू्वंगत पेज्जदोसपाहुड' 
का ज्ञान प्राप्त था और धरसेनको 'पुवंगत कम्मपयडिपाहुड' का । इतना ही नहीं, 
किन्तु गुणधरको 'पेज्जदोसपाहुड'के अतिरिक्त 'महाकम्मपयडिपाहुड का भी ज्ञान 
प्राप्त था, जिसका समर्थन 'कसायपाहुड' से होता है। 'कसायपाहुड'में बन्ध, 
संक्रमण, उदय ओर उदीरणा जेसे पृथक्‌ अधिकार दिये गये हैं। ये अधिकार 
'महाकम्मपयडिपाहुड'के चोबीस अनुयोगद्वा रोमेंसे क्रमशः षष्ठ, द्वादश और दशम 
अनुयोगद्वारोंसे संबद्ध है। 'महाकम्मपयडिपाहुड'का चोबीसर्वाँ अल्पबहुत्व नामक 
अनुयागद्वार भी 'कसायपाहुड के सभी अर्थाधिकारोंमें व्याप्त है। अतः स्पष्ट है 
कि आचाय॑ गुणधर “महाकम्मपयडिपाहुड'के ज्ञाता होनेके साथ 'पेज्जदोसपाहुड' 
के जाता और 'कसायपाहुड'के रूपमे उसके उपसंहारकर्त्ता भी थे। पर 'छक्ख- 
डागम'को धवला-टोकाके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात नहीं होता कि धरसेन 'पेज्ज- 
दोसपाहुड के ज्ञाता थे । अतएवं आचाय॑ गुणघधरको दिगंबर परपरामें छिखित 
हूपमें प्राप्त श्रुतका प्रथम श्रुतकार माना जा सकता है। घरसेनने किसी ग्रन्यकी 


२८ : तीथकर महाबीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


रचना नहीं को। जबकि गुणध रने पेज्जदोसपाहुड की रचना की है। जयधवलाके 
मंगलाचरणके पद्यसे ज्ञात होता है कि आचाय॑ गृणधरने कसायपाहुडका गायाओं' 
द्वारा व्यास्यात किया हैं। 
जैणिह कसायपाहुडमणेयणयमुज्जल अण॑त्तत्व॑ । 
गाहाहि. विवरिय त॑ गुणहरभडारयं बंदे ॥ ६॥ 
इसके अनन्तर आचाय॑ चीरसेनने छिखा है--ज्ञानप्रवादपुर्वके निर्मल दसवें 
वस्तु अधिका रके तृतीय कसायपाहुडरूपी समुद्रके जल्समूहसे प्रक्षाल्तत मति- 
ज्ञानलपी नेत्रधारों एवं त्रिभुवन-अ्रत्यक्षज्ञानकर्ता गुणधर भट्टारक हैं और 
उनके द्वारा उपदिष्ट गाथाओंमें सम्पूर्ण कसायपाहुडका अर्थ समाविष्ट है | आचार्य 
वोरसेनने उसी सदभंमें आगे लिखा है कि तीसरा कषायप्राभृत महासमुद्रके 
तुल्य है और आचाये गृुणधर उसके पा रगामो हैं । 
वीरसेनाचार्यके उक्त कथनसे यह ध्वनित होता है कि आचारय॑ गुणधर पूव्व॑- 
विदोंकी परम्परामें सम्मिलित थे, किन्तु धरसेन पूवंधिद्‌ होते हुए भी पूर्वविदों- 
की परम्परामें नहीं थे । एक अन्य प्रमाण यह भी है कि धरसेनकी अपेक्षा मुणधर 
अपने विषयके पूर्ण ज्ञाता थे। अतः यह माना जा सकता है कि गुणधर ऐसे समय- 
में हुए थे जब पूर्वों के आंशिक ज्ञानमें उतनी कमी नहीं आयी थो, जितनी कमी 
धरसेनके समयमें आ गयी थी | अतएवं गणधर घरसेनके पुववेवर्त्ती है | 


समय-विचार 

आचाय॑ गुणधरके समयके सम्बन्धमें विचार करनेपर ज्ञात होता है कि 
इनका समय धरसेनके पूर्व है। इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें लोहाये तककी गुरु- 
परम्पराके पद्चात्‌ विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अहुंदृत्त इन चार आचार्यों- 
का उल्लेख किया गया है। ये सभी आवाय॑ अंगों ओर पूर्वो के एकदेशश्ाता 
थे | इनके पश्चात्‌ अहंद्लिका नाम आया है। अहंद्॒लि बड़े भारी संघनायक 
थे। इन्हें पुबंदेशके पुण्ड्वधन१रका निवासी कहा गया है। इन्होंने पश्न्चवर्षीय 
युगप्रतिक्रणके समय बड़ा भारी एक यति-सम्मेलन किया, जिसमें सो योजन 
तकके यति सम्मिलित हुए । इन यतियोंकी भावनाओंसे अहंद्वलिने शात किया 
कि अब पक्षपालका समय आ गया है। अतएव इन्होंने नन्दि, बीर, अपराजित, 
देव, पञ्चस्तृप, सेन, भद्र, गृुणघधर, गुप्त, सिंह, चन्द्र आदि नामोंसे भिन्न-भिन्न 
संघ स्थापित किये, जिससे परस्परमें धमंवात्सल्यभाव वृद्धिगत हो सके । 

संघके उक्त नामोंसे यह स्पष्ट होता है कि गुणधरसंघ आचार्य गृणधरके 
ताम पर ही था। अत्तः गुणधरका समय अहंदृलिके समकालीन या उनसे भी 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ; २९ 


पूर्व होना चाहिए । इन्द्रनन्दिको गुणघर और धरसेनका पूर्व या उत्तरवत्तित्व 
ज्ञात नहीं है। अतएव उन्होंने स्वयं अपनो असमर्थता व्यक्त करते हुए लिखा 
गुणधरधरसेनान्वयगुर्वो). पूर्वापरक्रमोष्स्माभिः । 
नज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥ १५१ ॥* 


अर्थात्‌ गुणघर ओर धरसेनकी पूर्वापर गृरुपरम्परा हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि 
इसका वृत्तान्त न तो हमें किसी आगममें मिला और न किसी मुनिने ही 
बतलाया | 

स्पष्ट है कि इन्द्रनन्दिके समय तक आचार्य गृुभधर ओर धरसेनका पूर्वापर- 
वत्तित्व स्मृतिके गर्भमें विकीन हो चुका था । पर इतना स्पष्ट है कि अर्हद्वलि 
द्वारा स्थापित संघोंमें गुणधरसंघका नाम आया है । नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावली 
में अहूदलिका समय वीर निर्वाण सं० ५६५ अथवा वि० सं० ९५ है। यह स्पष्ट 
है कि गुणघर अर्हद्वलिके पूर्ववर्त्ती हैं; पर कितने पूर्ववर्त्ती है, यह नि्णयात्मक 
रूपसे नही कहा जा सकता | यदि गृणधरको परम्पराको ख्याति प्राप्त करनेमे 
सौ वर्षका समय मान लिया जाय तो 'छक्खडागम' प्रवचनकर्त्ता धरसेनाचार्य- 
से 'कसायपाहुड'के प्रणेता गुणधराचार्यकरा समय लगभग दो सौ वर्ष पूर्व सिद्ध 
हो जाता है। इस प्रकार आचार्य गुणघधरका समय वि० पु० प्रथम शत्ताब्दी 
सिद्ध होता है | 

हमारा यह अनुमान केवल कल्पना पर आधुत नही है । भहंद्वलिके समय 
तक गुणघरके इतने अनुयायी यत्ति हो चुके थे कि उन्नके नामपर उन्हें संघकी 
स्थापना करनी पड़ी । अतएव अहुंद्वलिको अन्य संघोंके समान गुणधर सघका 
भी मान्यता देनी पडी | प्रसिद्धि प्राप्त करते और अनुयायी बनानेमे कमसे कम 
सौ वर्षका समय तो लम हो सकता है। अतः गुणधरका समय घरसेनसे कमसे 
कम दो सौ वर्ष पूर्व अबध्य होना चाहिये । 


इनके गुरु आदिके सम्बन्धमे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है । गुणधरने 
इस ग्रन्थकी रचना कर आचार्य नागहस्ति और आर्यमक्षुकी इसका व्याख्यान 
किया था। अतएवं इनका समय उक्त आचार्योसे पूर्व है। छक्खंडागमके सृत्रों- 
के अध्ययनसे भो यह अवगत्त होता है कि 'पेज्जदोसपाहुड'का प्रभाव इसके 
सूत्रो पर है। भाषाको दृष्टिसे भा ठक्खंडागमकी भाषा कसायपाहुडको भाषाकी 


१. इन्द्रमन्दि, शुतावतार पद्म १५१, 





३० * तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अपेक्षा अर्वाचीन हैं। अतः गुगधरका समय वि० १० प्रथम शलाब्दी मानना 
स्बंधा उचित है | जयघवलाकारने लिखा है-- 

“वुणो ताओ चेव सुत्तगाह्मयओं आइरियपरंपराए आमच्छमाणीओ अज्जमं- 
खुणागह॒त्थीणं पत्ताओ । पुणों तेसि दोण्हूं पि पादमूले असोद्विसदगाह्णं गृणहर- 
मृहकमलविणिग्गयाणमत्यं सम्मं सोऊण जयिवसहूभडारएण पबयणवच्छछेण 
चुण्णिसुत्तं कय॑ ।/* 

अर्थात्‌ गुणघराचार्यके द्वारा १८० गाथाओंमें कसामपाहुडका उपसंहार कर 
दिये जाने पर वे हो सूत्रगाथाएँ आचाय॑परम्परासे आती हुईं आर्यमंक्षु ओर 
तामहस्तिको प्राप्त हुईं। पश्चात्‌ उन दोनों ही आचार्यों के पादमृलमें बेठकर 
गुणधराचार्यके मुखकमलसे निकली हुईं उत्त १८० गाथाओंके अर्थको, भले 
प्रकारसे श्रवण करके प्रवचनवात्सल्यसे प्रेरित हो यतिवुषभ भदूटारकने 
उनपर चूर्णिसृत्रोंकी रचना की | इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि आचार्य गृणघरने 
महात्‌ विषयको सक्षेपमें प्रस्तुत कर सूत्रप्रणालीका प्रवत्तत किया | गुणधर 
दिग्म्बर परम्पराके सबसे पहले सूत्रकार हैं । 


रचता 


गुणधराचार्यने 'कसायपाहुड', जिसका दूसरा नाम 'पेज्जदोसपाहुड' भी है, 
की रचना की है। १६००० पद प्रमाण कसायपाहुडके विषयको संक्षेपमें एकसो 
अस्सी गाथाओंमें ही उपसंहूत्त कर दिया है,। 
'पेज्ज' शब्दका अर्थ राग है। यतः यह ग्रन्थ राग और ह्ेषका निरूपण 
_करता है |, क्रोधादि कषायोंकी रागद्वेष परिणति और उनकी प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग एवं प्रदेशबन्ध सम्बन्धी विशेषताओंका विवेचन ही इस ग्रन्थका मूल 
वर्ण्य विषय है। यह ग्रन्थ सूत्रशेलीमें निबद्ध है। गुणधरने गहन और विस्तृत 
विषयको अत्यन्त सक्षेपमे प्रस्तुत कर सृत्रपरम्पराका आरंभ किया है | उन्होंने 
अपने ग्रत्थके निरूपणको प्रतिज्ञा करते हुए गाथाओंकों सुल्लगाहा कहा है-- 
गाहासदे असीदे अत्यें पण्णरसधा विहृत्तम्मि 
घोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अत्थम्मि ॥ २॥* 
स्पष्ट है 'कसायपाहुड को शेली गाथासूत्र-शेली है। प्रदन यह है कि इन 
गाथाओंको सूत्रगाथा कहा जाय अथवा नहीं ? विचार करनेसे ज्ञात होता है 
कि 'कसायपाहुड' की गाथाओंमे सूत्रशेलीके सभी लक्षण समाहित हैं। इस 


१. कसायपाहुडसुत्त, माग है पृ० ८८. 
१. कंसायपाहुड्सुत्त, गाथा २. 


श्रुतुवर और सारस्वताचार्य : ३९ 


प्रन्‍्यकी जयघवला-टीकामें आधार्य बीरसेनने आगमदुष्टिसे सूत्ररोलीका लक्षण 
बतलाते हुए लिखा है-- 
सु गणहरकहिय॑ तहेय प्तेयबुद्धॉकहियं चे। 
सुदकेबलिणा कहियं अभिष्णदसपुव्विकहियं चे ॥'* 

अर्थात्‌ जो मणधर, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली ओर अभिन्‍नदसपृर्वियों द्वारा 
कहा जाय वह सूत्र है । 

अब यहाँ प्रदन यह है कि गुणधर भट्टा रक न तो गणधर हैं, न प्रत्येकबुद् 
हैं, न श्रृतकेवली हैं और न अभिन्‍नदद्पूर्शी हैं। अतः पूर्वोक्त लक्षणके अनुसार 
इनके द्वारा रचित गाधाओंको सूत्र केसे माना जाय ? इस शंकाका समाधान 
करते हुए आचार्य वीरसेनने छिखा है कि आगमदुष्टिसे सूत्र न होने पर भी 
शेलीकी पा ये सभी गाथाएँ सूत्र है--'इदि वयणादो णेदाओ गाहाओ सुत्त 
गणहुर- -सुदकेवलि-अभिष्णदसपुन्वीसु गृणहरभडा रयस्स अभावादो; ण, 
णिद्दोसप्पक्ख रसहे उपमाणेहि सुत्तेण सरिसत्तमत्यि त्ति सुत्तत्तुवलंभादो ।' अर्थात्‌ 
गुणघर भट्टारककी गाथाएँ निर्दोष, अल्पाक्षर एवं सहेतुक होनेके कारण सृत्रके 
समान हैं । 

सूत्रशब्दका वास्तविक अर्थ बोजपद है। तीर्थकरके मुखसे निस्‍्सृत्त बोज- 
पदोंको सूत्र कहा जाता है ओर इस सूृत्रके द्वारा उत्पन्न होनेवाला ज्ञान सृत्र- 
सम कहलाता है-- 

'इदि वयणादों तित्थयरवयणविणिग्गयबीजपर्द सुत्त | तेण सुत्तेण सम बह्रुदि 
उप्पज्जदि त्ति गणहरदेवम्मि ट्विदसुदणाणं सुत्तसमं' ।* 

बन्धन अनुयोगद्वा रमें सृत्रका अथ्थ श्रतकेवली या द्वादशांगरूप शब्दागम 
लिया गया है और श्रुतकेवलीके समान श्रुतज्ञानको भी सूत्रसम कहा है; पर 
कृतिअनुयोगद्वा रमें जो सृत्रकों परिभाषा बतलायों गयी है उसके अनुसार 
द्वादक्षांगका सूत्रागममें अन्तर्भाव न होकर प्रन्थागममें अन्तर्भाव होता है। यततः 
कृतिअनुयोगद्वा रमें गणघर द्वारा रचे गये द्रव्यश्रुतको प्रन्धागम कहा है | 

आचाये वीरसेनका अभिमत है कि सूत्रकी समग्र परिभाषा जिनेन्द्र द्वारा 
कथित अधंपदोंमें ही पायी जाती है, गणधरदेवके द्वारा प्रधित द्वादशांगमें 
नहीं । इस विवेचलसे यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि गुणघर आचाये द्वारा 
विरचित 'कमायपाहुड' में आगमसम्मत सूत्रकी परिभाषा घटित नहीं होती; पर 


१. जयधवछाटोका, प्रथम खण्ड, पृ० १५३. 
२, कृति ब्र० घ० आ० १० ५५६ । 


३२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सूत्रशेललोके समस्त लक्षण इसमें समाहित हैँ । आचाय॑ वीरसेनने जयधवलामें 
'कसायपाहुड' को सूत्रग्रन्य सिद्ध करते हुए लिखा है-- 

“एवं सब्ब॑ पि सुत्तलक्लणं जिणवयजकंमरूविण्णिग्गयअत्थपदाणं चेव 
संभवइ, ण गणहरमुहविणिर्गय्गं थरयणाएं, तत्थ महापरिमाण सुवलंगादो; ण; 
सज्च (सुत्त) सारिच्छमस्सिदृण तत्थ बि सुत्त्तं पडि विरोहाभावादो [/** 

अर्थात्‌ सुत्रका सम्पूर्ण लक्षण तो जिनदेवके मुखकमलसे निस्सृत अथ॑ंपदोंमें 
ही संभव है, गणधरके मुखकमलसे निकली हुई रचनामें नहीं; क्योंकि गणघर 
की रचनाओंमें महापरिमाण पाया जाता है। इतना होनेपर भी गणधरके वचन 
भी सत्रके समान होनेके कारण सत्र कहलाते हैं। अत: उत्तकी अन्थरचनामें भी 
सत्रत्वके प्रति कोई विरोध नहीं है। गणधरबचन भी बीजपदोंके समान संत्र- 
रूप है। अतएवं गुणधर भट्टारककी रचना 'कसायपाहुड में सृत्रशेलीके सभी 
प्रमुख लक्षण घटित होते हैं। यहाँ विष्लेषण करनेपर निम्नलिखित सत्रलुक्षण 
उपलब्ध हैं-- 

१. अथमत्ता 

२. अल्पाक्षरता 

३ असंदिग्धता 

9. निर्दोषता 

५. हेतुमत्तत्ता 

६. सारयुक्तता 

७. सोपस्कारता 

८. अनवद्यता 

९, प्रामाणिकता 

स्पष्ट है कि कसायपाहुडकी गाथाओंकी शेली सृत्रशेली है। इस भ्रन्धमें 
१८० + ५३ 5 २३३ गाथाएं हैं। इतमें १२ गायाएँ सम्बन्धज्ञापक हैं, छः गायाएँ 
अद्धापरिमाणका निर्देश करती हैं और २५ गाथाएँ संक्रमणवृत्तिसे सम्बद्ध 
हैं। जयधवरूाके अनुसार ये समस्त २३३ गाथाएँ आचार्य गुणधर द्वारा विरचित 
हैं। यहाँ यह शंका स्वभावतः उत्पन्त होती है कि जब प्रन्थमें २३३ गाधाएँ 
थीं, तो प्रव्थके आदिमें गुणधराचार्यने १८० गाथाओंका हो क्यों निर्देश किया ? 
आचाय॑ बोरसेनने इस शंकाका समाधान करते हुए बताया है कि १५ अधिकारों - 
में विभक्त होनेवाली गायाओंकों संघ्या १८० रहनेके कारण गुणघराचारय्य॑ने 


१. जयपधवरू, प्रथम भाग, पु० १५४. 


आतथर और सारस्वताबार्य : देर 


१८० गायाभोंकी संख्या निदिष्ट की है। सम्बन्ध-गायाएँ तथा अद्धापरिमाण- 
निर्देशक गाथाएँ इन १५ अधिकारोंमे सम्मिलित नहीं हो सकती हैं। अतः उनकी 
संख्या छोड़ दी गयी है । 

आचार्य वीरसेनने पु त्ः शंका उपस्थित की है कि सक्रमण-सम्बन्धी ३५ 
गाथाएं बन्धक नामक अधिकारमें समाविष्ट हो सकती हैं, तब क्यों उनकी 
गणना उपस्थित नहीं की ? इस शंकाका समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है 
कि प्रारंभके पाँच अर्थाधिकारोंमें केवल तीन ही गाथाएं हैं भौर उन तोन 
गाथाओंसे निबद्ध हुए पाँच अधिका रोंमेसे बन्धक नामक अधिकारसे हो उक्त 
२५ गाथाए' सम्बद्ध है। अतः इन ३५ गाथाओंको १८० गाथाओंकी संख्यामें 
सम्मिलित करना कोई महत्त्वकी बात नही है। हमारा अनुमान है कि जिन 
५३ गाथाओंकी गणना आचाय॑ गृणधरने नही की है वे गाथाएं संभवत: नांग- 
हस्तिद्वारा विरचित होनी चाहिए । हमारे इस अनुमानकी पुष्टि जयधवलासे 
भी होततो है। जयघवलामे" मतान्तरसे उक्त ५३ गाथाओंको नागहस्तिकृत 
माना है। 

एक बात यह भी विचारणीय है कि सम्बन्धनिर्देशक १२ गाथाओं औ७> 
अद्वापरिमा्णनिर्देशक छ' गाथाओं पर यतिवृषभके चूथिसृत्र भी उपलब्ध नहीं 
हैँ | यदि ये गाथाएँ गुणधर भट्टारक द्वारा विरचित होतीं तो यतिवृषभ इनपर 
अवश्य ही चूथिसृत्र लिखते । दूसरी बात यह कि संक्रमणसे सम्बद्ध ३५ गाथाओं- 
मेंसे १३ गाथाएँ शिवशर्म रचित क्मंप्रकृतिमें भी पायो जाती हैं । यह सत्य 
है कि उक्त तथ्योंसे ५३ गाथाओके रचयिता नागहस्ति सिद्ध नहीं होते, पर 
इसमें आशंका नहीं कि उक्त ५३ गाथाएँ गृणघर भट्टारक द्वारा विरचित नहीं | 
यद्यपि आचार वीस्सेनने व्याख्याकारोंके मत्तोंकी स्वीकार नही किया है तो भी 
समीक्षाकी दृष्टिस ५३ गाथाओंको गुणधर भट्ठारक द्वारा विरचित नहीं माना 
जा सकता है। रचनाशेलीकी दृष्टिसे १८० गाथाओंकी अपेक्षा ५३ गाथाओंकी 
शेली भिन्न प्रतीत होती है । एक अनुमान यह भी है कि आचाय॑ गुणघरने १८० 
गाधाओंको १५ अधिकारोंमे विभक्त करनेवाली प्रतिज्ञा नहों की है। उनकी 
प्रतिज्ञा तो यह होनी चाहिए थी कि सोलह हजार पद प्रमाण कषायप्राभूतको 
एक-सो अस्सी गाथाओंमें संक्षिप्त करता हैँ। बस्तुतः: गृणधराचार्य कषाय- 


१. 'बअसीदिसदगाहाओ मोत्तूण अवसेससंबंधद्धापरिमाणणिद्देससंक्रमणगाहाओ जेण 
णागहृत्थिआइरियकयाओ तेण “गाहासदे असीदे' त्ति भणिदृण णागहत्थिआइरिएण 
पहज्जा कदा इृदि के वि वक्‍्खाणाइरिया भणंति, तण्ण घड़दे । “-कसासपाहुड, प्रथप 
भाग, १० १८३. 





३१४ : तीर्थंकर महावीर और उन्तकी आचार्य-परम्परा 


प्राभूतको उपसंहुत क रनेके लिए प्रवृत्त हुए थे, स्वरचित गाथाजोंको अधिका रोंमें 
विभकत करनेके लिए नहीं | 


'सत्तेदा गाहाओ; एदाओ सुत्त गाहाओं' आदि पदोंसे यह ध्वनित होता 
है कि इन गाधाओंकी रचनासे पूर्व मुलगाथाओं और भाष्यगाथाओंकी रचना 
हो चुकी थी। अन्यथा अमुक गाथासूत्र है, इस प्रकारका कथन संभव ही 
नही था। अतएव व्याख्याकारोंके, 'गाहासदे असीदे' प्रतिज्ञावाक्य नागहस्तिका 
है, इस अभिमतको सर्वथा उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता है। 


कसायपाहुडमें १५ अधिकार हैं जो निम्न प्रकार है-- 
. प्रकृति-विभक्ति अधिकार 

. स्थिति-विभकति अधिकार 

. अनुभाग-विभकति अधिकार 

. प्रदेश-विभक्ति-झीणापझीण-स्थित्यन्तिक 
, बधक अधिकार 

, वेदक अधिकार 

उपयोग अधिकार 

चतु.स्थान अधिकार 

९.. व्यञ्जन अधिकार 

१०, दर्शनमोहोपशमना अधिकार 

११. दर्शनमोहक्षपणा अधिकार 

१२, संयमासंयमलब्धि अधिकार 

१३. संयमलब्धि अधिकार 

१४. चारित्रमोहोपशमना 

१५. चारित्रमोहक्षपणा 


१. प्रकृति-विभवित--अधिका रका अन्य नाम 'पेज्जदोस-विभत्ति” है। यत्ः 
कषाय पेज्ज--राग या ह्ेषरूप होतो है। चूणिसूत्रोंमें क्रोध, मान, माया और 
लोभ इन चार कषायोंका विभाजन राग और द्वेषमें किया है। नैगम और 
संग्रहनयकी दृष्टिसे क्रोध और मान द्वेषरूप हें तथा माया ओर छोभ रागरूप 
हैं। व्यवहारनय मायाको भी द्वेषलप मानता है। यतः लोकमे मायाचारीकी 
निन्‍दा होती है। ऋजुसूत्रनय क्रोधको देषरूप तथा लोभकों रागरूप मानता 
है। मान ओर माया न तो रागरूप हैं और न द्वेषरूप ही; क्योंकि मान 
क्रोधोत्पत्तिके द्वारा हषरूप है तथा माया छोभोत्पत्तिके कारण रागरूप है-- 
स्वयं नही । अत: इस परम्पराका व्यवह्यर ऋजुसूत्रनयकी सोमामें नहीं भाता | 


७ &छ (0 & ९६ ए ७ ७ 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य ; ३५ 


तीनों शब्दनय चारों कपायोंको द्वं रूप मानते हैं क्योंकि उनसे कर्मों का आखव 
होता है। राग और द्वंघोंका विवेचन द्वाददा अनुयोगद्वा रोंमें किया गया है-- 
एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, कारू और अन्तर तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा 
भंगविचय, सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, 
अन्तरानुगम, भागाभागानुगम ओर अल्पबहुत्वानुगम । 

२. स्थिति-विभक्ति-आत्माकी शक्तियोंको आवृत्त करनेवाल्ा कम कहलाता 
है। यह पुद्गलरूप होता है। इस लोकमें सूक्ष्म कमेपुद्गलस्कन्ध भरे हुए हैं 
जो इस जीवकी कायिक, वाचनिक और मानसिक प्रवृत्तिके साथ आकृष्ट होकर 
स्वत्तः आत्मासे बद्ध हो जाते हैं। कर्ंपरमाणुओंको आक्रृष्ट करनेका कार्य योग 
द्वारा होता है। यह योग मन, वचन, क्राय रूप है। इस योगको जेसी 
शुभाशुभ या तीव्-मन्दरूप परिणति होती है उसीप्रकार कर्मो का आखव होता 
है। कषायके कारण कर्मो'में स्थिति और अनुभाग उत्पन्न होते हैं। जब कम 
अपनी स्थिति परी होनेपर उदयमें आते हैं तो इष्ट या अनिष्ट फल प्राप्त होता 
है। इसप्रकार जीव पृव॑श्रद्ध कमंके उदयसे क्रोधादि कषाय करता है और उससे 
नवीन कर्मका बन्ध करता है। कमंसे कषाय और कपषायसे कर्म बन्धकी परम्परा 
अनादि है । 


कमंबन्धके चार भेद हैं--१. प्रक्तिबन्ध, २. स्थितिबन्ध, ३. अनुभाग- 
बन्ध, ४. प्रदेशबन्ध । कर्मोमें ज्ञान-दर्शनादिको रोकने और सुख-दुःखादि देनेका 
जो स्वभाव पड़ता है उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं । कर्म बन्धनेपर कितने समय 
तक आत्माके साथ बद्ध रहेंगे उस समयकी मर्यादाका नाम स्थितिबन्ध है। 
कर्म तीत्र या मन्‍्द जेसा फल दें उस फलदानकी शक्तिका पड़ना अनुभागबन्ध 
है। कमंपरमाणुओंकी संख्याके परिमाणका नाम प्रदेशबन्ध है। प्रकृति और 
प्रदेशबन्ध योग--मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिसे होते हैं। तथा स्थिति और अनु- 
भागबन्ध कषायसे होते हैं । 


स्थिति-विभक्तिनामक-इस द्वितीय अधिकारमें स्थितिबन्धके साथ प्रकृति- 
बन्धका भी कथन सम्मिलित है। प्रकृति और स्थितिबन्धका एक जीवकी अपेक्षा 
कथन स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीवोंकी अठेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, 
भागाभाग और अल्पबहुत्वकी दृष्टिसे किया है। कसायपाहुडमें मोहनीयकर्मका 
वर्णन विशेष रूपसे आया है। इस अधिकारमें प्रकृत्ति-विभक्तिके दो भेद किये 
हैं। प्रथम भेद मूलप्रकृति मोहनीयकर्म है और द्वितीय भेद उत्तरप्रकृतिमें 
मोहनीयकर्मकी उत्तरप्रकृतियाँ ग्रहण की गई हैं। इसप्रकार विभिन्‍न अनुयोगों 
द्वारा स्थिति-विभक्तिमे चौदह मार्गणाओंका आश्रय लेकर मोहनीयके २८ भेदोंकी 


३६ : सीधंकर महावीर और उत्तकी आचार्य-परम्परा 


जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बतल्मयों गई है। अद्धाच्छेद, सर्वाविभक्ति, नोसबं- 
विभक्ति, उत्कृष्नविभक्ति, अनुल्कृष्टविभक्ति, जयन्यविभक्ति, अजचन्यत्रिसक्ति, सादि- 
विभकित, अनादिविमक्ति, भ्वविभक्ति, अश्रुवविभक्ति आदिका कथन किया है| 

३. अनुभाग-विभक्ति--अधिका रमें कर्मोंकी फलदान-शक्तिका विवेचन किया 
गया है। आचायेने यहाँ उस अनुमागका विचार किया है जो बच्घसे लेकर 
सत्ताके रूपमें रहता है। वह जितना बन्धकालमें हुआ उत्तना भी हो सकता 
है और होनाधिक भी संभव है । उसके दो भेद हैं--१. मुलप्रकृति-अनुभाग- 
विभकति और २. उत्तरप्रकृति-अनुमागविभकति । इस सबका वर्णन संक्षेपमें 
किया है। इस अधिकारमें संज्ञाके दो भेद किये हैं--१. घातिसंज्ञा और २. 
स्थानसंज्ञा | मोहनीयकमंकी घातिसंज्ञा है क्योंकि वह जीवफे गुणोंका घातक 
है। घातीके दो भेद हैं--सर्वंधाती और देशघाती | मोहनीयकर्मंका उत्कृष्ट 
अनुभाग सर्वंधाती है और अनुत्कृष्ट अनुभाग सबंधाती और देशघाती दोलों 
प्रका रका है। इसी तरह जघन्य अनुभाग और अजघन्य अनुभाग देशधाती और 
सवंधाती दोनों प्रकारका है। स्थान अनुभागके चार प्रकार हुं--एकस्थानिक, 
द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक। इस प्रकार अनुभ,ग-विभक्ितमें 
अनुभागके विभिन्न भेद-प्रभेदोंका कथन किया है। 

४. प्रदेश-विभक्ति--कर्मो का बन्ध होनेपर तत्कारू बन्धको प्राप्त कर्मों को 
जो द्रव्य मिछत्ता है उसे प्रदेश कहते हैं। इसके दो मेद हैं--प्रथम बन्धके समय 
प्राप्त द्रव्य और द्वितीय बन्ध्र होकर सत्तामें स्थित द्रव्य । कसायपाहुडमें इस 
द्वितीयका हो निरूपण आया है। मोहनोय कर्मको लेकर स्वामित्व, काल, 
अन्तर, भगविचय आदि दुष्टियोंस बिचार किया है। अनुभागके दो प्रकार हैं-- 
जीवभागाभाग और प्रदेशभागाभाग | पहलेकी चर्चामें कहा है कि उत्कृष्ट- 
प्रदेश-विभकति वाले जीव सब जोबोंके अनन्तमें भाग प्रमाण हे | और अनुत्कृष्ट- 
प्रदेश-विभकति वाले जीव सब॒जीवोके अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं। इस प्रकार 
इस प्रदेश-विभकति अधिकारमें उत्कषंण, अपकर्षण, संक्रमण प्रभृत्ति कर्मों को 
स्थितियोंका भी विचार किया गया है । 

५. बंधक-अधिका रमें कर्मंवगं णाओंका, मिथ्यात्व, अधिरत्ति आदिके निमित्तसे 
प्रकृति, स्थिति, कमुभाग और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारके कमंखच्प परिणमनका 
कथन आया है। इस अधिकारमें बन्ध और संक्रम इन दो विषयोंका व्याज्यान 
किया है। गुणधर भट्टारकने इस बन्धक अधिकारमें संक्रमका भी अन्तर्भाव 
किया है। बन्धके दो भेद बताये हैं--१. अकर्मंबन्ध और २. कमंबन्ध। जो 
कार्माणवर्गणाएँ कमंझूप परिणत नहीं हैं उतका कर्मरूप परिणत होना अकर्म- 


श्रुत्धर और सारस्वताचार्य : ३७ 


बन्ध है और कर्मरूप परिणत पुद्गलस्कन्धोंका एक कमंसे अपने सजातीय 
अन्य कमंरूप परिणमन करना कमंबन्ध है। यह द्वितीय कमंबन्ध भेद ही 
संक्रमरूप है। यही कारण है कि इस बन्धक अधिका रमें बन्ध और संक्रम इन 
दोनोंका समावेश हो जाता है। आचाय॑ने 'कदि पयडीओ बन्धदि' आदि २३ 
संख्यक गाथामे इस अधिकारका वर्णन किया है| 

६. बेदक अधिका र--इस अधिकारमे बताया है कि यह ससारी जीव मोह- 
नीयकर्म और उसके अवान्तर भेदोंका कहाँ कितने काल तक सान्तर या निर- 
न्‍्तर किस रूपमें वेदन करता है। इस अधिकारके दो भेद है--उदय और 
उदीरणा । उदीरणा सामान्यतः उदयविशेष ही है; किन्तु इन दोनोंमें अन्तर यह 
है कि कर्मो का जो यथाकाल फलविपाक होता है उसकी उदयसंज्ञा है और 
जिन कर्मो का उदयकाल प्राप्त नही हुआ उनको उपायविशेषसे पच्राना उदोरणा 
है । इस अधिका रको गुणघरने चार गाथासूत्रोंमे निबद्ध किया है। यहाँ उदीरणा, 
उदय और कारणभ॒त बाह्य सामग्रीका निर्देश किया गया है। प्रथम पाद 
द्वारा उदीरणा सूचित की गयी है। द्वितीय पाद द्वारा विस्तार सहित उदय 
सूचित किया है और शेष दो पादो द्वारा उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुई उदय- 
प्रकृतियो और अनुदयप्रकृतियोंको ग्रहण कर प्रवेशसज्ञावाले अथाधिकारका 
सूचन किया है | 

गाथाके पुर्वार्ढका स्पष्टोकरण करनेके पश्चात्‌ उत्तराद्धमे बताया है कि 
क्षेत्र, मव, काल और पुद्गलोंको निमित्त कर कर्मो का उदय और उदीरणारूप 
फलबिपाक होता है। यहाँ क्षेत्रदसे नरकादिगतियोंका क्षेत्र, भवपदसे एक- 
इन्द्रियादि पर्यायोका, कालपदसे वसन्‍्त, ग्रीष्म और वर्षा आदिका एवं पुदुगल- 
पदसे ग्रन्थ, ताम्बुल, वस्त्र, आभरण आदि पुदुगलोका ग्रहण किया है । 

उदोरणाके समग्र विवेचनके पश्चात्‌ गाथाके उत्तराद्धमे उदयका कथन किया 
है । उदीरणाके मूलप्रकृति उदीरणा और उत्तरप्रकृति उदीरणा ये दो भेद किये 
गये हैं । उत्त रवर्ती टोकाका रोने १७ अनुयोगद्वा रोंका आश्रय छूकर उदीरणाओंका 
विस्तृत विवेचन किया है। 

बेदक अधिका रको दूसरी गाथाका दूधरा पाद है 'को व केय अणुभागे' अर्थात्‌ 
कौन जीव किस अनुभागमें मिथ्यात्व आदि कर्मो का प्रवेशक है। गाथासत्रके इस 
पादकी व्याख्या चूणिसूत्रकार और टीकाकारोंने विस्तारपूरवंक की है। 

७. उपयोगाधिकार-मे जीवके क्रोध, मान, मायादिरूप परिणामोंकों उपयोग 
कहा है। इस अधिकारमें चारों कषायोंके उपयोगका वर्णन किया गया है । 
ओर बतलाया है कि एक जीवके एक कष्ायका उदय कित्तने काल तक रहता 


३८ : तीथंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है और किस गतिके जीवकें कौल-सी कषाय बारबार उदयमें आती है। एक 
भवमें एक कपायका उदय कितने बार होता है और एक कषायका उदय कितने 
भर्रों तक रहता है। जितने जीव वर्समात समयमें जिस कषायसे उपयुक्त हैं 
क्‍या वे उत्तने ही पहले उसी कषायसे उपयुक्त थे ? और आगे भो क्‍या उपयुक्त 
रहेंगे ? आदि कधायविषयक ज्ञातव्य बातोंका विवेचन इस अधिकारमें 
किया है | 


८. चतुःस्थान अधिकार--धाततियाकर्मो की फलदानशक्तिका विवरण 
लता, दारु, अस्थि और शैलरूप उपमा देकर किया गया है। इन्हें क्रमश: एक- 
स्थान, ट्विस्थान, त्रिस्थान ओर चतुःस्थान भी कहा गया है। 


इस प्रस्तुत अधिकारके नामकरणका कारण भी उक्त चार स्थानोंका रहना 
हो है। उपमाओं द्वारा क्रोधकों पाषाणरेखाके समान, पृथ्वीरेखाके समान, 
बालुरेखाके समान ओर जलरेखाके समान बताया है। जिस प्रकार जलमें 
लीचीं हुई रेखा तुरन्त मिट जाती है ओर बालु, पृथ्वी और पाषाणपर खीचीं 
गई रेखाएँ उत्तरोत्तर अधिक समयमें मिटती हैं, उसी प्रकार हीनाधिक काछकी 
अपेक्षासे क्रोषके भी चार स्थान है। इसी क्रमसे मान, माया और लोभके भी 
चार-चार स्थानोंका निरूपण किया है । इसके अतिरिक्त चारों कषायोंके 
सोलह स्थानोंमेसे कौन-सा स्थान किस स्थानसे अधिक होता है ओर कौन 
किससे हीन होता है, कोन स्थान स्वंघाती है, कौन स्थान देशघाती है ? 
आदिका विचार किया गया है । 


९. व्यञ्जन अधिकार--व्यञ्जनका अर्थ पर्याथवाची शब्द है। इस अधिका र- 
मे क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों ही कषायोंके पर्यायवाचक दब्दोंका 
प्रतिपादन किया गया है। क्रोधके पर्याय रोष ,अक्षमा, कलह, विवाद आदि 
बतलाये है। मानके पर्याय, मान, मद, दपे, स्तम्भ, परिभव तथा मायाके, 
माया, निक्ृत्ति, वंचना, सातियोग और अनऋजुता आदि बतलाये गये हैं। 
लोभके पर्यायोंमें लोभ, राग, निदान, प्रेयस्‌, मूर्च्छा आदि बतलाये गये हैं । इस 
प्रकार विभिन्न पर्यायवाचों शब्दों द्वारा कषायविषयोंपर विचार-विमर्श किया 
गया है। 

१०. दर्शनमोहोपशमनाधिकार--जिस कमंके उदयमें आनेपर जीवको अपने 
स्वरूपका दर्शन--साक्षात्कार और यथार॑ प्रतोति न हो उसे दर्शनमो हक कहते 
हैं। इस कमके परमाणुओंका एक अन्तमुहुत्तेके लिए अभाव करने या उपशान्त- 
रूप अवस्थाके करनेको उपक्षम कहते हैं। इस दर्धनमोहके उपशमनकी अवस्थामें 


अुतधर और सारत्वताचार्य : ३९ 


कीवकों अपने वास्तविक स्वरूपका एक अन्तमुंहर्तके लिए साक्षात्कार हो जाता 
है। इस साक्षात्कारकी स्थितिमें जो उसे आनन्द प्राप्त होता है वह अनिवंच- 
नीय है । दर्शनमोहके उपशमन करने वाले जीवके परिणाम कैसे होते हैं, 
उसके कौत-सा योग होता, कोन-सा उपयोग रहता है। कौन-सो कषाय होती 
है और कौन-सी लेश्या, आदि बात्तोंका निरूपण करते हुए उन परिणाम- 
विशेषोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है। दर्शनमोहके उपशमको चारों 
गत्तियोंके हो जीव कर सकते हैं; पर उन्हे संज्ञी, पसश्चेन्द्रिय और पर्याप्तक होना 
चाहिए। इस अधिकारके अन्‍्तमें प्रथमोपशम-सम्यक्त्वीके विशिष्ट कार्यों 
और अवस्थाओंका वर्णन भी भाया है | 

११, दर्शनमोहक्षपणा अधिकार--दर्शनमोहकी उपशम अवस्था अन्त- 
मुंह॒त्तं तक ही रहती है। इसके पश्चात्‌ बह समाप्त हो जाती है। ओर जीव 
पुनः आत्मदर्दानसे वंचित हो जाता है। आत्मसाक्षात्कार सर्वेदा बना रहे, 
इसके लिए दर्शनमोहका क्षय आवश्यक है। इसके लिये जिन प्रमुख बातोंकी 
आवत्यकता होती है. उन सबका विवेचन इस अधिकारमें किया गया है । 
दर्शनमोहके क्षयका प्रारम्भ कमंभूमिमें उत्पन्न मनुष्य ही कर सकता हैं और 
इसकी पूर्णता चारो गतियोंमे की जा सकती है । दर्शनमोहके क्षपणका काझ 
अन्तमुंहत्तं है। इस क्षपणक्रियाके समाप्त होनेके पूर्व ही यदि उस मनुष्यकी 
मृत्यु हो जाय तो वह अपनी आयुबन्धके अनुसार यथासंभव चारों ही गतियोंमें 
उत्पन्न हो सकता है। दर्शनमोहके क्षपणका प्रारम्भ करने बाला मनुष्य अधिक- 
से-अधिक तीन भव और धारण करके मुक्तिलाभ करता है। इस अधिकारमें 
दर्शनमोहके क्षपणकी प्रक्रिया ओर ततृसम्बन्धी साधन-सामग्रीका निरूपण 
किया गया है | 

१२. पंयमासंयमलूब्धि अधिकार--आत्मस्वरूपका साक्षात्कार होते ही 
जीव मिथ्यात्वरूप पंकसे निकलकर निर्मल सरोवरमे स्तान कर आनन्वमें 
निमरन हो जाता है। उसकी विचारधारा सांसारिक विषयवासनासे दूर हो 
संयमासंयमकी प्राप्तिकी ओर अग्रसर होती है । शास्त्रीय परिभाषाके अनुसार 
अप्रत्याख्यानावरणकषायके उदयके अभावसे देशसंयमको प्राप्त करने वाले 
जीवके जो विशुद्ध परिणाम होते हैं उसे संयमासंयमलब्धि कहते हैं। इसके 
निमित्तसे जोब श्रावकके ब्रतोको धारण करनेमें समर्थ होता है। इस अधि- 
कारमें संयमासंयम लब्धिके लिये आवश्यक साधन-सामग्रियोंका विस्तार- 
पूर्वक कथन किया है । 

१३, संयमलब्धि अधिकार--प्रत्याख्यानावरणकधायके अभाव होनेपर 
आत्मामें संयमलब्धि प्रकट होती है, जिसके द्वारा आत्माकी प्रवृत्ति हिसादि 


४० : तीथंकर महावीर और उसको आचार्य-परम्परा 


पाँच पापोंसे दूर हौफर अहिसांदि महात्रतोंके धारण ओर पारूनकी होतो हैं। 
संयमासंयम अधिकारकी गाया ही इस अधिकारको गाथा है । संयमक प्राप्त 
कर लेनेपर भी कषायके उदयानुसार जो परिणामोंका उत्तार-चढ़ाब होता है 
उसका प्रकृपण अल्पबहुत्व आदि भेदों द्वारा किया गया है। इस लब्धिका वर्णन 
चूणिसूतरकारने अधःकरण और अपुर्वकरणके विवेचन द्वारा किया है, जो अध्यात्म- 
प्रेमी उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम धारण करते हैं उनके तीनों करण 
होते हैं, पर जो वेदकसम्यकदृष्टि संयमासंयमको धारण करते हैं उनके दो ही 
करण होते हैं। संयमको घारण करनेके लिये आवश्यक सामग्रीका भी कथन 
किया गया है । 


१४. चारित्रमोहोषशमनाधिकार--इस अधिकारमें प्रथम आठ गाथाएँ 
आती हैं। पहली गाथाके द्वारा उपशमना कितने प्रकारकी होती है, किस-किस 
कर्मका उपशम होता है आदि प्रदन किये गये हैं। दूसरी गाथाके द्वारा निरुद्ध 
चारित्रमोहप्रकृतिकी स्थितिके कितने मागका उपशम करता है, कितने भागका 
संक्रमण करता है और कित्तने भागकी उदीरणा करता है इत्यादि प्रशनोंकी अव- 
तारणा की गयी है। तीसरी गाथाके द्वारा चारित्रमोहनीयका उपद्म कितने 
कालमें किया जाता है उसी उपशमित्त प्रकृतिकी उदोरणा-संक्रमण कितने काल 
तक करता है इत्यादि प्रश्न किये गये है । चौथी गाथाके द्वारा आठ करणोंमेंसे 
उपशामकके कब, किस करणसे व्युच्छित्ति होती है या नहीं इत्यादि प्रधनोंका अव- 
तार किया गया है। इस प्रकार चार गाथाओंके द्वारा उपशामकके और शेष 
चार गाथाओंके द्वारा उपशामकके पत्तनके सम्बन्धमें प्रश्न किये गये हैं । 


१५. चारित्रमोहक्षपणाधिकार--यह अन्तिम अधिकार बहुत विस्तृत 
है । इसमें चारित्रमोहनीयकर्मके क्षयका वर्णन विस्तारसे किया है। यहाँ यह 
ध्यातव्य है कि चारित्रमोहनीयका क्षय अधःकरण, अपूर्वकरण झौर अनिवृत्ति- 
करणके बिना संभव नहीं है । इस अधिकारमें २८ मूलगाथाए' है और ८६ 
भाष्यगाथाएं हैं। इस प्रकार कुल ११४ गाथाओंमें यह अधिकार व्याप्त है। 
इनमेंसे चार सूत्रगाथाएँ अधःप्रव॒त्तिकरणके अन्तिम समयसे प्रतिबद्ध हैं। इनके 
आधारपर चूशणिसूत्रों और जयघवलामें योग और कषायोंकी उत्तरोत्तर विशुद्धिका 
चित्रण किया गया है। आशय यह है कि चारित्रमोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंका 
क्षय किस क्रमसे होता है और किस-किस प्रकृतिके क्षय होनेपर कहाँपर कितना 
स्थितिबन्ध और स्थिसिसत्व रहता है इत्यादि बातोंका वर्णत इस अधिकारमें 
आया है। ध्यान और कपषायक्षयकी प्रक्रिया भी इस अधिकारमें बरणित है| 


श्रुतलधर और सारस्वताचार्थ : ४६ 


गुणधरकी रचना-झक्ति ओर प्रतिभा 

कषायपाहुडका विषय आचाय॑ गुणधरको तीर्थंकर महावीरको आरातीय- 
परम्परासे प्राप्त हुआ है। वीरसेनाचार्यने जयधवलू-टीकामें लिखा है -- 

“एदम्हादो विउलगिरिमत्थयत्थवडहमाणदिवायरादों विणिग्गमिय गोदम- 
लोहज्ज-जंबुसामियादि-आइरियपरंपराए आगंतूण गृणहराइरियं पाविय गाहास- 
झवेण परिणमिय” अर्थात्‌ विपुलाचलके शिखरपर विराजमान वर्धभान दिवाकरसे 
प्रकट होकर गौतम, लोहाचाय॑, जम्बूस्वामी आदिकी आचार्यंपरम्परासे आकर 
गुणघरको 'कम्मपयडिपाहुड का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने गाथारूपमें इस ज्ञान- 
का प्रतिपादन किया । स्पष्ट है किआचाये गुणधरको केवलियोंकी परम्परासे ज्ञान 
प्राप्त हुआ था। आचाय॑ गुणधर सूत्र र्चनाशेलीके प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं। धवला- 
टीकामें आचाय॑ बीरसेनने उन्हें वाचक कहा है और वाचकका अर्थ पुवंबिद्‌ 
लिया है। अतएवं इनकी रचना-प्रतिभा मंजुल अथंको संक्षेपमें प्रस्तुत करनेकी 
थी | वस्तुतः आचाय॑ गुणधर 'कम्मपयडिपाहुड'के ज्ञाता होनेके साथ ही अत्यन्त 
प्रतिभाशाली और विषयविशेषज्ञ विद्वत्‌ थे । इनके कसायपाहुडकी प्रत्येक गाथाके 
एक-एक पदको लेकर एक-एक अधिकारका रचा जाना तथा तीन गाथाओंका 
पाँच अधिकारोंमें निबद्ध होना ही इनकी प्रत्तिभाकी गंभोरता और अनन्त- 
अथंगर्भिताकी अभिव्यक्तिको सूचित करता है। वेदक अधिका रकी 'जो ज सका- 
मेदि य' (गाथाडु: ६२) गाथाके द्वारा चारों प्रकारके बन्ध, चारों प्रका रके सक्र- 
मण, चारों प्रकारके उदय, चारों प्रकारकी उदीरणा और चारो प्रकारके सत्तव- 
सम्बन्धी अल्पबहुत्वकी सूचना निशचयत. उसके गाम्भीयं और अनन्ताथ्थंगर्भित्वकी 
साक्षो है । अथंबहुलताको दृष्टिसे गुणधरकी शैली अत्यन्त गंभीर है। गुणधरके 
इस ग्रन्थपर यदि चूणिसत्र न लिखे जाते तो उनका अर्थ पद्चादवरत्ती व्यक्ति- 
योंके लिये दुर्बोध हो जाता । 

आचार्य शिवशर्मके 'कम्मपयडि' और 'सतक' नामक दो ग्रन्थ आज उप- 
लब्ध हैं। इन दोनों ग्रन्थोंका उद्गम स्थान 'महाकम्मपयडिपाहुड' है। 'कम्म- 
पयडि'के साथ जब हम गृणधरके 'कषायपाहुड'की तुलूना करते हैं तो हमें इन 
दोनोमें मौलिक अन्तर प्रतीत होता है। कम्मपयडिमे महाकम्मपयडिपाहुडके 
चौबीस अनुयोगद्वारोंका समावेश नही है। किन्तु बन्धन, उदय ओर संक्रम- 
णादि कुछ अनुयोगद्वार ही प्राप्त हैं। गुणघरने अपने 'कषायपाहुड'में समस्त 
'पेज्जदोषपाहुड का उपसंहार किया है। अतः यह स्पष्ट है कि 'कम्मपयडि'को 
रचना शिवदार्मने गुणघधरके पश्चात्‌ ही की है। 'कम्मप्यड' और 'सतक' इन 
दोनों ग्रन्थोके अन्तमें अपनी अल्पञ्ञता प्रकट करते हुए शिषशमंने दुष्टिवादके 
शाता आचार्यो से उसे शुद्ध कर लेनेकी प्रार्थना की है। 


४२ ; तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


वस्तुल: 'कम्मपयडि' एक संग्रह-ग्रन्थ है क्योंकि उसमें विभिन्न स्थानोंपर 
आई हुई प्राचीन गायाएं दृष्टिगोचर होती हैं। कम्मपयडिको चुणिमें उसके 
कर्त्ताने उसे 'कम्मपयडिसंग्रहिणी' नाम दिया है | इसी प्रकार 'सतक' चनिमें भी 
उसे संग्रह-प्रस्थ कहा है । गुणधरकी यह रचना मौलिक है तथा कर्म-सिद्धान्तको 
बीजरूपमें प्रस्तुत करती है 


कषायपाहुड कम्मपयडिसे धूव॑वर्सी है। कम्मपयर्डिके संक्रमकरणमें कषाय- 
पाहुडके संक्रमअर्थाधिका रकी १३ गाथाएँ साधारण पाठभेदके साथ अनुक्रमसे 
ज्यों-की-त्यों उपलब्ध होती हैं । इसी प्रकार कम्मपयडिके उपशमकरणमें कषाब- 
पाहुडके दर्शंनमोहोपशमना अर्थाघिकारकी चार गाथाएं कुछ पाठभेदके साथ 
पायो जाती हैं| इससे स्पष्ट है कि आचाये गणधर केवछी और श्रतकेवलियोंके 
अनन्तर पहले पृव॑बिद हैं, जिन्होंने 'भहाकम्मपयडिपाहुड'का संक्षेपमे उपसहार 
किया । महान्‌ अर्थको अल्पाक्षरोंमें निबद्ध करनेकी प्रतिभा उनमें विद्यमान थी । 
यही कारण है कि कसायपाहुडका उत्तरकालीन सभी वाड्स्मयपर प्रभाव है। 


आचाय॑ धरसेन 


घवलामें बताया गया है कि छक्खंडागम विषयके ज्ञाता आचायं धरसेन 
थे। सोराष्ट्र देशके गिरिनगर नामके नगरकी चन्द्रगुफामें रहते वाले अष्टांग- 
महानिमित्तके पारगामी, प्रवचनवत्सल और अज्भश्नुतके विष्छेदकी आशंका- 
से भीत्त घरसेनाचायेने किसी धर्मोत्सव आदिके निमित्तसे महिमानामकी नगरीमे 
सम्मिलित हुए दक्षिणापथके आचार्यो के पास एक पत्र छिखा। इस पत्नमें उन्होंने 
यह इच्छा व्यक्त की कि योग्य शिष्य उनके पास आकर षट्खण्डागमका अध्य- 
यन करे । दक्षिण देशके आचार्यो ने शास्त्रके अथंग्रहण और धारणमें समर्थ देश, 
कुल, शील, और जातिसे उत्तम, समस्त कलाओंमें पारंगत दो आचार्योंको वेणा 
नदीके तटसे आन्श्रदेशसे भेजा | इन दोनोंने वहाँ पहुँचकर आचाये धरसेनकी 
तीन प्रदक्षिणाए दीं और उनके चरणोंमें बेठकर सविनय नमस्कार किया | 
आचार्य धरसेनने उत दोनों योग्य शिष्योंकी परीक्षा ली और परीक्षामें उत्तीर्ण 
होनेके पश्चात्‌ उन्हे सिद्धान्तकी शिक्षा दी। ये दोनों मुनि पुष्पदन्त और भृतत- 
बलि नामक थे | यह शिक्षा आषाढ शुक्ला एकादशीको ज्यों ही पूर्ण हुई, वर्षा 
कालके समोप आ जानेसे उसी दिन अपने पाससे धरसेलने उन्हें विदा कर 
दिया | दोनो शिष्योने गरुकी आज्ञा अनुल्लंधनीय मानकर उसका पाछन, 
किया और वहाँसे चलकर अंकलेएवरमें चातुर्मास किया | 


इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावततार ओर विबुध श्रीधरक्ृत श्रुतावतारमें लिखा है कि 


श्रुधर छौर सारस्वताचार्थ : ४३ 


किन 


धरसेनाचार्यको ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है। अतएव इन्हें उस कारण 
क्लेश न हो, इस लिए उन्होंने उन मुनियोंको तत्काल अपने पाससे विदा 


कर दिया । 


“आत्मनो निकटमरण ज्ञात्वा धरसेन एतयोर्मा बलेशों भवतु इति मत्या 
तन्मुनिविसर्जनं करिष्यति |" 


संभव है कि भूतबलि और पुष्पदन्तके वहाँ रहनेसे आचायके ध्यान और 
त्तपमें विध्न होता और विशेषत: उस स्थितिमें जबकि वे श्रुतरक्षाका अपना 
कर्त्तव्य पुरा कर चके थे । आचाय॑ धरसेनकी यह इच्छा रही होगी कि उनके 
योग्य शिष्य यहांसे जाकर भ्रुतका प्रचार करें । जो भो हो, धवलामें आज्ाय॑ 
वीरसेनने धरसेनका संक्षिप्त परिक्यय उक्त प्रकारतसे प्रस्तुत किया है । 


धवलाटीकासे* आचाय॑ धरसेनके गुरुके नामका पत्ता नही चलता | इन्द्र 
नन्दिके श्रुतावतारमे लोहाय॑ तककी गुरुपरपराके पश्चात्‌ विनयदत्त, श्रीदत्त, 
शिवदत्त और अहंदृत्त इन चार आचार्योका उल्लेख आया है । ये सभी आचाय॑ 
अगों ओर पूर्वोके एकदेशज्ञाता थे | त्तदनन्तर अहंदूबलिका उल्लेख आता है । ये 
बड़े भारी संघनायक थे और इन्होने संघोकी स्थापना को थी अहंदूबलिके पश्चात्‌ 
श्रुतावतारमें माघनन्दिका नाम भाया है। इन माघनन्दिके पश्चात्‌ ही धर- 
सेनके नामका उल्लेख आया है। इस प्रकार श्रुतावतारमे अहंद्बलि, माघनन्दि 
और घरसेन इन तीन भाचार्यो का उल्लेख मिलता है। इन तीनोंका परस्परमें 
गुरुशिष्य सम्बन्ध था या नही, इसका निर्देश इन्द्रनन्दिने नहीं किया है । 


नन्दिसंघकी प्राकृतपट्टाबलोसे यह अवगत होता है कि अहंदबलि, माघ- 
नन्दि, धरसेन, पृष्पदन्त और भूतबलि एक दूसरेके उत्तराधिकारी हैं। अतएव 
घरसेनके दादागुरु अहंदबलि और गुरु माधनन्दि संभव है। नन्दिसंघकी संस्कृत 


१, सिद्धान्तसारादिसग्रह, श्रुतावतार, ग्रन्थांक २१, पृष्ठ ३१६. 

२. तेण वि सोरट्ठ-विसय-गिरिणयर-पदट्टण-चंदगुहा-ठिएण अद्ुुंग-महाणिमित्त- 
पारएण गंथ-वोच्छेदो होहदि त्ति जाद-मएण पवयण-वबच्छल़ेण दक्लिणावहाइरियाणं 
महिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदो ““सुट्ट भहं! ति भणिऊण घरसेण-भडारएण 
दो वि आसासिदा | तदो चितिदं भयवदा'''' पुणो तहिंवसे लेव पेसिदा संतों 
'गुस्वयणमलंघणिज्ज इदि चितिऊणागदेहि अंकुलेसरे बरिसावासों कओ |” 

“-पट्खण्डागम, प्रथम पुस्तक, पृ० ६७-७१, 


४४ : तीथथंकर महाबीर और उत्तकी आचार्य-परम्परा 


गुर्वावलिमें माघतत्दिका नाम आया है । गुर्वावलोके* आरम्ममें भद्रबाहु ओर 
उनके शिष्य गृप्तिमुप्तरी वन्‍दता की भयी है, किन्तु उनके नामके साथ संघ आदिका 
निर्देश नहीं है । वन्दनाके अनन्तर मुलसंधमें तन्दिसंघ-बलात्का रगंणके उत्पन्न 
होनेके साथ ही माधनन्दिका नाम आया है। बहुत संभव है कि संवर्भेदव्यव- 
स्थापक अहंदूबलिते इन्हें हो नन्दिसंघचका अग्रणो बनाया हो। माघनन्दिके 
नामके साथ नन्दिपद भी नन्दिसंघका द्योत्तक है। गुर्वावलोमें धरसेनका निर्देश 
नहीं है । अतः इस गर्वावछिके आधारपर यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता 
है कि धरसेनके गुरु माघनन्दि थे । यह सत्य है कि धरसेन विद्यानुरागी थे ओर 
शास्त्राभ्यासमें संलग्न रहनेके कारण संघका नायकत्व माघनन्दिके अन्य शिष्य 
जिनचन्द्रपर पड़ा हो । धरतसेनने पृष्पदल्त और भूतबलिको सिद्धान्त-आगमका 
अध्ययन कराकर अपनी एक नयी परम्परा स्थापित की हो। माघनन्दिका 
निर्देश जंबुदीवपण्णत्तीमे भी पाया जाता है । 
गयरायदोसमोहों सुदसायरपारओ महइपमब्भो । 
लवसंजमसंपण्णो. विकखाओ माघणंदिगुरू॥ १५४ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो निम्मलवरणाणचरणसंजुत्तो । 
सम्मदूसणसुद्धो सिरिणंदिगुरू त्ति विवखाओ॥ १५६॥* 
उपयुंक्त गुर्वावली और प्रशस्तिसे ध्वनित होता है कि धरसेनके गुरु संभ- 
वत्तः माघनन्दि थे ) इन माघनन्दिके सम्बन्धमें एक किवदंती भी प्रसिद्ध है, 
जिसमें उन्हें श्रुतका विशेषज्ञ तथा किसी कारणवश चरित्रस्वलनके पदचात्‌ 
पुनः दीक्षित होनेका निर्देश किया है। अस्तु, प्राकृतपट्टावली एवं इन्द्रनन्दिके 
श्रुतावता रके आधारपर धरसेनाचार्यंके गुरु माधनन्दि और दारा गुर अहँद्बछि 
होने चाहिए | 
समय-निर्णय 
नन्दिसंधकी प्राकृतपट्टावडीके अनुसार आचार्य धरसेनका समय वीर 
निर्वाण सं० ६१४के पश्चात्‌ आता है । धरसेनके एक “जोणिपाहुड' प्रन्थका 
उल्लेख बृह॒ट्टिप्पणि? नामक सूचीमें आया है। इस ग्रन्थका निर्माण वीर नि० 
१. श्रीमानदोषनरनायकवन्दिताइप्रि: श्रीगुप्तिगुप्त इति विश्रतनामघेबः। 
यो भद्रबाहुमनिपुंगवपट्टकक्मसूर्य: स यो दिशतु निर्मरूसंधवृद्धिम ॥।१॥। 
श्रीमुलसंघेडजनि नस्दिसंधः: तस्मिस्यलात्कारगणो$तिरम्यः । 
तत्राभवत्‌ पूर्व १दांशवेदी श्रीमाचनन्दोज्मरदेवबंद्ा: ॥॥२॥। 
--जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरंण ४, १० ५१. 
२. जम्बुदीवषण्णती १३११५४, १५६ | 
३. 'थोमिप्राभृ्त वीरातू ६०० धारसेनम्‌, जैन साहित्य संझोधक १,२ (परिक्षिष्ट) 


अुतधर ओर सारस्वताचार्य : ४५ 





सं० ६००के पश्चात्‌ हुआ माना गया है। इसी ग्रन्थकी एक पाष्डुलिपि भण्डार- 
कर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूनामें है । इस प्रतिमें ग्रन्थका नाम त्तो 
'योनिप्राभुत' ही लिखा है, किन्तु कर्त्ताका नाम 'पण्हसवण” मुनि बताया है। 
इन महामुनिने कुसुमाण्डिनी देवीसे इस ग्रन्थके ज्ञानकों प्राप्त किया था| और 
उसे अपने शिष्य पृष्पदन्त एवं मृतबलिके लिए लिखा था। इस कथनसे ग्रन्थके 
धरसेनरचित होनेकी सम्भावना व्यक्त होती है | प्रज्ञाश्रमणत्व एक ऋद्धिका 
नास है। सम्भवतया धरसेनाचायं इस ऋद्धिके घारी थे। अतएव उन्हें प्रज्ञा- 
श्रमण कहा गया है। षट्खण्डागममें प्रज्ञाश्रमणोंको नमस्कार किया गया है-- 
णमो पष्णसमणाणं" 

प्रज्ञा चार प्रकारकी होती है--(१) औत्पत्तिकी, (२) वेनयिकी, (३) कमंजा 
और (४) पारिणामिकी । इनमें पू्व॑जन्मसम्बधी चार प्रकारकी निमंलबुद्धिके 
बलसे विनयपूर्वंक बारह अंगोंका अवधारण कर जो प्रथमत' देवगतिमें और 
तत्पश्चात्‌ अविनष्ट संस्कारके साथ मनुष्योंमे उत्पन्न होते हैं उनके औत्पत्तिकी 
प्रज्ञा कही है। प्रज्ञाका उक्त संस्कार अवधिष्ट रहनेके कारण चौदह पूर्बो'का 
उत्तर देनेमें वे समर्थ रहते है। विनयपृवंक द्वादश अंगोके अध्ययनसे जो बुद्धि 
उत्पन्न होती है वह वेनयिकी प्रज्ञा है। गुरूपदेशके विना तपद्चरणके प्रभावसे 
उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा कमंजा कहलाती है। इस प्रकारकी प्रज्ञा औषधसेवनसे 
भी उत्पन्न होती है। जातिविशेषसे उत्पन्न बुद्धि पारिणामिकी कहलातो है | 

धरसेनको प्रज्ञाश्रमणका पूर्वीज्ञान था । अतः योनिप्राभृत' ग्रन्थ धरसेनाचार्य 
द्वारा रचित हो, तो कोई आश्चयं नही | इस आधा रपर इनका ससय बोर-निर्वाण- 
संवत्‌ ६०० सभव है | 

प्राकृतवट्टावछीके अनुसार वीर-निर्वाण-संवत्‌ ६१४--६८३के बोच धर- 
सेनका समय होना चाहिए। पट्टावलीमें धरसेनका आचार्य-काल १९ वर्ष बत- 
लाया है। इससे सिद्ध होता है कि वीर-निर्वाण संवत्‌ ६३३ तक धरसेन जीवित 
रहे हैं और वीर-निर्वाण संवत्‌ ६३० या ६३१मे पृष्पदन्त और भृतबलिको श्रुत- 
का अध्ययन कराया है | इस आधा रपर धरसेनका समय ई० सन्‌ ७३--१०६ 
ई० तक आता है। 

अहिवल्लि माधनंदि य धरसेणं पृष्फयंत भदबली | 
अडवबीस इगवीसं उगणीस त्तीस वीस बास पुणों ॥* 

जर्थात्‌ अहंदूबलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भत्तवलिका आचाय्य- 
१. षट्खण्डाग, वेदनाखण्ड, ४।१।१८ 
२. जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग-१, किरण-४, पृ० ७३, पदच्य-१६ 


४६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


काल क्रमशः २८वर्ष, २१वर्ष, १९० तषं, २० वर्ष और २० वर्ष है। इस उल्लेखसे 
चस्सेनका समय स्पष्टल: ई० सनकी प्रथम शत्ताब्दी है| 


डा० हीरालालजी जैन, सिद्धान्ताचायं १० केलाशचन्द्रजोी शास्त्री, 
पं० हीराछालजी सिद्धान्तशास्त्री आदि भी धरसेनका प्रायः यही समय 
मानते हैं। 


एक अन्य अभिलेखीय प्रमाणसे भी घरसेनके समयपर प्रकाह् पढ़ता है। 
उपलब्ध पुरातत््यके आधारपर कहा जाता है कि आचार्य धरसेन गिरिनगरकी 
जिस गुफामें रहते थे वह गृफा बाबा प्यारा मठके निकट होती चाहिए । इस 
गुफामें स्वस्तिक, भद्रासन, नल्दिपद, मीसयूगल और कलशके चिह्न खुदे हुए 
हैं। एक शिलालेख भी यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें क्षत्रप नरेश चष्टण और जय- 
दामनके अतिरिक्त गिरितगरमें देवासुर, नाग, यक्ष, राक्षस, केवलज्ञान, जरामरण, 
चेन्रशुक्ल पञ्चमी ये सब शब्द भी पढे जाते हैं । बीच-बीचमें अभिलेखके खण्डित् 
होनेके कारण समस्त लेखका सार ज्ञात नही किया जा सकता है। जो शब्दा- 
वली पढ़ी जा सकती है उसमें उक्त क्षत्रप राजबंशके कालमें किसी बडे ज्ञानी 
जैन मुन्िके देहत्यागका वृत्तान्त प्रतीत होता है। अभिलेखमे तिथिका निर्देश 
नहीं है, पर क्षत्रप कालीन राजवंशके साथ सम्बन्ध रहनेसे शककी प्रथम शताब्दी 
होना चाहिए | डा० ज्योततिप्रसादजीने लिखा है-- 


“पद [पश०६2० उ_॥्मा78 8॥006 इंत्रडटप्रेणराणा, ०ंह्आाप्र्ीए 98800ए०7८व 7 
पृफ्श एठतए (ब्राग6738 ए]4 ०णी. हंगंगरवएुकक एमांता शबकयांगा प्रथ्ेप्टड धार 
बा००प6 0 शशिाद्राइट08, 70७8 वराधाटगगाए 800 जा सिर ॥096% पफ। ० 
पार वबाल णी घाट86 ३टतं4&०007%8 0 पट टक्वात00.,.. 06 उंचडटपंएपंणा 5 
प्रगत4॥20, 9ए६ प३8 &ए॥07 48 फरल्ाध०शलते 88 ध९ हु7290 ह।/बग0807 ०ी (098- 
प्बा78, 006 छुशबागपैए0॥ ् ु&9ब0फशा बधते कि 80 ए..... , .. .... ....०७ 
८०00 घाह ध्बया।ग प्थप्ट डपट 3 ९हुटावेब7ए५ ताब्माल०छ?) 


अर्थात्‌ इस शिलालेखके आधारपर घरसेनका समय ई० सन्‌ १५०के पूबे 
होना चाहिये। यतः जयदामनके पुत्र रुद्रदामनका सुप्रसिद्ध संस्कृत-लेख गिर- 
नारकी ऐतिहासिक शिलापर खुदा हुआ शक सं० ७२का है। अत्तएव यह प्रायः 
संमव है कि उक्त अभिलेख धरसेनके समाधिमरणकी स्मृत्तिभें उत्कीर्ण किया 
गया हो | 





१, एकल वुक्केतक ४0०प7०९६ णी॑ (व ज्िझ्म००ए जी #लंदा। पंघ्तांब एथ2० । 2. 


श्रुतणर जौर सारस्वताचार्य : ४७ 


इस प्रकार अभिलेखोय प्रमाणके आधारपर धरसेतका समय ६० सनुकी 
प्रथम शताब्दी आता है। आचाय॑ घरसेन अपने समयके श्रुतश विद्वान्‌ थे। प्राकृत 
पट्टावली और इन्द्रतन्दिके श्रुतावतारके आधारपर भी धरसेनका समय वीर 
नि० सं० ६०० अर्थात्‌ ई० सन्‌ ७३के लगभग आता है। 
घरतेनका पाण्डित्य 

आचार्य धरसेन सिद्धान्तशास्त्रके ज्ञाता थे। उनके चरणोंमें बेठकर आचार्य 
पृष्पदन्‍्त और भृूतबलिने कमंशास्त्र और सिद्धान्तका अध्ययन किया | वे सफल 
शिक्षक और आचार्य थे। आचाय॑ वोरसेनने धरसेनकी विद्वत्ता ओर पाण्डित्यका 
वर्णन करते हुए बताया है कि वे परवादिरूपो हाथीके समूहके मदका नाश 
करनेके लिए श्रेष्ठ सिहके समान हैं, सिद्धान्तरूपी श्रृतका पूर्णतया मन्‍्धन 
करने वाले हैं। अतएवं श्रुतके पाण्डित्यके कारण वे महनीय यशके धारो 
विद्वान हैं| वी रसेनने लिखा है-- 

“पसियड महु धरसेणों पर-वाइ-गओह-दाण-वरसोहो 
सिद्ध तामिय-सायर-तरंग-संघाय-धोय-मणी " | 

स्पष्ट है कि धरसेन आचार्ण सिद्धान्तविषयके प्रौढ़ विद्वान थे। श्रुतको 
नष्ट होती हुई परम्पराको रक्षा इन्हीके द्वारा हुई है। इनके विषयमे 'षट्खण्डा- 
गम टीकासे जो तथ्य उपलब्ध होते हैं, उनसे ऐसा ज्ञात होता है कि धरसेना- 
चार्य मन्त्र-तन्त्रके भी ज्ञाता थे | इनका 'योनिप्राभुत' नामक मन्त्रशास्त्रसंबन्धी 
कोई ग्रन्थ अवश्य रहा है। इस योनिप्राभुतका निर्देश 'धवलाटोका'में भी 
प्राप्त होता है-- 

“जोणिपाहुडे भणिद-मंत-तंत-सत्तीओ पोग्गलाणुभागों त्ति पेन-तव्बा' ।* 

अतएव 'बृहतूटिप्पणिका'के साथ धवलाटीकामें भी 'योनिप्राभुत का निर्देश 
उपलब्ध होता है। इस आलोकमें धरसेनरचित 'योनिप्रामृत' ग्रथपर अविश्वास 
नहीं किया जा सकता है। धवलाटीकामें बताया गया है कि पुष्पदल्त और 
भूतवलिको बुद्धि-परीक्षाके हेतु धरसेनाचाय॑ने दो मन्त्र दिये थे। उनमें एक मन्त्र 
अधिक अक्षर वाला था और दूसरा हीनाक्ष र था। गुरुने दो दिनक उपवासके 
परचातू उत मन्‍्त्रोंको सिद्ध करनेका आदेश दिया । दिष्य मन्त्रसाधनामें संलग्न 
हो गये । जब मनन्‍्त्रके प्रभावसे उनकी अधिष्ठात्री देवियाँ उपस्थित हुईं तो एक 
देवीकै दाँत बाहर निकले हुए थे और दूसरी कानी थी । देवता बिकृताज़ नहीं 


१. घबलाटीकासमन्वित षट्खण्डागम, प्रथम जिल्द, पृ०६। 
२. भवलछाटोका, जिल्द !, प्रस्तावना, पृ० ३०, 


४८ : तीथंकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


होते; इस प्रकार निश्चय कर उन दोनोंने मंत्रसम्बन्धी ध्याकरणशास्त्रके 
अआधारपर उन मन्त्रोंका शोधन किया और मन्‍्त्रोंको शुद्धघर पुनः साधनामें 
संखगन हुए | वे देवियाँ पुनः सुन्दर और सोम्य रूपमें व अ हैं। सिद्धिके 
अनन्तर बे दोनों शिष्य गुरुके समक्ष उपस्थित हुए | और के विद्यासिद्ध 
सम्बन्धी समस्त वृत्तान्त निवेदित कर दिया । गुरु धरसेनाचाय दिष्योंके ज्ञान 
से प्रभावित हुए और उन्होंने शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ बारमें सिद्धान्त- 
का अध्यापन प्रारभ किया ।" 

धवलग्रथके इस उल्लेखसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि धरसेनाचार्य 
मन्त्र-तन्त्रके ज्ञाता थे । अतः उनका मन्‍्त्रशास्त्रसम्बन्धी 'योनिप्राभृत' ग्रन्थ 
अवदय रहा है । 

आगमसम्बन्धी ज्ञानके लिए षट्खण्डागम ग्रन्थ ही प्रमाणहप है। इस 

प्रन्थका समस्त विषय उन्हींके द्वारा प्रतिपादित है। पुष्पदन्त और भूतबलिने 
उनसे ही सिद्धान्तविषयक ज्ञान प्राप्त कर षट्खण्डागमके सूत्रोंकी रचना की है। 

धवलाटीकासे धरसेनाचायंके सम्बन्धमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्स 
होती है-- 
धरसेन सभी अंग और पूर्वो के एकदेश जाता थे। 
अष्टाग-महानिमित्तके पारगामी थे | 
लेखनकलामें प्रवीण थे । 
मन्त्र-तन्त्र आदि शास्त्रोंके वेत्ता थे । 
महाकम्मपयडिपाहुडके* बेत्ता थे | 
प्रवचन और शिक्षण देनेकी कल्में पटु थे | 
प्रवचनवत्सल थे । 


6७: 20 6 ९ 20 (व ४७ 


१ तदा ताणं तेण दो विज्जाओं दिषण्णाओ । तत्य एया अहिय-क्खरा, अबरा विहीण- 
कखरा । एदाओ छठ्ठीववासेण साहेहु त्ति। तदो ते सिद्धविज्जा विज्ञा-देवदाओ 
पेच्छंति, एया उदंतुरिया अवरेया काणिया । एसो देवदाणं सहाबो ण होदि त्ि 
चितिऊण मंत-व्वायरण-सत्थ-कुसलेहि हीणाहिय-क्खराणं छहणावणयण-विह्वर्ण 
काऊण पढ॑तेहि दो वि देवदाओ सहावरूव-द्धियाओ दिद्वाओ । पुणों तेहि धरसेण- 
भयवंतस्स जहावित्तेणग विणएण णिवेदिदे सुद्ठु, तुद्दुण धरसेण-मड्डा रएण शोम-तिहि- 
णक्खत्त-वारे गंथो पारद्धो' 

॥॒ --घट्खण्डागमघवलाटीका, प्रथम पुस्तक, पृ० ७०।॥ 

२. जयउ घरसेणणाहो जेण महाकम्मपयडिपाहुडसेलों । 


बुद्धिसिरेणुर्धरओं समप्पियओो पुष्फयंतस्स ॥॥ 
“-धवलरूत 


श्रुतघर और सारस्वताचार्य : ४९ 


८. प्रश्नोत्तरशेलीमें शंका-समाधानपृवंक शिक्षा देनेमें कुशल थे । 
९. महनीय बिषयको संक्षेपमें प्रस्तुत करना भी उन्हें आता था। 
१०. आश्रायणीयप्वके पञ्चम वस्तुके चतुर्थ प्राभुतके व्याख्यानकर्ता थे । 
११, पाठन, चित्तन एवं शिष्य-उद्बोधनकी कलामें पारंगत थे । 
और उनको रखना 
पुष्पदन्‍्त और भूतबलिका नाम साथ-साथ प्राप्त होता है, पर प्राकृत पट्टा- 
बलीमें पृष्पदन्तको भूतबलिसे ज्येष्ठ माना गया है। धरसेनके पश्चात्‌ थुष्प- 
दल्तका कार्य-काल ३० बर्षका बताया है। पुष्पदन्त और भूतबलि दोनों हो 
धरसेनाचायँके निकट श्रुतकी शिक्षा प्राप्त करने गये थे। शिक्षा-समाप्तिके 
पहचात्‌ सुन्दर दाँतोंके कारण इनका नाम पुष्पदन्त पड़ा था | 
विबध श्रीधरके श्रुतावतारमें भविष्यवाणीके रूपमें जो कथा दी गई है 
उससे पुष्पदन्त और भूतबलिके जीवनपर प्रकाश पड़ता है ;पर इस श्रुतावतारमें 
जिन तथ्योंकी विवेचना की गई है वे विचारणीय है। बताया है--भरत क्षेत्रके 
बांमिदेश--अह्देशमें वसुन्धरा नामकी नगरी होगी । वहाँके राजा नरवाहन और 
रानी सुरूपा पुत्र न होनेके कारण खेद-खिन्‍न होंगे । उस समय सुबुद्धि नामका सेठ 
उन्हें पद्मावतीकी पूजा करनेका उपदेश देगा | तदनुसार देवीकी पृजा करनेपर 
राजाको पुत्रलाभ होगा और उस पुत्रका नाम पद्म रखा जायगा। तदनन्तर 
राजा सहस्रकूटचैत्यालयका निर्माण करायेगा और प्रतिवर्ष यात्रा करेगा । सेठ 
भी राजकृपासे स्थान-स्थानपर जिनमन्दिरोंका निर्माण करायेगा । इसी समय 
वसन्‍्त ऋतुमें समस्त संघ यहाँ एक होगा और राजा सेठके साथ जिनपजा 
करके रथ चलावेगा । इसी समय राजा अपने मित्र मगधसम्राटकों मुनीन्‍्द्र 
हुआ देख सुबुद्धि सेठके साथ विरक्‍्त हो दिगम्बरी दीक्षा धारण करेगा । इसी 
समय एक लेखवाहक वहाँ आयेगा। वह जिनदेवकों नमस्कार कर मुनियोंको 
तथा परोक्षम धरसेन गुरुकी बन्दना कर लेख समपित करेगा। वे मुनि उसे _ 
बाचेंगे का जप गुफावासी धरसेन मुनीहवर आग्रायणीय_पृथ॑ंकी 
०.2 पंञ्वंसचस्तुके चौथे प्राभृतशास्त्रका व्यास्यान आरंभ करने वाले है। धरसेन 
7 भट्टारंक कुछ दिनोमें नरवाहन और सुबुद्धि नामके मुनियोंको पठन, श्रवण और 
चिन्तन कराकर आसाढ़ शुक्ला एकादशीको शास्त्र समाप्त करेंगे। उनमेंसे 
एककी भूत रात्रिको बलिविधि करेंगे और दूसरेके चार दांतोंको सुन्दर बना 
देंगे । अतएवं भूत-बलिके प्रभावसे नरवाहन मुनिका नाम भूतबलि और चार 
दाँत समान हो जानेसे सुबुद्धिमुनिका नाम पुष्पदन्त होगा ।' 
१. शुतावतार, भाणिकपन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाछा, ग्रन्थाडदु: २१, सिद्धान्तसारादिसंग्रह 
पु० ३१६-३१७ 


५०: सीकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस आस्यानमें अन्य कुछ तथ्य हो या न हो, पर इतना यथाय है कि पृष्प- 
दन्तका प्रारंभिक नाम कुछ ओर रहा होगा। घवलाटोकामें भी' पृष्पदन्तके 
तामका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 


“अवरस्स वि भूदेहि पुजिदस्स अत्यवियत्थ-द्विय-दंत-पंतिमोसारिय भूदेंहि 
समीकय-दंतस्स 'पुष्फयंत्तो' त्ति णामं कय ।* 

भर्थात्‌ देवोंने पूजा कर जिनको अस्तव्यस्त दंतपंक्तिको दूर कर सुन्दर बना 
दिया उनकी धरसेन भट्टारकने पुष्पदन्त संज्ञा की | स्पष्ट है कि पृष्पदन्त यह 
आरंभिक नाम नहीं है । गुरुने यह नामकरण किया है। दक्षिणापथसे जिन दो 
साधुओंके आनेका उल्लेख किया गया है उनके आरंभिक नामोंका कथन नहीं 
आया है। यह सत्य है कि पुष्पदन्त भी भूतबलिके समान ही प्रतिभाशाली, और 
ग्रन्थ-निर्माणमें पटु हैं । 


इन्द्रतन्दिने अपने श्रुतावता रमें लिखा है कि वर्षावास समाप्त कर पुष्पदन्त 
और भूतबलि दोनोंने ही दक्षिणती ओर विहार किया। और दोनों करहाटक* 
पहुँचे । वहाँ उनमेसे पुष्पदन्त मुनिने अपने भानजे जिनपालितसे भेंट की और 
उसे दीक्षा देकर अपने साथ ले वनवास देशको चले गये। तथा भूतबलि द्रविड _ 
देशकी मधुरा नगरोमें ठहर गये । 


करहाटकको कुछ विद्वानोंने सितारा जिलेका आधुनिक करहाड या कराड 
और कुछने महाराष्ट्रका कोल्हापुर नगर बतलाया है। करहाटक नगर प्राचीन 
समयमें बहुत प्रसिद्ध था। स्वामी समन्‍्तभद्र* भी इस नगरमें पधारे थे। 


शिलालेखोंसे ज्ञात होता है कि उस समय यह ॒ नगर विद्या और वोरता दोनों 
के लिए प्रसिद्ध था | 


उपयुक्त चचासे एक तथ्य यह प्रसूत होता है कि पृष्पदन्तके भानजे जिन- 


१. षट्खण्डागमधवलाटीका, प्रथम पुस्तक, पु० ७१. 
२. जम्मतुरथ करहाटे तयो: स यः पृष्पदन्त नाम मुनि: । 
जिनपालिसाभिधानं दृष्ट्वाज्सों भगिनेयं स्व ॥ 
दत्वा दीक्षां तस्मे तेन सम देशमेत्य वनवासम्‌ । 
तस्थो भूतबलिरपि मघुरायां द्रविडदेशेध्ल्थात ॥ 
“अुताबतार, पथ्चध १३२-१ ४३ 
३, प्राप्तोहहूं करहाटकं बहुमट विद्योत्कर्ट संकट । 
--मल्लिषेण-प्रशस्ति-शिक्तालेख ५४ इलोक ७ 


श्ुतृधर और सारस्वतातार्स / ५६ न्‍ 


पालित करहाटकके निवासी थे। अतः पुष्पदन्तका भी जन्मस्थान करहाटके 
आसपास ही होना चाहिए। 

धरसेनाचार्यने महिमा नगरीमे सम्मिलित हुए दक्षिणापथके आचार्योके 
पास अपना पत्र भेजा था, जिसके फलस्वरूप आन्ध्रदेशकी वेणा नदीके तटसे 
पृष्पदन्‍्त और भूतर्बाल उनके पास पहुचे थे | वतंमानमें सतारा जिलेमें वेष्या 
नामकी नदी प्रवाहित होती है और उसी जिलेमें महिमानगढ नामक ग्राम भी 
है। बहुत संभव है कि यह ग्राम ही प्राचीन महिमा नगरी रहा हो | अत्तएव 
सत्तारा जिलेका करहाड ही करहाटक हो तो इसमें कोई आइचय नही है। 


वनवास देश उत्तर कर्णाटकका प्राचीन नाम है। यहाँ कदम्बवंशके 
राजाओंकी राजधानी थी। इस वनवास देशमे ही आचाय॑ पुष्पदन्तने जिन- 
पालितको पढ़ानेके लिए 'बीसदि' सूत्रीकी रचना की । और इन सूत्रोंको भूत- 
बलिके पास भेजा। भूतबलिने उन संत्रोका अवलोकन किया और यह जानकर 

>कि पुष्पदन्त आचायेकी अल्पायु अवश्षिष्ट है, अतः महाकमंप्रक्ृतिप्राभृतका 

विच्छेद न हो जाय, इस भयसे उन्होने द्रव्यप्रमाणानुगमकों आदि लेकर ग्रन्थ- 
रचना की । अत्तएव यह स्पष्ट है कि षट्खण्डागमसिद्धान्तका प्रारभिक भाग 
वनवास देशमे रचा गया और शेष ग्रन्थ द्रविड देशमे । 
समय-निर्धारण 

यह हम पहले ही लिख चुके है कि पुष्पदन्त भूतबलिसे आयुमे ज्येष: थे । 
आचार्य॑ वीरसेनने मगलाचरण-सदभंमे भूतबलिसे पूव॑ पुष्पदन्तका स्तवन 
किया है। लिखा है-- 

पणमामि पुप्फयंत॑ दुण्णयंधयार-रवि | 
भग्ग-सित्र-सग्ग-कंटयमिसि-समिइ-वइ सया दत्त ॥* 

अर्थात्‌ जो पापोंका अन्त करने वाले हैं, कुनयरूप अधकारके नाश करनेके लिये 
सूय तुल्य हैं, जिन्होने मोक्षमार्गके विघ्नोंको नण्ट कर दिया है, जो ऋषियोंकी 
समिति अर्थात्‌ सभाके अधिपति है और जो निरन्तर पश्चेन्द्रियोंका दमन करने 
बाले हैं ऐसे पृष्पदन्‍्त आचायेको मे प्रणाम करता हूँ। 

उपयुक्त उद्धरणमें 'इसि-समिइ-वईं' विचारणीय है। इस पदका अर्थ यह 
है कि पुष्पदन्त अपने समयके आचार्यो में अत्यन्त मान्य थे और इसीलिये वे 
मुनिसमितिके सभापति कहलाते थे। 


नदिसंघकी प्राकृत-पद्रावलीके अनुसार पुष्पदल्त भूतबलिसे पृर्व॑वर्त्ती हैं | 


१. घट्खण्डागसघवलाटोका, पुस्तक १, पृष्ठ ७, मंगल-गाथा ५। 


५३ : तीथकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


इसके अनुसार इनका समय वीर नि० सं० ६३३के* पदखात्‌ ई० सत्‌ प्रथम- 
द्वितीय शताब्दीके छमभग होना चाहिए । डा० ज्योतिप्रसाद जैनने पुष्पदन्त- 
का समय ई० सन्‌ ५०-८० माना है ।* 


रखनादाक्ति और प्रतिभा 

धवलामे आचाय॑ वीरसेनने बतलाया है कि बोस प्रकारको प्ररूपणाएँ 
सृत्रोंके द्वारा की गयी हैं। अतः पुष्पदन्ताचायंने जो 'बिसदिसुत्त' कहा है उसका 
अभिप्राय सठ्प्ररूपणा के सत्रोंमें आगमोक्त बीस प्ररूपणाओंके कथनसे है | धवला- 
कारने सत्प्ररूपणाके सृत्रोंकी व्याख्या समाप्त करनेक पश्चात्‌ लिखा है कि 
सत्सृत्नोंका विवरण समाप्त हो जानेके अनन्तर उनकी प्ररूपणा करेंगे। इससे 
स्पष्ट है कि आचार्य पुष्पदन्तने सत्सृत्रोंको ही रचना को है; उसकी प्रूपणाका 
कथन नही किया । यद्यपि उन्होंते अनुयोगद्वारका नाम “सतपड्वणा” हो 
रखा है। ऐसी स्थितिमें पुष्पदल्ताचायेके द्वारा रचे गये सुत्रोंको 'संतसुत्त' कहना 
अधिक उचित था; पर इस दब्दका प्रयोग न कर 'बीसदिसुत्त' क्यो कहा, इस 
सम्बन्धम कोई सन्‍तोषजनक समाघान प्राप्त नहीं होता है। 


इन्द्रनन्दिने? लिखा है कि पुष्पदन्तने सौ सूत्रोंको पढ़ाकर जिनपालितकों 
भूतबलिक पास भेजा; किन्तु सत्प्ररूपणाकक सत्रोंकी संख्या १७७ है। अतः उनका 
यह कथन भी सतक प्रतीत नहीं होता ! यह सत्य है कि सत्प्ररूपणाके १७७ 
सत्र पुष्पदन्ताचायं द्वारा रचे गये हैं। अतः उत्थानिकामें धवलाकारने 
पुष्पदन्तका ही नामोल्लेख किया है। 

इस ग्रन्थकी रूपरेखाका निर्माण पुष्पदन्तर्क द्वारा हो हुआ होगा। यतः 
ग्रन्थ-निर्माणका आरंभ पुष्पदन्तने किया है। इन्होंने चोदह जीवसमासों और 
गुणस्थानोके निरूपणके लिये आठ अनुयोगद्वारोंको ही जानने योग्य बतलाया 
है। ये आठ अनुयोगद्वार हैं--!. संतपरूवणा, २. द्रव्यप्रमाणानुग्रम, ३. 
क्षेत्रानगम, ४ स्पर्शानुगम, ५ कालानुगम, ६. अन्तरानुगम, ७. भावानुगध, और 





१. प्राकृत-पट्टावलीमें अर्हदलिका काल २८ वर्ष, माघनन्दिका २१ वर्ष, धरसेनका 
१९ वर्ष और पुष्यदल्तका ३० वर्ष माना हैं। इस प्रकार बीर नि० सं० ६६३ 
सभय आता है । 

२. मद [ुब्मंघ० 80प5225 ० घोर स्रांकर0एए ण “जगा [)09, 9, ]4, 

३. सूत्राणि तानि शतमध्याप्य ततो भूतबलिगुरोः पादवंस्‌ । 
तदभिप्राय॑ ज्ञातु प्रस्थापयदण मदेषो5पि ।। 

--अुतावतार, इलोक संख्या १३६ । 


अतघर भौर सारस्वताबार्य : ५ह 


८. अल्पवहुत्वानुगम । जीवस्थान नामक प्रथम खण्डक ही ये आठ अधिकार हैं। 
इन अधिकारोंके अनस्तर जीवस्थानकी चूलिका है। इस चूलिकाको भी जीव- 
स्थानका भाग सिद्ध करनेके लिए धवलाकारको शंका-समाधान करना पड़ा 
है और अन्तमें उन्होंने बताया है कि चूलिकाका अन्तर्भाव आठ अनुयोग- 
ढ्वारोंमें होता है। अतः चूलिका जीवस्थानसे भिन्न नहीं है। धवलाकारकी इस 
चच्गासि यह स्पष्ट है कि पुष्पदन्त आचार्य द्वारा आठ अनुयोगद्वारोंमें जो बातें 
कथन करनेसे छूट गई थी उनसे सम्बद्ध बातोंका कथन चूलिका अधिकारमें 
किया गया है। घवछाके अध्ययनसे यह प्रतीत होता है कि चूलिका अधिकार 
पुष्पदन्त द्वारा रचित नहीं है। पुष्पदन्तने केवल जीवस्थान नामक खण्डका 
ही उकस सूत्रोंमें ग्रथन किया है । 

इन्द्रनन्दि* ने लिखा है--'पुष्पदल्त मुनिने अपने भानजे जिनपालित्तको 
पढ़ानेके लिए कर्मप्रकृत्तिप्राभुतका छः खण्डोंमें उपसंहार किया है। और 
जीवस्थानके प्रथम अधिकारकी रचना की और उसे जिनपालितकों पढ़ाकर 
भूतबलिका अभिप्राय अवगत करनेके लिए उनके पास भेजा | जिनपालितसे 
सत्प्ररूपणाके सूत्रोंकी सुनकर भूत्तबलिते पुष्पदल्त गुरुका षट्खण्डागम-रचनाका 
अभिप्राय जाना । 

जीवस्थानके अवतारका कथन करते हुए धवलाटीकाकार आचार्य बीरसेनने 
जो विमर्श प्रस्तुत किया है उससे आचार्य पुष्पदल्तकी रचनाशक्ति, पाण्डित्य 
एवं प्रतिभा पर पूरा प्रकाश पड़ता है। लिखा है--दूसरे आग्रायणीय पूव॑के 
अन्तर्गत चौदह वस्तु-अधिकारोंमें एक चयन लब्धि नामक पाँचवाँ वस्तु-अधि- 
कार है। उसमें बीस प्राभृत हैं। उन्मेंसे चतुथ प्राभृत कमंप्रकृति है। उस 
कर्मप्राभृतप्रकृतिके २४ अर्थाधिकार हैं। उनमे छठछा अधिकार बन्धन नामक 
है । इस अधिका रके भी चार भेद हैं-- 

१. बन्ध, २. बन्धक, २. बन्धनोय और ४. बन्धविधान । इनमेंसे बन्धक अधि- 
कारके ग्यारह अनुयोगद्वार हैं। उनमें पञचम अनुयोगद्वार द्वव्यप्रमाणानुगम 
है। इस जोवस्थान नामक खण्डमे जो द्रव्यप्रमाणानुगम नामक अधिकार है 
वह इस! बन्धक नामक अधिका रसे निस्सृत है। बन्धविधानके भी चार भेद हैं-- 
प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध। इन चारों बन्धोंमेंसे 
प्रकृतिबन्धके दो मेद हैं--मूलप्रकृतिबन्ध और उत्तरप्रकृतिबन्ध । उत्तर- 
१. अध पुष्पदन्तमुनिरप्यध्यापयितुं स्वभागिनेयं तम्‌ । 

कर्मप्रकृतिप्रामृतमुपसंहायंव.. घड्भिरिह खण्ड: ॥ 

“-अआुतावतार, श्लोकसंक्या १३४ । 





५४ : तीथंकर भहावीर ओर उनकी आधचार्य-परम्परा 


ब्रग्थके दो म्रेद हैं--शकेकोत्तर प्रकृतिबन्ध और अव्योगाढ्रोत्तरप्रकृतिबन्ध | 
एकैकोत्तरप्रकृतिबन्धके २४ अनुयोगद्वार हैं। उत्तमेसे जो ३2३४ सासक अधि- 
कार है उसमेंसे प्रकृतिसमुत्कीत्तंन, स्थान-समुत्कीत्तन और तीन महादंडक 

हैं। तेईसवें भावानुगमसे भावानुगम निकला है। अव्बीगाढ़ उत्तरप्रकृति 

दा भेद हैं--भुजगारबन्ध ओर प्रकृतिस्थानबन्ध । प्रकृतिस्थानबन्धके आठ 
अनुयोगद्वार हें--सत्थरूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, काला> 
नुगम, अम्तरानुगम, भावानुगम ओर अल्पबहुत्वानुगम । इन आठ अनुयोगद्रा रोंमेंसे 
छ: अनुयोग-द्वार निकले हैं--सत्प्ररूपणा, क्षेत्रप्ररूपणा, स्पर्शनप्ररूपणा , अन्तरप्ररू- 
पणा और अल्पबहुत्वप्रस्वणा | ये छः: और बन्धक अधिकारके ग्यारह अधि- 
कारोंमेंसे निस्सृत्त द्रव्यप्रमाणानुगम तथा तेईसवें अधि कारसे निस्सृत भावानुगम' 
ये सब मिलकर जीवस्थानके भाठ अनुयोगद्व।र हैं। इस विवेचनसे ज्ञात होता 
है कि आचार पुष्पदन्तने 'एत्तो” इत्यादि सुत्र उक्त आधारको ग्रहण कर ही 
कहा है | 


उक्त समस्त विमशंक* अध्ययनसे निम्नलिखित निष्कर्ष उपस्थित होते हैं--- 

१. षट्खंडागमका आरंभ आचाय॑ पुष्पदन्तने किया है। 

२. सत्प्ररूपणाके स॒न्नोंके साथ उन्होंने घट्खंडागमकी कोई छूपरेखा भी भूत- 
बलिके निकट पहुँचायी होगी | 

३. पुष्पदन्तने अपनी रचना जिनपालितको पढ़ायी और तदलनन्‍्तर 
अपनेको अल्पायु समझकर गुरुभाई भूतबलिको अवशिष्ट कारयको पूर्ण 
करनेके लिये प्रेशरत किया होगा ! 

४. पुष्पदन्त महाकर्मप्रकृतिप्राभुतके अच्छे ज्ञाता एवं उसके व्याख्याताके 
रूपमें प्रसिद्ध रहे हैं। यद्याप सृत्रोंके रचयिताओंका नाम नहीं मिछता 
है; पर धवलाटीकाक आधारपर सत्प्रर्षणाके सृत्रोंके रचयिता पुष्प- 
दन्त है । 

५. पुष्पदल्तने अनुयोगद्वार और प्रूपणाओंके विस्तारकों अनुभव कर ही 
सत्रोंकी रचना प्रारम्भ की होगी | 


भूतवलि और उनको रखना 
पुष्पदन्तके नामके साथ भूसबलिका भी नाम आता है। दोनोंने एक साथ 


१. एसो इमेंसि चोहसण्ह जीवसमासा्ण मर्गणद्गुदाए“तत्थ इमाणि जोहस चेव ट्वाणाणि 
णायब्वाणि भवंति ।-पषट्ख० १६ 
२. परट्खण्डागम, घवलाटीका, प्रथम पुस्तक, १० १२३-१३० । 


शआुशणर और तधारत्वताचार्य : ५५ 


धरसेनाचायंसे सिद्धान्त-विधयका अध्ययन किया था। भूतबलिने अंकुलेशवरमें 
चातुर्मास समाप्त कर द्रविड़ देशमें जाकर श्रुतका निर्माण किया। घवलाटीकामें 
आचार वी रसेनने पृष्पदन्तके पदचात्‌ भूतनलिको नमस्कार किया है! 


पणमह॒ कय-भूय-बलि भूयर्बालि केस-वास-परिभूय-बलि | 
विणिहय-वम्मह-पसरं वड्ढाविय-विमल-णाण-बम्मह-पसरं ॥"* 


अर्थात्‌ जो भूत--प्राणीमात्रके द्वारा पूजे गये हैं अथवा भूत नामक व्यन्तर 
जातिके देबों द्वारा पुजित हैं; जिन्होंने अपने केशपाश अर्थात्‌ सुन्दर बालोंसे बलि--- 
जरा आदिसे उत्पन्न होने वाली शिथिकताको परिभूत--तिरस्कृत कर दिया है । 
जिन्होंने कामदेवके प्रसारको नष्ट कर दिया है और निमंल ज्ञानके द्वारा ब्रह्मचयं- 
को बृद्धिगत कर लिया है उन भूतबलि नामक आचार्यको प्रणाम करो। 


उपयुंक्त गाथामे भूतबलिके शारीरिक और आत्मिक तेजका वर्णन किया 
है। भूतबलिकी आन्तरिक ऊर्जा इतनो बढ़ी हुई थी, जिससे ब्रह्मचयंजन्य सभी 
उपलब्धियों उन्हें हस्तंगत हो गई थी | ऋद्धि और तपस्याके कारण प्राणीमात्र 
उनकी पूजा प्रतिष्ठा करता था। इस प्रकार आचार्य वीरसेनने आचाय॑ भृत्तबलीके 
घ्यक्तित्वकी एक स्पष्ट रेखा अकित की है। सौम्य आकृतिके साथ भूतबलिके 
केश अत्यन्त संयत्त और सुन्दर थे। केशोकी कृष्णता ओर स्तिग्धताके कारण वे 
युवा ही प्रतीत्त होते थे । 


श्रवणबेलगोलके एक शिलालेखमे पुष्पदन्तके साथ भूतबलिको भी बहुंद- 
बलिका शिष्य कहा है। इस कथनसे ऐसा ज्ञात होता है कि भूततबलिके दाक्षा- 
गुरु अहूंदूबलि ओर शिक्षागुरु धरसेनाचार्य॑ रहे होंगे । छिखा है-- 


य. पुष्पदन्तेन च भूतबल्याख्येनापि शिष्य-द्वितयेन रेजे । 
फैलश्रदानाय जगज्जनाता प्राप्तोडद्भुराभ्यामिव कल्पभूज' ॥ 
अहंदूबलिस्सड्डूचतुविधं स श्रीकोण्डकुन्दान्वयमूलसड्ः । 
कालस्वभावादिह जायमानद्वेषेत राल्पीकरणाय चक्रे ॥- 
इन अभिलेखीय पद्मोंके आधारपर अहंद्‌बलिको भूतबलिका गुरु मान लिया 
जाय तो कोई हानि नहीं है। समयक्रमानुसार अहेदु्बलि और पृष्पदन्तके 
समयमें २१+ १९ > ४०वर्षका अन्तर पड़ता है जिससे अहंंदबलिका भूतबलि 
ओर पुष्पदल्तके समसामयिक होनेमें कोई बाधा नही है । 





१. पट्खण्डागम, धवलाटीका, प्रथम पुस्तक, दलोक ६, 
२. अवणबेलयोल अभिलेख संख्या १०५, पद्म २०-२ घ, 


५६ : तीथेकर महाबीर ओर उनकौ आचार्य-परम्परा 


भूतबलिके व्यक्तित्व और ज्ञानके सम्बन्धमें धवलाटोकासे पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है। बताया है-- भूतबलि भट्टारक असंबद्ध बात नहीं कह सकते । यलः 
महाकमं प्रकृति प्राभुत रूपी अमृतपानसे उनका समस्त राग-द्रेष-मोह दूर हो गया है। 

“ण चासंबद्धं भूदबलिभडारओ परूवेदि महाकम्मपयडिपाहुड-अमियवाणेण 
भोसाररेदा सेसरागदोसमोहत्तादो ।””" 


इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि भूतबलि महाकर्मंप्रकृतित्राभृतके पृर्ण ज्ञाता 
थे। इसलिये उनके द्वारा रचित्त सिद्धान्तग्रन्थ सवंथा ।नर्दोष और अर्थपूर्ण हैं। 
इन्होने २४ अनुयोगद्वारस्वरूप महाकमंप्रकृतिप्राभुतका ज्ञान प्राप्त किया था | 
बताया है-- 


“चउबीसअणियोगद्ा रसहूवमहाकम्मपयडिपाहुडपा रयस्स भूदवलि- 
भयवंतस्स ।”* 


समय-निर्धारण 


भूतबलिका समय आचार्य पुष्पदन्तका समय ही है। दोनोंने एक साथ धर- 
सेनाचार्यंसे सिद्धान्त-ग्रन्थोंका अध्ययन किया ओर अंकुलेइव रमे साथ-साथ वर्षा- 
वास किया। पुष्पदन्त द्वारा रचित प्राप्त सृत्रोंके पश्चात्‌ भूत्नलिने षट्खण्ड/गमके 
शेष भागकी रचना को | डा» ज्योतिप्रसादने भूतबलिका समय ई० सन्‌ ६६- 
९.० तक माना है और षट्खण्डागमका सकलन ई० सन्‌ ७५ स्वीकार किया है ।२ 
प्राकृतपट्टावली, नन्दिसंघकी गुर्वावली आदि प्रमाणोके अनुसार भूतबलिका 
समय ई० सनकी प्रथम शत्ताब्दीका अन्त और द्वितीय शताब्दोका आरंभ आता 
है | डा० हो रालाल जैनने धवलाको प्रस्तावनामें वीर नि०सं० ६१४ ओर ६८३के 
बीच उक्त आचार्यों का काल निर्धारित किया है।* अतएवं भूतबलिका समय ई० 
सन्‌ प्रथम शत्ताब्दीका अन्तिम चरण (ई.८७के लगभग) भवगत होता है | 


रचना-दाक्ति और पाण्डित्य 


इन्द्रनन्दिके श्रुतावत्तारसे ज्ञात होता है कि भूतबलिने पुष्पदन्त विरचित 
सूत्रोंकी मिलाकर पाँच खण्डोंके छः हजार सूत्र रचे ओर तत्पश्चात्‌ महाबन्ध 
नामक छठे खण्डकी तीस हजार सन्नग्नंथरूप रचना की ।५ 


१. घट्खण्डागम, धवलाटीका, पुस्तक १०, पृ० २७४-२७५ । 

२. वही, पुस्तक १४, १० १३४ । 

३. एपह उ॒ाग8 $0070९8 ० पट ला507ए ण कला वैंग्रतां8, 0७, 444, 
४. पघट्क्षण्डागम, धवलाटीका, पुस्तक १, भ्रस्तावना पु० २२-३१ 

५. श्रुतावतार, पथ १२९ 


श्रुतधर और सारस्वताबार्य : ५७ 
पे 


हा 
| द्ा 


छक्लंडागमके सूत्रोंके अवलोकनसे प्रकट होता है कि प्रथम खण्ड जीव- 
स्थानके आदिमें सत्प्ररूपणासृत्रोंके रचयिता पुष्पदन्ताचार्यने मंगछाबरण किया 
है और तदनुसार धवलाटोकाकार वीरसेन स्वामीने भी श्रुतावतार आदिका 
कथन किया है। षट्खण्डागमके रचयिता भूतबलिने चौथे खण्ड बेदनाके आदियें 
पुनः मंगल किया है और धवलाकारने भी जीवस्थानके समान ही कर्ता, निश्ित्त, 
श्रुंतावतार आदिकी पुनः चर्चा की है। इससे यह षट्खण्डागमग्रन्थ दो भागोंमें 
विभक्त प्रतीत होता है। पहले भागमें आदिके तीन खण्ड हैं और द्वित्तोव भागमें 
अन्तके तीन खण्ड हैं। इस द्वितीय भागमें ही महाकमंप्रकृतिप्राभृ तके २४ अधि- 
कारोंका वर्णन किया गया है। डा० हीरालालजीने इस द्वितीय खण्डकी 
विशेष संज्ञा सत्कमंप्राभृत बतायी है। वस्तुत: आचाय॑ भूततबलिने षट्खण्डागमके 
जीवस्थानको छोड़कर शेष समस्त खण्डोंकी रचना की है। कृतिभनुयोगद्वारके 
आदियें ग्रन्यावता रका वर्णन करते हुए वीरसेन स्वामोने लिखा है कि धरसेना- 
चाय॑ने गिरिनगरकी चन्द्रगुफामें भूतवलि और पुष्पदन्तको समग्र महाकमंप्रकृति- 
प्राभत समपित कर दिया । त्तृपदचात्‌ भूतबलि भट्टा रकने श्रुत-नदीके प्रवाहके 
विच्छेदके भयसे भव्य जीबोंके उद्धा रके लिये महाकमंग्रकृत्तिप्राभूतका उपसंहार 
करके छ: खण्ड किये |" 


इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमे यह लिखा है कि भूत्तनलि आचाय॑ने षट- 
खण्डागमकी रचना कर उसे ग्रन्थरूपमें निबरद्ध किया ओर ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी- 
को उसकी पूजा की ओर इसी कारण यह पञ्चमी श्रुतपञ््चमीके नामसे विख्यात 
हुई। ततृपष्चचात्‌ भूतबलिने उस बट्खण्डागमसूत्रके साथ जिनपालितको पुष्प- 
दन्त गुरुके पास भेजा। जिनपालितके हाथमें षट्खण्डागमग्रन्थको देखकर 
मेरे द्वारा चिन्तित काय॑ सम्पन्न हुआ, यह अवगत्त कर पुष्पदन्त गु रुने भी श्रुत- 
भक्तिके अनुरागसे पुलकित होकर श्रुत-पंचमोके दिन उक्त ग्रन्थको पूजा की । 


श्रुतावत्तारके उक्त कथनसे यही प्रमाणित होता है कि पुष्पदन्ताचायने 
पट्खण्डागमकी रूपरेखा निर्धारित कर सत्प्ररूपणाके सूत्रोंकी रचना की थी और 
शेष भागको भूतबलिने समाप्त किया था । 


छक्खंडायमके अवलोकनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि दूसरे खण्ड खुदा- 
बन्धसे छठे खण्ड तक यह भूतबलि द्वारा रचा गया है। चतुर्थ खण्ड वेदनाके 


१. तदों भूववलिभडारएण सुदणईपबाहवोच्छेदभीएण भवियलोगाणुग्गहुटूं महाकम्म- 
पथडिपाहुडमुवसंहरिऊण छक्‍्खंडाणि कयाणि ।! 


-णद्ख्ण्डा०, घवला, पुस्तक ९, पृ० १३३ । 


५८ : तीर्थंकर महावीर और उसको आचार्य-परम्परा 


अन्तगंत कृतिजनुयोगद्वारके आदियें सूत्रकारने ४४ मंगलूसूत्र लिखे हैं और 
५५ यें सूचसे प्रन्यकी उत्थानिकाके रूप आगग्रायणीय पूर्वके पधन्चम वस्तु अधिकार- 
के अन्तगंत कर्मप्रकृतिप्राभुतके २४ अनुयोगद्वारोंका निर्देश किया है। वीर- 
सेन स्वामीने इन मंगलसुत्रोंको लेकर एक रूम्बी चर्चा की है।" इस चचसि 
तीन निष्कर्ष निकलते हैं:-- 


१. भूतबलिते मंगलसुत्रोंकी रचना स्वयं नहीं को । परम्परासे प्राप्त महा- 
करमंप्रकृतिप्राभृतके मंगलूसृत्नोंका संकलन किया है। 


२. षट्खण्डागममें महाकमंप्रकृतिप्राभूतके अथंका हो निबन्धन नहीं किया 
है; अपितु शब्द भी ग्रहण किये गये हैं। । 

३. भूतबलि कर्ता नहीं, प्ररूपक हैं। अत: षट्खण्डागमका द्वादक्षांग वाणी- 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 

इस त्तरह स्पष्ट है कि आचाय॑ भूतबलि महाकमंप्रकृतिप्राभुतके शञानी एवं 
ममंज्ञ विद्वान थे । 


छक्लण्डागमका व्यं विषय एवं संक्षिप्त विजेवन 

यह ग्रन्थ छह खण्डोंमें विभक्त है-- 

१. जीवद्ठाण । 

२. खुदहाबन्ध । 

३. बंधसामित्तविचय | 

४. वेयणा | 

५. वग्गणा | 

६. महाबंध । 

१. 'जीवट्ठाण' नामक प्रथम-खण्डमें जीवके गुण-धर्म और नानावस्थाओंका 
वर्णन आठ प्ररूपणाओंमें किया गया है। ये आठ प्ररूपणाएँ--सत्‌, संख्या, क्षेत्र, 
स्पशंन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व हैं | इसके अनन्तर नो चूलिकाएँ हैं, 
जिनके नाम प्रकृतिसमुत्कीत्तंत, स्थानसमुत्कीतंन, प्रथम महादण्डक, द्वितीय महा- 
दण्डक, तृतीयमहादण्डक, उत्कृष्टस्थति, जधन्यस्थिति, सम्यक्त्वोत्पत्ति और गति- 
अगति हैं। सत्प्ररूपणाके प्रथम सूत्रमें पठचनमस्कार मन्त्रका पाठ है। इस प्ररूपणांका 


१. “तत्थेदं कि णित्रद्धआाहो अणिबद्धमिदि/''''''**“ तदो सि््ध णिवश्र्मंगलसंपि। 
उबरि उच्चमाणेसु तिसु खंशेसु''हत्यादि ।” 
“-पदूलण्डागम, घवछा दोका, पुस्तक ९, पु० १०३-१०४। 


श्रृत्भर और सारस्वताचार्य : ५९ 


विषयनिरूपण ओघ और आदेश क्रमसे किया गया है। ओघमें मिथ्यात्व, सासादन 
आदि १४ गुणस्थानोंका और आदेशमें गति, इन्द्रिय, काय आदि १४ मागंणाओं- 
का विवेचन उपलब्ध होता है। सत्प्ररूपणामे १७७ सुत्र है। इनमे४०वें सुत्रसे 
४५वें सूत्र तक छह कायके जीवोका विस्तारपूवंक वर्णन आया है। जोबोके 
बादर ऑर स॒क्ष्म भेदोक़ै पर्याप्त एव अपर्याप्त मेद किये गये है। वनस्पति कामके 
साधारण और प्रत्येक ये दो भेद बतलाये है और इन्ही भेदोंक बादर और सूक्ष्म 
तथा इन दोनो भेदोंके पर्याप्त और अपर्याप्त उपभेद कर विषयका निरूपण 
किया है। स्थावर और त्रसकायसे रहित जीवोको अकायिक कहा है। 

जीवट्टाणखण्डकी दूसरी प्ररूपणा द्रव्यप्रमाणानुगम है। इसमें १९२ सत्रो 
द्वारा गुणस्थान और मार्गंणाक्रमसे जीवोकी संख्याका निर्देश किया है। इस 
प्ररूपणाके संख्यानिदेशको प्रस्तुत करनेवाले सृत्रोमे शत्तसहस्रकोटि, कोड़ा- 
कोड़ी, संख्यात, असख्यात, अनन्त और अनन्तानन्त साबश्याओंका कथन उप- 
लब्ध है। इसके अतिरिक्त सातिरेक, हीन, गुण, अवहारभाग, वर्ग, वर्गमुल, घन, 
अन्योन्याभ्यस्त राशि, आदि गणितकी मौलिक प्रक्रियाओके निर्देश मिलते हे । 
कालगणनाके प्रसगमे आवलो, अन्तर्मुहुतं, अवसर्पिणो, उत्सपिणी, पल्‍्योपम 
आदि एव क्षेत्रकी अपेक्षा अगुल, योजन, श्रेणो, जगतृप्रतर एग लोकका उल्लेख 
भाया है। 

क्षेत्रप्रर्पणाम ९२ सूत्रो द्वारा गुणस्थान और मागंणाक्रमसे जीवोके 
क्षेत्रकरा कथन किया गया है। उदाहरणार्थ कुछ सूत्र उद्घुत्त कर यह बतलाया 
जायग्रा कि सूत्रकर्ताकी शैली प्रश्नोत्तरके रूपमें कितनी स्वच्छ है और विषयको 
प्रस्तुत करनेका क्रम कितना मनोहर है। यथा-- 

“सासणसम्माइट्रिप्पहुडि जाब अजोगिकेवर्लि त्ति केवडि खेत्ते ? लोगस्स 
असंखेज्जदिभाए ।'' 

सजोगिकेवली केवडि खेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागे असंखेज्जेसु वा भागेसु 
सब्बलोगे वा ।* 

अदिसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब 
असजदसम्माइट्टि त्ति केवडि खेत्ते ? लोगस्स असखेज्जदिभागे । 

एवं सत्तसु पुढ़वीसु णेरइया | 
तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छाइट्टी केवरड खेत्ते ? सब्बलोए। 


१. परट्खण्डागम, जोवस्थान, क्षेत्रप्रमाणानुगम, सूत्र ३-४ । 
२. पड्खण्डागम, जीवस्थान, क्षेत्रप्रमाणानुगम, सूत्र ५, ६, ७, 


६० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अर्थात्‌ 4342 2३ ष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेबली गुणस्थान 
तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यात भाग- 
प्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । 

सयोगकेवछी जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? लोकके असंख्यातवें माग- 
प्रमाण क्षेत्रमें अथवा छोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण क्षेत्रमें अथवा सर्व॑- 
लोकमें रहते हैं । 

आदेशकी अपेक्षा गतिके अनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें अगर ष्टि 
गणस्थानसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गृणस्थानवर्ती जीव 
किलने क्षेत्रमे रहते हैँ? छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । 

इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें नारकी जीव लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
क्षेत्रमें रहते हैं । | 

तियंध्चगतिमें तियंञ्चोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सबं- 
लोकमें रहते हैं । 


स्पष्ट है कि एक ही सूत्रमें प्रश्न और उत्तर इन दोनोंकी योजना की गयी 
है। वास्तवमें यह लेखककी प्रतिभाका वेशिष्ठय है कि उसने आगमके गंभीर 
विषयको संक्षेपमे प्रश्नोत्तररूपमे उपस्थित किया है। इस प्ररूपणाका प्रमुख 
वर्ण्य विषय मार्गगा ओर गणस्थानको अपेक्षासे जीवोंके स्परशंलक्षेत्रक॥ा कथन 
करना है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि जिस मार्गणामें अनन्त सख्यावाली एके- 
न्द्रिय जीवोंकी राशि आती है, उस मार्गणावाले जीव सबंछोकमे रहते है और 
शेष मागंणावाले लोकके असख्यातवें भागमें | केवलज्ञान, केवलदर्शन, यथाख्यातत 
संयम आदि जिन मागंणाओंमे सयोगीजिन आते हैं, वे साधारण दक्षामें तो 
लोकके असंख्यात्तवे भागमें रहते है किन्तु प्रतरसमुद्घातकी दशामें लोकके 
असख्यात बहुभागोंमे तथा लोकपूर्णसमुद्घातकी दशामें स्वंलोकमे रहते हैं । 
बादर वायुकायिक जोब लोकके संख्यातवे भागमें रहते हैं । 


स्पर्णन-प्ररूपणामें १८५ सूत्र हैं। इतमें, नानागुणस्थान और मागंणावाले 
जीव स्वस्थान, समुद्धात एवं उपपात सम्बन्धी अनेक अवस्थाओं द्वारा कित्तने 
क्षेत्रका स्पर्श करते हैं, का विवेत्न किया है। जीव जिस स्थानपर उत्पन्न 
होता है था रहता है वह उसका स्वस्थान कहराता है। और उस शरीरके 
द्वारा जहाँ त्त वह आता जाता है वह विहारब॒त्‌-स्वस्थान कहलाता है। 
प्रत्येक जीवका स्वस्थानकी अपेक्षा विहारबत्‌-स्वस्थानका द्षोत्र अधिक होता 
है। जेसे सोलहवें स्वर्गके किसी भो देवका क्षेत्र स्वस्थानकी अपेक्षा तो लोकका 
असंख्यालवां माम है, पर वह विहार करता हुआ नीचे तृतीय नरक तक 


श्तधर और सारस्वताचार्य : ६१ 


जा-आ सकता है। अतः उसके द्वारा स्पर्दा किया क्षेत्र आठ राजु लम्बा हो 
जाता है । विहारके समान समुद्धात और उपपादको अपेक्षा भी जीवोंका क्षेत्र 
बढ़ जाता है। बेदना, कषाय आदि किसी निमित्तविशेषसे जीवके प्रदेशोंका 
मूल दारीरके साथ सम्बन्ध रहते हुए भी बाहर फेलना समुद्घात कहलाता 
है । समुद्धातके सात भेद हैं। समुद्घातको अवस्थामें जीवका क्षेत्र शरीरकी 
अथबगाहनाके क्षेत्रसे अधिक हो जाता है। 


जीवका अपनी पृव॑पर्यायकों छोड़कर अन्य पर्यायमें जन्म ग्रहण करना उप- 
पाद है। इस प्रकार इस प्ररूपणामें स्वस्थान-स्वस्थान, विहारबतृ-स्वस्थान, 
बेदता, कषाय, वेक्रियक, आहारक, तेजस, मारणान्तिक, केवलिसमुद्घात 
और उपपाद इन दश अवस्थाओंकी अपेक्षा किस गुणस्थानवाले और किस 
मार्गणावाले जीवोंने किलने क्षेत्रका स्पर्श किया है, यह विवेचन किया गया है। 


कालानुयोगमें ३४२ सूत्र हैं । इस प्ररूपणामें एक जीव और नाना जीवोंके 
एक गुणस्थान और मार्गंणामें रहनेकी जघन्य एवं उत्कृष्ट मर्यादाओंकी काला- 
वधिका निर्देश किया है । मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्वगुणस्थानमें कितने काल पयेन्‍्त 
रहते हैं? उत्तर देते हुए बताया है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा सबबंकाल; पर एक 
जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त हैं। तात्पयं यह 
है कि अभव्य जीव अनादि अनन्त त्तथा भव्य जीव अनादि-सान्त और सादि- 
सान्‍्त हैं। जो जीव एक बार सम्यक्त्व ग्रहणकर पुनः मिथ्यात्वगुणस्थानमें 
पहुँचता है, उस जीवका वह मिथ्यात्व सादि-सान्त कहलाता है। 


सूत्रकारने बड़े ही स्पष्ट रूपमे मिथ्यात्वके तीनों कालोंका एक जोवकी 
अपेक्षा और अनेक जीवोंकी अपेक्षा निरूपण किया है । जब कोई जीव पहली- 
बार सम्यक्त्व प्राप्त कर अतिज्ञीत्र मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाता है तो वह 
अधिक-से-अधिक मिथ्यात्व गृणस्थानमें अद्ध पुदूगल परावत्तंत काल तक हो 
रहेगा । इसके अनन्तर वह नियमसे सम्यक्‍त्वको प्राप्तककर सयम धारण कर 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 


अन्तर-प्ररूपणामें ३९७ सूत्र हें। इस शब्दका अर्थ बिरह, व्युच्छेद या 
अभाव है। किसी विवक्षित गृणस्थानवर्त्ती जीवका उस गुणस्थानको छोड़कर 
अन्य गुणस्थानमें चले जाने पर पुनः उसी गुणस्थानकी प्राप्तिके पूर्व तकका 
कार अन्तरकाल या विरहकाल कहलाता है। सबसे कम विरह-कालको 
जघन्य अन्तर ओर सबसे बड़े विरहकालको उत्कृष्ट अन्तर कहा है । इस प्रका रके 
अन्तरकाछकी प्ररूपणा करने वाली यह अन्तर-प्ररूपणा है। यह बन्तरकालू 
सामान्य और विशेषकी अपेक्षासे दो प्रकारका होता है | सूत्रकारने 


६२ : तीथंकर महायोर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


एक जीव और नाना जीबोंकी अपेक्षासे एक ही गुणस्थान और मार्गंणामें रहतेकी 
जधन्य और उत्कृष्ट कालावधिका निर्देश करते हुए अन्तरकालका निरूपण किया 
है। मिव्यादृष्टि जीवका अन्तरकाल कितना है, इस प्रश्नका उत्तर देते हुए 
बताया है कि नानाजीवोंकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है। ऐसा कोई काल 
नहीं जब संसारमें मिथ्यादुष्टि जीब न पाये जायें, एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यात्वका 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहर्त और उत्कृष्ट अन्तर १३२ सागरोपम काल है | तात्पर्य 
यह है कि मिथ्याहष्टि जीव परिणामोंकी विशुद्धिसे सम्यक्त्वको प्राप्त होकर 
कम-से-कम अन्तमुंहृत्तं कालमें संक्लिष्ट परिणामों द्वारा पुनः मिथ्यादृष्टि हो 
सकता है। अथवा अनेक मनुष्य ओर देवगत्तियोंमें सम्यक्त्व सहित भ्रमणकर 
अधिक-से-अधिक १३२ सागरोपमको पृण्णकर पुनः भिथ्यात्वको प्राप्त हो सकता 
है। तीत्र और मन्द परिणामोंके स्वरूपका विवेचन भी इस प्ररूपणाके अन्तगंत्त 
आया है। नानाजीबोंकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि,संयतासंयत, प्रमत्त- 
संयत, अप्रमत्तसंयतत और संधोगकैदली ये छः गुणस्थान इस प्रकारके हैं, जिनमें 
अन्त राल उपस्थित नहीं होता । 

मार्गणाओंमें उपशमसम्यक्त्व, सुक्ष्मसांपरायसंयसम, आहूारककाययोग, 
आहारकमिश्रकाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाययोग, लब्ध्यपर्याप्तमनुष्य, सासादन- 
सम्यक्त्व और सम्यक्मिथ्यात्व ऐसी अवस्थाएँ हैं, जिनमें गुणस्थानोंका अन्तर- 
काल संभव होता है। इनका जघन्य अन्तरकाल एक समयमात्र और उत्कृष्ट 
अन्तरकाल सात दिन या छः: मास आदि बतलाया गया है। इन आठ माम॑- 
णाओंके अतिरिक्त शेष सभी मार्गणाओंवाले जीव सदा ही पाये जाते हैं। 

भाव-प्रूपणामें ९३ सूत्र हैं। इनमें विभिन्‍न गुणस्थानों और मार्गंणास्थानोंमें 
होनेवाले भावोंका निरूपण किया गया है। कर्मोंके उदय, उपशम, क्षय और 
क्षयोपशम आदिके निर्भित्तसे जीवके उत्पन्न होनेवाले परिणामविशेषोंकों भाव 
कहते हैं। ये भाव पाँच हैं-- १. औदयिक भाव, २. औपद्यमिक भाव, ३. क्षायिक 
भाव, ४, क्षायोपशमिक भाव और ५. पारिणामिक भाव | 


इन भावोंमेंसे किस गुणस्थातन और किस मार्गणास्थानमें कौन-सा भाव 
होता है, इसका विवेचन इस भाषप्ररूपणामें किया गया है। मिथ्यात्वगुण- 
स्थानमें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादृष्टको ओदयिक भाव होता है। दूसरे गुण- 
स्थानमें अन्य भावोंके रहते हुए भी, पारिणामिक भाव रहते हैं। जिस प्रकार 
जीवत्व आदि पारिणामिक भावोंके लिये कर्मोंका उदय, उपश्म आदि कारण 
नहीं है उसी प्रकार सासादनसम्यक्त्वरूप भावके लिये दर्शनमोहनीयकमंका 
उदय, उपश्मादि कोई भी कारण नहीं है । 


अवधर और सारस्वताचार्य : ६३ 


तीसरे गुणस्थानमें क्षायोपशमिक भाव होता है | यतः इस गुणस्थानमें 
सम्यक-मिथ्यात्वप्रकृतिके उदय होनेपर श्रद्धात और अश्रद्धानरूप मिश्नभाव 
उत्पन्न होता है। उसमें जो श्रद्धानांश है वह सम्यक्‍्त्वगुणका अंश है और जो 
अश्रद्धानांश है वह मिथ्यात्वा अंश है। अतएब सम्यकमिथ्यात्वभावकों 
क्षामोपशमिक माना गया है। चतुर्थ गणस्थानमे औपशमिक, क्षायिक और 
क्षायोपशमिक ये तीन भाव पाये जाते हैं। यतः यहाँ पर दर्शंनमोहनीयकमंका 
उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये तीनों ही संभव हैं । 


आदिके चार गणस्थान दर्शंनमोहनीयकर्मके उदय, उपशम, क्षय आदि से 
उत्पन्न होते है। अतएवं इन गुणस्थानोमे अन्य भावोंके पाये जानेपर भी दशेन- 
मोहनीयकी अपेक्षास भावोंकी प्ररूपणा की गई है। चतुर्थ गणस्थान तक जो 
असंयमभाव पाया जाता है वह चारित्रमोहनीयकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेके 
कारण औदयिक भाव है| पर यहाँ उसकी विवक्षा नही की गयी है । 

पञ्चम गृणस्थानसे द्वादश गृणस्थान तक आठ गुणस्थानोंके भावोंका कथन 
चारित्रमोहनीयकमंके क्षयोपशम, उपशम और क्षयकी अपेक्षासे किया गया है। 
पञ्चम, पष्ठ और सप्तम गणस्थानमे चा रित्रमोहके क्षयोपशमसे क्षायोपशमिक भाव 
होते है। अष्टम, नवम, दशाम और एकादश इस चार उपशासक गुणस्थानोंमें 
चारिश्रमोहके उपशमसे औपशमिक भाव तथा क्षपकश्रेणी सम्बन्धी अष्ट्रम, 
नवम, दशम ओर द्वादश इन चार गुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीयके क्षयसे क्षायिक 
भाव होता है। त्रयोदश और चतुदंश गुणस्थानोमें जो क्षायिक भाव पाये जाते 
हैं वे धातियाकर्मोके क्षयसे उत्पन्न हुए समझना चाहिए। गृणस्थानोके समान 
हो मार्गंणास्थानोंमे भी भावोंका प्रतिपादन किया गया है। 

अल्पबहुत्व-प्ररूवणामे ३८२ सूत्र हैं। नानागुणस्थान और मार्गंणागुण- 
स्थानवर्त्ती जोबोंको सख्याका हीनाधिकत्व इस प्ररूपणामें वणित है। अपूरव- 
करण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे उपशमसम्यक्त्वी जीव 
अन्य सब स्थानोंको अपेक्षा प्रमाणमे अल्प॑ और परस्पर तुल्य होते हे । इनसे 
अपुर्वक रणादि तीन गुणस्थानवर्त्तो क्षायिकसम्यथग्द्ष्टि जीव सख्यात गणित 
है | क्षीणकषाय जीवोको संख्या भी इतनी हो है । सयोगकेवल्ली संयमकी अपेक्षा 
प्रविश्यमान जोवोसे सख्यात गुणित है| 

उपयुंक्त आठ प्ररूपणाओंके अतिरिक्त जीवस्थानकी नौ चूलिकाएँ हैं। 
प्रकृतिसमुत्कीत्तन नामकी चुलिकामें ४६ सूत्र हैं। जीवके गति, जात्ति आदिके 
रूपमें जो नाना भेद उपलब्ध होते हैं उतका कारण कर्म है। कमंका विस्तार- 
पृ्वंक विवेचन इस चूलिकामें आया है। 


६४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दूसरी चूलिका स्थानसमुत्कीसन नामकी है। इसमें ११७ सूत्र हैं। प्रत्येक 
मुलकर्मंकी कितनी उत्तरप्रकृतियाँ एक साथ बाँधी जा सकती हैं और उनका 
बन्ध किस-किस गुणस्थानमें करता है, इसका सुस्पष्ट विवेषन किया गया हैं। 
तृतीय चूलिका प्रथम महादण्डक नामकी है। इसमें दो सूत्र हैं। प्रथमसम्यक्त्व- 
को ग्रहण करनेबाला जीव जिन ७३ प्रकृतियोंका बन्धकर्ता है, उन प्रकृतियोंकी 
गणना की गई है । इन प्रकृतियोंका बन्धकर्त्ता संज्ञी पत््चेन्द्रिय मनुष्य या तिर्य॑व्म्च 
होता है। द्वितीय महादण्डक नामकी चौथी चूलिकामें भी केवल दो सूत्र हैं | 
इनमें ऐसी कमंप्रकृतियोंकी भी गणना की गई है जितका बन्ध प्रथमसम्यवत्वके 
अभिमुख हुआ देव और छ: पृथ्वियोंके नारकी जीव करते हैं । तृतीय दण्डक 
नामक पाँचवीं चूलिकामें दो सूत्र हैं। और इन सृत्रोंमें सातवीं पृथ्वीके नारकी 
जीवोंके सम्यक्त्वाभिमुख होनेपर बन्धयोग्य प्रक्तियोंका निर्देश किया गया है । 
छठी उत्कृष्टस्थति नामक चूलिकामें ४४ सूत्र हैं। इसमें बन्धे हुए कर्मोंकी 
उत्कृष्ट स्थितिका निरूपण किया गया है। आशय यह है कि सूत्रकर्ता 
आचायेने यह बत्तलाया है कि बन्धको प्राप्त विभिन्न कर्म अधिकन्से-अधिक 
कितने कालतक जीवोंसे लिप्त रह सकते हैं ओर बन्धके कितने समय बाद 
आबाधाकालके पदचात्‌ गिपाक आरम्भ होता है। एक कोड़ाकोड़ी वर्षप्रमाण 
बन्धकी स्थित्िपर १०० वर्षका आबाधाकाल होता है । और अन्तःकोड़ाकोड़ी 
सागारोपम स्थितिका आबाधाकाल अन्‍्तमुंहत्ते होता है। परन्तु आयुकमंका 
आबाधाकाल इससे भिन्न है। क्योकि वहाँ आबाधा अधिक-से-अधिक एक पुव॑- 
कोटि आयुके तृतीयांश प्रमाण होती है। सातवी जघन्यस्थित्ति नामक चूलिकामें 
४३ सूत्र हें। इस चलिकामें कर्मोकी जघन्य स्थितिका निरूपण किया गया है। 
परिणामोकी उत्कृष्ट विशुद्धि जघन्य स्थितिबन्धका और संक्लेश उत्कृष्ट कम- 
स्थितिबन्धका कारण है। 

आठवीं चूलिका सम्यक्त्वोलपत्तिमें १६ सूत्र हैं। इस चूलिकामें सम्यक्त्वो त्पत्ति- 
योग्य कमंस्थिति, सम्यक्त्वके अधिकारी आदिका निरूपण है। जीवन-शोधनके 
लिए सम्यक्त्वकी कितनी अधिक आवश्यकता है, इसकी जानकारी भी इससे 
प्राप्त होती है। नवमी चूलिका गति-भगति नामकी है। इसमें २७३ सृत्र हैं। 
विषयवस्तुको दृष्टिसि इसे चार भागोंमें विभक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके बाहरी कारण किस गतिमें कौन-कौनसे सम्भव हैं, इसका 
विस्तारपुवंक वर्णन किया गया है। तदनन्तर चारों गतिके ज्ञीव मरणकर 
किस-किस गतिमें जा सकते हैं और किस-किस गतिसे किस-किस गतिमें आ 
सकते हैं, का विस्तारपुवंक वर्णन पाया जाता है। देव मरकर देव नहीं हो 
सकता और न नारकी ही हो सकता है। इसी तरह नारकी जोब मरकर न 


अुतधर और सारस्वताचार्य : ६५ 
५ 
ह 


सारको हो सकता है ओर न देव ही । इन दोनों गतियोंके जीव मरणकर मनुष्य 
या तिय॑श्वगति प्राप्त करते हैं। देव और नारकी मरकर मनुष्य या लिय॑जूच 
ही होते हैं। मनुष्य और तियंज>चगतिके जीव चारों हो गत्तियोंमें जन्म ग्रहण 
कर. सकते हैं | 

तदनस्सर किस गुणस्थानमें मरणकर कौन-सी गति किस-किस जीवको 
प्राप्त होती है, इसपर विश्वेष विचार किया है। तत्पश्चात्‌ बतलाया गया है कि 
नरक और देवगतियोंसे आये हुए जीव तीर्थंकर हो सकते है । अन्य गतियोंसे 
आये हुए नही । चक्रवर्त्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलमभद्र केवल देवगतिसे 
आये हुए जीव ही होते है, शेष गतियोंसे आये हुए नहीं । चक्रवर्ती मरणकर 
स्वगं और नरक इन दोनों गतियोंमें जाते है और करमक्षयकर मोक्ष भो प्राप्त कर 
सकते हैं। बलभद्र स्वर्ग या मोक्षको जाते हैं। नारायण ओर प्रतिनारायण 
मरणकर नियमसे नरक जाते है। तत्पश्चात्‌ बतलाया गया है कि सातवें 
नरकका निकला जोव तियंज्च हो हो सकता है, मनुष्य नहीं। छठे नरकसे 
निकले हुए जीव तियंड््च और मनुष्य दोनों हो सकते हैं । पञचम नरकसे निकले 
हुए जीव मतुष्यभवमें संयम भी धारण कर सकते है, पर उस भवसे मोक्ष नहीं 
जा सकते । चोथे नरकसे निकले हुए जीव मनुष्य होकर और संयम धारण कर 
केवलज्ञानको उत्पन्न करते हुए निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं । तृतीय नरकसे 
निकले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं । इस प्रकार जीबट्टाण नामक प्रथम खण्डमें _ 
_ कुछ २,३७५ सूत्र हे और यह आठ प्ररूपणाओं और नौ चूलिकांओमें विभक्त है। 

२. खुदावन्ध (कुव्रकबन्ध) ० 0 कक 

इसमें मार्गणास्थानोंके अनुसार कौन जीव बन्धक है और कौन अबन्धक, 
का विवेचन किया है। कमंसिद्धान्तकी दृष्टिसे यह द्वितोय खण्ड बहुत उपयोगी 
और महत्त्वपूर्ण है। इसका विशद विवेचन निम्नलिखित ग्यारह अनुयोगों द्वारा 
किया गया है-- 

१. एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व 

२. एक जीवको अपेक्षा काल 

३. एक जीवकोी अपेक्षा अन्तर 

४. नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय 

५. द्रव्यप्रमा णानुगम 

६. क्षेत्रानुग॒म 

७. स्पर्शानुगम 

<. नाताजीवोंकी अपेक्षा कारू 


६६ : तीथकर महायीर और उनकी आचार्म-परम्परा 


€, लाना जीवींफी अपेक्षा अच्तर 
१०. भागाभागानुग म 
११, अल्पबहुत्वानुगम 


इन ग्यारह अनुयोगोंके पूर्व प्रास्ताविक रूपमें बन्धकोंके सत्वको प्ररूपणा की 
गई है और अन्तमें ग्यारह अनुयोगद्वा रोंकी चलिकाके रूपमें महादंडक दिया 
गया है | इस प्रक,र इस खण्डमें १३ अधिकार हैं| 


प्रास्ताविक रूपमे आई बन्ध-सत्त्वप्ररूपणामें ४३ सूत्र हैं। गतिमार्गणाके 
अनुसार नारको और तियंज्व्च बन्धक हैं। मनुष्य बन्धक भी है ओर अबन्धक 
भी । सिद्ध अबन्धक है। इन्द्रियादि मा्गंणाओंको अपेक्षत भी बन्धके सत््वका 
विवेचन किया है। जबतक मन, वचन और कायरूप योगको क्रिया विद्यमान 
रहती है तबतक जीव बन्धक रहता है। अयोगकेवी और सिद्ध अबन्धक 
होते हैं । ' 

स्वामित्व नामक अनुगममें ९ १ सूत्र हैं, जिनमें मार्गणाओंके अनुकरमसे कौन-से 
गुण या पर्याय जीवके किन भावोंसे उत्तन्न होते हैं तथा जीवको लब्धियोंकी 
प्राप्ति किस प्रकार होती है, आदिका प्रइनोत्तरके रूपमें प्ररूपण किया गया है। 
इस अनुगममें सिद्धगत्ति, अनिद्रियत्व, अकायत्व, अलेब्यत्व, अयोगत्व, क्षायिक- 
सम्यक्त्व, केवलज्ञान और केवलदर्शन तो क्षायिकलब्धिसे उत्पन्न होते हैं। एके- 
न्द्रियादि पाँच जातियाँ मन, वचन, काय ये तीन योग, मति, श्रुत, अवधि और 
मनःपयंय ये चार ज्ञान, तीन अज्ञान, परिहारविशुद्धिसयम, चक्षु, अचक्षु और 
अवधिदर्शन, वेदकसम्यकत्व, सम्यक्‌-मिथ्यादुष्टित्त और संशित्वभाव ये क्षायो- 
पशमिकलब्धिसे उत्पन्न होते हैं। अपगतवेद, कधाय, सूक्ष्मसाम्पराय और 
यथालख्यातसंयम ये औपशमभिक तथा क्षायिकलब्धिसे उत्पन्न होते हैं। सामायिक 
और छेदोपस्थापनासंयम, औपशमिक, क्षायिक भर क्षायोपशमिकलब्धिसे 
उत्पन्न होते हैं। औपशमिक सम्यग्दर्शन ओऔपश्मिकलब्धिसे उत्पन्न होता है, 
भव्यत्व, अभव्यत्व ओर सासादनसम्यग्दृष्टित्व ये पारिणामिक भाव हैं। शेष गति 
आदि समस्त मार्गंणान्तगंत जीवपर्याय अपने-अपने कर्मों के उदयसे होते हैं। 
अनाहारकत्व कमोंके उदयसे भी होता है ओर क्षायिकलब्धिसे भी । 


कालानुगममें २१६ सूत्र हैं। इस अनुगममें गति, इन्द्रिय, काय आदि मार्ग 
णाओंमें जीवकी जघन्य ओर उत्कृष्ट काहस्थितिका विवेचन किया है। जीव- 
स्थान खण्डमें प्रद्षित कालप्ररुषणाकी अपेक्षा यह विशेषता है कि यहाँ 
गुणस्थातका विचार छोड़कर प्रूपणा की गई है। 


श्रुतधर और सारस्थताचार्भ : ६७ 


अन्तरप्ररूपणामें १५१ सूत्र हैं। मा्गंणाक्रमसे जचन्य और उत्कृष्ट अन्तर- 
कालरूका विद्दद विवेचन किया गया है ! 

भंगविचयमें २३ सत्र हैं। किन मार्गंणाओंमें कोन-से जीव सदेव रहते और 
कौस-से जीव कभी नहीं रहते, का वर्णन किया है। बताया गया है कि नरकादि 
गतियोंमें जीव सदेव नियमसे निवास करते हैं। किन्तु मनुष्य अपर्याप्त कभी 
होते हैं और कभी नहीं भी होते । इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्र आदि जीबोंकी 
भार्गणाएँ भी सान्तर हैं । 

द्रव्यप्रमाणानुगममें १७१ सूत्र है। गुणस्थानको जोड़कर मार्गणाक्रमसे 
जीवोंकी संख्या, उसीके आश्रयसे काल एवं क्षेत्रका प्ररूपण किया गया है| 

क्षेत्रानुग॒ममें १२४ और स्पर्शानुगममें २७९ सृत्र हैँ। इन दोनोंमें अपने- 
अपने विषयके अनुसार जीवोंका विवेचन किया गया है | 

कालानुमममें ५५ सूत्र हें। इसमें कालकी अपेक्षासे नाना जीवोंके कालका 
वर्णन किया है। अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त, सादि-अनन्त एवं सादि-सान्‍्त 
रूपसे कालप्ररूपणा की गई है | 

नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तरका वर्णन करनेवाले अन्तरानुगममें ६८ सूत्र 
हैं। बन्धकोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालकी प्ररूपणा की गई है। 

भागाभागानुगममे ८८ सूत्र हैं । इस अनुगममें मार्गंगानुसार अनन्तवें भाग, 
असंख्यात्तवें भाग, संख्यातवें भाग तथा अनन्त बहुभाग, असंख्यात बहुभाग, 
संख्यात बहुभाग, रूपसे जीवोंका सर्व॑जीवोंकी अपेक्षा प्रमाण बतलाया गया 
है। एक प्रकारसे इस अनुगममें जीवोंकी संख्याओंपर प्रकाश डाला गया है 
तथा परस्पर तुलनात्मक रूपसे संख्या बतायो गई है। यथा--नारकी जीवोंका 
विवेचन करते हुए कहा गया है कि वे समस्त जीवोंकी अपेक्षा अनन्तर्वें भाग 
हैं । इस प्रकार परस्परमें तुलनात्मक रूपसे जोवोंकी भाग-अभागानुक्रममें संख्या 
बतलायो गई है । 

अल्पबहुत्व-अनुगममें १०६ सूत्र हैं, जिनमें १४ मा्गंणाओंके आश्रयसे जीव- 
समासोंका तुलनात्मक द्रव्यप्रमाण बतल्‍ाया गया है। गतिमागंणामें मनुष्य 
सबसे थोड़े हैं। उनसे नारकी असंख्यगुणे हैं। देव नारकियोंसे असंख्यगुणे हैं | 
. देवोंसे सिद्ध अनन्तगुणे हैं तथा तिय॑च देवोंसे भी अनस्तगुणे हैं । 

अन्तिम चूलिका महादण्कके रूपमें है। इसमें ७५ सूत्र हैं। इस चूलिकामें 
मार्गणाविभागको छोड़कर गर्भोपक्रान्तिक मनुष्य-पर्याप्से लेकर निगोद जीवों 
तकके जीवसमासोंका अल्पबहुत्व प्रतिपादित है। जोबोंकी सापेक्षिक राशिके 
ज्ञानको प्राप्त करनेके लिए यह चूलिका उपयोगी है । 


६८ : तीर्थंकर महावीर और उतकी आचार्य-परम्परा 


इस प्रकार समस्त सुद्दाबन्धमें १, ५८२ सुत्र हैं। इसमें कर्मंग्रकृतिप्रामुतके 
बन्धक अधिका रके बन्ध, अवन्धक, बन्धनीय और अन्धविध्ञान सामक चार 
अनुयोगोमेंसे बन्धकका प्ररूपण किया गया है। इसे खुदकबन्ध कहतेका कारण 
यह है कि महाबन्धको अपेक्षा यहू बन्धप्रकरण छोटा है । 
३. अंधघसासिसविचय (बन्धस्वासित्वविज्य) 

इस तृतीय खण्डमें कर्मोकी विभिंश्न भ्रकृत्तियोंके बन्ध करनेवाले स्वामियों- 
का विचार किया गया है। यहां विचयशब्दका अर्थ विचार, मोमांसा और 
परीक्षा है। यहाँ इस बातका विवेचन किया है कि कौन-सा कमंबन्ध किस 
गुणस्थान और मार्गणामें संभव है। अर्थात्‌ कर्मंबन्धके स्वामी कौनसे गण- 
स्थानवत्ती और मार्गंणास्थानवर्त्ती जीव हैं । इस खण्डमें कुछ ३२४ सूत्र हैं 
इनमें आरम्भके ४२ सृत्रोंमें गुणस्थान-क्रमसे बन्धक जीवोंका प्ररूपण किया है। 
कर्मसिद्धान्तकी अपेक्षा किस गुणस्थानमें भेद और अभेद विवक्षासे कितनी 
प्रकृतियोंका कौन जीव स्वामी होता है, इसका विशद विवेचन किया गया है। 
४. बेदनालण्ड 


कमंप्रा भतके २४ अधिकारोंमेंसे कृति और वेदना नामक प्रथम दो अनु- 
योगोका नाम वेदना-खण्ड है। सूत्रकारने प्रारंभमें मंगलाचरण किया है तथा 
इसी चतुर्थ खण्डके प्रारंभमें पुन: भी मंगलसूत्र मिलते हैं । अतः यह अनुमान 
सहजमे लगाया जा सकता है कि प्रथम बारका मंगल प्रार भके तीन खण्डोंका है 
ओर द्वितीय बारका मंगल शेष त्तीन खण्डोंका। ग्रन्थके आदि और मध्यमें मंगल 
करनेका जो सिद्धान्त अ्तिपादित है उसका समर्थन भी इससे हो जाता है। 
कृतिअनुयोगद्वा रमे ७५ सुत्र हैं, जिनमें ४४ सृत्रोंमें मंगलस्तवन किया गया है। शेष 
सृत्रोंमें कृतिके नाना भेद बतलाकर मूलकरण कृतिके १३ भेदोंका स्वरूप बताया 
गया है । 

द्वितीय प्रकरणका १६ अधिका रोंमें विवेचन किया गया है। अधिका रोंकी 
सामावलो सूत्रानुसार निम्न प्रकार है-- 

१. सिक्षेप--३ सूत्र 

२. नय--४ सूत्र 

हे. सास--४ सूत्र 

४ द्रब्य--१३ सूत्र 

५. क्षेत्र--९९ सूत्र 

६. कारलू--२७५० सूत्र 

७. भाव---३१४ सूत्र 


खलघर और सारस्वताचार्य : ६९ 


८. प्रत्यय--१६ सूत्र 

९. स्वामित्त--१५ सूत्र 

१०. वेदनाविधान--५८ सूत्र 
११. गति--१२ सूत्र 

१२. अनन्तर--११ सूत्र 

१३. सन्निक्षं--३२० सूत्र 
१४. परिमाण--५३ सूत्र 
१५ भागाभाग--२१ सूत्र 
१६. अल्पबहुत्व--२७ सत्र 


बस्तुतः यह वेदना अनुयोगद्वार बहुत्त ही महत्त्वपूर्ण है। निक्षेप अधिकारमे 
ताम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षोपरो द्वारा वेदनाके स्वरूपका 
स्पष्टीकरण किया गया है। नय अधिका रमें उक्त निक्षेपोमे कौन-सा अर्थ यहा 
है, यह नेगम प्रकृत संग्रह आदि नयोके द्वारा समझाया गया है । नामविधान अधि- 
कारमें नेगमादि नयोंके द्वारा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मो में वेदना की अपेक्षा 
एकत्व स्थापित किया गया है । द्रव्यविधान अधिकारमे कर्मो के द्रव्यका उत्कृष्ट, 
अनुत्कृष्ट, जघन्य, सादि, अनादि स्वरूप समझाया गया है। क्षेत्रविधानसे ज्ञाना- 
बरणीयादि आठ कमंरूप पुदुगलद्रव्यतो वेदना मानकर समुद्धातादि विविध 
भवस्थाओम जीवके प्रदेदक्षेत्रकी प्ररूवणा की गई है। कालूविधान अधिका रमे 
पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व अनुयोगद्वारमे कालके स्वरूपका विवेचन 
किया गया है। भावविधानमे पूर्वोक्त पदमीमांसादि तीन अनुयोगों द्वारा 
झानावरणीय आदि आठ कर्मो की उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट भावात्मक वेदनाओ पर प्रकाश 
डाला गया है। वेदना प्रत्ययमे नयोंके आश्रय द्वारा बेदनाके कारणोंका 
विवेचन किया है । वेदना स्वामित्वमे आठों कर्मो के स्वामियोंका प्ररूपण किया 
है। वेदना वेदन अधिकारमे आठो कर्मो के बध्यमान, उदोरणा और उपशान्त 
स्वरूपोंका एकत्व ओर बनेकत्वकी अपेक्षा कथन किया है । वेदना गतिविधान 
अनुयोगद्वा रमे कर्मों की स्थित्ति, अस्थिति अथवा स्थित्यस्थिति अवस्थाओंका 
निरूपण किया है। अनन्तरविधान अनुयोगद्वारमें कर्मोंकी अनन्तपरम्परा 
एवं बन्धप्रकारोंका विचार किया है| कर्मो को वेदना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भावकी अपेक्षा किस प्रकार उत्कृष्ट ओर जधन्य होती है, का विवेचन 
वेदना सन्निकर्षमें किया गया है। वेदना परिमाणविधान अधिकारमें आठों 
कर्मो को प्रकृत्यर्थता, समयबद्धार्थता और क्षेत्रप्रत्यासकी प्ररूपणा को गई है । 
मागाभागमें कर्मप्रकृतियोंके भाग और अभागका विवेचन आया है। अल्प- 


_७० : शौधकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


बहुत्वविधानमें कर्मों के अल्पबहुत्वका निरूपण किया है। इस प्रकार वेदना- 
खण हमें कुछ १,४४९ सूत्र हैं । 
५. वर्गणासण्ड 


इसमें स्पश, कर्म और प्रकृति नामक तीन अनुयोगद्वारोंका प्रतिपादन किया 
गया है। स्पर्श-अनुयोगढ्वारमें स्पर्शनिक्षेप, स्पर्शनयविभाषणत्ता, स्पष्शंसाम- 
विधान ओर स्पर्शद्रव्यविधान आदि १६ अधिकारोंमें स्पर्दका विचार किया 
गया है। कमं-अनुयोगद्वारमें नामकमं, स्थापनाकमं, द्रब्यकर्म, प्रयोगकर्म, 
सामावदानकर्म, अधःकरणकर्म, ईर्यापथकरम, तपःकम, क्रियाकर्म और भावकमं- 
का प्ररूपण है। प्रकृति-अनुयोगद्वा रमें प्रकृतिनिक्षेप आदि १६ अनुयोगद्वारोंका 
विवेचन है । इन तीनो अनुयोगद्वारोंमे क्रमशः ६३, ३२१, और १४२ सूत्र हैं। 

बन्धनके चार भेद हैं--१. बन्ध, २. बन्धक, ३- बन्धनीय और ४. बन्ध- 
विधान | बन्ध और बन्धनीयका विवेचन ७२७ सूत्रोंमें किया गया है | बन्ध- 
प्रकरण ६४ सृत्रोंमें समाप्त हुआ है। बन्धनीयका स्वरूप बतलाते हुए कहा है 
कि विपाक या अनुभव करनेवाले पुद्गल-स्कन्ध हो बन्धनीय होते हैं और वे 
वर्गंणारूप है । 
६. महाबन्ध 

बन्धनीय अधिका रकी समाप्तिके पश्चात्‌ प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थिति- 
बन्ध और अनुभागबन्धका विवेचन छठे खण्डम अनेक अनुयोगद्वारोंमें विस्तार- 
पूवंक किया गया है। प्रकृतिका शब्दार्थ स्वभाव है। यथा--चीनीकी प्रकृति 
मघुर ओर नीमकी प्रकृति कटुक होती है। इसी प्रकार आत्माके साथ सम्बद्ध 
हुए कमंपरमाणुओंमें आत्माके ज्ञान-दर्शंनादि गुणोंको आवृत करने या सुलादि 
गुणोंके घात करनेका जो स्वभाव पड़ता है उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं। वे आये 
हुए कमंपरमाणु जितने समयतक आत्माके साथ बंधे रहते हैं उतने कालकी 
मर्यादाको स्थितिबन्ध कहते हैं। उन्त कमंपरमाणुओमें फलमप्रदान करनेका जो 
सामथ्यं होता है उसे अनुभागबन्ध कहते हैं। आत्माके साथ बँधनेवाले कर्म- 
परमाणुओंके ज्ञानावरणादि आठ कमंरूपसे और उनकी उत्तरप्रकृतियोंके रूपसे 
जो ढँटवारा होता है उसे प्रदेशबन्ध कहते हैं। इस षष्ठ ख़्डमें इन चारों 
बन्धोंका प्रकृतिसमुत्कीत्तंन, सवंबन्ध, नोसवंबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अनुल्कृष्टबन्ध आदि 
२४ अनुयोगद्वारों द्वारा प्ररूपण किया गया है | 
आचार्य आयंम्ंक्षु ओर नागहश्ति 

ये दोनों आचाय॑ दिगम्बर एवं दवेताम्बर दोनों परम्पराओंमें प्रतिष्ठित हैं । 


आुतघर और सारस्वताबार्य : ७९१ 


इवेलाम्बर परम्परामें आयंमंक्षुको आयंमंग नामसे उल्लिखित किया है| मंसु 
ओर मंक्षू एकार्थक शब्द हैं। अत्तः ये दोनों एक ही व्यक्तिके लिए प्रयुक्त हैं । 
बला टौकामें इन दोनोंको महाश्षमण और महावाच्रक लिखा है-- 

'क्म्मट्विदि त्ति अणियोगद्वारे हि भण्णमाणे वे उवएसा होंति। जहृण्णमुकक- 
स्सद्िदीणं पमाणपरूवणा कम्मट्ठिदिपख्वर्ण त्ति णागहत्थि-लमासमणा भर्णति। 
अज्जमंखुन्लमासमणा पुण कम्मट्टिदिपरूवेणे त्ति भणति । एवं दोहि उवएसेहि 
कस्मट्टिदिपछ्वणा कायव्या (” “एत्थ दुबे उबएसा” ““महावाच्याणमज्ज- 
मंखुखवणाणमुबएसेण लोगपूरिदे आउगसमार्णं णामा-गोद-वेदणीयाणं ठिदिसंत- 
कम्म ठवेदि | महावाचयाण्ण णागहत्यि-खवणाणमुवएसेण लोगे पूरिदे णामा-गोद- 
वेदणीयाण ट्विदिसतकम्म अंतोमुहुत्तपमाणं होदि |" 

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि आयंमंक्षु और नागहस्ति क्षमाश्रमण और 
महावाचक पदोंसे विभूषित थे । इससे इन दोनोंकी सिद्धान्तविषयक विद्वत्ता- 
का पता चलता है। जयघवलामें आर्यमक्षु और नागहस्तिका उल्लेख करते 
हुए इन दोनोंका आरातीय परम्पराका अभिन्ष माना है। लिखा है-- 


“एुदम्हादों विउलगिरिमत्थयत्यवड्ढमाणदिवायरादों विणिग्गमिय गोदम- 
लोहज्ज-जंबुसामियादि-आइरियपरंपराए आगंतृण गुणहराइरियं पाविय गाहा- 
सरूवेण परिणमिय अज्जमंखु-णागहत्थीहितो जइंवसहायरियमुवणमिय चुण्णि- 
सुत्तायारेण परिणददिव्वज्युणिकिरणादों णब्बदे | 

भर्थात्‌ विपु लाचलके ऊपर स्थित भगवान्‌ महावी ररूपी दिवाकरसे निकल- 
कर गौतम, लोहायं, जम्बूस्वामी आदि आचार्यपरम्परासे आकर गुणघराचार्य- 
को प्राप्त होकर वहाँ गाथारूपसे परिणमन करके पुनः आयंमक्षु और नागहस्ति 
कआाचायंके द्वारा आये यतिवृषभको प्राप्त होकर चूणिसूत्ररूपसे परिणत्त हुई 
दिव्यध्वनति किरणरूपसे अज्ञान अन्धकारको नष्ट करतो है। इससे स्पष्ट है कि 
ये दोनों आचारय अपने समयके कमंसिद्धान्तके महान्‌ वेत्ता और आगमके पा रगामो 
थे | जयधवलाकार आचायं वीरसेनने टीकाके प्रारभमें उक्त दोनों आवार्थोकी 
महत्ता प्रदर्शित की है। घवला और जयघधवला टीकाओंके आधार पर इन दोनों 
कआचार्योको सिद्धान्तका मर्मज्ञ ओर व्याख्याता माना जा सकता है। वीरसेनने 
लिखा! है-- 

गुणहर-बयण-विणिग्गय-गाहाणत्योध्वहा रियो सब्बो । 

जेणज्जमंखुणा सो सणागहुत्यी वर देक।णआ। 
१. बट्खण्डागम १ प्र० पृ० ५७, पुरातन जैन वाक्य-सूची पृ० ३० पर उद्धृत । 
२. कंसाबपाहुड, पश्चम भाग, पृष्ठ ३८८ । 


७२ : तीथंकर महावीर और उन्तकी आचार्य-परम्परा 


जो अज्ययमंखुसीसों अंतेवासो वि जागहत्यिस्स 4 
सो वित्तिसुसकता जइंबसहो मे वर॑देक धदा।* 
अर्थात्‌ जिन आयेमंक्षु और नागहस्तिने गुणघराचायंके सुखकमलसे विनिर्गेत 
कसायपाहुडकी गाथाओंके समस्त अर्थंको सम्पकप्रकार भ्रहण किया, वे हमें बर 
प्रदान करें । चूणिसूत्ररसयिता यतिवृषभ आयेमंक्षुके शिष्य और नाग्हस्तिके 
अन्तेवासी हैं । 
इन गाथाओंसे निम्नलिखित तथ्य प्रसृतत होते हैं--- 
१. आर्यमंक्षु और नागहस्तिकी समकालीनता 
२. कसायपाहुडकी विज्ञता 
३. यततिवुषभके गुरुके रूपमें मान्यता ' 
यतिवृषभने अपने चूणिस्‌त्रोंमे आयंमंक्षु और नागहस्तिको गुरुके रुपमें 
उल्लिखित नही किया है और न अन्य किसी आजायंका हो अपनेको शिष्य 
बताया है । यद्यपि कुछ ऐसे स्थल उपलरूब्ध होते हैं, जिनसे उक्त दोनोंका गुरुत्व 
व्यक्त हो जाता है। उन्होंने ''एत्थ वे उबएसा' कहकर दो उपदेशकोंकी सुचना दी 
है। ये उपदेशक अपने समयके दो महात्‌ ज्ञानो युरु थे। जयधवलामें लिखा है-- 
“पुणो तेसि दोण्ह पि पादमूले असीदिसदगाहाणं गुणहरभुहकमलवबिणिर्ग- 
याणमत्थं सम्म॑ सोऊण जयिवसहमडा रएण पवयणवच्छलेण चुण्णिसुत्तं कय॑ |”* 
अर्थात्‌ गुणघरके मुखकमलसे निकली हुई गाथाओंके अर्थको जिनके पादमलूमे 
सुन कर यत्विषभने चूणिसत्र रचा । 
इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें आयंमंक्षु और नागहस्तिको गुणधराचार्यका शिष्य 
बताया गया है | अतएव इन दोनोंके गुरु गुणधराचाय हैं ओर शिष्य यतिवृषभ-- 
एबं गाथासूत्राणि पंचदशमहाधिकाराणि। * 
प्रविरच्य व्याचख्यों स नागहस्त्याय॑मंक्षुभ्यास ॥। 
अर्थात्‌ गुणघराचायने कसायपाहुडकी सूत्रमाथाओंको रचकर स्वयं उनकी 
व्याख्या करके आरयंमक्षु और नागहस्लिको पढ़ाया । 
जयघवछाके एक अन्य उल्लेखसे अबगत होता है कि आधायंपरम्परासे 
प्राप्त गाथाओंको शिक्षा गुणघरने आरयंमंक्षु और नागहस्तिको दी थी-- 


१. जमघबलाटीका, मंगछाचरंण पद्म ७-८ । 
२. कसायपाहुड, जयधवल्म टीका, भाग है, पु० ८८। 
३. अआतावतार, पश्च १५४ । 


शुतभर और सारस्वताआर्य : ७३ 


“पुणों ताओ सुत्तगाहाओ आइरिय-परप राए आगच्छमाणाओ अज्जमंखुणाग- 
ह॒त्यीणं प्ताओ ।'' 
अर्थात्‌ गुणघराचायंकी उक्त सूत्रगाथाएँ आचायंपरम्परासे चली आती 
हुईं आयंमक्षु और नागहस्तिको प्राप्त हुईं | 
इस उद्धरणसे एक महस्वपूर्ण निष्कषं यह निकलता है कि इन दोनों 
आचार्योंका गुणघरके साथ सीधा सम्बन्ध नहीं था; पर आरम्भमें जयधवलाकारने 
गृणघरका आययंमंक्षु और नागहस्तिके साथ सोधा सम्बन्ध माना है। श्रुतावत्तारसे 
भो गुणधराचार्यके साथ इन दोनोंका साक्षात्‌ सम्बन्ध घटित होता है । 
आयंमंक्षु और नागहस्तिके व्यक्तित्वके सम्बन्धमे द्वेताम्बर परम्परासे भी 
पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। नन्दिसूत्रकी पट्टावलीमें आचार्य आयं॑मंक्षुका 
परिचय देते हुए लिखा है-- 
भणगं करग झणगं पभावगं णाणदसणगुणाण । 
वंदामि अज्जमग सुयसागरपारगं धीरं ॥" 
अर्थात्‌ जो सृत्रोंके अथंव्याख्याता हैं, साधुपदोचित क्रियाकलापके करने- 
वाले हैं, धमंध्यानके ध्याता या विशिष्ट अभ्यासी हैं, ज्ञान ओर दर्शन गुणके 
महान्‌ प्रभावक है, धीर-वीर हैं, परीषह ओर उपसगगोंके सहन करनेवाले है एवं 
श्रुतसागरके पारगामी है, ऐसे आचायंकी मै वन्दना करता हूँ । 
द्वेताम्बर पट्टावलीमें इन्हे आयंसमुद्रका शिष्य कहा गया है | इसी पद्टा- 
बलीमे नागह॒स्तिका परिचय भी प्राप्त होता है। 
वड्ढउ वायगवंसो जसवबंसो अज्जणागहत्थीणं । 
वागरण-करणभगिय-कम्मपयडिपहाणाण  ॥* 
जो सस्‍्झकृत ओर प्राकृत भाषाके व्याकरणोंके वेत्ता है, करणभगी अर्थात्‌ 
पिण्डशुद्धि, समिति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिरोध, प्रतिलेखन और अभिग्रहकी 
नानाविधियोंके ज्ञाता हैं ओर कमंप्रकृतियोंके प्रधान रूपसे व्याख्याता हैं, ऐसे 
आय नागहस्तिका यशस्वी वाचक वंश वृद्धिको प्राप्त हो। इन्हें आय॑ नन्दिल 
क्षपणकका शिष्य बतलाया गया है । 
उक्त दोनों गाथाओंपरसे आयंमंक्षु और नागहस्तिके व्यक्तित्वके सम्बन्धमें 
निम्नलिखित निष्कर्ष फलित होते हैं-- 
२. नब्दिसत्र पट्टाबलो, गाथा २८। गा 
१. नन्दिसूत्रपट्रावली, गाथा ३० ! 


७४ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


१. ये दोनों आचाय॑ सिद्धान्तके ममंज्ञ थे | 
२. श्रुतसागरके पारगामो थे । 
३. सूत्रोंके अर्थव्याख्याता थे । 


४. ग॒प्ति, समिति ओर ब्रतोंके पालनमें सावधान सथा परीषह और उपसगोके 
सहन करनेमें पटु थे | 

५. वाचक और प्रभावक भी थे। 
समप-निर्णय 

व्वेत्ताम्बर पट्टावलियोंमेसे कल्पसूत्र-स्थविरावली और पट्टावली-सारोद्धारमें 
तो उक्त दोनों आचार्योका नाम नहीं मिलता है। अन्य पट्टावलियोंमेंसे किसीमें 
केवल आर्य॑मंक्षुकः नाम और किसीमें आयंनाग हस्तिका नाम आत! है। जहाँ 
इन दोनों आचार्यो के नाम हैं, वहाँ भी बीचमें किसी अन्य आचायंका नाम आ 
गया है| 

यह तो निर्विवाद है कि पट्टावलियोंमें उल्लिखित आयंमंक्षु और नागहस्ति 
ही घवला और जयधषवलामे उल्लिखित आयंमंक्षु और नागहस्ति हैं । वि० स० 
१३२७के लगभग धमंघोषने 'सिरि-दुसममाकालू-समणसंघ-ययं' नामक पढ्टाउली 
सगृहीत की है, जिसमे वइर' के पश्चात्‌ ही नागहत्थिका नाम आया है। यथा-- 

बीए निवीस वइरं च नः्हत्थि च रेबईमित्तं । 
सीह नागज्ञुणं भूइदिन्तियं कालूय॑ वंदे ॥* 

ये वबइर, वइर द्वितोय या कल्पसत्र-पट्टावलीके उकक्‍्कोसिय गोन्रीय बहरसेन 
हैं, जिनका समग्र इसी पट्टावछीकी अवचूरीमें राजगणनासे तुलना करते हुए बीर 
नि० सं० ६१७के पदचात्‌ बतलाया गया है। 

पुष्पमित्र (दुबंलिका पुष्पमित्र २०॥ तथा राजा नाइड: ॥१०॥ एवं ६०५ 
शाकसंवत्सर: ॥ अन्रान्तरे वोटिका नि्गंता । इति ६१७॥ प्रथमोदय: | वायसरेण 
३ नागहस्ति ६९ रेवतिमिन्र ५९ बंभदीवग सिंह ७८ नागाजुन ७८ । 

पणसयरी सयाई त्तिन्नि-सय-समसन्निआईं अइकमऊ | 
विक्कमकालाओ तओ बहुली (बलभी) भंगो समुप्पन्नों ॥ 

उक्त उद्धरणके अनुसार वोर नि० सं० के ६१७ वर्ष पश्चात्‌ बदरसेसका 
कार तीन वर्ष और उनके अनन्तर नागहुस्तिका काछ ६९ वर्ष पाया जाता 
है। कल्पसत्र-स्थविरावलीमें एक वइरकों गौतम-गोत्री ओर दूसरेको उक्‍्कोसी- 


१. पद्ावलीसमुच्यय पृ० १६। 
शअ्रुतघर और सारस्वताचार्य : ७५ 


भगोत्री कहा है ओर उन्हें परस्परमें गुरु-शिष्य बतलाया है; किन्तु अन्य पीछे- 
की पट्टावलियोंमें उनके नामोंके बीच एक दो नाम और जुड़े हुए मिलते हैं। 
प्रथम अज्जवदरके समयका उल्लेख वीर नि० सं० ५८४ वर्ष पाया जाता है। 
और द्वितीय अज्जवदरका वीर नि० सं० ६१७ पाया जाता है। इन दोनों 
आचार्योसे पूर्व आय॑मंक्षुका उल्लेख है तथा इन दोनोंके अतन्तर नागहस्तिका 
निर्देश है। अतः इन चारों आचार्योका समय निम्न प्रकार है-- 


आयं॑मंक्ष -- ४६७ वी० नि० 
आयंवज्ञ-- ४९६-५८४ ,, 
आय॑ वज़्सेन-- ६१७-६२० ,, 
आये नामहस्ति-- ६२०-६८९ ,, 


दिगम्बर वाइमयके अनुसार उक्त दोनों आचार्य यत्तिवृषभके गुरुऔर 
गुणधरके शिष्य होनेके कारण गुणधराचायंके समकालीन हैं । 


मथुराके सरस्वती-आन्दोलनके सम्बन्धमें कहा जाता है कि मथुरा सघने 
पुस्तकधारिणी सरस्वतो देवीकी विशाल प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की थीं। दूसरी 
शततो ई० के पूर्वाद्ध में कुषाण नरेशोंके शासन-कालमें आचार्य नागरहस्ति द्वारा 
प्रस्थापित सरस्वती देवोको जो खण्डित मृत्ति मथुराके ककाली टीलेसे प्राप्त हुई 
है वह सबसे अधिक प्राचीन है। यह सरस्वती-आन्दोलन अर्थात्‌ ग्रन्थ लिखनेका 
आन्दोलन ई० पु०.५० से ई० सन्‌ १०० त्तक रहा है। नागहस्ति या हस्त-हस्ति- 
का नाम मथुराके शिलाल्खभे आया है। अत्त: डा० ज्योत्तिप्रसादजीने नाग- 
हस्तिकी तिथि ई० सन्‌ १३०-१३२ निर्धारित की है और आयंमक्ष को नाग- 
हस्तिसे प्‌व॑वर्ती मानकर उनका समय ई० सन्‌ ५० माना है ।* 


ध्वेताम्बर पट्टावलियोंके आधारपर आयमंक्षु ओर नागहस्तिके समयमें 
१३० बर्षका अन्तर पड़ता है। अतः वे दोनों समकालीन नहीं हैं; पर दिगम्बर 
उल्लेखोंके अनुसार ये दोनों आचाय॑ महावीर स्वामीकी परम्पराकी २८ वीं 
पीढ़ीपर आते हैं जिसका अर्थ है कि वीर नि० सं० सातवीं शत्ताब्दी इनका समय 
है। ष्वेताम्बर पट्टावलियोंके अनुसार आर्यमंक्षुका काल बोर नि० सं० पाँचवीं 
शताब्दी और नागहुस्तिका सातवी शताब्दी है। धवछा और जयघबहूामें 
आय॑मंक्ष और नागहस्तिका उल्लेख जिस क्रमसे आया है उससे भी यह ध्वनित् 
होता है कि आयंमंक्षु नागहस्तिसे ज्येष्ठ थे। इसीलिए उनका नाम प्रथम रखा 


.  वफ़ट प्रक्कात8 $0फ7766४ रण पफ्ट लांइपठतफ ण #फलंला। वंचतांब ए, 6, 


७६ : तीथ्थंकर महावीर और उनको आचार्थ-परम्परा 


गया है और बांगहस्तिका परचात। यहाँ यह अवध्य विचारणीय है कि भवला 
एवं जयधवज्लामें उस्छिखित आयंभंक्ष, और नागहस्ति श्वेताभ्थ्र परट्टावलियोंके 
हो आजाय हैं तो दोनों परम्पराओंमें इतना अन्सर क्यों है ? 


अताभिज्षता ओर पाण्डित्य 


आर्यमंक्ष, और नागहस्ति 'गहाकम्मपयडिपाहुड' के ज्ञाता थे। इससे 
यतिवृषभने 'कसायपाहुड'के सूत्रोंका व्याख्यान प्राप्तकर चूणिसृत्रोंकी रचना को 
है। अतः ये दोनों आचाये पेज्जदोसपाहुडके भी उत्कृष्ट ज्ञाता थे। धवला टोका- 
कार आचाय॑ बीरसेनने आयेमंक्ष, और नागहस्तिके उपदेशका वर्णन करते हुए 
लिखा है कि आयेमंक्ष, ओर नागहस्तिके उपदेश प्रवाहक्रमसे आये,हुए थे। 
उन उपदेशको 'पवाइज्जमाण' कहा है। 


“तेसि चेव भयवंताणमज्जमंखु-णागहत्थोणं पवाइज्जंलेणुबए्सेण चोहस 
जीवममासेसु जहण्णुक्कस्सपदविसेसिदों अप्पाबहुअदंडओ एत्तो भणषिह्िदि 
भणिष्यत इत्यथे: ।”"* 

इस उठ्धरणसे यह स्पष्ट है कि आचाये वीरसेन उक्त दोनों आचार्योके 
उपदेशको परम्परासे प्राप्त प्रवाह्ममान कहा है | जो तथ्य आरातीयपरम्परासे 
प्राप्त होते हैं वे ही तथ्य यथार्थ कहे जाते हैं और उन्हींको प्रवाह्ममान कहा 
जाता है | 

आगे चलकर इसी जिल्दमें आचार्य वोरसेनने कषायोंके संयोगके वर्णन- 
प्रसंगमें आयंमंक्ष के उपदेशको अपवाइज्जमाण' और नागहस्तिके उपदेशको 
'पवाइज्जंत' कहा है। बताया है-- 

“एत्तो पवाइज्जंतोवएसमलंविय एदिस्से चउत्थीए सुत्तगाहाए अत्यविहासणा 
कीरदि त्ति वुत्त होइ । को वुण पवाइज्जंतोवएसो णाम ? वुच्चदे---बुसमेद सब्बा- 
इरियसम्मदों चिरकालमवोच्छिण्णसंपदायकमेणागन्छमाणो जो सिस्सपरंपराए 
पवाइज्जदे पषण्णविज्जदे सो पवाइज्जंतोवएसो त्ति भण्णदे। अथवा अज्जमंखु- 
भयवंत्ताणमुवएसो एत्थापवाहइज्जमाणो णाम। णागहत्यिखवणाणमुवएसो पवा- 
इज्जंतओ त्ति चैत्तव्बो ।”* 

जो सब आचार्योके द्वारा सम्मत है। चिरकालसे अधुटित सम्प्रदायक्रमसे 
चला आ रहा है और जो शिष्यपरम्पराके द्वारा प्रवाहित किया जाता है था 
ज्ञापित किया जाता है, वह प्रवाह्ममान उपदेश कहलाता है। आयम॑क्षु 
१. कसायपाहुड, जयघवलछाटीका, जिल्द १२, पृ० २३. 

२. कसायपाहुड, जयधवला टोका, जिल्द १२, पू० ७२. 


शुतधर और सारस्वताचर्य : ७७ 


आज्ञार्यका उपदेश प्रकृत, कषायसंयोगवर्णन क्रममें अप्रवाह्ममान है और नागहस्ति 
क्षमाश्रमणका उपदेश प्रवाह्ममात है | 

उपयुंक्त सदर्भसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उपदेशकी दो पंरम्पराएँ 
विद्यमान थी । एक 'पवाइज्जंत' और दूसरी 'अपवाइज्जमाण' | वोरसेलने आय॑- 
मंक्षुके उपदेशको 'अपवाइज्जमाण' और नागहस्तिके उपदेशको 'पवाइज्जंत' कहा 
है। उपयोगाधिकारकी चतुर्थ गाथाकी विभाषा करते हुए चूणिकारने इस 
गाथाकी विभाषाके विषयमें दो उपदेश बताये हैं। एक उपदेशके द्वारा व्याख्यान 
समाप्त करके लिखा है कि अब 'पवाइज्जंत' उपदेशके द्वारा चोथी गाथाकी 
विभाषा करते हैं। साधारणत' आर्यमक्षु ओर नागहस्तिके उपदेशमें कोई अन्तर 
नहीं था; पर ववचित्‌-कदाचित्‌ उपदेशमें अन्तर रहनेके कारण 'पवाइज्जंत' 
और “अपवाइज्जमाण' का उल्लेख आया है | 

आर्य॑मंक्षुका उपदेश 'अपवाइज्जमाण' क्‍यों था, इस सम्बन्धमें श्वेताम्बर 
परम्परासे कुछ प्रकाश पडता है। इस परम्परामे बताया है कि आचाय॑ आयंमंक्षु 
विहार करते हुए मथुरापुरी पहुँचे | यहाँ पर श्रद्धालु 'भकत' और शुश्रषारत 
शिष्योंके व्यामोहके कारण वहीं रहने लगे। रसगारवके वे इतने वशीभूत थे, 
जिससे विहार छोड़क : वहीं रहने लगे । शनै: शनैः उनका श्रामण्य शिथिल होने 
लगा और वही उन्होने समाधिमरण प्राप्त किया ।* 
बजच्भयश 

'तिलोयपण्णत्ती 'मे आचाय॑ वज्नयशका उल्लेख है और उन्हें अन्तिम प्रज्ञा- 
श्रमण बताया गया है । लिखा है-- 

पण्णसमणेसु चरिमो वइरजसों णाम ओहिणाणीसु' । 
चरिमो सिरिणामों सुदविणयसुसीलादिसंपण्णों ॥* 

यहाँ प्रज्ञा्रमणोंमे अन्तिम प्रज्ञाश्रमण वज्ञयश या 'बइरजस'का स्पष्ट 
निर्देश है। यदि ये 'बइरजस' श्वेताम्बर पट्टावलियोंमे उल्लिखित वज्यश्ञ ही हों, 
तो कोई आहएचय॑ नहीं। तत्त्वाथंवात्तिकमें' पदानुसारित्व और प्रज्ञामश्रणत्व 
इन दो ऋद्धियोंको एक ही बुद्धि-ऋद्धिके उपभेद कहा है | षट्खण्डागमके वेदना 
खण्डमें निबद्ध गौत्तम स्वामीकृत मंगलाचरणमे इन दोनों ऋड्धियोंके धारक 
आचार्योकी नमस्कार किया है-- 


१. राजेन्द्र अभिघानका 'अज्जमंगु' दाब्द ! 
२ विलोयपण्णशी ४।१४८० । 
है, है पूृ० रैडरे | 


७८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


१ नमो पदाणुसारी् ।'* । 

पदानुसारी ऋद्धिके धारकोंकों नमस्कार हो। पदानुधारी बुड्धिके तीन भेद 
हैं--१. पदानुसारो बुद्धि, २. प्रतिसारी बुद्धि और ३. सदुभयसारी बुद्धि । जो 
बुद्धि बीजपदके अधस्तन पदोंको बीजपदस्थित हेतुरूपसे जानती है वह पदानु- 
सारी बुद्धि है। जो उसके विपरीत उससे उपरिम पदोंकों ही जानती है बह 
प्रतिसारी बुद्धि कहछाती है। जो उक्त बीजपदके पाइ्व॑भागोंमें स्थित पदोंको 
नियमसे अथवा बिना नियम भी जानती है उसे तदुभयसारों बुद्धि कहते हैं । 


२ “भगों पण्णसभमणाणं”" 

प्रज्ञाअ्रमणोंकों नमस्कार हो । प्रज्ञा चार प्रकारकी होती है--१ ओऔत्पत्ति- 
की, २. वैनयिकी, ३. कमेंजा और ४ पारिणामिकी | जो पृव॑जन्मसम्बन्धी 
चार प्रकारकी निर्मलबुद्धिके बलसे विनयपूर्व॑क बारह अंगोका अवधारण, 
पठन, श्रवण आदि करते हैं वे औत्पत्तिको प्रज्ञाश्रमण कहलाते है। छः: मासके 
उपवाससे कृश होते हुए भी अपनी बुद्धिके प्रभाणसे चौदह॒पूर्वोंके विषयका भो 
उत्तर देते हैं तथा विनयपूर्वंक बारह अंगोंको पढ़ते हैं उन्हें वेनयिकीप्रज्ञाश्रमण 
कहते है। परोपदेशसे उत्पन्न बुद्धि भी वेनयिकी श्रज्ञा कहलाती हैं। गुरु 
उपदेशके बिना त्तपवचरणके प्रभावसे जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसका नाम 
कमंजा प्रज्ञा है। जातिपिशेषसे उत्पन्न हुई बुद्धि पारिणामिकी कहलातो है । 

इस प्रकार तिलोयपण्णत्तोके अनुसार वज्ञयद् एक बड़े आचार्य हुए हैं, 
जो प्रज्ञाश्रमण ऋड्धिके धारक थे ओर जिनका बडी श्रद्धासे नामोल्लेख किया 
जाता था | 


सभय-निर्धारण 

आचाये “वज्चयश' या 'बदरजस' उनका उल्लेख करनेवाले आचाये यति 
वुषभके पूव॑वर्त्ती हैं । 
लिरन्‍्तनाचार्य 

चिरन्तनाचायंका उल्लेख जयघवलाटोकामें प्राप्त होता है। इसमें 
बताया है-- 
“भेदा भावादो चिरंतणाइरियवष्खाणं पि एत्य अप्पणो पढमपुडदविवक्खा शसमाणं*]/! 








१. वेदनाखण्ड, कृति अनुयोग द्वार, सूत्र ८ । 
२. षट्खण्हागम, वेदनालण्ड, कृति अनुयोगदार, सूच १८ । 
३. जयधव्ला, भाग १, पृ० ५३४। 


श्रुतपर भर साश्स्वताचार्य : ७९ 


| 


अर्थात्‌ चिर॑तनाचार्यका व्याख्यान प्रथम पृथ्वीके समान है। चिरन्तता- 
जायका एक अन्य उल्लेख और प्राप्स होता है, जिसमें उन्हें जिरन्तन व्याख्या- 
नौचार्य कहा गया है-- 

“संपहि चिरंतणवकक्‍्लाणाइरियाणमप्पाबहुअं वत्तइस्सामों |" 

इनका समय वपष्पदेबाचार्यसे कुछ पूर्व होना चाहिये। 'कसायपाहुड' पर 
चूणिसूत्रोंके पदचात्‌ उच्चारणवृत्ति-पद्धतिके आधार पर तुम्बलूराचार्यने षदू- 
खण्डागभके प्रारंभिक पाँच खण्डों पर तथा 'कषायपाहुड' पर ८४००० इलोक 
प्रमाण चूड़ामण नामकी टीका रची | शामकुण्डाचार्यने पद्धति नामक टीका 
१२००० इलोक प्रमाण लिखी | बताया है-- 


“चतुरधिकाशीतिसहस्रग्रन्थरचनाया यृकताम । 
कर्णाटभाषया&कृत महतीं चुडार्माण व्याख्याम्‌ ॥* 
“प्राकृतसस्कृतकर्णाटभाषया पर्द्धात परा रचिता ॥३ 


चणिसूत्रकार यतिवृुषभ और उनको रचनाएँ 


जयघवला टीकाके निर्देशानुसार आचाय॑ यतिवृषभमे आयंमक्षु और नाग- 
हस्तिसे कसायपाहुडकी गाथाओका सम्यक्‌ प्रकार अध्ययनकर अथं अवधारण 
किया और कसायपाहुडपर चूणिसृत्रोंकी रचना की । जयधवलामें वृत्तिसूत्रका 
लक्षण बताते हुए लिखा है-- 

“सुत्तस्सेव विवरणाए संखित्तसहरयणाए संगहियसुत्तासे सत्याए वित्तिसुत्तवव- 
एसादो |” 

अर्थात्‌ जिसकी शब्दरचना सक्षिप्त हो और जिसमें सूत्रगत अशेष अथोंका 
संग्रह किया गया हो ऐसे विवरणको वृत्तिसूत्र कहते हैं । 


जयधवलाटीकमें अनेकस्थलोंपर यतिवृषभका उल्लेख किया है। लिखा है-- 
“एवं जइंबसहाइरियदेसामासियसुत्तत्थपरूवणं काऊण संपहि जइवसहा- 
इरियसू चिदत्यमुच्चा रणाए भणिस्सामो ।” * 


अर्थात्‌ यतिवृषभ आचायं॑ द्वारा लिखे गये चूणिसृत्रोंका अवलम्बन लेकर 
उक्ताथ॑ प्रस्तुत किया गया | 





जयधवला भाग १, पृ० ५३२ । 

- इस्द्रनन्दि श्रुतावतार, पद्य १६६। 
बही, पद्य १६४ । 

कसायपाहुड, भाग २, पृ० १४ । 


न 6४ >> >क 


८० : तीथैकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि यतिवृषभने चूणिसूत्रोंकी रचना संक्षिप्त शब्दा- 
वलीमें प्रस्तुत कर महान्‌ अर्थथो निबद्ध किया है। यदि आचार्य यतिवुषभ 
चूणिसूत्रोंकी रचना त करते, तो बहुत संभव है कि कसायपाहुडका अर्थ ही स्पष्ट 
न हो पाता । अत: दिगम्बर परम्परामें चूणिसूत्रोंके प्रथम रचयिता होसेके 
कारण यतियृुषभका अत्यधिक महत्व है। चणिसुतकी परिभाषापर षट्खण्डायमकी 
धवलाटीकासे भी प्रकाश पड़ता है । वीरसेन आचार्यने पट्खण्डागमके सृत्रोंको 
भी “चुण्णिसुत्त' कहा हैं। यहां उन्हीं सूत्रोंकी चुणिसूत्र कहा है जो गाथाके 
व्याख्यानरूप हैं । वेदनाखण्डमें कुछ गाथाएँ भी आती हैं जो व्यास्यानरूप हैं । 
धवलाका रने उन्हें चुणिसूत्र कहा है। 

धवलाकारने यतिवृषभाचायंके चूणिस्‌त्रोंको वृत्तिसूत्र भी कहा है। वृत्ति- 
सूत्रका पूर्वमें लक्षण लिखा जा चुका है। श्वेताम्बर परम्परामें चूणिपदको 
व्याख्या करते हुए लिखा है-- 

अत्थबहुल॑ महत्यं हेउ-निवाओवसग्गगंभीर | 
बहुपायमवोच्छिन्न॑ गय-णयसुद्ध तु चुण्णपयं ॥। 

अर्थात्‌ जिसमें महान्‌ अथ॑ हो, हेतु, निषात और उपसर्गसे युक्त हो, गम्भीर 
हो, अनेकपद समन्वित हो, अव्यवच्छिष्न हो और तथ्यकी दृष्टिसे जो घारा- 
प्रवाहिक हो, उसे चूणिपद कहते हैं । 

आशय यह है कि जो तीर्थंकरकी दिव्यध्वनिसे निस्सुत बीजपदोंका अर्थो- 
दूधाटन करनेमें समर्थ हो थह चुणिपद है। यथार्थत्तः चूणिपदोंमें बीजसृत्रोंको 
विवृत्त्यात्मक सूत्र-हूप रचना को जाती है और तथ्योंको विशेषरूपमें प्रस्तुत 
किया जाता है। 

यहाँ यह ध्यात्तव्य है कि श्वेताम्बर परम्पराकी चूणियोंसे इन चूणिसत्रोंकी 
शेली और विषयवस्तु बहुत भिन्‍न है। यतिवृषभ द्वारा विरचित चूणिसूत्र 
कहलाते हैं, चूणियाँ नहीं। इसका अर्थ यह है कि यत्तिवृषभके चूणिसूत्रोंका 
महत्त्व 'कसायपाहुड' की गाथाओंसे किसी तरह कम नहीं है। गाधासूत्रोंमें 
जिन अनेक विषयोंके संकेत उपलब्ध होते हैं, चूणिसश्रोंमें उनका उद्घाटन 
मिलता है। अतः 'कसायपाहुड' ओर चूणिसृत्र' दोनों ही आगमविषयकी दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण हैं । 
१. एदस्स गाहासुसस्स विवरणभावेण रचिद्उवरिमचुण्णिसुशादो । न 

“-परद्खण्डामस, पुस्तक १२, पृ० ४१ | 

२. अभिषान राजेन्द्र, चण्णपद | 


खुतभर भर सारस्वताचार्य : ८१ 


आचाये वीस्सेनके उल्लेखानुसार चणिसुत्रकारका मत 'कसायपाहुड' और 
'बट्खण्डागम' के मतके समान ही प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण है। वि० की ग्यारहवीं 
शताब्दोमे आवाय नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्तीती लब्धिसार' नामक अ्रन्यमें 
पहले यतिवृषभके मतका निर्देश किया है। तदनन्तर भूतबलिके मंतका। 
इससे स्पष्ट है कि यतिवृषभके चूणिस्‌त्र मूलग्रन्थोंके समान ही महत्त्वपृणं और 
उपयागी थे । 


यह सत्य है कि यतिवृषभावार्य का व्यक्तित्व आग्रमव्याख्याताकी दुष्टिसे 
अत्यधिक है। इन्होंने आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वकक्‍तव्यत्ता और अर्थाधिकार इन 
पाँच उपक्रमोकी दृष्टिसे सृत्रूप अर्थोदूघाटन किया है। यत्तिवृषभ विभाषा- 
सत्र, अवयवार्थ एवं पदच्छेदपुवंक व्याख्यान करते गये हैं । 
चूणिसृत्रकार यतिवृषभके व्यक्तित्वमें निम्नलिखित विशेषताएँ उपलब्ध 
होती है-- 
१. यतिवृषभ आठवें कर्मप्रवादके ज्ञाता थे । 
२. नन्दिसूत्रके प्रमाणसे ये कमंप्रकृतिके भी ज्ञाता सिद्ध होते हैं । 
३. आयंमक्षु और नागहस्तिका शिष्यत्व इन्होंने स्वीकार किया था। 
४. आत्मसाधक होनेके साथ ये श्रुताराधक हैं । 
५. घबला और जयघवलामें भ्त्तवलि और यत्तिवृषभके मत्तभेद परिलक्षित्त 
होते हैं । 
के ६. व्यक्षित्वकी मह॒नीयताकी दृष्टिसे यतिवृषभ भूतबलिके समकक्ष है। 
इनके मतोकी मान्यता सावंजनीन है । 
७. चूणिसूत्रोंमें यतिवृषभने सृत्रशेछीको प्रतिबिम्बित किया है। 
<. परम्परासे प्रचलित ज्ञानको आत्मसात्‌ कर चूथणिसत्रोंकी रचना को 
गई है! 
९. यतिवुषभ आगमवेत्ता तो थे, ही पर उन्होंने सभी परम्पराओंमें प्रचलित 
उपदेशशेछोका परिज्ञान प्राप्त किया और अपनी सक्ष्म प्रतिभाका चूर्णिसत्रोंमें 
उपयोग किया । 


ससय-निर्णय 

चरणिसूत्रकार आचाय॑ यत्तिवृषभके समयके सम्बन्धमें विचार करनेसे ज्ञात 
होता है कि ये घट्खण्डागमकार भतबनलिके समकालीन अथवा उनके कुछ हो 
उत्तरवर्त्ती हैं। कुन्दकुन्द तो इनसे अवश्य प्राचीन हैं। बताया गया है कि 
प्रवचनवात्सल्यसे प्रेरित होकर इन्होंने गुणघरके 'कसायपाहुड' पर चूणि- 


<२ : तीर्भकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सूतरोंकी रचना को । यतिवृषभके ग्रन्थों के अवछोकनसे यह ज्ञात होता है कि 
इसके समक्ष घट्खण्डायम, छोकविनिश्चय, संगाइणी और छोकविभाग (प्राकृत) 
जैसे ग्रत्थ विद्यमान थे । इन ग्रन्थों का सम्पक्‌ अध्ययनकर इल्हों ने चूणिसत्रो की 
रचना को । 
'तिलोयपष्णत्ती में -- 
“जलसिह्रे विक्खंभो जलणिहिणो जीयणा दससहस्सा | 
एवं संगाशणए लोयविभाएं. विणिहिहुं ॥ 
लोयविणिच्छय-गंथे लोयविभागम्मि सब्वसिद्धाणं । 
ओगाहण-परिमाणं भणिंद॑ किचुणचरिमदेहसभो ॥”* 
इन गाथाओंमें लोकविभागका उल्लेख आया है। यह लोकविभाग ग्रन्थ 
संभवतः आचाये सर्वंतन्दि द्वारा विरचित होना चाहिए। पर यतिवृषभके 
समक्ष यहो लोकविभाग था, इसका कोई निश्चय नहीं । लोकानुयोगके ग्रन्य 
प्राचीन हैं और संभवत: यत्तिवृषभके समक्ष कोई प्राचीन छोकविभाग रहा 
होगा । इन सर्व॑ंतन्दिने का>जोके राजा सिंहवर्माके राज्यके बाइंसवें वर्षमें 
जब शनिश्चर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर स्थित था, बृहस्पति वृष राशिमें और 
चन्द्रमा उत्तराफाल्गुणी नक्षत्रमें अवस्थित था; इस ग्रन्थकी रचना की | यह 
ग्रन्थ शक सं० ३८० ( वि० सं० ५१५ ) में पाणराष्ट्रके पाटलिक प्राममें पुरा 
किया गया। स्वेतन्दिके इस छोकविभागका निर्देश सिंहसूर्यके संस्कृत छोक- 
विभागकी प्रशस्तिमें पाया जाता है । 
वेदवे स्थिते रविसुते वृषमे च जीबवे 
राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्यव चन्द्रे | 
ग्रामे च पाठलिकनामनि पाणराष्ट्रे 
शास्त्र पुरा लिखितवान्‌ मुनिसव॑लन्दी ॥ 
संबत्सरे तु द्वाविशे काठ्चीशः सिहवमंण:। 
अशीत्यग्रे.. शकाब्दानतां. सिद्धमेतच्छतत्रये ॥९ 
इस प्रशस्तिसे आचार जुगलकिशोर मुख्ता रने यह निष्कर्ष निकाला है कि 
सिहसूर्यंका यह लोकविभाग सर्वनन्दिके प्राकृत लोकविभागका अनुवादमात्र 
है। उन्होंने भाषाका परिवर्तत ही किया है, मौलिक कुछ नहीं लिखा | पर इस 
लोकविमागके अध्ययनसे उक्त निष्कर्ष पूर्णतया निर्श्नान्त प्रतीत नहीं होता; 


१. लिखोयपण्णत्तीकी गा६याएँ, पुरातन जैन वाक्यसूचीकी प्रस्तोवना १० ३१ पर उद्धृत 
२. लोकविभाग, जैन संस्कृति संरक्षक स्ंध, शोलापुर, सन्‌ १९६२, ११।५२-५३ 


अुतधर और वारस्वताओं्य : ८३ 


वर्धोकि सिहसूयंके प्रकाशित इस लोकविभागमें 'तिलोयपण्णत्तो', 'हरिवंश' 
एवं 'आदिपुराण” आदि प्रन्थोंका आधार भी प्राप्त होता हे। संस्कृत-छोक 
विभागके पच्चम विभाग सम्बन्धी ३८वें पच्चसे १३७वें पद्मका कुल चौदह कुल- 
करोंका प्रतिपादन आदिपुराणके दइलोकों या श्लोकांशों द्वारा किया गया है | 
इसी प्रकार 'तिलोगपण्णत्ती'की अपेक्षा वातवलयोंके विस्तारमें भी नवीनता 
प्रदशित को गई है। 'तिलोयपण्णत्ती' मेततीनों वातवलयोंका विस्तार क्रमशः 
१३, १६एवं १११ कोश निर्दिष्ट किया है; पर सिहसूर्यने दो कोश, एक और 
१५७५ घनुष बतलाया है। इसी प्रकार 'तिलोयपण्णत्ती 'में 'ज्योतिषियों'के नगरों- 
का बाहुलय और विस्तार समान कहा गया है, पर इस ग्रन्थमें उसका कथन नहीं 
किया है। इस प्रकार संस्कृत लोकविभागके अन्तरंग अध्ययनसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ स्ंनन्दिकि लोकविभागका अनुवादमात्र नहीं है | 
यह संभव है कि स्वंनन्दिने कोई लोकविभाग सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा हो और 
उसका आधार ग्रहणकर सिहसूर्यने प्रस्तुत लोकविभागकी रूप-रेखा निर्धा- 
रित की हो । 'तिलोयपण्णत्ती में 'संगाइणी' और 'लोकविनिश्चिय' जैसे ग्रन्‍्थोंका 
भी निर्देश आया है। हमारा अनुमान है कि सिहसू्यके लोकविभागमें भी 
'तिलोयपण्णत्तो के समान ही प्राचोन आचार्योके मतोंका ग्रहण किया गया है । 
सिहसूयंका मुद्रित लोकविभाग वि० सं० की ग्यारह॒वी शताब्दीकी रचना है। 
अत्त: इसके पूर्व 'तिलोयपण्णत्तो'का लिखा जाना स्वतः सिद्ध है। कुछ लोगोने 
यह अनुमान किया है कि सर्वनन्दिकि लोकविभागका रचनाकार विक्रमकी 
पाँचवी शत्ताब्दी है। अत: यतिवृषभका समय उसके बाद होना चाहिए | पर 
इस सम्बन्धमे हमारा विनम्र अभिमत यह है कि यत्तिवृषरभका समय इतनी द्र 
तक नहीं रखा जा सकता है। 


आचाय॑ यतिवृषभने अपने 'तिलोयपण्णत्ती' पग्रन्थमें भगवान्‌ महावीरके 
निर्वाणसे लेकर १००० व त्तक होने वाले राजाओंके कालका उल्लेख किया है। 
अत्त: उसके बाद तो उनका होना सभव नहीं है। विशेषावश्यकभाष्यका र 
श्वेताम्बराचायं श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने अपने विशेषावध्यकभाष्यमे चूणि- 
सूत्रकार यतिवृषभके आदेश--कषायविषयक मतका उल्लेख किया है और विशे- 
षावश्यकृभाष्यकी रचना शक संवत्‌ ५३१ (वि० सं० ६६६) में होनेका उल्लेख 
मिलता है। अतः यतिवृषभका समय वि० सं० ६६६ के परचात्‌ नही हो सकता। 


आचार्य यतिवृषभ पूज्यपादसे पूव॑वर्त्ती हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने 
अपने सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थमें उनके एक मतविशेषका उल्लेख किया है-- 


. ८४ ; तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


“अथवा येषां मते सासादन एकेन्द्रियेप नोलचते तस्मतापेक्षया द्वाददांजाया 
न दत्ता ।”" | 
अर्थात्‌ जिन आचार्योंके मतसे सासादनगृणस्थानवत्ती जीव एकइन्द्रिय 
जीवोंमें उत्पन्न नहीं होता है उनके मंतको अपेक्षा ३३ भाग स्पर्शनक्षेत्र नहीं 
कहा गया है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि सासादन गुणस्थानवाला मरण कर 
नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता है। यह आचाय॑ यतिवृषभका ही मत्त है। लूब्धि- 
सार-क्षपणासा रके कर्ता आचाय॑ नेमिचन्द्रते स्पष्ट शब्दींमें कहा है-- 
जदि मरदि सासणों सो णिरय-तिरिक्खं णरं ण गच्छेदि । 
णियमादेव॑ गच्छदि जइबसहमुर्णिंदवयणेणं ॥* 


अर्थात्‌ आचार्य यतिवृषभके वचनानुसार यदि सासादनगुणस्थानवर्ती जीव 
मरण करता है तो नियमसे देव होता है । 

आचाये यतिवृषभने चूणिसत्रोंमें अपने इस मतको निम्न प्रकार व्यक्त 
किया है-- 

'आसाण पुण गदो जदि मरदि, ण सक्‍को णिरयगदि तिरिकक्‍्लग्दि मणुस- 
गदि वा गतुं । णियमा देवर्गाद गच्छदि ।!* 

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि आचाय॑ यतिवृषभ पूज्यपादके पूब॑वर्त्ती हैं और 
आचाय॑ पृज्यपादके शिष्य वज्ञनन्दिने वि० सं० ५२६ में द्रविडसंधको स्थापना 
की है। अतएवं यतिवृषभका समय वि० स० ५२६ से पूर्य सुनिश्चित है । 

कितना पृ है, यह यहाँ विचारणोय है। गुणधर, आयंमंक्षु और नागहस्ति- 
के समयका निर्णय हो जानेपर यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि यति- 
वृषभका समय आयंमक्षु ओर नागहस्तिसे कुछ ही बाद है । 

आधुनिक विचारकोंने 'तिरोयपण्णत्ती” के कर्त्ता यतिवृषभके समयपर 
पूर्णतया विचार किया है । पंडित नाथूराम प्रेमी और श्री जुगल- 
किशोर मुख्तारने यतिवृषभका समय लगभग पाँचवी शतान्दी माना है। डा० 
ए० एन» उपाध्येने भी प्रायः इसी समयको स्वीकार किया है। पं० फूल- 
चन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने वर्तमान तिलोयपण्णत्तोके संस्करणका अध्ययन 
कर उसका रचनाकार वि० की नवीं शताब्दी स्वीकार किया है। पर यथार्थतः 
यतिवृषभका समय अन्तःसाक्ष्केक आधारपर नागहस्तिके थोड़े अनन्तर सिद्ध 


१. सर्वार्थसिद्धि । 
२, लब्धिसार-क्षपणासार याया संसख्या ३४६। 
३. कसायपाहुड, अधिकार १४, सूत्र ५४४ | 


श्रतधर और सारस्वताचार्य : ८५ 


होता है। बतिवृषभने तिलोग्रपण्णत्तीके चतुर्थ अधिकारमें बताया है कि भगवान 
महावीरके निर्वाण होनेके पश्चात्‌ ३ वर्ष, आठ मास और एक पक्षके व्यतीत 
होनेपर पथ््चम काल नामक दूषम कालका प्रवेश होता है। इस कालमें वीर 
नि० सं० ६८३ तक केवली, श्रुतकेवलो और प्‌वंधारियोंकी परम्परा चलती है। 
वीर-निर्वाणके ४७१ ? वर्ष पदरचात्‌ शक राजा उत्पन्न होता है। शकोंका राज्य- 
काल २४२ वर्ष बतलाया है ।" इसके पश्चात्‌ यत्तिवृषभने गुप्तोंके राज्यकाछका 
उल्लेख किया है। और इनका राज्यकाल २५५ वर्ष बतलाया है। इसमें ४२ 
वर्ष समय कल्किका भी है। इस प्रकरणके आगेवालो गाथाओंमें आन्ध्र, गुप्त 
आदि नृपतियोंके बंशों ओर राज्यवर्षोका निर्देश किया है। इस निर्देशपरसे 
डा० ज्योतिप्रसादजीने निष्कर्ष निकालते हुए लिखा है--* 

आचाये यतिवृषभ ई० सन्‌ ४७८, ४८३, या ई० सन्‌ ५०० में वर्तमान 
रहते, जेसा कि अन्य विद्वानोने माना है, तो वे गुप्तवंशके ई० सन्‌ ४३१ में 
समाप्तिकी चर्चा नहीं करते । उस समय (ई० सन्‌ ४१४-४५५ ई०) कुमारगुप्त 
प्रथमका शासनकाल था, जिंसका अनुसरण उसके वीर पुत्र स्कन्दगप्ल (ई० 
४५५-४६७) ने किया । इतिहासानुसार यह राजवंश ५५० ई० सन्‌ तक प्रति- 
छित रहा है। 'तिलोयपण्णत्ती' को गाथाओ' द्वारा यह प्रकट होता है कि 
गुप्तवंश २०० या १७६ ई० सन्‌ में प्रारम्भ हुआ। यह कथन भी आत्तिमूलक 
प्रतीत होता है क्योकि इसका प्रारम्भ ई० सन्‌ ३१९-३२० में हुआ था ) इस 
प्रकार गृप्तवंशके लिए कुल समय २३१ वर्ष या २५५ वर्ष यथा्थ घटित होता 
है। शकोंका राज्य निश्चय हो बोर नि० सं० ४६१ (ई० पृ० ६६) मे प्रारभ हो 
गया था और यह ई० सन्‌ १७५६ तक बतंमान रहा। ई० सन्‌ "वीं शतीका 
लेखक अपने पूर्वके नाम या कालके विषयमें भ्रान्ति कर सकता है; पर समसा- 
मयिक राजवंश्ोंके कालमे इस प्रकारकी भ्रान्ति संभव नही है । 

अतएव इतिहासके आलोकमें यह निस्सकरोच माता जा सकता है कि 
'तिलोयपण्णत्ती' की ४१४७४-१४९६ और ४।१४९९-१५०३ तथा उसके आगे- 
को गाथाएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निबद्ध की गई हैं। निश्चय हो ये गाथाएँ 
ई० सन्‌ ५०० के लूमभगको प्रक्षिप्त हैं । 

तिलोयपण्णत्ती का प्रारम्भिक अश्रूप सैद्धान्तिक तथ्य मूलतः: यतिवृषभ- 
के हैं, जिनमें उन्होंने महावीर नि० सं० ६८३ या ७०३ (ई० सब १५६-१७६) 
१, “णिव्वाणगदे बीरे चउसदइगिसट्टिबासबिच्छेदे । 

जा दो यसगणरिदो रज्जं बंसस्स दुसयबादाछा ॥” “तिलोयपण्णसी ४१५०३ । 
२. इरप6 वु्नाग4 ४007८९४ 0 (06 प्रोषमण9 0 वाला ॥7049, ७. 40-4!, 


<६ : ती्यंकर महावीर ओर उनको क्षालार्य-परम्परा 


तककी सूचनाएँ दी हैं। 'तिलोयपण्णत्ती' के अन्य अंशोके अध्यभनसे यह प्रतीत 
होता है कि 8 द्वारा विरचित इस अन्थका प्रस्तुत संस्करण किसी अन्य 
आचार्यने किया है। यही कारण है कि सम्पादनकत्तसि इतिहास 
सम्बन्धी कुछ अआन्तियाँ हुई हैं। यत्तिवृषभका समय शक सं० के निर्देशके आधा र- 
पर 'तिलोगफण्णत्तो के आलोकमें भी ई० सन्‌ १७६ के आसपास सिद्ध होता है । 

यतिवृषभ अपने युगके यशस्वो आगमज्ञाता विद्वान थे। ई० सन्‌ सातवों 
शततीके तथा उत्त रवर्तों लेखकोंने इनकी मुक्तकण्ठसे प्रशसा की है। इनके गुदुओं- 
के नामो में आयंमंक्षु और नागहस्तिकी गणना है। ये दोनों आचार्स इवेता- 
म्बर और दिगम्बर परम्पराओंद्वारा समानरूपसे सम्मानित थे। आय॑मंक्षुका 
समय ई० सन्‌ प्रथम शताब्दी और नागहस्तिका समय ई० सन्‌ १००-१५० चक 
माना गया है। यतिवृषभ नागहस्तिके अन्तेवासी बताये गये है । अतः यह 
सभव है कि 'चूणिसूत्रों' को रचनाके पश्चात्‌ 'तिलोयपण्णत्ती' को रचना इन्होंने- 
को । मथुरामें सचालित सरस्वतो-आन्दोलनका प्रभाव इनपर भी रहा हो और 
ये भी ई० सन्‌ १५०-१८० तक सम्मिलित रहे हों, तो इसमें कोई आश्चय॑ 
नहीं। इन्होने ग्रन्थरूपमें सरस्वतीका अवत्तरण कर परम्पराको जीकित 
रखा है । 

'तिलोयपण्णत्तो” के वर्तमान संस्करणमें भी कुछ ऐसो गाथाएँ समाविष्ट हैं 
जो आचाय॑ कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें पाई जाती हैं। इस समतासे भी उनका समय 
वुन्दकुन्दके पदचात्‌ आता है। 

विचारणोय प्रइन यह है कि यतिवृषभके पूर्व यदि 'महाकमंप्रकृतिप्राभृत' 
का ज्ञान समाप्त हो गया होता, तो यतिवृषभको कर्मप्रकृतिका ज्ञान किससे 
प्राप्त होता ? अतः यतिवुषभका स्थिति-काल ऐसा होना चाहिए, जिससे 'कम- 
प्रकृतिप्राभुत' का ज्ञान अवशिष्ट रहा हो | दूसरी बात यह है कि 'घट्खण्डागम' 
ओर “कषायप्राभृत' में अनेक तथ्योंमें मतमेद है और इस मत्तभेदकों तन्त्रा- 
न्तर कहा है । धवला और जयघवलामें भूतबलि और यतिवृषभके मतभेदकी 
चर्चा आई है। इससे भी यतिवृषभको अत्तबलिसे बहुत अर्वाचीन नहीं माना 
जा सकता है। 


रचनाएँ 


निविवादरूपसे यतिवृषभकी दो ही कृतियाँ मानी जातो हैं--१. 'कसाय- 
' पाहुड' पर रचित “चूणिसूत्र' और २. 'तिछोयपण्णत्ती'। तिलोयप्ण्णतीकी 
अल्तिम गा७धामें चूणिसूजका उल्लेख आया है। बताया है-- 


श्रुववर और सारसध्यतान्ार्य : 2७ 


चुष्णिसखवटुक्क रण सलूवपमाण हो कि जत्त॑। 
अदुसहस्सपमाणं तिलोग्रपण्णत्तिणामाए ॥ 
इससे स्पष्ट है कि 'तिलोयपण्णत्ती' में चूणिसूत्रोकी संख्या आठ हजार 
मानी है। पर इन्द्रनन्दिके 'श्रुतावत्तार' के अनुसार चूणिसृत्रोंका परिमाण छः 
हुजार इलोक प्रमाण है; पर इससे यह स्पष्ट नही होता कि चूणिसूत्र कित्तने 
थे। जयधवलाटोकासे इन सृत्रोंका प्रमाण ज्ञात किया जा सकता है। सूत्रसंख्या 
निम्त प्रकार है-- 


अधिका रनाम सूत्रसख्या अधिकारनाम सूत्रसंख्या 
प्रेयोद्ेंषविभक्ति श्श्र वेदक ६६८ 
प्रकृतिविभकति १२९ उपयोग ३२१ 
स्थितिविभकति ४०७ चतुःस्थान र५ 
अनुभागविभक्ति १८९, व्यंजन २ 
प्रदेशविभकत २९२ दर्शनमोहोपशामना. १४० 
क्षीणाक्षीणाधिकार १८२ दर्शनमोहक्षपणा.._ १२८ 
स्थित्यन्तिक १०६ संयम[संयमलब्धि ९० 
बन्धक ११ संयमलूब्धि ६६ 
प्रकृतिसंक्रमण रद्५ चारित्रमोहोपशामना ७०६ 
स्थितिसक्रमण ३०८ चारित्रमोहक्षपणा. १५७० 
अनुभागसंक्रमण ५४० पश्चिमस्कन्ध ५२ 
प्रदेशसंक्रमण _७४० ५ 

३२४१ २७६८ 


कुछ २२४१+ ३७६८ + ७००९, 

चूणिसअका रने प्रत्येक पदको बोजपद मानकर व्याख्यारूपमे सूत्राको 
रचना की है। इन्होने अर्थबहुल पदों द्वारा प्रमेयका प्रतिपादन किया है । 
आचाय वोरसेनके आधारपर चूथणिसृत्रोको सात वर्गोम विभक्त किया जा 
सकता है-- 


१. उत्थानिकासृत्र--विषयकी सूचना देने वाले सत्र ! 

२. अधिकारसूत्र-अनुयोगद्वारके आरम्भमें लिखे गये अधिकारबोधक- 
सत्र । 

रे. शंका सूत्र--विषयके विवेचन करनेके हेतु शंकाओंको प्रस्तुत करने 
वाले सत्र । 


एल जयययतयघय तय ++++++..त.. 
१. तिलोयपण्णत्ती, दूरी जिल्द, पृ० ८८२, गाथा ७७ । 


८८ : तीथंकर महावीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


४. पृच्छासंत्रं--वक्तव्यविशेषकों जिज्ञासा प्रकंट करने वाले सूत्र | 

५. विवरणसूत्र-विषयका बिवेचन या व्याख्यान करनैयाले सूत्र । 

६. समर्पणसूत्र--उच्चारणाचार्यों द्वारा व्याख्यान करनेके हेतु समर्पित सूत्र । 

७. उपसंहारसूत्र--प्रकृत विषयका उपसंहार करनेवाले सृत्र । 

चूणिसृत्रोंमें प्रयुक्त 'भणियव्वा', 'णेंदव्वा', कायव्या', 'परूवेयत्वा' भादि 
पद इस बातके द्योत्तक हैं कि उच्चा रणाचार्य इस प्रका रके पदोंका अर्थवीत्र कराते 
थे। चूणिकार यतिवृषभ जिस अर्थंका व्याख्यान विस्तारभयसे नहीं कर सके 
उनके व्याख्यानका दायित्व उन्होंने उच्चारणाचार्यों या व्याख्यानाचार्यों पर 
छोड़ा है। निष्चयतः चूणिस्‌ त्रकारने 'कसायपाहुड' के गम्भीर अर्थंको बड़े ही 
सुन्दर और ग्राह्मरूपमे निबद्ध किया है। गाथासूृत्रोंमे जिन अनेक विषयोके 
सकेत दिये गये है उनका प्रतिपादन चूथणिसृत्रोंमे किया गया है । चूणिसूत्रकारने 
अपने स्वतन्त्र मतका भी यत्र तत्र प्रतिपादन किया है। इन्होंने चुणिसतरमें जिन 
१५ अर्थाधिकारोंका निर्देश किया है, उतमे गुणधर द्वारा निर्दिष्ट अर्थाधिका रोंसे 
अन्तर पाया जाता है। जयघवलामें विवेचन करते हुए लिखा है कि गुणघर 
भट्टारकके द्वारा कहे गये १५ अधिकारोके रहते हुए इन अधिकारोंको अन्य- 
रूपमें प्रतिपादन करनेके कारण गुणघर भट्टारकके यतिवृषभ दोष-दर्शक क्यों 
नही कहलाते ? वो रसेन स्वामीने लिखा है कि यतिवृषभने गुणधराचायेके द्वारा 
कहे गये अधिकार रोंका निषेध नहीं किया; किन्तु उनके कथनको ही प्रका रान्तरसे 
व्यक्त किया है। गुणधर द्वारा कथित १५ आंधकारोंका अथं यह नहीं है कि ये 
ही अधिकार हो सकते हैं, अन्य तरहसे वर्णन नही हो सकता । चूणिस्‌त्रकारने 
निम्नलिखित १५ अधिका रोंका कथन किया है-- 
* प्रेयोद्रेष 
प्रकृति-स्थिति-अनुभाग-प्रदेश-क्षो ण-स्थित्यन्तक 
बन्धक 
संक्रम 
उदयाधिकार 
उदीर्णाधिकार 
उपयोगधिकार 
चतुःस्थानाधिकार 
५. व्यञ्जनाधिकार 
१०. दर्शनमोहनीय उपक्षमनाधिका र 
११. दर्शनमोहनीयक्षपणाधिकार 


& कू हक टू ह ६ 5० 20 २० 


, भुवधर और सारस्वताचार्य : ८९ 


१२. देशविरति-अधिकार॑ 

१३. चारित्रमोहनीयउपशमनाधविकार 
१४. चारित्रमोहनीयक्षपणाधिका र 
१५. अद्वापरिमाणनिर्देशकअधिका र 


'कसायपाहुड' की दो गाथाओंमें १५ अधिकारोंके नाम आये हैं। उनका 
अन्तिम पद 'अद्धापरिमाणनिद्ेसो' है। कुछ ओचाय॑ इसे अद्धापरिमाणनिर्देश 
पनन्‍्द्रहवाँ अधिकार मानते हैं; किन्तु जिन १८० गाथाओंमें १५ अधिका रोंके 
वर्णन करनेको प्रतिज्ञा को है उनमें अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवाली छः 
गाथाएँ नही आई हैं तथा १५ अधिकारोंमे गाथाओंका विभाग करते हुए इस 
प्रका रकी कोई सूचना भे नहीं दी गई है। इससे अवगत होता है कि गुणधरा- 
चार्यंको अद्भधापरिमाणनिर्देश अधिकार अभीष्ट नहीं था, किन्तु यत्तिवृषभने इसे 
एक स्व॒त्न्त्र अधिकार माना है | 

चणिसत्रोंके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि यतिवृषभने १५ अधिकारोंका 
निर्देश करके भी अपने चूणिस्‌त्रोंकी रचना गुणधराचायंके द्वारा निर्दिष्ट अधि- 
कारोंके अनुसार ही की है। यह स्मरणीय है कि यत्तिवृषभने अधिकारके लिए 
अनुयोगद्वा रका प्रयोग किया है । यह आगमिक दाब्द है | अतएवं उन्होंने आगम- 
शेलीमें ही सृत्रोंकी रचना कर 'कसायपाहुड' के विषयका स्पष्टीकरण किया है। 
चुणिसूत्रोंका त्रिषय 'कसायपाहुड' का ही विषय है, जिसमें उन्होंने राग और 
देषका विशिष्ट विवेचन अनुयोगद्वा रोंके आधारपर किया है । 
तिलोयपण्णत्तो : विषय-विवेखन 


लतिलोयपण्णत्तो' में तीन छोकके स्वरूप, आका र, प्रकार, विस्तार, क्षेत्रफल 
ओर युगपरिवर्तत आदि विषयोंका निरूपण किया गया है। प्रसंगवश जेन 
सिद्धान्त, पुराण ओर भारतीय इतिहास विषयक सामग्री भी निरुपित है । 
यह ग्रन्थ ५ महाधिकारोंमें विभक्त है-- 

१. सामान्य जगत्स्वरूप, २. नारकलोक, ३. भवनवासलछोक, ४. मनुष्य- 
लोक, ५. तिर्यकूलोक, ६. व्यन्तरलोक, ७. ज्योतिरोंक, ८. सुरछोक और ९. 
सिद्धलोक । 

इन नो महाधिका रोंके अतिरिक्त अवान्तर अधिकारोंकी संख्या १८० है। 
द्वित्तीयादि महाधिकारोंके अवान्तर अधिकार क्रमशः १५, २४, १६, १६, १७, 
१७, २१,५ और ४९५ हैं। चतुर्थ महाधिकारके जम्बूदप, धातकोखण्डद्वीप 
और पुष्क रद्दीप नामके अवान्तर अधिकारोंमेंसे प्रत्येकके सोलह-सोलह अन्तर 
अधिकार हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थका विषय-विस्तार अत्यधिक है। 


९० ; तीर्थंकर महावीर ओर उनको ब्ाचार्य-परम्परा 


इस ग्न्थमें भूगोल और खगोलका विस्तुत निरूपण हैं। प्रध्म महाधिकारमें 
२८३ भांथाएँ हैं और तोन गंध-भाग हैं। इस अंधिकार॑में १८ प्रकारकी महा- 
भाषाएँ और ७०० प्रकारको क्षुद्र भाषाएँ उल्लिखित हैं। राजगृहके विपुल, 
ऋषि शेछ, वेभार, छिन्न और पाण्डू नामके ५ शेलोंका उल्लेख है। दुष्टिवाद- 
सृत्रके आधारपर त्रिकोककी मोटाई, चौड़ाई ओर ऊँेचाईका निरूपण किया है। 
दूसरे महाधिका रमें ३६७ गाथाएँ हैं, जिनमें नरकलोकके स्वरूपका वर्णन है। 
तीसरे महाधिका रमें २४३ गाथाएँ हैं। इनमें भवनवासी देवोंके प्रासादोंमें जन्स- 
शाला, अभिषेकशाला, भषणशाला, मेथुनशाला, औषधशालरा--परिचर्यागृह 
और मन्त्रशाला आदि शालाओं तथा सामान्यगृह, गर्भगृह, कदलीगृह, चित्रगृहृ, 
आसनगुह, नादगृह एवं लतागृह आदिका वर्णन है। अर्वत्थ, सप्तपर्ण, शाल्मलि, 
जम्बू, वेतस, कदम्ब, प्रियंगू, शिरीष, पलाश ओर राजद्रुम नामके दश चेत्य- 
वृक्षोका उल्लेख है। चतुर्थ महाधिकारमें २९६१ गाथाएँ हैं। इसमे मनुष्यलोकका 
वर्णन करते हुए विजयाडंके उत्तर और दक्षिण अवस्थित नगरियोका उल्लेख 
है | आठ मंगलद्रव्योंभे भृंगार, कछ॒श, दपंण, व्यजन, ध्वजा, छत्र, चमर और 
सुप्रतिष्ठके नाम आये हैं । भोग-भूमिमें स्थित दश कल्पवृक्ष, नरनारियोंके आभू- 
षण, त्तीर्थकरोंकी जन्मभूमि, नक्षत्र आदिका निर्देश किया गया है। बताया गया 
है कि नेमि, मल्लि, महावीर, वासुपूज्य और पाइवेनाथ कुमा रावस्थामें और शेष 
तीर्थंकर राज्यके अन्तमें दीक्षित्त हुए हैं। समवशरणका ३० अधिकारोंमें विस्तृत 
वर्णन है। पाँचवें महाधिकारमें २२१ गाथाएँ हैं । इसमें गद्य-भाग भी है । जम्बूद्वीप, 
लवण समुद्र, धातकीखण्ड, कालोद समुद्र, पुष्करबर द्वीप आदिका विस्तार 
सहित वर्णन है | छठे महाधिकारमें १०३ गाथाएंँ हैं, जिनमें १७ अन्तराधिका रों- 
का समावेश है। इनमे व्यन्तरोंके निवास क्षेत्र, उनके अधिकार क्षेत्र, उनके भेद, 
चिह्न, उत्सेघ, अवधिज्ञान आदिका वर्णन है। सातवें महाधिकारमें ६१९ 
गाथाएँ है, जिनमें ज्योतिषी देवोंका वणंन है। आठवें महाधिकारमें ७०३ गाथाएँ 
हैं, जिनमे वेमानिक देवोके निवास स्थान, आयु, परिवार, शरीर, सुखभोग 
आदिका विवेचन है। नवम महाधिका रमें सिद्धोंके क्षेत्र, उनकी सख्या, अब- 
गाहना और सुखका प्ररूपण किया गया है। मध्यमें सूक्तिगाथाएँ भी प्राप्त 
होती हैं । यथा-- 
अन्घो णिवड्‌इ कूचे बहिरो ण सुणंदि साधु-उबदेस । 
पेच्छंतो णिसुर्णतो णिरए जं पड॒इ त॑ चोज्जं ॥ 
अर्थात्‌ अन्धा व्यक्ति कूपमें गिर सकता है, बधिर साधुका उपदेश नहीं 
पुनता है, तो इसमें आइचयंको बात तहीं। आश्चर्य इस बातका है कि जीव 
देखता भर सुनता हुआ नरकमें जा पढ़ता है । 


अतचर ओर सारल्वताचार्म : ९१ 


इस अस्थमें आये हुए गद्य-मांग धवलाकी गद्यशेलीके तुल्य हैं। गद्यांशोंसे 
यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ये गद्यांश घवलासे 'तिलोयपण्णत्ती'में 
आये हैं; बल्कि 'तिलोयपण्णन्तो से ही धवलामें पहुंचे हैं-- 

“उसा तप्पाओगासंखेज्जरूवाहियजंबूदीवछेदणयसहिददीवसाय ररूपमेत्त- 
रज्जुस्छेदपमाणपरिक्खाविहो ण अण्णआइरिओवएसपरंपराणुसारिणी केवल तु 
तिलोयपण्णत्तिसुत्ताणुसारिजोदिसियदेवभागहा रपदुप्पाइदसुत्तावलं बिजुत्तिबलेण 
पयदगच्छसाहणदुमम्हेहि परूविदा । 

यह गद्याग धवला स्पर्शानुयोगद्वार पृ० १५७ पर भी उद्धृत है। उसमें 
'एसा'के स्थानपर 'अम्हेहि' रूप पाया जाता है| उपयुक्त गद्य भागमें एक राजुके 
जितने अद्ध॑च्छेद बतलाये हैं उनक्नी समता 'तिलोयपण्णत्ती के अद्धंच्छेदोसे नहीं 
होती । इसीपर मुख्तार साहबका अनुमान है कि घवलासे यह गद्यांश 'तिलोय- 
पण्णत्तो में लिया गया है; पर हमें ऐसा प्रतीत नही होता | हमारा अनुमान है 
कि घबलाकारके समक्ष यत्तिवृषभकी 'तिलोयपण्णत्ती' रही है, जिसके आधारपर 
यत्‌किब्चित्‌ परिवतंनके साथ 'तिलोयपण्णत्तो'का प्रस्तुत सस्करण निबद्ध 
किया गया है | 


यतियुधषभको अन्य रचनाएँ 


पं० हीरालालजो शास्त्रीके' मतानुसार आचार्य यलिवृषभको एक अन्य 
रचना 'कम्मप्यडि' चूणि भी हे । यतिवृषभके नामसे करणसूत्रोंका निर्देश भो 
प्राप्त होता है, पर आज इन करणसत्रोंका संकलित रूप प्राप्त नहीं है । 


उच्चारणातचाय॑ 


उच्चारणाचायंका निर्देश कसायपाहुडकी जयधवला-टोकामें अनेक स्थानों 
पर आया है। मौखिकरूपसे चली आयी श्रुतपरम्पराको शुद्ध उच्चरित रूप 
बनाये रखनेके लिए उच्चारणकी शुद्धतापर विशेष जोर दिया जाने रूगा। बहुत 
दिनों तक उच्चा रणाचार्योको यह परम्परा मौखिक रूपमें चलती रही। गाथासूत्रों- 
की रचना करके उनके रचयिता आचाय॑ अपने सुयोग्य शिष्योंको उन सूत्रोंके द्वारा 
सूचित अथंके उच्चारण करनेकी विधि और व्याख्यान करनेका प्रकार बतला 
देते थे, ओर वे लोग जिज्ञासु जनोंको गुरु-प्रतिपादित विधिसे उन गाथा- 
सूत्रोंका उच्चारण ओर व्याख्यान किया करते थे। इस प्रकारके गाथासत्रोंके 


१. कसायपाहुडसुत्त चूणिसृत्रसमन्वित, वीरशासन संघ कलकसा, १९५५, प्रस्ता- 
बना, पृ० ३८ 


९२ : तीर्थंकर महावीर जौर उनकी आचार्य-परम्परा 


उच्चारण व व्यास्यात करनेवाले आचायोंकों उच्चारणाचार्य व व्याख्याना- 
चार्य कहा जाने गा । 

जयघवलामें अनेक स्थानों पर उच्चा रणाचाय नामके व्यक्तिविशेषका उल्लेख 
आया है | इस उल्लेखके अध्ययनसे अवगत होता है कि उच्चारणाचार्यने यति- 
वृषभ द्वारा रचित चूणिसूत्रोंकी विशेष उच्चारणविधि औौर व्याख्यानका प्रवततंन 
किया है। लिखा है--“संपहि मदबुद्धिजणाणुग्गहट्रमुच्चा रणाइरियमुहविणिर्ग- 
यमूलपयडिविवरणं मणिस्सामो ।” अर्थात्‌ मूलप्रकृति विभक्तिके विषयमें आड 
अनुयोगद्वार हैं। आचाय यतिवृबमने सुगम होनेके कारण आठ अर्थाचिका रोंका 
विवरण नहों किया, पर मदबुद्धिजनोंके उपकारहेतु उच्चारणाचार्यके «मुखसे 
निकले हुए मूलप्रकृतिके विवरणकों कहते हैं,--समुत्कीत॑ना, सादि विभक्ति 
अनादिविभकित, ध्रुवविभक्ति, अध्रुव विभकति, एकजीवकी अपेक्षा स्वामित्व 
काल और अन्तर तथा नाना जीवोकी अपेक्षा भगविचय, भागामाग, परिमाण 
क्षेत्र, स्पशंन, काल, अन्तर, भाव और अल्प-बहुत्वका निर्देश किया जायेगा। 

स्पष्ट है कि यततिवृषभाचायंने अपने चूशिसृत्रोंमें जिन सुगम तथ्योंको 
विवरणवृत्ति नहीं लिखी है, उनका स्पष्टीकरण उच्चारणाचार्यने किया है। 


उच्चारणाचायं और यतिवृषभाचायंके विषय-निरूपणमें भी यजत्रन्तत्र 
अन्तर दिखलायी पड़ता है। इस अन्तरका समाधान वीरसेन स्वामीने विभिन्न 
नयोंकी अपेक्षा किया है। बताया है--''उच्चारणाइरएहि मूलपयडिविहत्तीए 
अत्याहियारा जइबसहाइरियेग अटटरंब अत्याहियारा परूषिदा। कथमेदेसि 
दोण्ह वक्‍खाणाणं ण विरोहो ? ण, पज्जवट्टिय-दव्वुट्टियणयावलबणाए विरोहा- 
भावादो ।”* अर्थात्‌ उच्चारणाचार्यने मलप्रकृतिविभकतिके विषयमें सन्रह 
अर्थाधिकार कहे हैं, ओर यतिवृषभाचायंने आठ ही अर्थाधिकार बतलाये हैं। 
अतएव इन दोनों व्याख्यानोंमें विरोध क्यों नहीं आता ? 

पर्यायाथिकनय और द्रव्याथिकनयका अवलम्बन करने पर उन दोनोंमें 
कोई विरोध नहों है। यतिवृषभका कथन द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे है और 
उच्चा रणाचार्यका पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे । 

इसी प्रकार यतिवृषभाचारय॑ने ग्यारह अनुयोगद्वार और उच्चारणाचायने 
चौबीस अनुयोगद्वार बतलाकर मोहनीयविभक्तिवाले जीवोंका विवेचन किया 
है। इस सन्दर्भमें भी यतिवषभाचाये और उच्चारणावारयंके कथनमें कोई 


१. जयघवलासहित कसामपाहुड, भाग र२, पृ० २३ । 
२. जयघवलूसहित कसायपाहुड, माग २, पृ० २२ ॥ 


शुतघर जोर क्ष्रस्वताचार्य : ९३ 


विरोध नहीं है, क्योंकि यतिवृषभाचायंका कथन द्रव्याथिक नयकों अपेक्षासे 
है और उच्चा रणाचार्यका पर्यायाथिकनयकी अपेक्षासे ।* 

: यतिवृषभाचायं और उच्चारणाचायंके कथनमें कई स्थानों पर मतभेद 
है। यतिवषभके दो उपदेश हैं, उनमेंसे कृतकृत्यवेदक जीव मरण नहीं करता 
है । इस उपदेशका आश्रय लेकर--'बावीसाए विहत्तीओ को होदि' सूत्र प्रवृत्त 
हुआ है। इसलिए मनुष्य ही बाईस प्रकृतिक स्थानके स्वामी होते हैं, यह बात 
सिद्ध होती है। आद्ाय यह है कि कृतकृत्यवेदक जीव यदि कृतकृत्य होनेके 
प्रथम समयमें मरण करता है तो नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता है। किन्तु जो 
कृतकुत्यवेदक जीव नारकी, ति्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्त होता है, वह 
नियमसे अन्तमुंहर्त कालतक कृतकृत्यवेदक ही रहकर मरता है, ऐसा यति- 
बृषभ द्वारा कहे गये चूर्णि-सृज़से जाना जाता है। परन्तु उच्चारणाचार्यके 
उपदेशानुसार “'कृतकृत्य-वेदक-सम्यग्दृष्टि जीव” नहीं ही मरता है, ऐसा नियम 
नहीं है, क्योंकि उच्चारणाचायंने चारों ही गतियोमें बाईस प्रकृतिक विभकत 
स्थानका सत्व स्वोकार किया है। इस प्रकार जयधवला टीकामें आये हुए 
यतिवृषभ और उच्चारणाचार्यके मत-वेविध्योसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
उच्चा रणाचायंकी उच्चारणवृत्ति चूणिसूत्रोंपर अवश्य रही है। यही कारण है कि 
धवल्ला टोकामे उच्चारणाचायंका मत जहाँ तहां दिखछायी पड़ता है। नि:- 
सन्देह उच्चारणाचाय सिद्धान्तग्रन्थ, उनकी उच्चारणविधि एवं उनकी व्या- 
ख्यानप्रक्रियसे परिचित थे। आयंमंक्षु ओर नागहस्तिसे ज्ञान प्राप्तकर यति- 
वृषभने चूणिसूत्रोंका प्रणणन किया, और उच्चारणाचार्यने यतिवुषभ द्वारा 
सूचित अर्थको पर्यायाथिकनयकी अपेक्षास्रें विवृत किया है। धवला-टीकामें 
आये हुए उच्चारणाचार्यके मतोंसे यह स्पष्ट व्यञ्जत होता है कि उच्चा रणा- 
चाय॑ कसायपाहुडके मर्मज्ञ थे। उन्होंने उच्चारणकी विधियोंका ही प्ररूपण 
नहीं किया है, अपितु अर्थोक्रा मोलिक व्याख्यान एवं गाथासूत्रोंमें निहित 
तत्त्वका स्फोटन भी किया है । 
उच्चारणाचार्यका समय-निर्धारण 


यतिवृषभ द्वारा सूचित अर्थका व्याख्यान करनेके कारण उच्चारणाचार्यका 
समय 82 ६ के पश्चात्‌ होना चाहिये। धवला-टीकामें लिखा है--“संपपाहि 
जहवसहाईरियसृूइदाण दोण्ह्मत्याहियाराणमुच्चा रणाइरियंपरूविदमुच्चा रणं 
वत्तइस्सामो” एवं चुण्णिसुत्तोष परूविय संपहि जहण्णाजहण्णद्विदीणं काल- 


१. जयधवला सहित कषायापाहुड, भाग २, पृ० ८१। 
२. जयधवरा सहित कसायपाहुड, भाग २, पृ० ४२५। 


९४ : तीथकर महावीर ओर उनको आत्रार्य-परम्परा 


परूयणटुमुच्चा रणाइरियवक्लाण अभिस्सामों 4 * ॥ 
अर्थात्‌ यतिवृषभ द्वारा सूचित अथंका उच्चा रणाचार्यने व्याख्यान किया है। 
चूणिसत्रकी अपेक्षा ओषका कथन करके जघन्य ओर अजघन्य स्थिंतियोंके 
कालानुसार उच्चारणाचार्य द्वारा अभिमस व्याख्यान करते हैं । 
इस कथनसे दो तथ्य निःसुत होते हैं। प्रधम यह कि यतिवृषभके पश्चात्‌ 
उच्चारणाचार्यने अपनो व्याल्या उपस्थित की। दूसरा यह्‌ कि यतिवुषभके 
चूणिसूत्रोंके आधारपर उच्चारणाचार्यने अपना व्याख्यान अंकित किया। 
इससे यह अवमत होता है कि उच्चारणाचायका समय यतिवृषभके पश्चात्‌ 
अथवा उनके समकालीन है । 
यत्तिवृषभका समय ई० सन्‌ की द्वितोय शत्ती है। अतएवं उच्चारणा- 
चार्यका समय भी ई० सन्‌ को द्वितीय शतीका अंतिम पाद अथवा तृतोय 
शतोका प्रथम पाद संभव है। 
वष्पदेवाचार्य 
श्रुतधराचार्यों में शुभनन्दि, रविनन्दि और वष्पदेवाचायंके नाम भो आते 
हैं। शुभनन्दि भौर रविनन्दि नामके दो आचाय॑ अत्यन्त कुशाग्रबुद्धिके हुए 
हैं । इनसे वष्पदेवाचायंने समस्त सिद्धान्तग्रन्थका अध्ययन किया। यह अध्य- . 
यन भोमरथि और कृष्णामेख तदियोंके मध्यमें स्थित उत्कलिकाग्रामके समीप 
मगणवल्लि ग्राममें हुआ था| भोम रथि कृष्णानदीकी शाखा है और इनके बीचका 
प्रदेश अब बेलगाँव या धारवाड कहलाता है। वप्पदेवाचार्यने यहींपर उक्त 
दोचों गुरुओंसे सिद्धान्तका अध्ययन किया होगा | इस अध्ययनके पश्चात्‌ उन्होंने 
महाबन्धको छोड़ शेष पाँच खण्डोंपर व्याख्याप्रज्ञप्तितामकी टीका छिखी है 
और छठे खण्डकी संक्षिप्त विवृत्ति भी लिखी है। इन छहों खण्डोंके पूर्ण हो 
जानेके परचात्‌ उन्होंने कषायप्राभृतकी भो टोका रची । उक्त पाँचों खण्डों और 
कषायप्राभृतको टीकाका परिमाण ६०००० और महाबन्धकी टीकाका ५ अधिक 
८००० बताया जाता है। ये सभी रचनाएँ प्राकृत भाषामें की गयी थीं। इन्द्र- 
नत्दिने अपने श्रुतावता रमें लिखा है-- 
एवं व्याश्यानक्रममवाप्तवान्‌ू परमंग्ुरुष रम्परया | 
आगच्छन्‌ सिद्धान्तो द्विविधोष्प्पतिनिशितबुद्धिम्यास्‌ ॥ 
शुभ-रविनन्दिमुनिभ्यां भोमरथि-कृष्णमेलयो: सरितो: | 
मध्यमत्रिषये रमणीयोत्कलिकाग्रामसामी प्यम्‌ ॥| 


१. जयभवरूा सहित कसायपाहुड, भाग ३, पृ० २९६२। 
शुतधर और सारस्वतायार्य : ९५ 


विस्यातमगणवल्लीग्रामेष्यध विशेषश्पेण । 
श्रव्वा तयोद्च पादवें तमशेष वष्पदेवगुरु: ॥ 
अपनोय महाबन्ध धट्खण्डाच्छेषपंचखंडे तु । 
व्याख्याप्रश््ि च पृष्ठ खंड च ततः सक्षिप्य ॥ 
षण्गा खडानामिति निष्पन्नानां तथा कषायाख्य- | 
प्राभूतकस्य च पष्ठिसहसप्रन्थप्रमाणयुताम्‌ ।) 
व्यालखत्पांकृत्रभाषारूपां सम्यक्पुरातनव्याख्याम्‌ | 
अष्टसहसग्रंथां व्याख्या पञ्चाधिका महाबन्धे ॥ 


इन पद्मोंमें प्राकृतभाषारूप पुरातन व्याख्या लिखनेका निर्देश आया है। 
द्वितीय पद्ममें गुझओंके नाम दिये गये हैं। श्रुतावत्तारके आगेवाले पद्मोंके 
अध्ययनसे ऐसा प्रतीत होता है कि व्याख्या प्रशप्तिको मिलाकर छः खण्ड किये 
गये थे। षट्खण्डोंमेसे महाबन्धकों पृथक कर शेष पाँच खण्डोंमे व्याख्याप्रज्ञ- 
तिकी मिलाकर वष्पदेवने घट्खण्ड निष्पन्न किये और उनपर टीका लिखी। 
वोरसेन स्वामोने उक्त षट्खण्डोमेंसे व्याब्याप्रज्ञप्तिको प्राप्त कर सत्कमं 
नामक छठे खण्डको मिलाकर छः खण्डोपर धवला टोका लिखी है। यह 
सत्कतम॑ श्थवीं पुस्तकमें प्रकाशित है। इसपर सत्कमंपंजिका भी है, जो 
उसीके साथ परिशिष्ट रूपमें प्रकाशित है। इसके प्रारम्भमें पंजिकाकारने लिखा 
है कि महाकमंप्रकृतिफ्राभृतके चौबीस अनुयोग हैं, उनमेंसे कृति और वेदनाका 
वेदनाखण्डमे ओर स्पर्श, कर्म प्रकृतिका बर्गंणाखण्डमे कथन किया है। 
बन्धन अनुयोगद्वार बन्ध, बन्धनीय, बन्धक और बन्धविधान इन चार अवान्तर 
अनुयोगद्वा रोमें विभक्त है। इनमेंसे बन्ध और बन्धनीय अधिका रोकी प्ररूपणा 
वर्गंणाखण्डमे, बन्धन अधिकारकी प्ररूपणा खुदहाबन्धक नामक दूसरे खण्डमे 
8 बन्धविधानका कथन महाबन्ध नामक छठे खण्डमे है । शेष १८ अनुयोग- 
द्वारोकी प्रूपणा मूल पट्खण्डागममे नही है। किन्तु आचाय॑ वीरसेनने वर्गणा- 
खण्डके अन्तिम सूत्रकों देशावमशंक मानकर, उसकी प्ररूपणा घवलाके अस्तमें 
की है। उसोका नाम सत्कर्म है। इसका ज्ञान उन्होने ऐलाचार्यसे प्राप्त किया 
था । धवलाके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि व्याख्याप्रज्ञप्ति प्राकृतभाषारूप 
वुरातन व्याख्या रही है। यह वष्पदेव द्वारा लिखित नहीं है। इस कथनको 
सिद्धि सम्यकपुरातनपद द्वारा होतो है। इस पदका अर्थ है पर्याप्त प्राचीन | 
अत्तः सम्यक्‌१ रातनको व्याख्याप्रज्नप्तिका विशेषण माननेपर यह प्राचीन व्याख्या 
सिद्ध हो जातो है | पट्खण्डागममे आये हुए मतभेदसे भी उक्त तथ्य पृष्ट होता 


१. इन्द्रनदि श्रुतावतार, पद्य १७१-१७६ । 


९६ : तीर्घकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


--“एदेण वियाहंपण्णत्तिसुत्तेण सह कर्धं ण विरोहों ? ण, एदम्हादों तस्स 
पुधभूदस्स आइरियभेएण भेदमावण्णस्स एयत्ताभावादों”" इस व्याल्याप्रशप्ति- 
सूत्रके साथ विरोध क्यों नहीं है ? आचार्यमेदसे भिन्नता होतेके कारण इन 
दोनोंमें एकत्व नहीं हो सकता | 

इस कथनमें व्याख्याप्रश्ञप्तकि वचनोंको सृत्र कहा है और आचायंत्रेदसे 
भिन्न कहा है। अतः यह व्याख्याप्रज्ञप्ति विचारणीय है | सम्भवत: यह वही हो, 
जिसका इन्द्रतन्दिने उल्लेख किया है और जो वीरसेन स्वामीको प्राप्त थो। 
आचाय अकलकदेवने अपने तत्त्वार्थवातिकमें भी दो स्थछोंपर शा४शॉ८ 
और ४।२६॥।५ में व्याख्याप्रज्ञप्तिदण्डकका उल्लेख किया है और दोनों ही स्थानों- 
में षट्खण्डागमसे उसका भेद बतलाया है। अतएवं हमारा अनुमान है कि 
व्याख्याप्रश्नप्ति अन्य किसी आचारयंकी क्ृति है, वष्पदेवकी नहीं। वष्पदेवने 
व्याख्याप्रज्ञप्तिको जोड़कर षट्खण्डोंपर अपनी टीका लिखी है। यह सत्य है 
कि वप्पदेव सिद्धान्तविषयके म्मंज्ञ विद्वान थे । 
समय-विचार 


वष्पदेवका समय वीरसेन स्वामीके पूर्व है । वीरसेनाचार्यके समक्ष वष्पदेव- 
की व्याख्या वर्तमान थी | वीरसेनका समय डॉ० हीरालालजीके मतानुसार ई० 
सन्‌ ८१६ है, अतः इसके पूर्व वष्पदेवका समय सुनिश्चित है। वष्पदेवने शुभ- 
नत्दि और रविनन्दिसे आगमग्नल्थोंका अध्ययन किया है और इन दोनों 
आचार्योकी प्रावीनता श्रुतधरोंके रूपमें प्रसिद्ध है। एलाचायंका समय ई० सन 
७६६-७७६ है, और इनसे पूर्व वष्पदेवका समय होना चाहिए । इस क्रमसे हम 
यतिवृषभ और आयंमंक्षु-नागहस्तिके समकालीन वष्पदेवको मान सकते हैं | 
संक्षेपमें वष्पदेवका समय ५ वीं-६ वीं शत्ती है । 
वष्पदेवका वैदुष्प और प्रतिभा 

वप्पदेवको रचना कोई भी उपलब्ध नहीं है। घवला एवं जयधवलामें इनके 
नामसे जो उद्धरण आते हैं, उनसे इनके वैदृष्यपर प्रकाश पड़ता है। षद्‌- 
खण्डगममें इनका यत्र-तत्र उल्लेख है। अतएवं आचार्यके रूपमें वप्पदेव- 
प्रतिष्ठित हैं। जयधवलामें इनकी मतमिन्नताका उल्लेख करते हुए 
कहा है-- 

“चुण्णिसुत्तम्मि वष्पदेवाइरियलिहिंदुल्चा रणाए अंतोमुहुत्तमिति भणिदो। 
अम्हेहि तिहिदुच्चारणाएं पुण जह० एगसमयों उकक० संखेज्जा समया त्ति 





१. पट्खण्डागम, पु० १०, पु० २३८ । 


शुतधर और सारस्वताचार्य: ९७ 


परूविदों' ।* 

उच्चारणसम्बन्धी इस मतमभेदसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि आचाय॑ व्पदेवके 
अभिमतका प्रचार पृथक्‌ रूपमें वर्तमान था । वष्पदेवकी जिन सिद्धान्तोंमें मतत- 
भिन्नता वर्तमान थी, उसका निर्देश यधास्थान जयधवला और घचलादीकामें 


प्राप्त है| 


आचाय॑ कुन्दकुन्द और उनका साहित्य 


श्रुतधर आचार्योंकी परम्परामें कुन्दकुन्दाचायंका स्थान महत्त्वपूर्ण है। 
इनकी गणना ऐसे युगसंस्थापक आचार्यके रूपमें की गयी है, जिनके नामसे 
उत्तरवर्ती परम्परा कुन्दकुन्द-आम्नायके नामसे प्रसिद्ध हुई है । किसी भी कार्यके 
प्रारम्भमें मगलरूपभे इनका स्तवन किया जाता है। मज्भुलस्तवनका प्रसिद्ध 
पद्य निम्त प्रकार है-- 
मडुल भगवान्‌ वीरो मझ्ुलं गौतमो गणी | 
मंगल कुन्दकुन्दार्यों जेनधर्मोह्स्तु मंगल ।। ु 
जिसप्रकार भगवान्‌ महावीर, गोौत्तम गणधर ओर जैनधम मज्जलरूप हैं, 
उसी प्रकार कुन्दकुन्द आचाय॑ भी । इन जेसा प्रतिभाशाली अध्यात्म और द्र॒व्या- 
तुयोगके क्षेत्रमे प्रायः दूसरा आचार्य दिखलाई नही पड़ता । 
इनकी रचनाओंसे इनके जीवन-वृत्तके सम्बन्धमें कुछ भी निश्चित जानकारी 
प्राप्त नही होती ! इन्होने 'वारसअणुवेबखा' ग्रन्थमें अपने नामका निर्देश किया 
है। लिखा है-- 
इदि णिच्छूय-ववहार॑ जं भणियं कुन्दकुन्दमुणिणाहे । 
जो भावई सुद्धमणो सो पावइ परमणिव्वाणं ॥९ 
'इस प्रकार कुन्दकुन्द मुनिराजने निश्चय और व्यवहा रका अवलरूम्बन लेकर 
जो कथन किया है, उसकी शुद्ध हृदयसे जो भावना करता है वह परम- 
निर्वाणको प्राप्त कर लेता है ।' 


स्पष्ट है कि 'वारसअणुवेबा'मे कुन्दकुन्दके नामका उल्लेख मिलता है। 
कुन्दकुन्दके टीकाकार जयसेन और श्रुतसागरसूरिने भी कुन्दकुन्दकी रचनाएँ 
बतलातो हैं। बोधपाहुडमें कुन्दकुन्दने अपने गुरुका नाम भद्रबाहु बतलाया 
है। गाथाए' निम्न प्रकार हैं-- 


१. जयधवछाटीका, पृ० १८५ । 
२. बारसअणुवेक्खा, गाथा ९१, कुम्दकुन्दभारती संस्करण । 


९८: तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सदृज्यारों हुओ भासासुत्तेसु ज॑ जिणे कह़िय॑। 
सो तह कहिय॑ णायं सीसेण ये भदबाहुस्स ॥ 
वारसअंग्रवियाणं चददसपुव्वंगविउलवित्थरणं। 
सुबणाणिमहबाहू गमयगुछू भयवओ जयओी ॥ 
अर्थात्‌ कुन्दकुन्दने अपनेको श्रुतकेवली भद्रबाहुका शिष्य कहा है। * 
इन्द्रलन्दिने अपने श्रुतावतारमें 'कस्तायपाहुड' और पट्खण्डागम” नामक 
सिद्धान्तग्रल्थोंकी रचनाका इतिवृत्त अंकित करनेके पश्चात्‌ लिखा है कि ये 
दोनों सिद्धान्तग्रन्थ कौण्डकुन न्‍्दपुरमें पद्मनन्दिमुनिको प्राप्त हुए और उन्होंने 
षट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डोंपर साठ हजार श्लोक प्रमाण 'परिकर्म' नामक 
ग्रन्थकी रचना की* | दर्शनसा रमें देवसेनने भी आचार्य पद्मनन्दिकी प्रशंसा करते 
हुए लिखा है-- 


जइ पउमणंदिणाहो सीमंधरसामिदिव्वणाणण | 
ण विबोहइ तो समणा कह सुमग्गं पयाणंत्ति ॥१ 
अर्थात्‌ पद्मनन्दि स्वामीने सीमन्धर स्वामीसे दिव्यज्ञान प्राप्तकर अन्य 
मुनियोंकी प्रबोधित किया । यदि वे इस प्रबोधन कार्यकों न करते तो श्रमण 
किस प्रकार सुमार्गको प्राप्त करते । 


कुन्दकुन्दके भ्रन्थोके दो आचार्य टीकाकार हैं--अमृत्तचन्द्र और जयसेन | 
भमृतचन्द्रने अपने मूलग्रन्थकर्ताके सम्बन्धमें कुछ भी निर्देश नहीं किया है; पर 
जयसेनने लिखा है--पद्मतन्दि जयवन्त हो, जिन्होंने महातरतोंका कथन 
करनेवाले समयप्राभृतरूपी पर्वतकी बुद्धि”“उद्घधार करके भव्यजीबोंको अपित 
किया | 


पञ्चास्तिकायकी" टीका , प्रारम्भ करते हुए भी जयसेनने कुन्दकुन्दका 


, बोधपाहुड, गाथा ६०-६१, कुंग्दकुम्दभारतो संस्करण । 
« आुतावतार, पद्च १६९०-१६१. 
. दर्शनसार, गाया ४३. 
« जयउ रिस्रिपउमणंदी जेण मह्यतच्चपाहुडसेलो । 
बुद्धिसिरेणुद्धरिओं समप्पिओ भव्वलोयस्स ॥ 
समयसार, स्थाह्ादाधिकार, अ्हिंसा-सन्दिर प्रकाशन १, दरियागंज, दिल्‍ली-६ 
टीकाका अन्तिम पथ | 
५, प्रश्ास्तिकाय, जयसेतदीका, “अवश्रीकुमारनन्दिसिद्धाल्तदेवशिष्यें'"' प्रथम पृष्ठ, 
प्रस्धारम्भ | 


रू. 0 छा ०७ 


श्रुवधर और सारस्वताजार्य : ९९ 


कप के कक 
हि हट 


ह 
ह 
कक 


अपरनाम पद्नन्दि बताया है। इसके उल्लेखानुसार बुन्दकुन्द कुमारनन्दि 
सिद्धान्तदेवके शिष्य थे । 


जयसेनने टीकाके प्रा रम्भमें कुन्दकुन्दके पूर्व॑ विदेहमें जानेकी कथाकी भोर 
भी संकेत करते हुए लिखा है कि इन्होंने पूरव॑विदेहमें वीत्तराग सर्वज्ञ सीमन्धर 
स्वामीके दर्शन किये थे। और उनके मुखकमलसे निस्सृत दिव्यवाणीकों सुनकर 
अध्यात्मतत्त्वका सार ग्रहण कर वे वापस लौट आये थे। उन्होंने अन्तस्तत्त्व और 
बाह्मत्तत्वकी पुख्यता एवं गौणताका ज्ञान करानेके लिये शिवकुमार महाराज 
आदि सक्षेप रुचिबाले शिष्योके प्रतिवोधना्थ पञ्चास्तिकायप्राभृत शास्त्रकी 
रचना की । 


कुन्दकुन्दके जीवनवृत्त एवं व्यक्तित्वके सम्बन्धमें अबत्तक प्राप्त सू चनाओंमें 
ऐसी दो कथाएं प्राप्त है, जिनसे उनके जीवनपर प्रकाश पड़ता है। कथाओंमें 
कितना अंश सत्य और तथ्य है, यह तो नहीं कहा जा सकता है, पर इतना 
स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द अध्यात्मशास्त्रक़े महान प्रणेता एवं युगसंस्थापक आचाय॑ थे। 

प्रथम कथा बह्दानेमिदत्त विरचित आराधनाकथाकोषमें शास्त्रदानके फल- 
स्वरूप आई है। 


दूसरी कथा 'न्ञानप्रबोध' नामक ग्रन्थमें आई है, जिसका प्रकाशन 
पं० नाथ्राम जी प्रेमीने जेन हितैषीमें किया था। कथामें बताया है कि 
मालव देशके बारांपुर नगरमे कुमुदचन्द्र तामका राजा राज्य करता था। 
उसकी रानीका नाम कुमुदचन्द्रका था। इस राजाके राज्यमें कुन्दश्रेष्ठी 
अपनी पत्नी कुन्दछताके साथ निवास करता था। इनके कुन्दकुन्द नामका 
पत्र उत्पन्न हुआ | यह शिशु शैशवसे ही गंभीर, चिल्तनशील और प्रतिभाशाली 
था। जब यह ग्यारह वर्षका था, उस समय नगरके उद्यानमे एक मुनिराज आये । 
उसका उपदेश सुननेके लिए नगरके नरनारी एकत्र हुए | कुन्दकुन्द भी उसमें 
सम्मिलित हुआ था। मुनिराजका उपदेश सुनकर विरक्त हो गया और दिगम्बर 
दीक्षा ग्रहण कर मुनि बन गया । ३३ वर्षकी अवस्थामें इन्हें आचाये-पद मिला । 
इनके गुरुका नाम जिनचन्द्र बताया गया है। 


एक दिन आचार्य कुन्दकुन्द आगमग्रन्थोंका स्वाध्याय कर रहे थे कि उनके 
मत्तमें एक शंका उत्पन्न हुई। वे ध्यानमग्न हो गये और विदेह क्षेत्रमें स्थित 
सीमन्धरस्वामीके प्रति एकाग्र हुए। सीमन्धरस्वामीने 'सद्धमंवृद्धिरस्तु' कह- 
कर आशीर्वाद दिया। समवशरणमे स्थित व्यक्तियोंको इस आशीर्वादको' सुनकर 


33 आर मिल मक आप लक लकी पल 
१. जैन हिलैषो, भाग १०, पृ० ३६९, 


१०७०: प्ीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 
का 


ः 


बड़ा आइचयं हुआ और उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि आपने किसको आशीर्वाद 
दिया है ? उत्तरमें बताया गया कि भरतक्षेत्रमें स्थित कुन्दकुन्द मुचिको 
आशीर्वाद दिया है। वहांपर कुन्दकुन्दके पूर्वजन्मके चारणऋद्धिधारी दो भित्र- 
मुनि उपस्थित थे। बे वारांपुर गये और वहांसे आकाशमार्ग द्वारा कुन्दकुन्दको 
ले आये। आकाशमार्ंमें जाते समय उनकी मयूरपिच्छो गिर गई और उन्होंने 
गृद्धपिच्छीसे अपना काम चलाया। कुन्दकुन्द वहाँ एक सप्ताह तक रहे और 
अपनी शंकाका समाधान किया | लोटते समय वे अपने साथ एक तन्वत्रमस्तका 
ग्रन्थ भी लाये थे, किन्तु वह मार्गमें लवणसमुद्रमें गिर गया । कुन्दकुन्दने 
भरतक्ष त्रमें अपता घामिक उपदेश प्रारम्भ किया और इनके सहस्नों अनुयायी 
हो गये। तत्पदंचात्‌ गिरिनार पर्वतपर श्वेताम्बरोंके साथ उततका विवाद हो 
गया और वहांकी ब्राह्मो देवीके मुखसे यह कहलवाया गया कि दिंगम्बर 
निम्न॑न्थ मार्ग ही सच्चा है। उन्होंने अपना आचायंपद अपने शिष्य उमास्वाति- 
को प्रदान किया और सल्लेखनापूव॑क शरीर त्याग किया । 


ज्ञानप्रबोध' की इस कथाका परीक्षण करनेपर अवगत होता है कि 'जम्बू- 
दीवपण्णत्ती' के कर्ता पद्मनन्दिकों कुन्दकुन्दसे अभिन्न समझकर उनका स्थान 
बारापुरनगर बताया है। माता-पिताके नाम कुन्दलता और कुन्दश्रेष्ठि भी कल्पित 
प्रतीत होते है। विदेहगमनकी कथा जो पहलेसे प्रचलित थो उसे भी जोड़कर 
प्रामाणिकता लानेका प्रयास किया गया है | 


कुन्दकुन्दके जीवन-परिचयके सम्बन्धमें विद्वानोंने सर्वसम्मतिसे जो स्वीकार 
किया है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये दक्षिण भारतके 
निवासी थे। इनके पित्ताका नाम कमंण्डू और माताका नाम श्रीपतती था। 
इनका जन्म 'कौण्डकुन्दपुर' नामक स्थानमे हुआ था । इस गाँवका दूसरा नाम 
'कुरूमरई' भी कहा गया है। यह स्थान पेदथनाडु नामक जिलेमें है। कहा 
जाता है कि कमंण्डुदम्पतिको बहुत दिनों तक कोई सन्‍्तान नहीं हुई । अनन्तर 
एक तपस्वी ऋषिको दान देनेके प्रभावसे पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई, जिसका नाम 
आगे चलकर ग्रामके नामपर कुन्दकुन्द प्रसिद्ध हुआ। बाल्यावस्थासे ही कुन्द- 
कुल्द प्रतिभाशाली थे। इनकी विलक्षण स्मरणशक्ति और कुछाग्र बुद्धिके 
कारण ग्रन्थाध्ययनमें इनका अधिक समय व्यत्तोत नही हुआ । युवाबस्थामें 
इन्होंने दीक्षा ग्रहणकर आचारय॑-पद प्राप्त किया । 


कुन्दकुन्दका वास्तविक नाम क्या था, यह अभी तक बिवादस्रस्त है। 
द्ादशाअनुप्रेक्षाकी अन्तिम गायामें उसके रचयिताका नाम कुन्दकुन्द दिया हुआ 
है। जयसेनाचाय॑ने समयसारकी टीकामें पद्मवन्दिका जयकार किया है। इल्द्र- 


श्रुतधर ओर सारत्वतावार्य : ६०१ 


नन्दिने भी अपने श्रुतावतारमें कौण्डकुन्दपुके पश्मतन्दिका निर्देश किया है? 
श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० ४० में तथा ४२, ४२, ४७ और ५० वें अभि- 
लेखमें भी उक्त कथन पुनरावृत्त हुआ है । लिखा है-- 


तस्यान्वये भू-विदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमाभिधान: । 
श्रीकोण्डकुन्दादि-मुनीश्व राख्यस्सत्संयमादुद्गत-चा रण: ॥* 
स्पष्ट हें कि इनका पद्मनन्दि नाम था। पर वे जन्मस्थानके नामपर 
बुन्दकुन्दनामसे अधिक प्रसिद्ध हुए ।॥] 


कुन्दबुन्दके धट्प्राभूतोके टोकाकार श्रुतसागरने प्रत्येक प्राभृतके अन्तमें 
जो पुष्पिका अकित की है उसमे इनके पद्मनन्दि, कुन्दकुन्द, वक्रग्रीव, एलाचार्य॑ 
और गुद्धपिज्छ ये ताम दिये हैं। जेन सिद्धान्त भास्कर भाग १ किरण ४ मे 
शक सं० १३०७ का विजयनगरका एक अभिलेखाश प्रकाशित है, जिसमे 
लिखा है-- 

“आचार्य: कुन्दकुन्दाख्यो वक्रग्रीवों महामुनिः। 
एलाचार्यो गुद्धपिच्छ इति तन्‍ताम पंचधा |” 

पद्मनन्दि, कुन्दकुल्द, वक्रग्रीव, एलाचायं और गृद्धपिच्छ ये पाँच नाम 
कुन्दकुन्दके बताये है। डा० हार्नलेने दिगम्बर पद्वावलियोके सम्बन्धमे एक 
निबन्ध लिखा था, जिसमे उन्होने कुन्दकुन्दके पांच नाम बताये थे। अत्तः 
इतना स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दके दो नामोकी प्रवृत्ति तो निस्संदेह रही है; पर शेष 
तोन नामोंके सम्बन्धमें विवाद है। शिलालंखोसे तथा अन्य प्रमाणोसे न तो 
बक्रप्नाव और न एलाचायं या गृद्धपिच्छ नाम की ही सिद्धि होतो है। बक्र- 
ग्रीवका उल्लेख ई० सन्‌ ११२५ के ४०३ सख्यक अभिलेखमे द्रविड सघ और 
अरुगलान्वयके आचार्योकी नामावलोमे आत्ता है; किन्तु उसमें उनके सम्बन्धमे 
कोई विवरण प्राप्त नही होता । ११२९५ ई० के श्रवणबेलगोलाभिलेख नं ० ५४ 
में बक्रग्नीव नाम आया है; पर इस अभिलेखसे यह कुन्दकुन्दका नामान्‍्तर है, 
ऐसा सिद्ध नही होता । 

श्रवणबेलगोलके अभिलेख नं० ३०५ में समन्तभद्र और पात्रकेसरीके पश्चात्‌ 
वक्रग्रीवका नाम आया है और इन्हे द्रमिल संघका अग्रेसर कहा है। इसी प्रकार 
अभिलेख नं० ३४७ ओर ३१९ में भी वक्रग्रीवका नाम अंकित है; पर इन 
सभी अभिलेखोंसे कुन्दकुन्दके साथ वक्रग्नीवका सम्बन्ध नहीं सिद्ध होता । 

श्रवणबेलगोलके शिलालेखोंसे एलाचार्यके सम्बन्धमें भी कतिपय तथ्य प्राप्त 
होते हैं; पर यह कुन्दकुन्दका नामान्तर सिद्ध नहीं होता । इसी प्रकार गृद्धपिच्छ 


१. जम दिलालेख-संप्रह, प्रथम भाग, लेख नं० ४०, पृ० २४। 


१०२: तीर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य परम्परा 


भी कुल्दकुन्दका नामान्तर घटित नहीं होंता है। समवत्त: वह चॉम उम्रास्वाततिका 
रहा है। संक्षेपमें कुन्दकुन्दका अपर नाम पद्मतन्दि अवश्य प्रमाणित होता है। 
गुरु-परसभ्परा 
आचार्य कुन्दकुल्दके गुरुका क्या नाम था और उन्होंने किस गुरु-परम्पराको 
सुशोभित किया, इसके सम्बन्धमें संक्षेपसें विचार करना आवश्यक है । । 
कुन्दकुन्द-प्रल्थोंके टोकाकार जपसेनाइमेक मताजुबार न इस मतानुसार ये कुमारनन्दि 
सिद्धान्तदेवके शिष्य थे | चन्दिंधको ' पट्ठावलीके अनुसार कुन्दकुन्दक गुर जिन- 
चुन्द्र थे। कुन्दकुन्दन स्वयं अपने गृढका नाम भद्रबाहु माना है | 
मथुरासे प्राप्त एक अभिलेखमें उच्चनागर शाखाके एक कुमा र॒नन्दिका निर्देश 
प्राप्त होता है। यह अभिलेख हुविष्क वर्ष सत्तासोका है। इस आधार पर भो 
कुमा रनन्दिका गुरु-शिष्यत्व कुन्दकुल्दके साथ घटित नहीं होता। यतः उच्च- 
नागर शाखाके साथ कुन्दकुल्दका सम्बन्ध नहों है। इसी प्रकार नन्दिसघकों 
पट्टावलिसें माधनन्दि, जिनचन्द्र और कुन्दकुन्दका क्रमशः उल्लेख आता है। 
इससे यह फलित होता है कि माधतन्दिके पश्चात्‌ जिनचन्द्र और जिनचन्द्रके 
परचात्‌ कुन्दकुन्दको उत्तराधिकार प्राप्त हुआ होगा । अतः हमारा अचुमान है 
कि कुन्दकुन्दके गुरुका नाम 'जिनचन्द्र' होता चाहिए । 
कुन्दकुन्दने अपने 'बोधपाहुड' में अपनेको भद्रबाहुका शिक्ष्य कहा है। 
पर इस सन्दर्भभे यह्‌ विचारणीय है कि कुन्दकुन्द श्रुतकेवली भद्गबबाहुके साक्षात्‌ 
शिष्य थे या पारम्पयं ? कुन्दकुन्दने लिखा है-- 
सदृवियारों हुओ भासासुत्तेयु जं जिणे कहिय॑। 
सो तह कहिय णायं सीसेण य भददबाहुस्स ॥६१॥ 
बारसअंगवियाणं चउदसपुच्बंगविउलवित्थरणं। 
सुयणाणिभहबाहू गमयगुरू भयवओं जयऊ॥६१॥१ 
जिनेन्द्रने--तीर्थकर महावीरने अर्थहूपसे जो कथन किया है वह भाषा- 
सृत्रोंमें शब्दविकारको प्राप्त हुआ है--अनेक प्रकारके शब्दोंमें ग्रथित हुआ है । 
भद्रबाहुके सुझ्त शिष्यने उत भाषासूत्रोंप रसे उसको उसी हरूपमें जाना है। ओर 
बारह अज्जों एवं चौदह पूर्वोकि विपुलू विस्तारके ज्ञाता श्रुतकेवली भद्बबाहुको 
| गसकंगुर कह कर उतका कुन्दकुन्दने जयघोष किया है। 


१. जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृ० ७८, यह पद्ावलि भुरतः इस्डियम 
एल्टीनवयरोमें प्रकाशित हुई है । 
२. बोधपाहुड, गाया ६१-६२ । 


बुतघर शोर चारस्वताबार्म : १०३. 


द्वितीय गाथाके आलोकमें प्रथम गाथाका अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट होता 
है कि श्रतकेवछी भद्रबाहु कुन्दकुन्दके साक्षात्‌ गुरु नहीं थे, 'गमक गुर थे। 
भाचाय॑ श्रीजुगलकिशोर मुख्तारने उक्त दोनों गाथाओंमें प्रथम गाथाका सम्बन्ध 
द्वितीय भद्बबाहुके साथ और द्वितीय गाथाका सम्बन्ध श्रुतकेवली भद्रबाहुके साथ 
बतलाया है। उन्होंने लिखा है--/इकसटठबवी गाथामे कुन्दकुन्दने अपनेको भद्द- 
बाहुका शिष्य प्रकट किया है। जो सभवत्तः दम न द्वितीय जान पड़ते हैं । 
क्योकि भद्गबाहु श्रुतकेवलीके समयमे जिनकथित श्रुतमे ऐसा विकार उपस्थित 
उपस्थित तहीं हुआ था, जिसे उक्त गाथामे 'सहृवियारों हुओ भासासुत्तेसु ज 
जिणें कहिय' इन छब्दो द्वारा सुचित किया गया है--वह अविच्छिन्न चला 
आया था। परन्तु दूसरे भद्रबाहुके समयमें ऐसी स्थिति नही थो--कितना ही 
-अतज्ञान लृप्त हो चुका था और जो अवशिष्ट था, वह अनेक भाषासूत्रोमे परि- 
वतित हो गया था। इससे इकसठवी गाथाके भद्गरबाहु द्वितीय ही जान पड़ते है। 
बासठवी गाथामे उसी नामसे प्रसिद्ध होनेवाले प्रथम भद्बबाहुका, जो कि बारह 
अद्भो और चौदह पू्वोंके ज्ञाता श्रुतकेवली थे, अन्त्य मगलके रूपमे जयधोब 
किया गया और उन्हें साफ तौर पर गमकगुरु लिखा है। इस तरह अन्तकी 
दोनों गाथाओमें दो अलग-अलग भद्रबाहुओका उल्लेख होना अधिक युक्तियुक्त 
और बुद्धिगम्य जान पड़ता है ।* मुख्तार साहबका उक्त कथन विचारणीय है। 
यहाँ दो भव्रबाहुओका कथन न कर कुन्दकुन्दने पूर्व गाथामें प्रतिपादित भद्र- 
बाहुके कथित गुरुत्वका ग़मक गुरुके रूपमे उल्लेख आया हैं। “गमक' शब्दका 
अथं शब्दकल्पद्ुुममे “गमयति, प्रापर्यात, बोधयति वा गमक',./गम + णिच्‌+ 
प्वल्‌ू बोधक मात्र या सुझाव देनेवाला अथवा तत्त्व प्राप्तिके लिए प्रेरणा करने- 
वाला बतलाया है। मात्तगलीलामे 'गमक-पाण्टित्यवेदरध्ययो:, अर्थात्‌ पाण्डित्य 
या वैदर्ध्य प्राप्तिकों गमक कहते है । यहाँ पर 'गमक' शब्द 'परम्परया' या 
'प्रेरणया' के रूपमे प्रयुक्त है। अतएवं 'गमक' शब्द परम्पराप्राप्त श्रुतकेवलोके 
लिए ही व्यवहृत हुआ है। दो भद्रबाहुओकी कल्पना किसी भी प्रकार सम्भव 
नही हं। भद्गबाहु श्रुतकेवला कुन्दकुन्दके साक्षात्‌ गुरुन होकर 'गमक गुरु' या 
प्रेरक गुरु थे। श्री प० केलाशचन्द्र शास्त्रीने भी इसी तथ्यको पुष्टि की है ।* 
श्रवणबेलगोलाके अभिलेखोसे भी इस तथ्यको पुष्ट किया जा सकता है | 
यत्त: शुत्तकेवलो भद्रबाहु अपने शिष्य सम्राट्‌ चन्द्रगुएके साथ दक्षिण भारत गये 
थे और वहाँ श्रवणबेलगोला स्थानमे समाधिमरण प्राप्त किया थां। अतः दक्षिणमें 


१. जैन साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश, पु० ९३। 
२. मातंगलीला १॥७ । 


३. कुन्दकुश्दप्राभुतसंप'हु, प्रस्तावना, १० ११-१२ । 


१०४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


श्रुतकैवली भद्गबाहुकी परस्पराका अस्तित्व सिद्ध होता हैं। कुल्दकुन्द मल 
सघके आचाये थे और दक्षिण भारतके निवासी। अतः इन्हें श्रुतकेवली भद्द- 
बाहुकी परम्परा प्राप्त हुई थी। इसी कारण कुन्दकुन्दने उन्हें ममकगुरु कहा 
है ०-2 वलीके अनुसार इनके गुरुका नाम जिनचन्द्र ओर दादा गुरुका नाम 
माध॑नन्द हैं । 


कुन्दकुन्दके जोवनसें घटित घटनाएँ 


आचार्य कुन्दकुन्दके जीवनमें प्रमुख दो घटनाओंके घटित होनेकी कथा 
प्रसिद्ध है। एक नम पद हुयात्रा और दूसरी है गिरनार पवृ॑तपर हुए दिगम्बर- 
इ वेताम्बर वाद-विवादमें उनको विजय | 

जहाँ तक विदेहयात्राकी बात है, उसके साधक यद्यपि अभिलेखीय या अन्य 
ऐतिहासिक प्रमाण अभीतक उपलब्ध नही हुए, किन्तु आचाय॑ देवसेन, आचाय॑ 
जयसेन और श्रुतसाग रसूरिके उल्लेख बतलाते हैं कि आचारय॑ कुन्दकुन्द विदेह्‌ 
गये थे और वहाँसे भगवान्‌ सीमन्धर स्व,मीका उपदेश ग्रहण कर लौटे थे तथा 
सीमन्धरस्वामीसे प्राप्त दिव्यज्ञानका श्रमणोको उपदेश दिया था। देवसेन 
( ई० सन्‌ ९ वीं शती ) ने दर्शनसारमे लिखा है-- ' 
ला 





जइ पउमणदिणाहो सोमधरसामिदिब्बणाणेण। 
ण विबोहइ तो समणा कह सुमग्ग परयाणंति ॥४३पू 

इसमें कहा गया है कि यदि पद्धतन्द्रिताथ सीमन्धरस्वामीद्वारा प्राप्त 
दिव्य ज्ञानसे बोध न देते, तो श्रमण--मुनिजन सच्चे मार्गको कैसे जानते । 

देवसेनका यह उल्लेख काफी प्राचीन है और उसपर सहसा अविश्वास 
नही किया किया जा सकता | 

इसी तरह आचायं जयसेव (ई० सन्‌ १२ वीं छती ) ने भी पञ्चास्तिकाय- 
को टीकाके आरम्भमें आचाय॑ कुत्दकुन्दके विदेहममनकों “प्रसिद्धकथान्याय' 
बतलाते हुए उसकी स्पष्ट चर्चा की है । 

षट्प्राभुतके संस्कृत-टीकाकार श्रुतसाग रसूरिने भी टीकाके अन्तमे कुन्द- 
कुन्दस्वामीके विदेहगमनका उल्लेख किया है। 

ये उल्लेख अकारण नही हो सकते । थे अवश्य विचारणीय हैं। 

दिगम्बर-श्वेताम्बर वाद-विवादमें विजयश्राप्तिके भी उल्लेख मिलते है। 
शुभचन्द्राचार्यने पाण्डवपु राणम लिखा है कि कुन्दकुन्दगणोंने ऊज्जंयल्तगिरि- 


पर अपने प्रभावसे पाबाण-निित सरस्वतीको वादिला--शास्त्रार्थकर्नी बना 
दिया था | यथा--- 


अंतबर भौर धारस्वतावार्य ; १०४ 


कुन्दकुल्दगणी.. येनोज्ज॑यन्तगिरिमस्तके । 
सोश्वताद वादिता ब्राह्मी फाषाणघटिता कछौ ॥* 


, जिन्होंने कलिकालमें ऊर्जयन्त गिरिके मस्तक पर--गिरनार पव॑तके ऊपर 
पाषाणनिर्भित ब्राह्मीकी मूतिको बुलवा दिया । 


इसी त्तरहका उल्लेख शुभचन्द्रकी गुर्वावलिके अन्तमें निबद्ध उन दो पद्मोंमें 
भी है, जो निम्न प्रकार हैं-- 


पदानन्दी गुरुर्जातो बलात्कारगणाग्रणी। 
पाधाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वत्ती ॥ 
उज्जंयम्तमिरौ तैत गच्छ: सारस्वतो5भवत्‌ । 
अतस्तस्मै मुनोन्द्राय नमः श्रीपदनन्दिने ॥ 
बलात्कारगणाग्रणी पद्मनन्दी गुरु हुए । जिन्होंने ऊर्ज॑यन्तगिरि पर पाषाण- 
निर्मित सरस्वतीकी मूत्तिको वाचाल कर दिया था । उससे सा रस्वत गच्छ हुआ । 
अतः उत पद्चनन्दो मुनोन्द्रको नमस्कार हो । 
कवि वृन्दावनके एक उल्लेखसे भी ज्ञात होता है, कि कुन्दकुन्दस्वामी सध 
सहित गिरनारकी यात्राके लिए गये। वहाँ पर उन दिनो श्वेताम्बरोंका भी 
सघ ठहरा हुआ था। दोनो सधोंमे वादविवाद हुआ और इसकी मध्यस्थता 
अम्बिका देवोने को । उसने प्रकट होकर कहा कि दिगम्वर नि््रेंथ पन्‍्थ ही 
सच्चा है। 


श्री नाथूरामजी प्रेमीने 'त्ीथोंके झगड़ों पर ऐतिहासिक दृष्टिसि विचार' 
शीर्षक निबन्धम बत्ताया है--''जान पड़ता है, गिरनार पव॑त पर दिगम्बरों 
और र्वेताम्बरोके बीच वह्‌ विवाद कभी न कभी अवध्य हुआ, जिसका उल्लेख 
धर्मसागर उपाध्यायने किया है। यह कोई ऐतिहासिक घटना अवश्य है, क्योंकि 
इसका उल्लेख दिगम्बर साहित्यमें भी एक दूसरे रूपमें मिलता है ।”२ 


इस सबपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि श्वेताम्बर और दिगम्बरोंका 
शास्त्रा्थ तो अवश्य हुआ है, पर यह शास्त्रार्थ नन्दिसंघके आचार्य पश्चनन्दि, 
जिनका अपर नाम कुन्दकुन्द था, के साथ नहीं हुआ है । यह अन्य प्मनन्दिके 
साथ हुआ होगा, जिनका समय विक्रमकी १२वी शत्ताब्दो है। 


१. पाण्डवपुराण । 
२. जैनसिद्वान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, १० ५८ । 
हे. जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम संस्करण, पु० २४५ । 


१०६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आंचार्म कुंन्दकुल्दके समय पर विचार करने वालोंमें श्रीं पं० वाथुरामजी 
प्रेमी; श्री प॑७ जुगलकिशो रजी मुख्तार; डॉ० के०्बो० पाठक, प्रो० ए० चकऋरबर्ती, 
और डॉ० ए० एन० उपाध्येके वाम उल्लेखनीय हैं। डयें० उपाध्येने सभी 
मतोंकी समोक्षा कर अपने मतकी संस्थापना की है। हम यहाँ संक्षेपमें उक्त 
विद्वानोंके मतोंकी बिवेचनां करेंगे। 

प्रेमीजीने इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके आधार पर बताया है कि गुणधर, 
यतिवृषभ और उच्चारणातायं द्वारा रचित गाथासूत्र, चूणिसुत्र और उच्चा रण- 
सत्रोंके रूपमें 'कसायपाहुड' निबद्ध हुआ। धरसेनकी परम्परामे पुष्पदन्त और 
भूतबलिने पट्खण्डागमको रचता की । इन दोनों ग्रस्थोंकों कुम्दकुन्दपुरमें' पद्म 
नन्दि मुनिने गुरुपरम्परासे प्राप्त किया ओर षट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डों 
पर १२००० इलोकप्रमाण परिकर्मनामक भ्रन्थकी रचना की। प्रेमीजीने इस 
आधार पर निष्करषं निकाला है कि वीरनिर्वाण संवत्‌ ६८३ के पथ्चात्‌ कुल्द- 
कुन्द हुए है। धरसेन, उच्चारणाचार्य आदिके समयकी पचास-पचास वर्ष 
मान लेने पर कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी तीसरी शत्ताब्दीका अन्तिम चरण 
सिद्ध हाता है। 

प्रेमीजीने एक अन्य प्रमाण यह भी दिया है कि ऊर्ज्जयन्तगिरिपर श्वेत्ता- 
म्बरोके साथ कुन्दकुन्दका ही शास्त्रा्थं हुआ था। उनके सुत्तपाहुडसे भी 
यह प्रकट है। देवसेनके दर्शनसारके अनुसार विक्रमकी मुत्युके १३६ वर्ष 
बीतनेपर यह संघमेद हुआ। प्रेमोजीने इसे शालिवाहन शकाब्द मानकर 
१३६+ १३५७ २७१ विक्रम सं० में संघभेद माना है | इस कालका श्रुतावता र- 
मे उल्लिखित समयके साथ समन्वय हो जाता है। अतएव प्रेमीजीके मतानुसार 
कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी तृतीय झ्षताब्दोका अन्तिम चरण है। 

डा० पाठकको" राष्ट्रकूट नरेश गोविन्दराज तुतीयके दो ताम्रपन्र प्राप्त 
हुए हैं। उनमेंसे एक शक सं० ७१९ का है और दूसरा शक सं० ७२४ का है। 
इनमें कोण्डकोन्दान्वयके तो रणावारयंके शिष्य पृष्पतन्दिका तथा उसके दिष्यका 
निर्देश किया है । डॉ०्पाठकका अभिमत है कि प्रभावन्द्र शक सं० ७१९ में और 
उनके दादागुर तोरणाचाय शक स॑० ६०० मे हुए होंगे। कुन्दकुन्दको इनसे 
डेढ़ सो बे पूर्व माना जा सकता है। अतएव कुन्दकुन्दका समय शक सं० 
४५० के लगभग है! 

डॉ० पाठकने अपने इस अनुमानका समर्थन एक अन्य आधारतसे भी किया है । 


१. सममप्राभृत, काशी संस्करण, संस्कृत-प्रस्तावना । 9 
खुतधर और सारत्यतोचार्य : १०७ 


उन्होंने बताया है कि चालुक्यनरेश कीतिवर्मा शक सं० ५०० में राज्यसिहा- 
सनपर आसीन थे । उन्होंने बादामीको जीता और कदम्ब राज्यवंशको नष्ट 
कर दिया। अतः यह निश्चित हुआ कि कदम्ब राजवशका शिवमुगेश बर्मा 
लगभग ५० वर्ष पू्व अर्थात्‌ शक स० ४५० के आस-पास विद्यमान था। बाल- 
चन्द्रने पचास्तिकायकी कनड़ी टीका और जयसेनने सस्क्ृतटीकामे बताया है 
कि कुन्दकुन्दने शिवकुमार महा।राजके सम्बोधनके लिए यह ग्रन्थ लिखा । यह 
शिवकुमार महाराज कदम्बबंशी शिवमृगेश वर्मा ही प्रत्तीत हाता है। अतः 
कुल्दकुन्दका समय शक स० ४५० (ई० सन्‌ ५२८) आता है। हि 

विचार करनेपर डॉ० पाठकका उक्त मत नितानन्‍त असमाचोन है। आज 
इस मतको कोई भी प्रामाणिक नही मानता है। 

प्रो० ए० चक्रवर्त्तीने" डॉ० हारनले द्वारा प्रकाशित सरस्वती-गच्छकों दिग- 
म्बर पट्टावलिके आधारपर कुन्दकुन्दके आचार्यंपदपर प्रतिष्ठित होनेका काल 
ई७ पूर्व ८ माना है और उनका जन्म ई० पूर्व ५२ बतलाया है । चक्रवत्तनि 
डॉ० पाठकके मतका विरोध किया है और पौराणिक प्रमाणोंके जाधारपर 
कुन्दकुन्दका पट्टावलि-उल्लिखित समय बतलाया है। 

इन्होने पल्लवराजवंशके शिवस्कन्दको शिवकुमार माननेपर जोर दिया 
है। क्योकि स्कलद और कुमार पर्यायवात्री शब्द है। अन्य परिस्थितियोसे भी 
उन्होने एकरूपत्ता सिद्ध की है। पल्‍लवोकी राजधानो 'काजीपुरम्‌' मे थी। ये 
'थोण्डमण्डलम' पर शासन करते थे । यह प्रदेश विद्वानोकी भूमि माना जाता 
था । 'काजीपुरम्‌' के शासक ज्ञानके भी सरक्षक थे। ईसाकों प्रारम्भिक शता- 
ब्दियोसे लेकर आठवी शताब्दी तक 'काजीपुरम्' के चारों ओर जनधमंका 
प्रचार होता रहा है। इसके अतिरिक्त 'मयीडबोलु' दानपत्रको भाषा प्राकृत 
है। इस दानपत्रको शिवस्कन्दवर्माने प्रचारित किया है। इसकी विषयवस्तु 
ओर भाषा मथुराके अभिलेखोसे मिलतो-जुलतो है। अत्तः प्रो० चक्रवर्त्तीनि यह्‌ 
निष्कषं निकाला है कि कुन्दकुन्दने जिस शिवकुमार महराजके लिए प्राभृत्त- 
त्रय लिखे थे, वह सम्भवतः पल्‍्लववशका शिवस्कन्द वर्मा है। 

आचायं श्रो जुगलकिशोर मुख्तारने* समन्तभद्रके समयविचार-प्रसंगमें 
लिखा है--वुन्दकुन्द[चार्य वीर नि० स० ६८३ से पहले नहीं हुए, किन्तु पीछे 
हुए हैं। परन्तु कितने पीछे, यह अस्पष्ट है। यदि अन्तिम आचारागधारी लोहा- 
चार्यके बाद होनेवाले विनयधारो आदि चार आरातीय मुनियोका एकत्र समय 


१. पंचास्तिकायके अंग्रेजी अनुवादकी प्रस्तावना । 
२. रत्नकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावना, १० १५८-१८७ । 


१०८ ; तोर्थंकर भहावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


२० वर्धषका और अहँद्वलि, माघनन्दि, घरसेन, पुष्पदन्त, भुतबर्ठि तथा कुल्द- 
कुन्दके गुरुका स्थुछ समय दशश-दश वर्षका ही मान लिया जाय, 'जिसका भान 
लेना कुछ अधिक नहीं है, तो यह सहजमें हो कहा जा सकता है कि कुन्दकुन्द 
उक्त समयसे ८० वर्ष अथवा वीर नि० ७६३ ( ६८३+ २० + ६० ) वर्ष बाद 
हुए हैं और यह समय उस समयके करीब पहुँच जाता है जो 'विद्वज्जतवोषक' 
से उद्ध त किये हुए उक्त पदमें दिया है, और इसलिए इसके ह्वारा उसका बहुत 
कुछ समर्थन होता! है।'' 

मुख्तार साहब पट्टावलिपर विश्वास नहीं करते। पट्टावलिमें कुन्दकुन्दका समय 
वि० संवत्‌ ४९ दिया गया है। इन्द्रतन्दिके श्रुतावतारमें वणित दोनो सिद्धांत- 
ग्रन्थोंकी उर्त्पत्तिकी कथा तथा गुरुपरिपादीसे दोनों सिद्धांतग्रन्थोंका अध्ययन 
कर कुन्दकुन्दके द्वारा पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डोंपर १२००० ईलोक 
प्रमाण टीका लिखनेकी बातको साधार मानकर यही निष्कर्ष निकलता है कि 
कुन्दकुन्द वीर निर्वाण संवत्‌ ६७० के छगभग हुए हैं। 

मुख्ता रसाहबने शिवकुमार महराजवाली चर्चाकों उठाकर डॉ० पाठकके 
मतका निरसन किया है और प्रो० चक्रवत्तिके मतको भी मान्य नहीं ठहराया 
है। इस प्रकार मुख्तारसाहबने कुन्दकुन्दका समय वीर निर्वाण सवत्‌ ६०८- 
६९२ के मध्य माना है | 

कुन्दकुन्दके समयपर विस्तारसे विचार करनेवाले डॉ० ए० एन० उपाध्ये 
है। उन्होने अपनी प्रवचनसारको विद्वत्तापुर्ण प्रस्तावनामें अपनेसे पूवव॑ प्रचलित 
सभी मत्तोंकी समीक्षा करते हुए स्वमतका निर्धारण किया है। डॉ० उपाध्येने 
अपने मतके निर्णयके हेतु निम्नलिखित तथ्योंपर विचार किया है-- 

१. भद्रबाहुका शिष्यत्व 

२ श्रुतावत्तारानुसार षट्खण्डागमका टोकाकारित्व 

३ सघमभेदानन्तर प्राप्त सुचनाओंका आधारत्व 

४. जयसेन एवं बालचन्द्रके उल्लेखानुसार शिवकुमार महराजका सम- 
कालीनत्व 

५. कुरलकतुत्व 

१. डॉ० उपाध्येका विचार है कि कुन्दकुन्द दिगम्बर-इवेताम्बर संघमेद 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ ही हुए हैं। यदि वे पहले हुए होते तो अचेलकत्वका 
समर्थन और स्त्रीमुक्तिका निषेध नही करते, यतः संघमेदकी उत्पत्ति चन्द्रगुप्त 
मौयंके समकालीन श्रुतकेवछी भद्बबाहुके समयमें हो चुकी थी। यही कारण है 
' कि कुन्दकुन्दने अपने प्रन्थोंमें श्वेताम्बर प्रवृत्तियोंका निषेष किया है। 


१. रत्नकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावना पु० १६१ | 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य : १०९ 


॥ 


२. प्रथम तथ्यपर विचार करते हुए कुन्दकुन्दकों श्रुतकेवली भद्दवाहुका 
परम्पराश्षिष्य माना है। डॉ० उपाध्येने बतछाया है कि दक्षिणमें जो मुनिसंध 
आया था, उसमें प्रधान भद्रबाहु श्रुतकेवली थे । अतः उनके संन्यासमरणके 
पह्चातु भी प्रधान गुरुके रूपमें उनकी मान्यता प्रचलित रही। दक्षिणमें जो 
साधुसंध था उसे घाभिक ज्ञान उत्तराधिकारके रूपमें भद्बबाहुसे ही प्राप्त हुआ 
था | अतः सुदूर दक्षिण देशवासी कुन्दकुन्दने उन्हें अपना गुरु माना, तो इसमें 
कोई आद्चयंकी बात नहीं । यह यथार्थ है कि बुन्दकुन्द श्रुतकेवली भद्वबाहुके 
साक्षात्‌ शिष्य नहीं हैं, यत्त: उनका नामोल्लेख अगरधारियोंमें नहीं मिलता है 
और न ऐसो कोई किवदल्ती ही प्राप्त होती है, जिसके आधारपर कुन्दकुन्दको 
श्रुतकेवली भद्रबाहुका समकालीन माना जा सके | 

३. श्रुतावतारमें आया है कि कोण्डकुन्दपु रके पद्मनन्दिने 'कषायपाहुड' 
और 'षट्खण्डागम' इन दोनों ग्रन्थोंका ज्ञान प्राप्त किया और पषट्खण्डागमके 
प्रथम त्तीन खण्डोंपर टीका लिखी, यह तथ्य असंदिग्ध नहीं है । कुन्दकुन्दकी 
ऐसी कोई भी टीका आज नही मिलती और न कहीं उसके अवशेष ही मिलते 
हैं। अतः इन्द्रनन्दिके उक्त कथनका समर्थन अन्य किसी भ्रन्थसे नही होता है। 
विबुध श्रीधरने अपने श्रुतावत्तारमे लिखा है कि कुन्दकीत्तिने कुन्दकुन्दाचायंसे 
दोनों सिद्धान्तग्रन्थोका ज्ञान प्राप्त करके 'घट्खण्डागरम'के आदिके त्तीन खण्डोंपर 
बारह हजार इलोक प्रमाण 'परिकर्म' नामक शास्त्र लिखा। डॉ० उपाध्येका 
एक भन्य त्तकं यह है कि कुन्दकुन्दकी प्रतिभा मौलिक ग्रन्थोंके सुजनकी ओर 
ही अधिक है। टोका या टीकाकारिका लिखनेकी ओर नहीं । अतएंव श्रुता- 
वतारके आधारपर कुन्दकुन्दका समय वीर निर्वाण संवत्‌ ६८३ के पदचात्‌ 
माना जाना चाहिए, यह कोई सबल प्रमाण नहीं है। सम्भव है कि कुन्दकुन्द 
इसके पहले हुए हो । 

४. डॉ० उपाध्ये प्रो० चक्रवर्तीके इस तथ्यक्रों समुचित मानते हैं कि शिवक्‌मार 
महराज पल्‍लवराजवश्ञी हैं। किन्तु पललवराजवंशका समय अभीतक अनिर्णीत 
है । अत्तएव डा० उपाध्ये डा० पाठकके मतसे असहमत होते हुए प्रो० चक्रवर्ती 
द्वारा मान्य शिवकुमार महराज और शिवस्कन्दकी एकताको स्वीकार करते हैं । 

५ कुरलकाव्यकरत्ताके रूपमे कुन्दकुल्दकी मान्यतापर विचार करते हुए डॉ० 
उपाध्येने बतलाया है कि कुरलकाव्यका जैन होना सम्भव है, उसमें ऐसे अनेक 
तथ्य बाये हैं जो अन्य धर्मोमें प्राप्त नहीं होते। इस काव्यका समस्त वण्यं 
विषय जेत आचार और तत्त्वज्ञानसे सम्बद्ध है। अत्तएव कुरलका कर्ता कोई 
जेल कवि तो अवश्य है, पर आचाय॑ कुन्दकुन्द हैं, इसके समर्थनमे कोई प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है। कुन्दकुन्दका अन्य सलाम एलाचार्य बताया गया है उसकी 


११० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आजचार्म-परम्परा 


भ्री होती । अंतएव कुम्दफुम्दकी ई० सन्‌ प्रथम - 
है नमन, हार स्वीकार किया जा सकता हैं 
आधुनिक विचारक डॉ० ज्योति प्रसादजीने विभिन्न मत्तोंकी समीक्षा करते 
हुए निम्नलिखित निष्कषं उपस्थित किया है--है फ़राड 80098 धो ॥0 
छा49 5िर्धाटोए 96 48भंहएपे ६० हाल स्थल एड ए पीट ग्रिड एल औ> 
90, ७, ६० ऐड ९१०५, ६0 8 फें, (४-6. 70, 44." 


अर्थात्‌ इस आधा रपर कुन्दकुल्दका समय ई० सनकी प्रथम शताब्दी आता है । 


कुन्दकुन्दकी रचनाएँ 

दिगम्बर साहित्यके महान प्रणेताओंमें कुन्दकुन्दका मृध॑न्य स्थान है | इनकी 
सभो रचनाएं शौरसेनी प्राकृतमे है। १. प्रवचनसार, २. समयसार और ३. 
पच्रास्तिकाय ये तोन ग्रन्थ विश्रुत हैं और तत्त्वज्ञानको अबंगत्त करनेके लिए 
कुज्जी हैं। शेष रचनाओंका भो आध्यात्मिक दृष्टिसे विशेष महत्त्व है। 


१. प्रव्चनसार 


यह ग्रव्थ अमृतचन्द्रसूरि और जयसेनाचार्यकी संस्कृतटीकाओं सहित 
रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बई द्वारा प्रकाशित है | इसमें तीन अधिकार हैं--ज्ञान, 
जय और चारित्र | ज्ञानाधिकारमें आत्मा और ज्ञानका एकत्व एवं अन्यत्व, 
सर्वज्ञकी सिद्धि, इन्द्रिय और अतीन्द्रिय सुख, शुभ, अशुभ और शुद्धोपयोग तथा 
मोहक्षय आदिका प्ररूपण है| शेयाधिका रमें द्रव्य, गुण, पर्यायका स्वरूप, सप्त- 
भंगी, कंमे और कर्मेफलका स्वरूप, मृतं और अमूत्त द्रव्योंके गुण, कालछा- 
दिकके गुण ओर पर्याय, प्राण, शुभ ओर अशुभ उपयोग, जीवका लक्षण, जीव 
ओर पुद्गलका सम्बन्ध, निश्चय और व्यवहारका अविरोध एवं शुद्धात्मा भादिका 
प्रतिपादन है । चारित्र-अधिकारमें श्रामण्यके चिह्त, छेदोपस्थापक श्रमण, छेद- 
का स्वरूप, युक्त आहार, उत्सग और अपवाद मार्य, आगमज्ञानका लक्षण 
और मोक्षतत्व आदिका कथन किया है। 


आचाय॑ अमुतचन्द्रकी टीकाके अनुसार इसमें २७५ गाथाएं हैं और जयसेनकी 


टीकाके अनुसार ३१७ हैं। इन बढ़ी हुई गाथाओंका तौन बर्गोंमें विभाजन किया 
जा सकता है-ट 
१. नमस्कारात्मक 


२. व्याख्यानविस्तारविषयक 
३. अपरविषयविशज्ञापनात्मक 


, ॥फढ उंग्रंछ७छ $05:०९४ ७ ४४४ 335007प ए बाएपंटाज ॥फ्छॉ8 ऐ, ]2$%]25, 


शुतधर“और ध्ारस्ववायार्य : १११ 


प्रथम दो विषयोंकी गाथाएं इस प्रकारकी तटस्थ हैं कि जिनका अभाव 
खटकता नहीं है। उनके रहनेपर भी प्रवचनसारके विषयमें किसी प्रकारकी 
बृद्धि नहीं होती । तृतीय विभागकी चौदह गाथाएँ विचारणीय हैं। थे गाथाएँ 
निर्म्नन्थ साधुओंके लिए वस्त्रपात्रादिकका तथा स्त्रियोंक लिए मुक्सिका निषेध 
करती हैं। इन गाथाओंके विषय यद्यपि कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंके विपरीत नहीं 
है, 'पर ब्वेताम्बर सम्प्रदायके विरुद्ध अवश्य हैं। अतः अमुतचन्द्रा चार्यके द्वारा 
इनके छोड़े जानेके सम्बन्धमे डॉ० उपाध्येका कथन है--'अमृत्तचन्द्र इतने 
आध्यात्मिक व्यक्ति थे कि वे साम्प्रदायिक वाद-विवादमे पड़ना नहीं चाहते 
थे। अत्त: इस बातकी इच्छा रखते थे कि उनकी टोका सक्षिप्त हो एवं तीक्षण 
साम्प्रदायिक आक्रमणोंको न करती हुई कुन्दकुन्दके अति उदात्त उद्गारोंके 
साथ सभी सम्प्रदायोंकों स्वोकृत हो ।' 


डॉ० उपाध्येका उपयुक्त मत सबंथा समीचीन नहीं है, क्योकि अमृतचन्द्र- 
ने तत्त्वार्थला रके निम्न पद्यमें लिखा है-- 


सम्रन्थो5षपि च निम्नेन्थो आसाहारी च केवली । 
रुचिरेवंविधा यत्र विपरीतं हि तत्स्मुतम्‌ ॥" 


इस पद्चमें श्वेताभ्बर मान्यताके केवली-कवलाहार और सचेलकत्वका निषेध 
किया गया है। अतः श्वेताम्बर मान्यताके सिद्धान्तोंकी समीक्षा छोड़ देने की 
बात युक्त नहीं है। 


२. समयसार--यह सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रन्थ है। यहाँ समयशब्दके दो अर्थ 
विवक्षित्त है--समस्त पदार्थ और आत्मा । जिस ग्रन्थमे समस्त पदार्थों अथवा 
आत्माका सार वर्णित हो, वह समयसार है। यह भेदविज्ञानका,निरूपण करता है। 
अनेक पदार्थोकोी 'स्व'-स्व' लक्षणोंसे पृथकू-पृथक्‌ नियत कर देना और उनसे 
उपादेय पदार्थको लक्षित तथा अन्य समस्त पदार्थोको उपेक्षित कर देनेको भेद- 
विज्ञान कहा जाता है। यह ग्रन्थ दश अधिकारोंमे विभक्त है--प्रथम जीवा- 
धिकारमें 'स्व' समय, 'प्र' समय, शुद्धनय, आत्मभावना और सम्यक्‍त्वका 
प्ररषण है।_ जोंवको कामभोगविषयक बन्धकथा ही सुलभ है किन्तु आत्माका 
एकत्व दुलेभ है। एकत्व-विभकत आत्माको निजानुभूति द्वारा हो जाना जाता 
है। जीव प्रमत्त, अप्रमत्त दोनो दशाओंसे पृथक्‌ ज्ञायकभावमात्र है। ज्ञानोके 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र व्यवहा रसे कहे जाते हैं, निश्चयसे नहीं | निश्चयसे ज्ञानी 
एक शुद्ध ज्ञायकमात्र ही है। इस अधिकारमें व्यवहारनयकों अभूत्ताथं और 
निशवयको भूतार्थ कहा है। दूसरे कतुंकर्माधिकारमें आख्रव, बन्ध आदिकी 


१. तत्त्वार्थशार, पद्य, ५।६ | 24 नल ड 





११२ : तीथेकर महावोर और उनकी आलार्य-परम्परा 


पर्वायोंका विवेचन किया गया है | आत्माके मिथ्यात्व, अज्ञान और अंविरति ये 
तीन परिणाम अनादि हैं। जब इन तीन श्रकारके परिणामोंका कर्तृत्व होता 
है, तब पुदुगलद्वव्य स्वयं कमरूप परिणमन करता है। परद्रष्यके भावका 
जीव कभी भी कर्ता नहीं है | 

त्तीसरें पुण्य-पाप अधिकारमें शुभाशुम कर्मस्वभाव वर्णित हैं । अज्ञान- 
पूर्वक किये गये व्रत, नियम, _शोल और तप मोक्षके कारण नहीं हैं। जीवादि 
पदार्थोका श्रद्धान, उनका अधिगम और रागादिभावका त्यान मोक्षका मार्ग 
बतलाया है। चौथे _आल्रवाधिकारमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रभाद, योग और 
कषाय आख्रव बतलाये गये हैं। वस्तुत: राग, हब, मोहरूप परिणाम हो 
आखव हैं। ज्ञानीके आख़वका अभाव रहता है। यतः राग-द्वेष-मोहरूप परिणामके 
उत्पन्न न होनेसे आख्वप्रत्ययोंका अभाव कहा जाता है। पाँचवें संचर अधि- 
कारमें सवरका मूल भेदविज्ञान बताया है। इस अधिकारमें संवरके क्रमका भी 
वर्णन है। छठवें निज॑रा अधिकारमें द्रव्य, मावरूप निर्ज राका विस्तारपुर्वक 
निरूपण किया है। ज्ञानी व्यक्ति कर्मों के बीच रहने पर भी कर्मोंसे लिप्त नहीं 
होता है, पर अज्ञानी कमेरजसे लिप्त रहता है । सातवें बन्धाधिकारमें बन्धके 
कारण रागादिका विवेचन किया है। आठवें मोक्षोधिकारमें. मोक्षका स्वरूप 
और नववें सवंविशुद्ध ज्ञानाधिका रमें आत्माका विशुद्ध ज्ञानकी दुष्टिसे अकतृत्व 
आदि सिद्ध किया है। अन्तिम दशम अधिकारमें स्याद्वादकी दृष्टिसे आत्म- 
स्वरूपका विवेचन किया है । 

इस ग्रन्थमें आचायं अमृतचन्द्रके टोकानुसार ४९५ गाथाएँ ओर जयसेना- 
चायेकी टोकाके अनुसार ४३९० गाथाएं हैं। शुद्ध आत्माका इतना सुन्दर और 
व्यवस्थित विवेचन अन्यत्र दुलेभ है। 

३. पश्लास्तिकाय--इस ग्रन्थमें कालद्रव्यसे भिन्न जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म 
और आकाश इन पाँच अस्तिकायोंका निरूपण किया गया है। बहुप्रदेशी 
द्रव्प्रको आचार्यने अस्तिकाय कहा है। द्रव्य-छक्षण, द्रव्यके भेद, सप्तभंगी, 
गुण, पर्याय, कालद्रव्य एवं सत्ताका प्रतिपादन किया है। यह ग्रन्थ दो अधि- 
कारोंमें विभक्त है। प्रथम अधिकारमें द्रव्य, गुण और पर्यायोंका कथन है और 
द्वितोय अधिकारमें पुष्य, पाप, जीव, अजीव, आख्व, बन्ध, संवर, निजंरा एबं 
मोक्ष इन नव पदार्थोंके साथ मोक्ष-मार्गंका निरूपण किया है। 

इस ग्रन्थमें अमृतचन्द्राचार्यकी टीकाके अनुसार १७३ गाथाएँ और जय- 
सेनाचारयके टोकानुसार १८१ गायाएं हैं। द्वव्यके स्वरूपको अवगत करनेके 
लिए यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। 


आअूतघर ओर सारस्वताचार्य : ११३ 


४. नियमसार--आध्यात्मिक दृष्टिसे यह ग्रल्थ भी महत्त्वपूर्ण है। इसमें 
सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रकों नियमसे मोक्ष-प्राप्तिका मार्ण 
कहा है। अतएव सम्यग्‌दर्शनादिका स्वरूप कथन करते हुए उसके अनुष्ठान 
करने एवं मिथ्याद्शनादिके त्यागकका विधान किया है। इसपर पद्मप्रभमल- 
घारीदेवकी संस्कृतटोका भी उपलब्ध है| 

५ बारस-अणुवेक्खा ( द्वावश्षानुप्रेक्षा )--इसमें अध्रुव, अनित्य, अशरण, 
एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आखव, संवर, निर्जरा, धर्म और 
बोधिदुर्लभ इन बारह भावनाओंका ९१ गाथाओंमें वर्णन है। संसारसे विरक्ष्ति 
प्राप्त करनेके लिए यह रचना अत्यन्त उपादेय है। 

६. दंसणपाहुड--इस लघुकाय ग्रन्थमें धर्मके सम्यग्‌दर्शनका ३६ गाथाओं में 
विवेचन किया गया है। सम्यगदर्शंनसे भ्रष्ट व्यक्तिको निर्वाण प्राप्त नहीं हो 
सकता है । 

७. चारित्त पाहुड--सम्यक्चारित्रका निरूपण ४४ गाथाओंमें किया गया 
है। सम्यक्चारित्रके दो भेद किये हुँ---सम्यक्त्वच रण और संयमचरण । संयम- 
चरणके सागार ओर अनगार इन दो भेदों द्वारा श्रावक और मुनि-धर्मका 
संक्षेपमें निर्देश किया है । 

८. सुत्तपाहुड--२७ गाथाओंमें आगमका महृत््व बतलछाते हुए उसके 
अनुसार चलनेकी शिक्षा दी गयी है। 


९. बोहपाहुड--९२ गाथाएं हैं। इनमें आयतन, चेत्यगृह, जिनप्रतिमा, 
दर्शेन, जिनविम्ब, जिनमुद्रा, आत्मज्ञान, देव, तीथ॑, अहंन्त और प्रन्नज्या इन 
ग्यारह बातोंका बोध दिया गया है। 

१०. भावपाहुड--१६३ गाथाओंमे चित्त-शुद्धिकी महत्ताका वर्णन किया है । 
बताया है कि परिणामशुद्धिके बिना संसार-परिभ्रमण नही रुक सकता है और 
न बिना भावके कोई पुरुषाथं ही सिद्ध होता है। इसमें कमंकी अनेक महत्त्वपूर्ण 
बातोंका विवेचन आया है। 


११. सोक्खपाहुड--इस ग्रन्थमें १०६ गाथाओंमें मोक्षके स्वरूपका निरूपण 
किया गया है। आत्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा--इन तीन 
मेदोंका स्वरूप समझाया है । मोक्ष-परमात्म-पदकी प्राप्लि किस प्रकार होती 
है इसका निर्देश किया है । 


१२ लिगपाहुड--इस लघुकाय ग्न्थमें २२ गाथाएं हैं। श्रमणलिगको लक्ष्य 
कर भमुनि-धमंका निरूपण किया गया है । 


११४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


१३. सीलपाहुड--४० गाधाएं' हैं। शील हो विषयासक्तिको 'दृरकर मोतषा- 
प्राप्तिमें सहायक होता है। जीव-दया, इन्द्रिय-दमन, सत्य, अंचौय, अह्याच्य॑, 
अससन्‍्तोष, सम्यगदर्शन, सम्यसूज्ञान और तपको शीलके ्रत्तगंत परियणित 
किया है । ह | 
१४. रमणसार--दस ग्ंथमें रत्मत्रयका विवेवन है। १६७ पश्ष हैं। और 
किसो-किसी प्रतिमें १५५ पद्म भी मिलते हैं। गृदस्थ और मुनियोंको रत्लत्रयका 
पालन किस प्रकार करना चाहिए, यह इसमें वणित है। डॉ० ए० एनं० 
उपाध्ये इस ग्रस्थको गाथा-विभेदविचार, पुनरावृत्ति, अपश्वंशपद्योंकी उपलब्धि 
एवं गण-गच्छादिके उल्लेख मिलनेसे कुन्दकुन्दके होनेमें आशंका प्रकट करते 
हैं। वस्तुतः शेलीकी भिन्नता और विषयोंके सम्मिश्रणसे यह ग्रन्थ कुन्दकुल्द 
रचित प्रतीत नहीं होता । परम्परासे यह कुन्दकुन्दद्वारा प्रणीत माना जाता है । 

१५. सिद्ध-भत्ति--यह स्तुतिपरक ग्रन्थ है । १२ गाथाओं में सिद्धोंके गृण-मेद, 
सुख, स्थान, आकृति और सिद्धि-मा्गंका निरूपण किया गया है। इसपर प्रभा- 
चन्द्राचार्यकी एक संस्कृत टीका है। इस टोकाके अन्तमें लिखा है कि संस्कृतकी 
सब भक्तियाँ पृज्यपादस्वामी द्वारा विरचित हैं और प्राकृतंको भक्तियाँ कुन्दकुन्द 
आचाय॑ द्वारा निर्मित" हैं। 

१६ सुदभत्ति--इस भक्तिपाठमें ११ गाथाएं हैं। इसमें आचारांग, संत्र- 
कृतांग आदि ह्वादश अंगोंका भेद-प्रभेद सहित उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार 
किया गया है। साथ ही १४ पृर्षो्मेंसे प्रत्येककी बस्तुसंख्या और प्रत्येक वस्तुके 
प्राभुतोंकी संख्या भी दी है । 

१७. चारित्त-मसि--१०अनुष्टुप गाथाछन्द हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिहा रविशुद्धि, सृक्ष्ससाम्पराय और यथाख्यात नामके चारित्रों, अहिसादि २८ 
मूलगुणों, दस धर्मो , त्रिगुप्तियों, सकलशीलो, परीषहोंके जय और उत्तरगुणोंका 
उल्लेख करते हुए मुक्तिसुख देनेवाले चारित्रकी भावना की गयी है । 


१८. जोइ मसि--२३ गाथाओंमें योगियोंकी अनेक अवस्थाओं, ऋद्धियों, 
सिद्धियों एवं गुणोंके साथ उन्हें नमस्कार किया गया है। 

१९. आइरियभत्ति--इसमें १० ग्राथाएं हैं और इनमें आचार्योके उत्तम 
गुणोंका उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया है । 





१. संस्कृता: सर्वा विभक्तवः पृज्यपादस्वामिक्रता: प्राइतास्तु कुन्दकुम्दाचार्यकृता: । 
--अभावम्ड्दीका, अन्तिस अंश ६ 


ब्रुतभर ओर सारस्वताबा : ११५. 


२०. णिव्वाणभत्ति--इस भक्तिपाठमें २७ गाथाएं हैं। इनमें निर्वाणका 
स्वरूप एवं निर्वाणप्राप्त तोर्थंकरोंकी स्तुति की गयी है । ह 

२१. पंचगुरुभत्ति--इस भक्तिपाठमें सात पद्य हैँ। प्रारम्भिक पाँच पद्यों- 
में क्रमश, अहंत्‌, सिद्ध, आचायं, उपाध्याय और साधु इन पाँच परमेष्ठियोंका 
स्तवन है। छठे पद्यमे स्तवनका फल अड्ित है। सप्तम पद्ममें इन पाँच पर- 
मेष्ठियोंका अभिधान पंच नमस्कारमें किया है। 

२२. थोस्सामि थुदि (तित्थयर-भत्ति) 'थोस्सामि” पदसे आरम्भ होनेवाली 
अष्टगाथात्मक स्तुत्ति है। इसे तीर्थंकर-भक्ति भी कहा गया है। इस स्लुतिपाठ- 
में वुषभादि वर्धभान पर्यन्त चतुर्विशति तीर्थंकरोंकी उनके नामोल्लेखपुर्व॑क 
चन्‍्दता की गई है ओर तीर्थंकरोंके लिए जिन, जिनवर, जिनेन्द्र, केवली, अनन्त- 
जिन, लोकमहित, धमंतीर्थकर, विधृतरजोमल, लोकोद्योतकर आदि विशेषणों- 
का प्रयोग किया गया है। अन्तमें समाधि, बोधि और सिद्धिकी प्रार्थना की 
गयी है । 

इस भक्तिपाठके कतिपय पद्य श्वेताम्बर सम्प्रदायके पद्मयोंके समान हैं । और 
कुछ भिन्‍न हैं। यथा-- 

लोयस्सुज्जोययरे धम्मं-तित्थंकरे जिणे बंदे | 
अरहंते कित्तिस्‍्से चउवीस चेव केवलिणे ॥ --दिगम्बर पाठ 
लोगस्स उज्जोअगरे धम्मतित्ययरे जिणे | 
अरहंते कित्तइस्सं चउवीसं पि केवली ॥| --श्वेत्ताम्बर पाठ 


इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द अपूर्व प्रतिभाके धनी और शास्त्रपारंगत 
विद्वान हैं । इन्होंने पचास्तिकाय और प्रवचनसारमें आध्यात्मिक दृष्टिके साथ 
शास्त्रीय दृष्टिको भी प्रश्नय दिया है। अतएव इन दोनों ग्रन्थोंमे द्रव्याथिक और 
पर्यायाथिक नयोंका भी वर्णन प्राप्त होता है। सम्यक्दर्शनके विषयभूत जीवादि 
पदार्थों का विवेचन करनेके लिए शास्त्रीय दृष्टिको अंगीक्रत किये बिना कार्य 
नहीं चल सकता | अत्तएव द्रव्याधिक नयसे जहाँ जीवके नित्य--अपरिणामी 
स्वभावका वर्णन किया जाता है वहाँ पर्यायाथिक नयकी अपेक्षासे जीवके 
अनित्य--परिणामी स्वभावका भी वर्णन रहता है। यों तो द्रव्य--गुण और 
पर्यायोंका एक अखण्ड पिण्ड है, तो भी उनका अस्तित्व प्रकट करनेके लिए 
मेदको स्वीकार किया जाता है। 

आचायं कुन्दकुन्दने समयसार और नियमसारमें आध्यात्मिक दृष्टिसे आत्म- 
स्वरूपका विवेचन किया है| इस बह गुणस्थान और मार्गंणाओंके भेदोंका 
अस्तित्व स्वीकृत नही रहता । यह दृष्टि परनिरपेक्ष आत्मस्वभावकोीं और उसके 


११६ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


प्रतिपादक निवचयनयकों हो भूतार्थ तथा ज्यवह्यारको हेप मानती हैं। यहाँ एक 
निशणय ही मोक्षमा्ग है, व्यवहार नहीं,॥ इस प्रकार आचार्य कल्दकुन्दने 
आध्यात्मिक और शास्त्रीय दृष्टियोंका विश्लेषण एवं विवेचसकर 
आत्मतत््वका निरूपण किया है। इन दोनों दुष्टियोंके सम्बन्धमें सिद्धान्ताचार्य 
पं० केलाशबन्द्रजी श्षास्त्रीने लिखा है-- शास्त्रीय" दुष्टि वस्तुका विश्लेषण 
करके उसकी तह तक पहुँचनेकी चेष्टा करतो है। उसकी दृष्टिमें 
निमित्तकारणके व्यापारका उतना ही मूल्य है, जितता उपादानकारणके 
व्यापारका और परसयोग-जन्म अवस्था भो उत्तनों हो परमार्थ है, जितनी 
स्वाभाविक अवस्था । जैसे उपादानकारणके बिना काय॑ नहों होता, वेसे ही 
निर्मित्तका रणके बिना भी कार्य नहीं होता । अत्तः कार्यकी उत्पत्तिमें दोनोंका 
समव्यापार है “शास्त्रीय दृष्टिका किसी वस्तु-विशेषके साथ कोई प्रक्षपात 
नहीं है ।” . 

“शास्त्रीय दुष्टिके सिवाय एक वृष्टि आध्यात्मिक भी है। इसके द्वारा आत्म- 
तत्त्वको लक्ष्यमें रखकर वस्तुका विचार किया जाता है ।” 

अतएव संक्षेपमें कुन्दकुन्दका अपूर्व पाण्डित्य, उनको शास्त्रग्रथन-प्रतिभा 
एवं सिद्धान्तग्रन्थोंके सार-भागकों आध्यात्मिक और द्रव्यानुयोगके रूपमें 
प्रस्तुतोकरण आदि उनको विषषेषताएँ हैं । 


आचाय॑ वटुकेर और उनका साहित्य 


आचाय॑ वटुकेर कुन्दकुन्दाचायेसे भिन्न हैं या अभिन्‍त, इस सम्बन्धमें 
मतभेद है। श्री जुगलकिशोर मुख्तारने इन्हें कुन्दकुन्दस अभिन्‍त माना है। 
डॉ० ज्योतिप्रसाद भी इसी मतके समर्थक हैं । 


डॉ० होरालाल जेनने बट्ढकेरको वुन्दकुन्दसे भिन्न स्वीकार किया है। 
उन्होंने लिखा है--“बट्टकेरस्वामोकृत- मूलाचार  दिगम्बर सम्प्रदायमें 
मुनिधर्मके लिए सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है। कहों-कहीं यह ग्रन्थ कुन्द- 
कुन्दाचायंक्ृत भी कहा गया है। यद्यपि यह बात सिद्ध नहीं होता, तथापि 
उससे इस ग्रन्थके प्रति समाजका महान्‌ आदरभाव प्रकट होता है।” 


१. कुन्दकुन्दप्राभुतसंग्रह, प्रस्तावना, पृष्ठ-८२। 

२. वही, पृष्ठड-८३। 

३. भारतीय संस्कृतिमें जैनधर्मका योगदाम, प्रकाश्षक, मध्यप्रदेश-श(सन-साहित्य परिषद्‌, 
भोपाछ, पृष्ठ १०५ । 


अआुतधर और सारस्वताबार्य : ११७ हर 


डॉ० जैनके उक्त उद्धरणसे दो निष्कर्ष उपस्थित होते हैं। 


१. श्रद्धा, भक्ति और मान्यताके अतिरेकके कारण मूलाचारके कर्ता कुन्द- 
कुन्द मान लिये गये हैं । कुन्दकुन्द दिगम्बर परम्पराके युगसंस्थापक पे युगा- 
न्तरकारो आचार हैं, अतएवं बट्टकेरके नामपर उत्त रवर्ती साक्षियोंमें मूलाचा र- 
का नाम निर्देश कर दिया गया । 


२. मूलाचार दिगम्बर परम्पराका आचाराग ग्रन्थ है । ५ इसी कारण इस 
ग्रन्थका सम्बन्ध कुन्दकुन्दस जोड़ा गया है। वट्टकेर आचाय॑ंकी अन्य क्ृतियाँ 
उपलब्ध नही होतीं। अतएवं इतने महान्‌ ग्रन्यका रचयिता इनको स्वीकार 
करनेमें उत्त रवर्ती लिपिकारोको आश्का हुई । 

आचाय॑ जुगछकिशोर मुख्तारने माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमालामे 
प्रकाशित सटीक मूलाचार प्रतिको पुष्पिकाके आधारपर इस ग्रन्थको कुन्द- 
कुन्दाचार्य प्रणीत बतलाया है। पुष्पिका निम्न प्रकार है-- 

“इति मलाचारबिवुतौ द्वादशों अध्याय:। कुन्दकुन्दाचायंप्रणीतम्‌ला- 
चाराख्यविवृत्ति: | क्रतिरियं वसुनन्दिन: श्री्रमणस्थ । 

इस पुष्पिकाके आधारसे श्रीजुगलकिशोर मुख्तार वद्ठकेरको कुन्दकुन्दसे 
अभिन्न मानते हैं । 

डॉ० ए० एन० उपाध्येने अपनी प्रवचनसारकी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावनामें 
मलाचारको दक्षिण भारतकी पाण्डुलिपियोंके आधारपर कुन्दकुन्दकृत लिखा 
है। पर एक निबन्धमे' मूछाचारको सम्रह-ग्रन्थ सिद्ध किया है, और इसके 
सग्रहकर्त्ता सम्भवत्: बहकेर थे, यह अनुमान लगाया है। 

आचारय॑ वसुनन्दिने मूलाचारको सस्कृत-टीका लिखों है और इस टीकाकी 
प्रशस्तिमे इस ग्रन्थके कर्त्ताको वहुकेर, बट्ढकेयाचाय्य, तथा बट रकाचार्यके रूपमें 
उल्लिखित किया है। इन नामोंमे पहला नाम टीकाके प्रारम्भिक प्रस्तावना 
वाक्‍्यमें, दूसरा नवम, दशम ओर एकादश अधिका रोंके सन्धिवाक्योंमे और 
तृतीय नाम सप्तम अधिकारके सन्धिवाक्यमे पाया जाता है। 

यह सत्य है कि वट्टकेर नामका समर्थन न तो किसी गुर्वावलिसे होता है, 
न पट्टावलिसे, न अभिलेखोंसे और न ग्रन्थ-प्रशस्तियोंसे हो । इसी कारण श्री पं० 
नाधूरामजी प्रेमीने अपने एक निबन्धमें इस समस्याका समाधान प्रस्तुत करनेका 
प्रयास किया* है। उन्होंने बताया है कि दक्षिण भारतमें वेट्टगेरि या वेट्टकेरी 


१. आच्य-विद्या-सम्मेलन, अलीगढ़ (उ०७ प्र०) में पढित । 
२. जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १२, किरण १, पृ० ३८ । 


११८ : तीथंकर महावीर और उनको आजायं-परम्परा 


नामके आमंका अस्तित्व पाया जाता है। अतः इस ग्रामके निवासी होनेंके 
कारण सलाचा रके कर्ताको वट्ठकेर या वेदूटकेरि कहा गंया होथा। जिस 
प्रकार कोण्डकुन्दपु रके रहनेबाले होनेसे कुन्दकुल्द नाम अंसिद्ध हुआ, उसी 
प्रकार वेट्केरिके रहनेवाले होनेसे मुलाचारके कर्ता बट्टकेर कहलाये। अतः 
मूलाचा र कुन्दकुन्दको रचना नहीं है और न बट्टकेर ही कुन्दफुन्दसे अभिन्न हैं । 

श्रीजुगछकिशोर मुख्तारने अपना अभिमत प्रकंट करते हुए लिखा है कि-- 
“बट्दकका अर्थ वर्तक--प्रवतंक है, इर गिरा, वाणी, सरस्वतीको कहते है, 
जिसको वाणी प्रर्वात्तका हो--जनतामें सन्‍्माय॑ तथा सदाचारमें लगानेगरली 
हो--उसे वट्टकेर समझना चाहिये । दूसरे, वद्‌ठकों--श्रवत्तकोंसें जो 'इरि' 
गिरि, प्रधान, प्रतिष्ठित हो, अथवा ईरि-समर्थ--शक्तिशाली हो, उसे वट्टकेरि 
जानना चाहिए । तोसरे बट्ट नाम वत्तंत--आच रणका है और 'ईरक' प्रेरक 
तथा प्रवत्तकको कहते है, सदाचा रमें जो प्रवृत्ति करानेवाल्ा हो उसका नाम 
वट्टकेर" है” । इस प्रकार मुख्तार साहबने वट्टके रका अर्थ प्रवत्तक, प्रधानपदपर 
प्रतिष्ठित अथवा श्रेष्ठ आचारनिष्ठ किया है, ओर इसे कुन्दकुन्दाचार्यका 
विशेषण बतलाया है। अतएव इनके मतसे कुन्दकुन्द ही वट्टकेर हैं । 

उपयुक्त मत-भिन्‍नताओंके आलोकमें मूलाचा रका अध्ययन क रनेसे ज्ञात होता 
है कि वटहुकेर एक स्व॒तन्त्र आचायं हैं और ये कुन्दकुन्दाचायंसे भिन्न हैं । ग्या रहवीं 
शताब्दोके विद्वान बसुनन्दिने बद्ुकेरका उल्लेख स्पष्ट रूपसे किया है। अतः इस 
ग्रन्थके रचयिता आचाय॑ बटुकेर हैं ओर वे आचाय॑ कुन्दकुन्दसे भिन्न सम्भव हैं । 
समय-निर्धारण और ग्रन्थकी मोछिकता 

बट्टकेरके सम्बन्धमें अभो तक पद्टाचलि, गुर्बवावलि, अभिलेख एवं 
प्रशस्तियोंमें सामग्रो उपलब्ध नहीं हो सकी है। अतः निश्चित रूपसे उनके 
समयके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मूलाचारकी विषयवस्तु- 
के अध्ययनसे इतना स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ प्राचीन है। इससे मिलती-जुरूतो 
अनेक गाथाएँ एवेताम्बर प्राचीन सृत्रग्रन्यथ दशवेकालिकर्में भी उपलब्ध हैं.। 
प्रत्येक प्रकरणके आदियमें मंगलस्तवनके अंकित रहनेसे इसे संग्रह-ग्रन्थ दोनेका 
अनुमान किया जाता है, पर हमारी नम्न सम्मतिमें यह संग्रह-ग्रन्थ न होकर 
स्वतंत्र ग्रन्थ है। प्रत्येक प्रकरणके आदि अथवा ग्रन्थके आदि, मध्य और अन्त- 
में मंमलस्तवन लिखनेकी प्रथा प्राचीन समयमें स्वतन्त्ररूपसे लिखित प्रन्थोंमें 
वर्तमान थी । तिलोयपण्णत्तोमें इस प्रथाको देखा जा सकता है। गोम्मठसारके 
आदि, मध्य और अन्तमें भो संगलस्तवन निबद्ध है। 


हि मकान ०» 22 व जम लक 
२, भमोम्सट्सार कर्मकाण्ड और तिलोयपण्णली ॥ 


' श्रुतप्रर और सारस्वताचार्य : ११९ 


भूलाचारका प्रंथत एक निद्िचित रूपरेखाके आधारपर हुआ है। अतः 
उसके सभी प्रकरण आपसमें एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं। यदि यह संकलन होता, 
तो इसके प्रकरणोंमें आद्यन्त एकरूपता एवं प्रौढ़ताका निर्वाह सम्भव नहीं था । 
अतएव आचाय॑ वह्ुकेरका समय कुन्दकुल्दके समकालीन या उनसे कुछ ही 
पद्चादुवर्त्ती होना चाहिए | 


वस्तुत: प्राचीन गुरुपरम्परामें ऐसी अनेक गाथाएं विद्यमान थी, जो दिग- 
म्ब॒र और श्वेताम्बर दोनों ही मान्यताओके ग्रन्थोंका स्रोत हैं । एक ही स्थानसे 
अथवा गुरुपरम्पराके प्रघलनसे गाथाओंकों ग्रहण कर, दिंगम्ब्र और ब्वेत्ता- 
म्बर दोनों ही मान्यताओंके आचार्योने समानझूपसे उनका उपयोग किया है। 
मुनि-आचा र-सम्बन्धो, था कर्मप्राभृत-सम्बन्धी जिन सिद्धान्तोंमें मतभेद नहीं 
था, उन सिद्धान्तो सम्बन्धी गाथाओको एक हो स्रोतसे ग्रहण किया गया है। 

तथ्य यह है कि परम्पराभेद होनेके पूर्व अनेक गाथाएंँ आरातियोंके मध्य 
प्रचलित थी, और ऐसे कई आरातोग्र थे, जो दोनों हो सम्प्रदायोंमे समानरूपसे 
प्रतिष्ठित थे । अत वतमानमें मूलाचार, उत्तराधष्ययन, दशवैकालिक प्रभृति 
ग्रन्थोमें उपलब्ध होनेवाली समान गाथाओंका जो “अस्तित्व पाया जाता है, 
उसका कारण यह नही है कि वे गाथाएँ किसी एक सम्प्रदायके ्न्थोंमें, दूसरे 
सम्प्रदायके ग्रन्थोसे ग्रहण की गयी है, बल्कि इसका कारण यह है कि उन 
गाथाओका मल स्रोत अन्य कोई प्राचीन भाण्डार रहा है, जो प्राचीन श्रुतपर- 
म्परामे विद्यमान था। 


रचना 


बटुकेर आचायंका यहो एक ग्रन्थ उपलब्ध है। इसमें १२ अधिकार और 
१२५२ गाथाएँ है । पहले मूलगुण-अधिकारमे पाँच महाब्रत, पाँच समिति, पच- 
इन्द्रियोंका निरोष, घट्आवश्यक, केशलुञ्च, अचेलकत्व, अस्तान, क्षितिशयन, 
अदन्तधावन, स्थित-भोजन और एक बार भोजन, इस प्रकार मुनिके अट्टाईस 
मूलगुणोका निरूपण किया है। बृहतृप्रत्याख्यानसंस्तव-अधिका रमें क्षपकको 
समस्त पापोंका त्यागकर मृत्युके समयमे दर्शताराधना आदि चार आराधनाओं- 
में स्थिर रहने और क्षुधादि परोषहोंको जोतकर निष्कषाय होनेका कथन किया 
है। ५ संक्षेपमे प्रत्यास्यानाधिका रमें सिंह, व्याप्र आादिके द्वारा आकस्मिक मृत्यु 
उपस्थित होनेपर कषाय ओर आहारका त्यागकर समताभाव धारण करनेका 
निर्देश किया है। सम्यक्‌आचाराधिका रमें दश प्रकारके आचारोंका वर्णन है। 
आविकाओंके लिए भी विशेष नियम वर्णित है | पंचाचाराधिकारमें दर्शनाचार, 
जशञानाचार आदि पाँच आचारों ओर उनके प्रभेदोंका विस्तार सहित वर्णन है । 


१२० : तीथेकर महावीर और उबकी आचार्य-परम्परा 


लोकादि मृढ़ताओंमें प्रसिद्ध होनेवालोंके उदाहरण भी प्रस्तुत 'किये गये हैं। 
स्वाध्याय-सम्बन्धी नियमोंमें आयम और सत्रभ्नन्थोंके स्वरूप भो बतलाये गये 
हैं । पिण्डशुद्धिअधिका रके आठ भेद हैं। इन सभी भेदोंका विस्तारपुवंक कश्रन 
किया है। मुनियोंके आहा र-सम्बन्धो नियम, उसके दाब तथा उन दोषोंके भेद- 
प्रभेदोंका कथन आया है | मुनि शरोरघारणके हेतु आह्वार ग्रहण करते हैं और 
शरीर धर्मं-साधनाका कारण है | अतः उसका भरण-पोषण॑ कर आत्म साधना- 
के मागमें गतिशोल होना परमावश्यक है। एषणा समिति, आहा रयोग्य काल, 
भिक्षाथेगमन करनेको प्रवृत्ति-विशेष आदिका भी वर्णन आया है| 


सप्तम षडावश्यकाधिकार है। आवश्यकशब्दका निरुक्ति, सामायिकके 
छः भेद, भावसामायिक और द्रव्यसामायिककी व्याख्याएँ, छेदोपस्थापनाका 
स्वरूप, चतुविशतिस्तव, नाम और भाव स्तवन, तीथ्थंका स्वरूप, वन्दनीय 
साधु, कृति कम, कायोत्सगंके दोष आदिका वर्णन है। आठवें अनगा रभावना- 
धिकारमे लिग, ब्रत, वसतति, विहार, भिक्षा, ज्ञान, शरोर, संस्का रत्याग, 
वाक्य, तप और ध्यानसम्बन्धों शुद्धियोंके पालनपर जोर दिया गया है। नवम 
द्वादशानुप्रेक्षाविकार है। इसमे अनित्य, भशरण, एकत्व, अन्यत्व, ससार, छोक, 
अशुचित्व, सवर, निजंरा, धर्म, बोधि आदि अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनका वर्णन है | 
दशम समयसाराधिकार है। इसमे शास्त्रके सारका प्रतिपादन करते हुए चारित्र- 
को सवश्रेष्ठ कहा है। तप, ध्यानतका वणन भा इसो अधिकारके अन्तगंत है। 
अचेलकत्व, अनौद्ेशिकाहार, शब्याग्रहत्याग, राजपिण्डत्याग, कृत्तिकमं, ब्रत, 
ज्येष्ठ, प्रतिक्रमण, मासस्थितिकल्प और पर्यास्थितिकल्पका भो प्रतिपादल आया 
है। प्रतिलेखनक्रियाका वर्णन करते हुए पाँच गुणोंका चित्रण किया है। आहार- 
शुद्धिके प्रकरणमें विभिन्न प्रकारको शुद्धियोंका निरूपण आया है। यह अधिकार 
बहुत विस्तृत है। ग्यारहवें पर्याप्ति-अधिका रमें बड्पर्थाप्तियोका निरूपण है। 
पर्याप्तिके संज्ञा, लक्षण, स्वामित्व, संख्या, परिमाण, निवुत्ति और स्थिति कालके 
छः भेद किये हैं। इन सभी भेदोंका विस्तारपुर्वक बर्णन किया है। बारहवें 
शोलगुणाधिका रमें शीलोके उत्पत्तिका क्रम, पुथिव्यादि भेंदोंका विवेचन, श्रमण- 
धर्मका स्वरूपविवेचन, अक्षसक्रमणके द्वारा शोलका उच्चारण, गृणोंकी उत्पत्ति- 
का क्रम, आलोचनाके दोष, गुणोंकी उत्पत्तिका प्रकार, संख्या और प्रस्तारके 
निकालनेकी विधिका विस्तारपुवंक वर्णन आया है। नष्टोदिष्ट ढ्वारा अक्षानयव- 
को विधिका भी निरूपण है। 

इस प्रकार इस महाग्रल्थमें मुनिके आचारका बहुत्त ही विस्तृत एवं सुन्दर 
वर्णन किया गया है। यतिधर्सको अवगत करनेके लिए एक स्थानपर इससे 


शुत॒धर और सारस्वतावार्थ : १२१ 


अधिक सामग्रीका मिलना दुष्कर है। भाषा ओर दौलोको दृष्टिसे भी यह प्रत्थ 
प्राचीन प्रतीत होता है। उत्तरवर्ती अनेक ग्रन्थकारोंने इसकी ग्राथाओंके 
उद्धरणपूर्वक उसकी प्रामाणिकता प्रकट की है। 


शिवाय और उनको रचना 
जीवन-परिचय--मुनि-आचा रपर शिवायंकी "भगवती आराधना” अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कृति है। इसके अन्तमें जो प्रशस्ति दी गयी है उससे उनकी गुरु- 
परम्परा एवं जोवनपर प्रकाश पड़ता है । प्रशस्तिमे बताया है-- 
अज्जजिणणंदिगणि-सब्वगुत्तमणि-अज्जमित्तणंदीणं । 
अवशगमिय पादमूले सम्म सुत्तं च अत्यं च॥ 
पुब्वायरियणिबद्धा उपजीवित्ता इमा ससत्तीए। 
आराहणा सिवज्जेण पाणिदलभोइणा रइदा ॥ 
छदुमत्थदाइ एत्थ दु जं वद्धं होज्ज पवयण-विरुद्ध । 
सोधंतु सुगीदत्था. पवयणवच्छल्लदाए दु॥ 
आराहणा भगवदों एवं भत्तीए वण्णिदा सती। 
सघस्स सिवज्जस्स य समाधिवरमुत्तम देउ"॥ 
अर्थात्‌ आये जिननन्दि गणि, आये सबंगुप्त गणि और आर्य मित्रतन्दिके 
चरणोंके निकट मूलसूत्रों और उनके अथंको अच्छी तरह समझकर पुर्वाचार्यो' 
द्वारा निबद्ध को गयी रचनाके आधारसे पाणितलभोजी शिवायने यह आराधना 
अपनी शक्तिके अनुसार रचो है। छद्यस्थता या ज्ञानकी अपुर्णताके कारण इसमें 
कुछ प्रवचनविरुद्ध लिखा गया हो, तो बिद्वज्जन प्रवचन-वात्सल्यसे उसे शुद्ध 
कर लें । इस प्रकार भक्तिपूंक वर्णन को हुई भगवतो आराधना संघको और 
शिवायंको उत्तम समाधि दे । 
उपयुंक्त प्रशस्तिसे निम्नलिखित तथ्य नि:सुत होते है-- 
१. शिवाय पाणितलभोजो होनेके कारण दिगम्बर परम्परानुयायी है । 


२. आयंशब्द एक विशेषण है। अतः प्रेमोजोके अनुमानके अनुसार इनका 
नाम शिवनन्दि, शिवगुप्त या शिवकोटि होना चाहिए। 


हे हे. भगवती अराधनाको रचना पूर्वाचार्यों द्वारा निबद्ध ग्रन्थोंके आधारपर 
हुई है । 


४ क्षिवार्य विनीत, सहिष्णु और पूर्वाचायोंके भक्त हैं । 


१. भगवती आराधना, सोलापुर संस्करण, याथा २१६५-२१६८ । 


१२२ : तीथकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


; 
का , 


५, इन्होंने गृश्ओंसे सूत्र और उसके अंग्रंकी सम्यक्‌ जानकारी प्राप्त की है। | 
'जिनसेसाचार्यने ओदिपुराणके प्रारम्ममें शिवकोटि मुनिकों नमस्कार किया है। 
शीतोभूत॑ जगद्यस्य बाचाराध्य चतुष्टयम्‌ । 
मोक्षमार्ग स पायाक्ष: शिवकोटिमुंनीएंवर:" | 

अर्थात्‌ जिनके वचनोंसे प्रकट हुए चारों आराधनारूप मोक्ष-मांगंको आरा- 
धना कर जमत्‌के जीव सुखी होते हैं वे शिवकोटि मुनोश्वर हमारी रक्षा करें। 

उपयुक्त पद्ममें जिस रूपमें जिनसेत आचायने शिवकोटि मुनीस्व रका स्मरण 
किया है उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि शिवकोटि मुनीश्वर भगवती आरा- 
धनाके कर्ता हैं। अतएवं दर्शत, ज्ञात, चारित्र और तपरूप घार प्रकारकी 
आराधनाओंका विस्तृत वर्णन करनेवाले शिवायका ही शिवकोटि नाम, होना 
चाहिए है । 

प्रभाचन्द्रके आराधनाकथाकोष और देवचन्द्रके सजावलिकथे (कन्नडग्रस्थ) 
में शिवकोटिको स्वामी समन्तभद्रका शिष्य बतलाया है। ये शिवकोटिकाशी या 
कांचीके शव राजा थे और समनन्‍्तभद्रके चमत्कारकों देखकर उनके शिष्य बन 
गये थे। पर इन कथाओंका ऐतिहासिक मुल्य कितना है, यह नहीं कहा जा 
सकता यदि वस्तुत: शिवकोटि समन्‍्तभद्रके शिष्य होते, तो इतने बड़े ग्रन्थमें 
वे अपने उपकारी गुरु समन्तभद्गका उल्लेख न करें, यह सम्मब नहीं है। 

हरिषेणकृत कथाकोषमें समन्‍्तभद्रको उक्त कथा नहीं है । यह भ्रन्थ विक्रम 
स० ९८८ में लिखा गया है। अत्तः उपलब्ध कथाकोषोमें यह सबसे प्राचीन 
है। इस कथाकाषमे शिवकोटिसे सम्बद्ध समन्तभद्रवाली कथाके व मिलनेसे 
शिवकोटिका समन्‍्तभद्रका शिष्य होना श्कास्पद है । 


शिवकोटिका सबसे पुरातन उल्लेख आदिपुराणमें मिलता है। आदि- 
पुराणके रचयिता जिनसेनके समयमें यदि शिवकोटि और समन्तभद्रका शिष्य- 
ग्रुत्व प्रसिड होता ता वे समन्तभद्रके पश्चात्‌ हो शिवकोटिको स्तुति करते । 
पर ऐसा न कर उन्होने श्रीदत, यशोभद्र और प्रभाचन्द्रको स्तुति छिखकर 
शिवकोटिका स्मरण किया है। 

कवि हुस्तिमल्लने विक्रान्तकौरवमें समनन्‍्तभद्रके शिवकोटि और शिवायन 
दो शिष्य बतलाये हैं और उन्हींके अन्वयमें बीरसेन, जिनसेमको बतलाया है । 
पर इस बात्तका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि समन्‍्तभद्रकी शिष्यपरम्परामें 


१. आदिपुराण १।४९। 


आ्‌तघर ओर सारल्यत्तार्य ; १२३ 


वीरसेन एवं जिनसेन हुए हैं। शिवकोटिका तो उल्लेख मिलता भी है। पर शिवा- 
यनका कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । शिवायनका अन्यत्र भी कहीं नाम नहीं 
आता । भगवतों-आराघनाके रचयिता शिवकोटि समन्तभद्रके शिष्य थे, इसका 
साधक कोई प्रमाण प्राप्त नही होता । 

श्रवणवेलगोलके अभिलेख नं० १०५ में शिवकोटिको तत्त्वाथंसूत्रका 
टीकाकार बतलाया है। यह अभिलेख विक्रम सं० १४५८ का है । इसमें आया 
हुआ 'एतत्‌' शब्द विचारणीय है। श्री प० जुगलकिशोरजी मुल्तारका यह 
अनुमान है कि-- 

“तस्येव शिष्यश्शिवकोटिसूरिस्तपोलता लम्बनदेहर्यष्टि' । 
ससार-वाराकर पोतमेतत्तत्वाथंसूत्रं तदलज्चकार" ॥ 

उपयुक्त पद्म तत्त्वाथंसत्रकी उसी शिवकोटिकृत टीकाकी प्रशस्तिका एक 
पद्य है जो शिलालेखमे एक विचित्र ढगसे शामिल कर लिया गया है। अन्यथा 
शिलालेखके पद्योके अनुकममें 'एतद्‌' शब्दकी संगति नहीं बेठ सकती | अतएब 
शिवायंकी तत्त्वाथंसत्रपर कोई अवश्य टीका रही है। भले ही वे शिवाय 
आराधनाके करत्तासि भिन्न हो। यह भी सम्भव है कि शिलालेखमे उल्लिखित्त 
समन्‍्तभद्र ही उनके गुरु हों । अष्टसह॒ल्लोपर विषमपदतात्पयं टीकाके रचयिता 
एक लघुसमन्तभद्र हुए है, जिनका समय अनुमानतः विक्रमकी १३ वीं शताब्दी है।'! 

यदि भगवती आराधनाके रचयिता शिवाय या श्िवकोटिकी तत्त्वाथंसृत्रकी 
कोई टीका होतो तो उसका उल्लेख तत्त्वाथंसृत्रके अन्य टोकाकार अवश्य 
करते। पृज्यपादको सर्वार्थसिद्धि टीकामें भी उसका निर्देश अवश्य मिलता । 
अत: न तो भगवती आराधनाके रचयिता शिवकोटिकी तत्त्वाथंसत्रपर कोई 
टीका ही है, और न वे समन्तभद्रके शिष्य ही जान पड़ते है । 


एक अन्य प्रमाण श्रीपण्डित परमानन्दजो शास्त्रीने अपने एक निबन्धमें 
उपस्थित किया है। उन्होंने लिखा है कि शिवायेने गाथा २०७९--८२३ में 
स्वामी समन्तभद्रकी तरह गुणब्रतोमें भोगोपभोगपरिमाणकों न ग्रिनाकर 
देशाबकाशिकको ग्रहण किया है ओर शिक्षाब्रतोंमें देशावकाशिकको न लेकर 
भोगोपभोगपरिमाणका विधान किया है। यदि वे समन्‍्तभद्गके शिष्य होते तो 
इस विषयमें उनका अवश्य अनुसरण करते । इस प्रकार आराघनाके रचयिताके 
साथ समन्‍्तभद्रका सम्बन्ध घटित नहीं होता । 


१. जैनशिलालेल् सग्रह, प्रथत भाग, पृ० १९८ । 
२. अनेकान्त, वर्ष २, किरण ६। 


१२४ : तीर्थंकर महादोर और उनको आचार्य-परम्परा 


तुर-परमभ्परा और सस्प्रदाय॑ ! 


दिगम्बर सम्प्रदायकी पद्ावलियों, अभिलेखों, ग्रन्थ-प्रशस्तियों एवं श्रुता- 
बतार आदियें जो परभ्पराएं उपलब्ध होती हैं, उनमेसे किसी भी परम्परामें 
शिवाय द्वारा उल्लिखित अपने गुरुओं--जिननन्दि, सर्वंगृष्त और मित्रनन्दिके 
नाम नहीं मिलते। शाकटायन व्याकरणमें--'उपसबंगुप्त व्याब्यातारः"॥! 
थर्थात्‌ समस्त व्याख्याता स्वंगप्तसे नीचे हैं--उन जैसा कोई दूसरा व्याब्याता 
नहीं । बहुत सम्भव है कि इन्हीं स्वंगृप्तके चरणोंमें बेठकर शिवाय॑नें सूत्र और 
उनका अर्थ अच्छी तरह ग्रहण किया हो और तत्पश्चात्‌ आराघताकी रचना की 
हो। श्रा प्रेमोजीने शाकटायनके उक्त उल्लेखके आधारपर शिवाय या शिवकोटि 
को यापनीय सघका आचारय॑ बताया है ५ उन्होंने अपने कथनकी पृष्टिके लिए 
निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित किये हैं-- 

१. भगवती आराधनाको उपलब्ध टीकाओंमें सबसे पुरानी टीका अपरा- 
जित सूरिकी है और जैसा कि आगे बत्तताया जायगा वे निश३लयसे यापनीय 
सघके है । ऐसो दद्ामें मुलग्नन्थकर्त्ता शिवायंको भी यापनीय होनेकी अधिक 
सम्भावना है । 

२. यापनीय संघ श्वेताम्बरोंके समान सत्रग्नन्थोंको मानता है और अपरा- 
जित सूरिको टीकामे सेकड़ों माथाएँ ऐसो है जो सत्रग्रन्थोंमें मिलत्ती है । 

३. दश् स्थितकल्पोंके नामों वाली गाथा जंत्तकल्पभाष्य और अनेक शवे- 
ताम्बर टीकाओं और नियुंक्तियोंमें मिलती हैं। आचाय॑ प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेय 
कमलमातंण्डमें भो इसे इवेताम्बर गाथा माना है। 

४. आराधनाको ५६५-५६६ नम्बरकी गाथाएँ दिगम्बर मुनियोंके आचारसे 
मेल नही खातीं। उनमें बीमार मुनिके लिए चार मुनियोंके द्वारा भोजन-पान 
लानेका निर्देश है । 

५. आराधनाको ४२८वीं गाथा आचारांग और जीतकल्प ग्रन्थोंका उल्लेख 
करतो है, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 

६. शिवायंने अपनेको पाणिततभोजी लिखा है। यापनीय संघके साधु 
श्वेताम्बर साधुओंके समान पात्रभोजी नहीं बल्कि दिगम्बरोंके समान करपात्र- 
भोजी थे ।* 

इस प्रकार श्रो प्रेमी जीने शिवायं या शिवकोटिको यापनोय संघका आचाये 
माना है और इनके गुरुका नाम प्रशस्तिके आधारपर सर्वंगृप्त सिद्ध किया है । 


१. शाकटायन-व्याकरण--१।२4१०४ | 
२, जैन साहित्य और इतिहास, प्रषम संस्करण, पृष्ठ २९-३० । 


श्रुतधर और पारस्वताचार्य : १२५ 


समय-निर्धारण 

भगवती आराधना या मूलाराधनाके कर्ता शिवाय कब हुए, यह निशचय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने अपने समयका निर्देश कहीं नहीं किया 
है। परवर्त्ती आचार्योमें जिनसेनाचार्यने ही सर्वप्रथम उनका उल्लेख किया है। 
जिनसेनका समय नवम छताब्दी होनेसे शिवायेके समयकी सबसे ऊपरी सीमा 
ई० सन्‌ नवम शताब्दी मानी जा सकती है। शाकटठायनके निर्देशानुसार सर्व॑- 
गप्त उनके गुरु हैं। शाकटायनका काल भी शिवायंके समयकी अपनों सीमा 
हो सकता है। अब प्रइन यह है कि शिवार्यको जिनसेन और पाल्यकीतिसे 
कितना पहले माना जाय । ग्रन्थका अन्तरज्भु अध्ययन करनेपर ज्ञात होता है 
कि आराधनाके ४० वें विजहना नामक अधिकारमें आराधक मुनियोंके मृतक 
सस्कार वर्णित हैं, उनसे ग्रन्थको प्रावीनतापर प्रकाश पडता है| इसके अनुसार 
उस समय मुनिके मृतक शरीरको वनमें किसी अच्छी जगहपर यों ही छोड़ दिया 
जाता था। ओर उसे पशु-पक्षी समाप्त कर देते थे | 


इस ग्रन्थपर अपराजित सूरि द्वारा विरचित 'विजयोदया' नामक संस्कृत 
टीका उपलब्ध है। इस टीकासे भो इस ग्रन्थको प्राचोनता प्रकट होती है। 
अन्य टीका-टिप्पणोंसे यहु अवगत होता है कि इस ग्रन्थपर प्राकृत-टीकाएँ भी 
उपलब्ध थो | इन टोकाओंका उल्लेख उतरवर््ती टीकाकारोंने “प्राकृतटोकायाम्‌ 
कहकर किया है। मूलाराधनादपंण-टोकामें अनेक स्थलोंपर प्राकृतटीकाका 
निर्देश आया है। यथा--“प्राकृतटीकायां तु अशविशतिम॒लगुणा:। आचार- 
वत्वादयश्चाष्टी इति षटत्रिशत्‌ ।”* 

९ ग् व >< 


प्राकृतटोकाया पुनरिदमुक्त--उत्तरापथे चमंरंगम्लेच्छविषये म्लेच्छा जलौ- 
कामिमनुषरुधिरं गृहात्वा भडकेषु स्थापयन्ति । ततस्तेन रुधिरेण कतिपय- 
दिवसोत्यन्नविपन्नक्ृमिकेगोर्णास्‌तं रंजयित्वा कबल वयंत्ति | सोधयं कृषि राग- 
कबल इत्युच्यते । स चातोव रुधिरवर्णों भवति, तस्य हि वन्हिना दग्धस्यापि स 
कमिरागो नापगच्छतोति । सोधो शुक्लतापादनं । जदुरागवच्छसोधी सिन्धरुदेश- 
लाक्षारक्तटसरिवस्त्रशुद्धि:। अबि अपि: सम्भावने । किह॒इ कथंचित्‌ | आयासेन । 
ग इमा सल्लुद्धरणसोधो इय गुरूपचा रपुविकाछोचनया रत्नत्रयशुद्धि: । 
अं ८ >> र् 

77४... 

१. मूलाराधना, सोलापुर सस्करण, सन्‌ १९३५, गराषा ५२६, पु० ७४४ । 

२. वही, गाया ५६७, प० ७७८। 


१२६ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्स-परम्परा 


कम्ममरूविष्पमुक्‍्कों कम्ममलेण मेल्लिदो' सिद्धि भिव्वाणं. 
पत्तो ति श्रॉप्त इंति। 


इन अवतरकीसे वह स्पष्ट है कि मछाराघना या भगवती आरधनापर प्राकृत- 
टीका रही है। प्राकृतटोका छिखे जानेका समय विक्रम संवत्‌ ६ ठी शताब्दीसे 
पूर्व है। प्राकृतमन्थोंकी प्राकृत भाषामें टीका लिखनेकी परम्परा ५ बीं-६ ठी 
शताब्दी तक हो मिलतो है। इसके पश्चात्‌ तो संस्कृत भाषामें टीका लिखमेको 
परम्परा प्रारम्भ हो चुकी थी। अत्तएव मुलाराधनाका समय विक्रम ६ठी शततीके पूर्व 
होना चाहिए | डॉ० हीरालालजी जेनने लिखा है--“कल्पसत्रकी स्थवि राबलीमें 
एक शिवभूति आचायंका उल्लेख आया है तथा आवद्यकम्‌लभाषध्यमें शिवभूत्तिको 
वीरनिर्वाणसे ६०९ वर्ष पश्चात्‌ वोडिक--दिगम्बर संधका संस्थापक कहा है । 
कुन्दकुन्दाचार्यने भावपाहुडमें कहा है कि शिवभूतिने भाव-विशुद्धि द्वारा केबल- 
ज्ञान प्राप्त किया। जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें लोहायंके परश्चादवर्ती 
आचार्यो में शिवगुप्त मुनिका उल्लेख किया है। जिन्होंने अपने गृणोंसे भहूंद- 
वलि पदको धारण किया था ४ ४४४ ग्रन्थ सम्मवतः ई० की प्रारम्भिक शत्ता- 
ब्दियोंका है ।* 

स्पष्ट है कि डॉ० हीरालालजी इस ग्रन्थका रचनाकाल ई० सन्‌ द्वितीय- 
तृतीय शत्ती मानते हैं। इस ग्रन्थपर अपराजित सूरि द्वारा लिखी गयी टोका 
७वी-८वीं शताब्दीकी है। अतः इससे पूर्व झिवायंका समय धुनिश्चित है। डॉ० 
ज्योतिप्रसाद जैनने ज्िवायंके समयका विचार करते हुए लिखा है? 


शिवार्य सम्भवतः श्वेताम्बर परम्पराके शिवभूति हैं। ये उत्तरापथकी 
मथुरा नगरीसे सम्बद्ध हें ओर इन्होंने कुछ समय तक पश्चिमी सिन्धमें निवास 
किया था। बहुत सम्भव है कि शिवाय॑ भी कुन्दकुन्दके समान सरस्वती 
आन्दोलनसे सम्बद्ध रहे हो। वस्तुतः शिवाय ऐसी जेन मुनियोंकी शाखासे 
सम्बन्धित हैं जो उन दिनों न तो दिगम्बर शाखाके ही अन्तग्गंत थी और न 
इवेतास्थर शाखाके हो | यापनीय संघके ये आचाय॑ थे। अत्तएवं मथुरा अभिलेखोंसे 
प्राप्त सकेतोंके आधारपर इतका समय ई० सन्‌ को प्रथम शताब्दी माना जा 
सकता है। 

१. मूलाराधना, गाथा १९९९, पृ० १७५५१ 

२. भारतीय संस्कृतिमें जेनघर्मका योगदान, पूृ० १०६ | 
३. फट वुबांधव 07068 ० 6 पसांडाठतए छी #जरलंदघ एप्प, 
९, 80-3, 


', चुतपर और सारस्वताचार्य : १२७ 


भगवती आराधनाके वष्यं-विषयके अध्ययनसे स्पष्ट है कि इसके अनेक 
तथ्य ऐसे है, जो ई० पुृ० तीसरी-चौथी शताब्दीमें प्रचलित थे। मुनियोंकी 
अन्त्येष्टिका चित्रण, सल्‍्लेखनाके समय मुनि-परिचर्या, मरणोके भेद-प्रभेद आदि 
विषय पर्याप्त प्राचीन हैं। भाषा और शेलीके अध्ययनसे भी यह ध्वनित होता 
है कि यह ग्रन्थ ई० की आरम्मिक शताब्दियोंमें अवइ्य लिखा जा चुका था | 
आराधनापर यह एक ऐसी सांगोपांग रचना है, जिसकी समत्ता अन्यत्र नही 
मिन्ठती है। 


हर 


रचना 


शिवार्यंकी भगवती आराधना या मूलाराघना नामकी एक ही रचना 
उपलब्ध है। इस ग्रन्थमें सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र और सम्यक्तप 
इन चार आराधनाओंका निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थमें २१६६ गाथाए 
और चालीस अधिकार हैं। यह ग्रन्थ इतना लोकप्रिय रहा है, जिससे सातवीं 
शताब्दीसे ही इसपर टीकाए' और विवृतियाँ लिखी जाती रही है। अपराजित- 
सूरिकी विजयोदया टीका, आद्याघरकी मलाराधनादपंणटीका, प्रभाचन्द्रकी 
आराधतापजिका' और शिवजित अरुणकी सावाधंदीपका नासक टीकाए' 
उपलब्ध है। इसको कई गाथाएँ 'आवश्यकनियुंक्ति', 'बृहत्तकल्पभाष्य', 'भक्ति- 
पहण्णा', 'सथारण” आदि इवेताम्बर ग्रन्थोमें भी पायी जाती है। हम यहाँ 
आदान-प्रदानकी चर्चा न कर इतना ही लिखना पर्याप्त समझते है कि प्राचीन 
गराथाओंका स्रोत कोई एक ही भण्डार रहा है, जिस मुलस्रोतसे ग्रन्थका सृजन 
किया गया है, वह स्रोत सम्भवतः आचार्यो की श्रुतपरम्परा ही है । 


वस्तुतः इस ग्रन्थमें आराध्य, आराधक, आराधना और आराधनाफलछ 
इनका सम्यक्‌ वर्णन किया गया है। यहाँ रत्नत्रय आराध्य है, निमंल परिणाम- 
वाले भव्यजीव आराधक हैं. जिन उपायोंसे रत्नत्रयकी प्राप्ति होती है, वे 
उपाय आराधना हैं और इस रत्नत्रयकी आराधना करनेसे अभ्युदय और मोक्ष- 
रूप फलकी प्राप्ति होती है, यह आराधनाफल है। 


इन चार आराध्यादि पदार्थों की आराधना उद्योतन, उद्यवन, निवंहण, 
साधन और निस्तरण इन उपायोंसे होती है । सम्यकदशनादिको अतिचारोसे 
अलिप्त रखना, उनमें दोष उत्पन्न न होने देना उद्योत्तन है। आत्मामें बार- 
बार सम्यक्दशंनादिकी परिणति करते जाना उद्यवन है। परीषहादिक प्राप्त 
होनेपर स्थिर चित्त होकर सम्यकदर्शनादिसे च्यूत न होना निवंहण है। अन्य 
कार्यो में चित्त लगनेसे यदि सम्यग्दर्शनादि तिरोहित होने लगे, तो पुनः उपायोंसे 


११८ : तोर्थकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


। ३० ९. .३ ल्‍ 
५ छत 9. 


उन्हें पृर्ण करना साधन है । आमरण सम्पकदर्शनादिकको निर्दोष घारण करता 
निस्तरण है । ह 

सम्पर्दकशत, सम्यज्ञान, सम्यकवारित्र और सम्यकतप इन चारोंकी उन्नति 
होनेके लिए पुर्वोक्त पाँचोंकी आवश्यकता है । इस प्रकार प्रत्येकमें उद्योततादिक 
पाँच उपाय मान लेने पर बोस भेद होते हैं। इस भगवती आराधतामें इन 
सभी सेद-प्रमेदोंका उल्लेख आया है। 


इस ग्रन्थमें १७ प्रका रके मरण बतलछाये गये हैं | इनमें पंडितमरण, पंडित- 
पडितमरण और बालपडितमरणको श्रेष्ट कहा है । पंडितमरणमें भी भक्त 
प्रतिज्ञामरणको श्रेष्ठ माना गया है। लिगाधिकारमें आचेलक्य, छोच, देहसे 
ममत्वत्याग और प्रतिलेखन ये चार निगम्न॑न्धथलिंगके चिह्न बताये हैं। अनयिता- 
घिका रमे नाना देशोंमें विहार करनेके गुणोंके साथ अनेक रीति-रिवाज, भाषा 
और शास्त्र आदिको कुशलता प्राप्त करनेका विधान है। भावनाधिका रमें तपो- 
भावना, श्रुतभावना, सत्यभावना, एकत्वभावना और धुतिबलूभावनाका प्रषछन- 
पण है। सल्लेखनाधिकारमें सल्लेखनाके साथ बाह्य और अन्तरज् त्तपोंका 
वर्णन किया है। आ्िकाओंको संघमें किस प्रकार रहना चाहिए, उनके लिए 
कौन-कौन विधेय कत्तंव्य है तथा कोन-कौनसे कार्य त्याज्य हैं आदिका प्रति- 
पादन किया है। मार्गगाघिकारमे आचार्यजीत और कल्पका वर्णन है। इस 
अधिका रमे आचेलक्यका भी समर्थन किया है। अतः इस ग्रन्थको मान्यता 
दिगम्बर सम्प्रदायमे रही है। प्रसगवश ध्यान, परिषह, कंषाय, छपकश्रेणी 
आदिका भा वर्णन है। 

धामिक विषयके साथ काव्यात्मकता भो इस ग्रन्थमे विद्यमान है। कई 
ऐसी गाथाए भो है, जिनमे उपमाका प्रयोग बहुत सुन्दर रूपमे किया गया है। 
अन्तरज्ज शुद्धि पर बल देते हुए बताया है-- 

घोडयलहि समाणस्स तस्स अब्भंतरम्मि कुधिदस्स । 
बाहिरकरण कि से काहिंदि बगणिहृदकरणस्स ॥१ 

अर्थात्‌ जेसे घोड़ेकी लोद बाहरसे चीकनी दिखलाई पड़ती है, पर भोतरसे 
दुर्गन्धके कारण महासलित है, उसी प्रकार जो मुनि बाह्याडम्बर तो धारण 
करता है, पर अन्तरग शुद्ध नही रखता, उसका अजरण बयुझेके समान 
होता है। #ै 


१. भगवती आराधना, गाथा १३४७ ।! 
श्रुतधर और सारस्वताचारन्न : १२९... 


शरीर, आहार और रसलोलुफ्ताका वर्णन भी उपमाओं द्वारा किया मया 
है। सूक्तिकी दृष्टिसे इस ग्रल्थकी अनेक गाथाएँ रसमय, एवं बोधोत्पादक हैं । 
यहाँ दो-एक गाथा उदाहरणार्थ प्रस्तुत करते हैं-- 

जिब्मामूल बोलेइ बेगऊ वर-हओ व्व आहारो | 
तत्ये ब रसं जाणइ ण य परदो ण वि य से परदो ॥१ 

जिस प्रकार उत्तम जातिका अइृव वेगपूवंक दौड़ता है, उसी प्रकार जिह्ला 
भी आहारका रसास्वादन करनेके लिए वेगसे दौड़तो है | यद्यपि जिह्लाका अग्र 
भाग हो रसास्वाद लेता है, तो भी उदरस्थ आहारका अत्यल्प अंभ सुखानु- 
भूतिका कारण होता है। आहारका अधिक भाग तो उदरमें समाविष्ट हो जाता 
है, और उसके उदरस्थ होनेपर रसास्वाद नहीं आता । अतएव रसास्वादजन्य 
सुखानुभूति अत्यल्प है । 

आहारके प्रति गुद्धताका त्याग करानेके लिए आचाय॑ दरिद्री पुरुषकी 
उपमाका प्रयोग करते है। उनका कथन है कि आहारलम्पटता अत्यधिक 
दुख:का कारण है। जिसप्रकार धनादि पदार्थोकी चिरकालसे अभिलाषा करने- 
वाला दररद्री पुरुष दु.ख प्राप्त करता है, उसी प्रकार आहारलम्पटो भी | 
आहारके प्रति साधकको विच, र-जन्य वितृष्णाका होना परमावश्यक है-- 

दुक्खं गिद्धीधत्यस्साहुटूटतस्स होइ बहुग्ग॑ च ॥ 
चिरमाहटि्ट्यदुग्गयचडस्स व अण्णगिद्धोए* ॥ 

इस गाथामे प्रयुक्त उपमान-उपप्रेयभाव विषयके स्पष्टीकरणमे सशक्त है । 

जो क्षपक मृत्युके समय अनुचित आहारकी अभिलाषा करता है, वह मधु- 
लिप्त तलवारको धारकों चाटनेके समान कष्ट प्राप्त करता है। 


महुलित्त असिधारं लेहइ भुजइ य सो सविसमण्णं ॥ 
जो मरणदेसयाले पत्यिज्ज अकप्पियाहारं३॥ 


अर्थात्‌ मृत्युके समय आहारकी अमिलाषासे सक्लेश परिणाम होते है, जो 
दुरगंतिका कारण हैं। क्षपक मृत्युके समय यदि आहारको अभिलाषा करता है, 
तो उसकी यह अभिलाषा विषमिश्चित अन्त अथवा मधुलिप्त तलवारको धारके 
समान कष्टदायक है । 





१. भगवती आराधना, गाथा १६६१ । 
२. भगवती आराधना, गाथा १६६३ | 
३ वही १६६५। 


१३० ! सीथंकर महावीर और इनको आचार्य-परम्परा 


सुभासित या सूक्तिके रूपमें अनेक गांयाए अंकित कीःगबी' हैं ) यहाँ केवल 
' दो गाथाएं उद्धं त्तकी जाती है?-० । - 
असिधोरें व विस वा दीस पूरिसस्स कुणंद एयमबे ॥ 
कुणइ हु मुणिंणों दोसे अकप्पसेवा भवसएसु। 

तलवार या बिष एक ही भें मुनुष्यकोी हानि पहुँचाते हैं, पर मुनियोंके 

लिए अयोग्य आहारका सेवन सैकड़ों भवोमें हानिकर होता है। 
छंडिय रमणाणि जहा स्यणहीवे हरिज्ज. क्रट्माणि ॥ 
माणुसभवे वि छंडिय धम्म॑ भोगेर्ण मलूसदि तहा'॥ 

जेसे कोई मनुष्य रत्नद्वीपमें जाकर रत्नोंका त्यामकर काष्ठ खरीद करेता 
है, उसी प्रकार मनुष्य भवमे भा कोई धमं छोड़कर विष्य-भोगोंकी अभिलयषा 
करता है। अभिप्राय यह है कि बड़ो कठिनाईसे रत्लद्वीपमे पहुँचनेपर कोई 
रत्त न खरीदकर ईधन खरीदे, तो बहू व्यक्ति मूर्ख ही समझा जायगा । इसो 
प्रकार इस अलभ्य मनुष्यजन्मको प्राप्तकर रत्वत्रयकी साधना न करे और 
विष्यसुखो में इस मनुष्यमवकों व्यतोत कर दे, तो वह व्यक्ति भी उपयुक्त 
व्यक्तिके समान ही मूर्ख माना जायगा । 

कोई व्यक्ति ननन्‍्दनवनमे पहुंचकर अमृत्तका त्यागककर विषपान करे, तो 
उसे महामू्ख ही कहा जायगा | इसो प्रकार जो व्यक्ति धर्मको छोड़ विषय- 
भोगोंकी अभिलाषा करता है वह भो विवेकहोन है ओर नन्दनवनमें पहुँचे हुए 
व्यक्तिके समान ही मखं है। 

इसप्रकार भगवतो आराधनामे सनुष्यभवकों साधक करतेके लिए सल्‍्ले- 
खना या समाधिमरणक्री सिद्धिकी आवश्यकता पर बिक्षेष बल दिया गया है । 
शिवार्यने इस ग्रन्धमें प्राचीन समयकी अनेक परम्पराओंको निबद्धकर साधक 
जोवनको ्रफलसापर प्रकाश डाला है। 


पाण्हित्य और प्रतिभा 


शिवाय ऑराघनाके अतिरिक्त चहकाछीन स्वेस्मय और परसमयके भी 
ज्ञाता थे। उन्होंने अपने विषयका उपस्थितिकरण काव्यशेलीमें किया है। के 
आगम-सिद्धान्तके साथ नोति, सदाचार एवं प्रचलित परम्पराओंसे सुपरिचित' 
थे। आाचाय॑ने जीवनके अनेक चित्रोंके रंग, नांना अनुमूतियोंके माध्यमसे प्रस्तुत 


१, भगवती आराधना, गाथा १६६६ । १ 
२, वही, गाथा १८२९॥ 88 हू ३ 380: 


ले अुतंधर और सारस्वताचार्य : १३३ 


किये हैं । विविध द्ाओंमें आयी हुई ये अनुभूत्तियाँ मनोविज्ञानके एक प्रदर्शनी 
कक्षमें सुलज्षिषत की जा सकती हैं । आचायंको अभिव्यञ्जना-प्रतिभा न सो 
कथाका रके समान कंल्पनात्मक ही है और न कविकी प्रतिभाके समान चमत्का- 
रात्मक ही | तथ्य निरूपणकी यथार्थ भूमिपर स्थित हो आचायंने संसार, धारीर 
और भोगोंकी निस्सारताको निदर्शना, दुष्टान्त, उदाहरण, उपमा, उद् क्षा, 
रूपक आदि अलद्धारों द्वारा अभिव्यक्तकर ग्राह्यता प्रदान की है। साहित्य- 
निर्माताके लिए मानव-प्रवुत्तियोके विश्लेषण और भ्रस्तुतीकरणमें जिस रागा- 
त्मकताकी आवश्यकता होतो है बह रागात्मकता भी आचायंमें विद्यमान है। 
शब्द और अथंका ऐसा रुचिर योग कम ही स्थानों पर पाया जाता है। कतिपय 
गाथाओं में तो भावोंका इतना सघन सन्निवेश विद्यमान है, जिससे अभिव्यजना- 
कौशलद्वारा भाव-स्फोटनकी क्रिया उपस्थित रहती है । 


आचार्यने निदानका वर्णन करते हुए अपनो अभिव्यञ्जना-कलाका सुन्दर 

प्रस्तुतोकरण किया है। जिसके मनमें भागका निदान है वह मुनि नटके 
समान अपने शी उ-ब्रतका प्रदर्शन करता है। निदान करनेसे भोग-लालसा तृप्त 
नही हो सकतो है । निदान बॉधनेबाला व्यक्ति अह॒रनिश भोग-वृत्तिको वृद्धिगत 
करता रहता है । यथा-- 

सपरिग्गहस्स अब्बभचारिणो अविरदस्स से मणसा | 

काएण सील-वहणं होदि हु णगडसमणहछूव व" ॥ 

रोग कंखेज्ज जहा पडियारसुहस्स कारणा कोई । 

तह॒अण्णेसदि दुबख॑ सणिदाणों भोगततण्हाए* ॥ 

जह कोढिल्लो अग्गि तप्पतों णेव उवसम॑ लभदि । 

तह भोगे भुजंतो खणं पि णो उबसमं लभदि३ ॥ 

कच्छुं कड्डुयमाणो सुहाभिमाणं करेदि जह दुबखे । 

दुकखे सुहाभिमाणं मेहुण-आदीहि कुणदि तहा* ॥ 


भोग निदान करनेवाले मुनिके मनमें विषयाभिलाषा है। अतः बह परि- 


ग्रही है। उसका मन मेथुनकमंमें प्रवत्त होनेकी अभिलाषासे पराइःमुख नहों 
है। अतः वह शरीरसे शील-ब्रत घारण करनेवाले नटके समान अन्तरज़मे 


१. मूलाराधना, शोलापुर संस्करण, गाथा मं०-१२४५ । 
२. ब्रही, गाधा म०-१२४६ | 
३, वही, गाया न०-१२५१ । 
४, वही गाथा न०-०१२५२। 


१३२ : तोथकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


५ 


मुनि-भावसे च्यूत है। यहाँ निदर्कषता द्वारा आचार्यने निदासकी निरंसाश्या 

व्यक्त को है। प्रस्तुत सन्दर्भमें दो बाब्यलखप़्ड हैं--पहला वाक्य निदान बाँचने 
वाला शीरूधारो मुनि और दूसरा वाबय शीऊूका अभिनय प्रदर्शित करनेबालां 
नट है । ये दोनों वाक्यलण्ड परस्परमें सापेक्ष हैं। अर्थके लिए दौनों एक दूसरे- 
पर निर्भर हैं। साधारणत: दोनों वाक्यखण्ड असम्बद्ध दिखलाई पड़ते हैं, पर 
है दोनोंमें अर्थंंगति और इस अर्थसंगतिका आधार है सादुदप्रयोजवा। इस 
प्रकार निदर्शनाद्वारा आचायंने भावाभिष्यक्ति की है । 

ओषधि द्वारा जैसे कोई व्यक्ति नीरोग़ देखा जाता है, अतः: इस सुखाभि- 
छाषासे कि औषधिका सेवन कर रोग-मुक्त हो जाऊँगा, अतः रोगोत्पत्तिकी इच्छा 
करे, उसी प्रकार भोगकी लालसासे निदान करनेवाला मुनि भो दुःखप्राप्तिको 
इच्छा करता है । यहाँपर भी आचायंते दो वाक्योंकी योजना की है । प्रथम 
वाक्यमे सादुश्यमूलक उदाहरण है, जिसके द्वारा द्वित्तीय वाक्यकी पुष्टि हो रही 
है | इस गाथामें लक्षणा और व्यञ्जना शक्तियाँ भी समाविष्ट हैं। ओषधिलाभ- 
की आकांक्षासे कोई रोगोत्पत्ति नहीं करता । यदि बह रोगोत्पत्ति करता है 
तो उससे बढ़कर अन्य कोई बुद्धहीन नहीं। इसी प्रकार भोगोपभोगोकी 
लालसासे प्रेरित होकर जो निदान करता है वह मुनि भी निबुंद्धि ही है। 

इस गाथामे दुष्टान्तालद्भा रकी योजना है। कुष्ठी मनुष्यके अग्नि-तापका 
उदाहरण देकर निदान्तकी असारता चित्रित की गयी है। जिस प्रकार कुष्चो 
मनुष्य अग्निसे शरोर तपनेपर भी उपशमको प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत वृद्धिगत 
होता है, उसो प्रकार विषय भागोकी अभिलाबा भोग-शक्तिको उपशामक नहीं, 
अपितु वर्धक है । 

खुजली रोगको नखोंसे खुजलानेवाला मनुष्य अपनेको सुखी समझता है, 
उसी प्रकार स्पर्शन, आलिजुन आदि दु:खोंसे भी अपनेको सुखी मानता है। 

उक्त दोनों गाथाओमे आचायंने उदाहरणालद्भा रकी योजना को है | यहाँ 
यथा और तथा शब्द प्रयुक्त होकर भाव-साम्य उपस्थित करते हैं। उपमेय 
और उपमान इल दोलोंमें बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव है। निदानजन्य भोगाभिलाषा- 
को व्यर्थ सिद्ध करनेके लिए आचायंने कुष्ठोका अग्नि-ताप एवं कण्ड्यूमानताकी 
तुष्टि आदिके उदाहरण प्रयुक्त किये हैं । इस प्रकार घामिक विषयोको सरस 
और चमत्कृत बनानेके लिए अलखु.त शेलीका व्यवहार किया है। " 


कुमार था स्वासो कुमार अथवा कातिकेय ओर उनको रचनाएँ 
कुमार या कातिकेयके सम्बन्धमें अमो तक निविवाद सामग्रो उपलब्ध 


शरुतधर और सारस्वतांचार्य : १३३ 


नहीं हुई है। हरिषेण, श्रोन्नन्द्र और बरह्मनेमिदत्तके कथाकोषोंमें बताका गया .. 
है कि कार्तिकेयने कुमा रावस्था में ही मुंच-दीक्षा घारण की थी । इनकी बहूतका ... 
विवाह रोहेड नगरके राजा क्रौज्बके साथ-हुआ था और उन्होंने दारुण उप- . 
सर्ग सहन कर स्व छोकको प्राप्त किया | ये अग्निनामक राजाके पुत्र थे |. 


'तस्वार्थवातिकमें" अंनुत्तरोपपाददशांगके वर्णन-प्रसंगमे दारुण उपसर्ग 
सहन करनेवालोमें कार्तिकेयका भी नाम आया है। इससे इतना तो स्पष्ट है 
कि कारतिकेय नामके कोई उम्र तपस्वी हुए है । ग्रन्थके अन्तमें जो प्रशस्ति- 
गाथाएँ दी गयी हैं वे निम्न प्रकार हैं-- 

जिणवयणभावणद्र, सामिकुमारेण परमसद्धाएं | 
रहया अधुवेहाओ, चंचलमणरुंभणट्ं च॥ 
वारसअणुवेक्लाओ, भणिया हु जिणागमारुसारेण । 

जो पढइ सुणइ भावई, सो पावइ सासय सोक्ख ॥ 
तिहुयणपहाणसामि, कुमारकालेण तवियतवयरण । 
वसुपुज्जसुय. मल्लि, चरमत्तियं सथुवे णिच्च* ॥ 

यह अनुप्रेक्षानामक ग्रन्थ स्वामी क॒ुमारने श्रद्धापुबंक जिनवचनको प्रभावना 
तथा चंचल मनका रोकनेके लिए बनाया । 

ये बारह अनुप्रेक्षाएँ जिनागमके अनुसार कहा है, जो भव्य जीव इनको 
पढता, सुनता और भावना करता है, वह शाश्वत्त सुख प्राप्त करता है। 
यह भावनारूप कत्तंव्य अ्थंका उपदेशक है। अत. भव्य जीवोंको इन्हे पढ़ना, 
सुनना और इनका चितन करना चाहिए | 

कुमार-कालमें दीक्षा ग्रहण करनेवाले वासुपुज्यजिन, मल्लिजिन, नेमिनाथ- 
जिन, पाह्व॑नाथजिन एवं वर्धमान इन पॉचों बाल-यातियोंका में सदैव स्तवन 
करता हूँ | 

इन प्रशस्ति-गाथाओसे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं-- 

१. वारस अनुप्रेक्षाके रचयिता स्वामी कुमार है । 

२. ये स्वामी कुमार बालब्रह्मचारो थे | इसो कारण इन्होने अन्त्य मगलके 
रूपमें पाँच बाल-यतियोको नमस्कार किया है । 

३. चठ-चल मन एवं विषय-वासनाओंके विरोधकेलिए ये अनुप्रेक्षाएँ लिखी 
गई हैं । 

१. तस्वार्थंबातिक । 
२. वारस अगणुवेक्खा, गाया न० ४८७, ४८८, ४८९ । 


१३४ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचाय॑-परम्परा 


मथुराके एक अभिरेखमें' उच्चकगरके कुमारनन्दिका उल्लेख आया है--- 
क्षुणें उच्चै्मागरस्थार्य्यक्‌मारंगन्दिशिण्यस्य मित्रस्थ/१ . - 


एक अन्य अभिलेखमें मो कंमारनन्दिका ताम प्राप्त होता है' । 


इन अभिलेखोंमें कुमार॒तन्दिका नाम आये है ओर उन्हे नागर शाखाका 
आचार्य कहा है। इस शाखाका अस्तित्व ई० सन्‌ की आरम्भिक हाताब्दियोंमें 
था और इस शाखाके आचायोंने सरस्वतो-आन्दोलनमें ग्रन्थ-निर्माणका कार्य 
किया । अतः कुमा रनन्दि और स्वामी कुमार यदि एक व्यक्षित हों, तो उनका 
समय ई० सन्‌ को आरम्भिक शताब्दी माना जा सकता है; पर अमी तक उप- 
लब्ध प्रमाणोंके आधारपर इन दोनाका अभिन्नत्व सिद्ध नहीं है । 

संक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि स्वामी कारतिकेय प्रतिभाशाली, आगम- 
पारगामी और अपने समयके प्रसिद्ध आचायं हैं। यों परम्परासे कारतिकेयकी 
द्वादश अनुप्रेक्षाएँ मानी जाती हैं। इस ग्रन्धमें कहीं पर भी कारतिकेयका नाम 
नही आया है और न ग्रन्थकों ही कारलतिकेयानुप्रेक्षा कहा गया है। ग्रन्थके 
प्रतिज्ञा ओर समाप्ति वाक्योमें ग्रन्थका नाम सामान्यतः “अणुपेह्म' या अु- 
पेक्खा' और विशेषतः 'बारस अणुवेबला' नाम आया है। भट्टारक शुभचन्द्रने 
इस ग्रन्थपर विक्रम सबत्‌ १६१३ (ई० सन्‌ १५*६) में संस्कृत टोका लिखों है। 
इस टीकामे अनेक स्थानोपर ग्रन्थका नाम कार्तिकेयानुप्रेक्षा दिया है और भ्रन्थ- 
कारका नाम कार्तिकेय मुनि प्रकट किया है। 

बहुत सम्भव है कि कार्तिकेयशब्द कुमार या स्वामी कुमारका पर्यायवाचो 
यहाँ व्यवह्त किया गया हो। यह सत्य है कि शुभचन्द्र भट्टारकके पूर्व अन्य 
किसी भी ग्रन्थमें बारस-अणुवेक्खाके रचम्रिताका नाम कातिकेय नहीं आया है। 
शुभचन्द्रने ३०४ सख्यक गाथाकी टीकामे कारतिकेय मुनिका उदाहरण प्रस्तुत 
किया है। लिखा है-- स्वामीकात्तिकेयमुनि: क्रौज्च राजकृतो पसर्ग सोढ़वा साम्य- 
परिणामेन समाधिमरणेन देवलोक प्राप्त ।” स्पष्ट है कि स्वामी कारतिकेय मुनि 
क्रोडच राजकृत उपसर्गको समभावसे सहुकर समाध्षिपु्बंंक मरणके द्वारा देव- 
लोकको प्राप्त हुए । 

भंगवलों आराधनाको गाथा-सख्या १५४९ में क्रौज्च द्वारा उपसमंको प्राप्त 
हुए एक व्यक्तिका निर्देश आया है। साथमें उपसर्मस्थान रोहेडक और शक्ति 


१. जेन शिलालेख सप्रह, द्वितोयभाग, मथुरा अभिलेख संख्या-६४, पु०-४५ । 
| ३. वही, अभिलेश्-१२१, पृ० १११-१२। 


३. स्वाभिकातिकेयों मुनोन्द्रों अनुप्रेक्षाम्यास्यातुकाम: | गाथा न०-१ । 


श्रुतघर और सारस्थताचार्य : १३५ 


_ हथियारका भो उल्लेख है। पर कारतिकेय नामका स्पष्ट निर्देश नहीं है। उस 
' व्यक्तको 'अग्निदयित्त:' लिखा है, जिसका अर्थ अग्निप्रिय है। मूलाराधना- 
दर्षशमें लिख। है--'रोहेडयम्मि रोहेटकनाम्नि नगरे। सत्तीए शक्‍्त्या शस्त्र- 
विशेषेण क्रोंचनाम्ता राजा । अग्गिदददो अग्निराजनाम्नो राज्ञः पुत्र: कार्तिकेय* 
संज्ः )”* अर्थात्‌ रोहेडनगरमे क्रॉंच राजाने अग्निराजाकै पुत्र कात्तिकेय मुनिको 
शक्तिनामक शस्त्रसे मारा था और मुनिराजने उस दुःखको समतापूर्वक 
सहनकर रत्नत्रयकी प्राप्ति की थो | इस टीकासे प्रकट होता है कि कातिकेयने 
कुमारावस्थामें मुनिदोक्षा ली थी । बताया गया है कि कार्तिकेयकी बहन रोडेड 
नगरके क्रॉंच राजाके साथ विवाहित थी। राजा किसी कारणवश कातिकेयसे 
असन्तुष्ट हो गया और उसने कार्तिकेयको दारुण उपसग दिये । इन उपसर्गोंक्रो 
समतासे सहनकर कातिकेयने देवलोक प्राप्त किया। इस कथाके आधारपर 
इतना तो स्पष्ट है कि इस ग्रन्थके रचयिता कात्तिकेय सम्भव है और ग्रन्थका 
नाम भी का्तिकेयानुप्रेक्षा कल्पित नहीं है । 


समय-निर्धारण 


मूलाचार, भगवतती-आराधना और कुन्दकुन्दकृत “बारह अणुवेकवा'मे 
बारह भाववाओका क्रम और उनको प्रतिपादक गाथाएँ एक ही है। यहाँंतक 
कि उनके नाम भी एक हो है। किन्तु कात्तिकेवक' 'बारहअणुवेकवा'मे न वह 
क्रम है और न वे नाम हे। इसमें क्रम ओर नाम तत्त्वाथंसूत्रकी तरह हैं। 
तत्त्वार्थसृत्रम अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आख्रव, 
संबर, निज रा, लोक, बोधिदुलंभ और धर्म इस क्रम तथा नामोंसे १२ भावनाएँ 
भायी हैं। ठीक यही क्रम और नाम कारतिकेयकी 'अणुवेक्खामें है। अतएंव इस 
भिन्नतासे कारतिकेय न केवल बट्ढकेर, शिवायं ओर कुन्दकुन्दके उत्तरबर्ती प्रतीत 
होते हैं, अपितु तत्त्वाथंसूत्रका रके भी उत्तरवर्ती जान पड़ते है । 
परन्तु यहाँ कहा जा सकता है कि तत्त्वाथंसत्रकारके समक्ष भो कोई क्रम 
रहा है, तभी उन्होंने अपने ग्रन्थमे उस क्रमको निबद्ध किया है। साथ हो यह 
भी सम्भावना है कि भावनाओके दोनों हो क्रम प्रचलित रहे हो, एक क्रमका 
बुन्दकुन्द, शिवाय, बटुकेर आदिने अपनाया और दूसरे क्रमको स्वामी कार्तिकेय, 
गुद्धपिच्छ आदिने । अतः भावनाक्रमके अपनानेके आधारपर कारतिकेयके समयका 


१ अगवतो आराधनाको मूलाराघना-दपंणटीका, सोलापुर संस्करण, गाधा--१५४९। 
पुृ० १४४३ | 
२, त० सू० ९-७ । 


१३६ : तीचकर महाबोर ओर उनकी आचायं-परम्परा 


निर्धारण नहीं किया जा सकता और न उनके बारह अभुवेवखा' अन्चको अर - 
चोनता ही सिद्ध की जा सकती है | | कु 
स्वामि कार्तिकेयके संमयका विचार करते हुए .डॉ० ए० एन० उपाध्येने 

बारस-अणुवेक्खा'का अन्तःपरीक्षणकर बतलाया है कि इस ग्रन्थकी २७९ वीं 
गाथामें 'णिप्युणहि' और “भावहि' ये दो पद अपक्षशके आ घुसे हैं, जो वत्तंसाव- 
काल तुततोय पुरुषके बहुवचनके रूप हैं । यह गाथा “जोइन्दु'के योगसारके ६५ 
वें दोहेके साथ मिलती-जुछती है और दोहा तथा गाथा दोनोंका भाव भी एक 
है। अतएंव इस गाथाको 'जोइन्दु' के दोहेंका परिबतित रूप माता जा सकता 
है | यथा-- 

विरला जार्णाह तत्तु बहु विरला णिसुणहि तत्तु । 

विरला झायहि तत्तु जिय बिरला धारहि तत्तु"॥ 

हर हि # र्‌ 


विरला णिसुणहि तच्च विरला जाणति तंच्चदो तच्च । 
विरछा भावहि तत्च विरलाण धारणा होदि*॥ 
अत्त: इन दोनो सन्दर्भोंक तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर कातिकेयका 
समय जोइन्दुके पश्चात्‌ होना चाहिए । 
श्री जुगलकिश्नोर मुख्तारने डॉ० उपाध्येके इस अभिमतका परीक्षण करते 
हुए लिखा है कि “यह गाथा कातिकेय द्वारा लिखित नहों है। जिस छोक- 
भावनाके प्रकरणमे यह आयो है, वहाँ इसकी संगति नहीं बेठती ।” आचार्य 
मुख्ता रने अपने कथनको पुष्टिके लिए गाथाओका क्रम भो उपस्थित किया है | 
उन्होंने लिखा है--“स्वामीकुमारने ही योगसारके दोहेको परिवर्तित करके 
बनाया है, समुचित प्रतीत नही होता--खासकर उस हालतमें जबकि प्रन्थ- 
भरमे अपभ्रष भःषाका और कोई प्रयोग भो न पाया जात्ता हो । बहुत सम्भव 
है कि किसी दूसरे विद्वानने दोहेको गाथाका रूप देकर उसे अपसी ग्रन्थ-प्रतिमें 
नोट किया हो, ओर यह भी सम्भव है कि यह गाथा साधारणसे पाठभेदके 
साथ अधिक प्राचीन हो, और योगेन्दुने ही इसपरसे थोड़ेसे परिवत्तनके साथ 
अपना उक्त दोहा बनाया हो; क्योंकि योगेन्दुके परमार्थप्रकाश आदि ग्रन्थोंमें 
और भी कितने ही दाहे ऐसे पाये जाते हैं, जो भावपाहुड तथा स्माधितंत्रादिके 
पद्योपरसे परिवतंत करके बनाये गये हैं और जिसे डॉ० साहुबने स्वयं स्वीकार 





१. योगसार, पद्म संब्या ६५। 
२. कार्तिकेय, वारसणुअबेब्ला, गाथा न० २७९। 


अतधर और सारस्वताबार्थ ; १३१७ 


किया है; जबकि स्वामोकुमा रके इस ग्रन्थकों ऐसो कोई बात्त अभी तक साभने , 
नहीं आयी ।”" 2 

आंचाय॑ मुख्तार साहबका यह निष्कंष॑ उचित मालूम होता है, क्योंकि 
योगंसारकां विषय क्रमबद्ध हूपसे नहीं है | इसमें कुन्दकुन्दको अनेक गाथाओंका 
रुपान्तरण मिलता है । कुन्दकुन्दने कमंविमुक्त आत्माको परमात्मा बतलाते 
हुए; उसे ज्ञानी, परमेष्ठी, सवेज्ञ, विष्णु, चतुमुंख और बुद्ध कहा है। योगसारमें 
भी उसके जिन, बुद्ध, विष्णु, शिव आदि नाम बतलाये'* हैं। इसके अतिरिक्‍त 
जो इन्दुने कुन्दकुन्दके समान हो निश्चय और व्यवहार नयों द्वारा आत्माका 
कथन किया है। योगसार और परमाथथंप्रकाश इन दोनोंका विषय समान होने 
पर भी योगसार संग्रहग्रत्थ जैसा प्रतीत होता है। इसमें कई तथ्य छूट भी 
गये हैं । दोहा ९०-१०३ द्वारा सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहा रविशुद्धि और 
सूक्ष्मसाम्पराय सयमका स्वरूप बतलाया है । यहाँ यथाख्यात चारित्रका स्वरूप 
छूट गया है। अत्एव योगसारके दोहेका परिवर्तित रूप का तिकेयानुप्र क्षामे 
होनेके आधारपर कार्तिकेयको अर्वाचोन बताना युक्‍त नहीं है । 


आचाय॑ जुगलकिशोर मुख्तारने समग्र-निर्णय करते हुये लिखा है--“मेरी 
समझमे यह ग्रन्थ उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्से अधिक बादका नहीं, उसके 
निकटवर्ती किसो समयका होता चाहिये, और उसके कर्त्ता वे अग्लिपुत्र कात्ति- 
केय मुनि नही है, जो साधारणत: इसके कर्त्ता समझे जाते हैं, और क्रौंच राजाके 
द्वारा उपसर्गको प्राप्त हुए थे, बल्कि स्वामीकुमार नामके आचाय॑ ही है, जिस 
नामका उल्लेख उन्होने स्वयं 'अन्त्यमगल'को गाथामे इलेष रूपसे किया है| 


आचाय॑ जुगलकिशोर मुख्तारके उक्त मतसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
कात्तिकेय गृद्धपिच्छके समकालीन अथवा कुछ उत्तरकालीन हें । अर्थात्‌ वि० 
सं० को दूसरी-तोसरी शती उनका समय होना चाहिए। 


रखना 


द्वादशानुप्र क्षामें कुल ४८९ गाथाएं है। इनमे अध्य व, अश रण, संसार, 
एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्त, आख्रव, संवर, निजेरा, लोक, बोधदुलेभ ओर घर्म 
इन बारह अभनुप्र क्षाओंका विस्तारपूर्वंक वर्णन किया है। प्रसंगवश जीव, 


१. जैत साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश, पृ० ४९९ । 
२. भावपाहुड, गाथा १४९ तथा योगसार पद्च ९ । 
३. जैन साहित्य और इतिहास पर विश्वद प्रकाश, पु० ५०० । 


१३८ : तीथंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्पा 


अजोव, आसब, गनन्‍पर। अंवर; तिज रा: ओर मोक्ष इत सात सत्तोंका स्वरूप मी: - 
वर्णित है। जीवंसमास तथा मार्मणाके निरूपणके साथ, द्वादशषत्रत, पात्रोंके सेद, - 
दाताके सात गुण, दानकी श्रृष्ठता, माहात्म्य, सल्लेखता, दक्ष धर्म, सम्यक्त्वके 
आठ अंग, बारह प्रकारके तप एवं ध्यानके मेद-अमेदोंका निरूपण किया गया 
है। आचायेका स्वरूप एवं आत्मशुद्धिको प्रक्रिया इस ग्रन्थमें विस्तारपुर्वंक 
बणणित है। जि ' का 

अध्नू वानुप्र क्षामे ४:२२ गाथाए' हैं। अशरणानुप्र क्षामें २३-२१; संसारानु- 
प्रेक्षामें ३२-७३; एकत्वानुप्र क्षामें ७४-७९; अन्यत्वानुप्र क्षामें ८०-८२; अशु- 
बित्वानुप्र क्षामें ८२-८७; आखवानुप्र क्षामे ८८-९४; संवराघुप्र क्षामें ९५-१०१, 
निजंरानुप्र क्षामें १०२-११४; लोकानुप्र क्षामें ११५-२८३; बोधिदुरल भानुप्र क्षामें 
२८४-३०१ एवं धर्मानुप्र क्षामें २०२-४२५ गाथाए हैं | ४३६ गाथासे अन्तंतक 
द्वादश तपोंका वर्णन आया है। अध्रू वानुप्र क्षामे समस्त वस्तुओंकी अनित्यता 
बतलाते हुए वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक कहा है। सामान्य द्रव्यरूप 
है, और विशेष गुण-पर्यायरूप । द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य है किन्तु पर्यायकी अपेक्षासे 
वस्तु अनित्य है । यह ससारका प्राणी पर्यायबुद्धि है, जिससे पर्यायोंकों उत्पन्न 
और नष्ट होते देखकर हर्ष-विषाद करता है, और उसको नित्य रखना चाहता 
है । यह शरोर जीब-पुदूगलकों सयोग जनित पर्याय है धन-घान्यादिक पुद्गल 
परणुओंकी स्कन्ध पर्याय है । इनके सयोग और वियोग नियमसे अवशष्य हैं, जो 
स्थिरताको बुद्धि करता है, वह मोहजनित भावके का रण सकलेश् प्राप्त करता है। 

ससारकी समस्त अवस्थाए' विरोधी भावोंसे युक्त हैं। जब जन्म होता है, 
तब उसे स्थिर समझ्षकर हुं उत्पन्न होता है, मरण होनेपर नाश सानकर 
शोक करता है । इस प्रकार इष्टकी प्राप्तिमें हष॑, अप्राप्तिमें विधाद तथा अनिष्ट 
प्राप्तिमे विषाद, अप्राप्तिमे हं५॑ करता है, यह भो, सब मोहका माहात्म्य है । 
आचाय॑ सादृइ्यमूलक उपमा प्रस्तुतकर परिवार, वन्धुवर्ग, स्त्रो, पुत्र, मित्र, 
धनधान्यादिको अनित्यताका चित्रण करते हुए कहते है-- 

अधिरं परियण-सयण, पुत्त-करूत्त सुमित्त-लावण्णं । 
गिह-मोहगाइ सब्ब, णव-घण-विंदेण सारित्य"।॥ 

परिवार, बन्धुवर्गं, पुत्र, स्त्री, मित्र, सौन्दर्य, गृह, धन, पशु सम्पत्ति इत्यादि 
सभो वस्तुएं नवीन मेघ-समहुके ममान अस्थिर हैं । इन्द्रियोंके विषय, भृत्य, अश्य, 
गंज, रथ आदि सभी पदार्थ इन्द्रधनुषके समान अस्थिर हैं | 

पएृष्यके उदयसे प्राप्त होने वाली चक्रवर्तीकी लक्ष्मी भी नित्य नहीं हैं, तब 


मम अर लक कल के. 29: 0443302/47: दे शिव 
१. स्वामिकुमार, द्ावश्ानुप्रेक्षा, गाथा ६ । 


धशुतघर और सारस्मतात्ार्य : १३९ 


बह पुष्पहोन अथवा अल्पपुण्यवाले व्यक्तियोंसे केसे श्रम करेगी ? कविने इसी 
को समझाते हुए लिखा है-- 
कत्थ वि ण रमइ लच्छी, कुलीण-धोरे वि पडिए सूरे | 
पुज्जे धस्मिटू वि य, सरूत्र-सुयणे महासत्ते'॥ 

अर्थात्‌ यह लक्ष्मी कुलवान, घेयंवान, पंडित, सुघट, पृज्य, धर्मात्मा, रूप- 
वान, सुजन, महापराक्रमी इत्यादि किसी भी पुरुषसे प्र म नही करती, यह जल- 
की तरंगोंके समान चंचल है | इसका निवास एक स्थानपर अधिक समय तक 
नहीं रहता । इस प्रकार आचाय॑ स्वामिकुमारने संस्तार, शरीर, भोग और 
लक्ष्मीकी भस्थिरताके चिन्तनको अन्न वानुप्र क्षा कहा है | 

अद्रण भावनामें बताया है कि मरण करते समय कोई भी प्राणीकी शरण 
नहीं । जिसप्रकार वनमे सिंह मृगके बच्चेको जब पैरके नीचे दबा लेता है, तब 
कोई भो उसकी रक्षा नहीं कर सकता । देव, मन्त्र, तन्त्र, क्षेत्रपाल आदि सभो 
मृत्युसे रक्षा करनेमें असमर्थ हैं। रक्षा करनेके लिए जितने उपाय किये जाते 
हैं, वे सब व्यर्थ सिद्ध होते है। आयुके क्षय होनेपर कोई एक क्षणके लिए भी 
आयुदान नही सकता-- 

आउक्खयेण मरण आउ' दाउ ण सकक्‍कदें को वि। 
तम्हा देविदों वि य, मरणाउ ण रबखदे को" वि॥ 

आयुकरमंके क्षयसे मरण हाता है और आयुकमंको कोई देनेमे समर्थ नही, 
अतएब देवेन्द्र भी मृत्युसे किसोको रक्षा नही कर सकता है। इस प्रकार अशरण- 
रूप चिन्तनका समावेश अशरण-भावनामे होता है। 


संसार-अनुप्र क्षामे बताया है कि ससार-परिश्रमणका कारण मिथ्यात्व 
ओर कषाय है। इन दोसोंके निर्ित्तसे हो जीव चारा गत्तियोमें परिभ्रमण 
करता है। हिंसा, असत्य, चोय॑, अब्नह्य और परिग्रहरूप भावनाके कारण 
विभिन्‍न गतियोंमें इस जोवको परिभ्रमण करना पडता है। आचाय॑ने इस 
भावनामें चतुंगतिके दुःखोंका वर्णन भी संक्षेपमे किया है । मनुष्यगतिके हुःखोंका 
प्रतिषादन करते हुए संसार स्वभावका विश्लेषण यिश्लेषण किया है-- 


कस्स वि दुटुकलित्तं, कस्स वि दुब्वतणवसणिओ पृत्तो । 
कस्स वि अरिसिमबंधू, कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरिया ॥। 
१. बही, गाथा ११ । 

२. स्वामिकुमार, द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा २८ । 





१४० : तोर्थंकर महाथीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


..' सरंदि सुधुसो कत्स वि, कस्स वि महिला विणस्ते इंद्र ! 
' कस्स वि अग्गोपलितं, गिह कुडंबं च इज्ञोई) | 

संसारमें सुख नहीं है। इस ममुष्यमतिमें नानाप्रकारके दुःख हैं। किसीको 
स्‍त्री दुराचारिणी है, किसोका पुत्र व्यसनी है, किसीका भाई शत्रुके समात 
कलहकारी है। एवं किसीकी पुत्री दृश्चरित्रा है। इस प्रकार संसारकी विषम 
परिस्थिति मनुष्यकों सुख़का कण भी प्रदान नहीं करतो है । 

किसीके पुञजका मरण हो जाता है, किसीकी भार्याका मरण हो जाता है. 
और किसीके धर एवं कुटुम्ब जलकर भस्म हो जाते हैं। इसप्रकार मनुष्यगत्तिमें 
अनेक प्रकारके दुःखोंको सहन करता हुआ यह जीव धर्माच रणबुद्धिके अभावके 
कारण कष्ठ प्राप्त करता है। मनुष्यगतिकी तो बात ही क्‍या, देवगतिमें भी 
तानाभ्रकारके दुःख इस प्राणीकों सहन करने पढते हैं। इसप्रकार संसासमनुप्रेक्षामें 
ससा रके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप पंचपरावतंनोंका वर्णन आया है। 

एकत्वानुप्र क्षाम बताया गया है कि जीव अकेला हो उत्पन्न होता है ओर 
अकेला ही नाना प्रकारके कष्टोंको सहन करता है । नानाप्रकारकी पर्याएं' यह्‌ 
जीव धारणकर सांसारिक कष्टोंको भोगता है | रोग, शोक जन्य अनेक भ्रकारके 
कष्टोको अकेला ही भोगता है। पुण्याजंतकर अकेला हो स्वर्ग जाता है और 
पापाजं॑न द्वारा अकेला हो नरक प्राप्त करता है । अपना दु.ख अपनेको ही भोगना 
पड़ता है, उसका काई भी हिस्सेदार नहीं है। इसप्रकार एकत्वभावनामें 
आचायंने जोवको शरीरसे भिन्न बताया है-- 

सव्वायरेण जाणहू, एकक जाव॑ सरीरदो भिण्ण। 
जम्हि दु मुणिदे जीवे, होदि असेस खणे हेय॑* ॥। 


अर्थात्‌ सब प्रकारके प्रयत्नकर शरीरसे भिन्‍न अकेले जीवको अवगत्त करना 
चाहिये। यह जीव समस्त परद्रब्योसे भिन्न है। अत स्वयं ही कर्त्ता और भोक्ता 
है । इसप्रकार एकत्वानुप्र क्षामे अकेले जोबकों ही कर्त्ता और भोक्ता होनेके 
चिन्तनका वर्णन किया है । 

अन्यत्वानुप्र क्षामें शरोरसे आत्माको भिन्‍न अनुभव करनेका वर्णन किया 
है । सभी बाह्य पदार्थ आत्मस्वरूपसे भिन्न हैं। आत्मा ज्ञानदर्शन सुखरूप है 
और यह संसारके समस्त पुद्गलादि पदार्थोंके स्वरूयसे भिन्‍न है। इसंप्रकार 
अन्यत्वानुप्र क्षामे आत्माके भिन्न स्वरूपके चिन्तनका कथन आया है। 


१. स्वाभिकुमार, द्वादश्ानुप्रेक्षा, गाथा ५३-५४। 
२. बही, गाथा ७९ । 





श्ुतंधर और सारह्वतात्रा्य : १४९ 


अशुचित्वानुप्र क्षामें शरोरकों समस्त अपवित्र बस्तुओंका समूह मानकर 
विरक्त दानेका संदेश दिया गया है । शरीर अत्यन्त अपविश्र है। इसके सम्पर्क में 
आनेवाले चन्दन, कपूर, केसर आदि सुगन्ध्रित पदार्थ भो दुर्गोन्धित हो जाते 
हैं। अतः इसकी अशुचिताका चिन्तन करना अशुजित्वानुप्रेक्षा है । 


आखवानुप्र क्षामे माखबके स्वरूप, कारण, भेद एवं उसके महत्वके चिन्तन 
का वर्णन आया है। मत, वचन, कायका निमित्त प्राप्कर जीवके प्रदेशोंका चंचल 
होना योग हैं, इसोको आख्रव कहते हैं। बन्धका कारण आंखब है, मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योगके निमित्तसे बन्ध होता है। यहू आख्रव 
पुण्य और पापरूप होता है। शुभाखव पुण्यरूप है ओर अशुभाखव पापरूप 
है। इसी सन्दर्भमें कषायोंके तीत्र और मन्द भेदोंका भी विवेचन आया है। 
आखवानुप्र क्षामें आलवके स्वरूपका विचार करते हुये उससे अलिप्त रहने 
का उपदेश है | 

सबरानुप्र क्षामे संवरके स्वरूप और कारणोंका विवेचन करते हुए सम्यक्त्व, 
व्रत, गुप्ति, समिति, अनुप्र क्षा, परिगहजय आदिका चिल्तन आवश्यक मान्ता 
है । इसी सन्दर्भमें आतं ओर रोौद्र परिणतिके त्यागका भी कथन किया है, 
जो व्यक्ति इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होता हुआ सवररूप परिणतिकों प्राप्त 
करता है उसीके सब॒रभावना होती है । 

निजंराभावनाका विवेचन करते हुये बताया है कि जो अहंकार रहित होकर 
त्तप करता है, उसीके निजंरानुप्र क्षा होत्ती है। ख्याति, लाभ, पुजा और इन्द्रियो- 
के विषयभोग बन्धके निमित हैं। निदानरहित तप ही निजराका कारण है । 
आचार्य प्रारम्भमें ही वेराग्य-भावनाकी उद्दौप्तिका वर्णन करते हुए कहा है-- 

वारसविहेण तवसा, णियाणरहियस्स णिज्जरा होदि । 
बररगभावणादो, णिरहंकारस्स णाणिस्स" ॥ 

निदानरहित, अहंकाररहित, ज्ञानीके बारह प्रकारके तपसे तथा वेराग्य 
भावनासे निर्जरा होती है । समभावसे निर्ज॑रकी वृद्धि होतो है। निज॑रा दो 
प्रकारको है--सविपाकक और अविषाक । कर्म अपनी स्थितिको पूर्णकर, उदय- 
रस देकर खिर जाते हैं उसे सविपाक निजरा कहते हैं। यह निर्जंसा सब जीबोंके 
होती है । और तपक्े कारण जो कम स्थिति पूर्ण हुये बिना हो खिर जाते हैं, बह 
अविपाक निजंरा कहाती है। सविपाक लिजंरा कार्यकारी नहीं है। अविपाक 
निर्जरा ही कार्यकारी है। अतएव इन्द्रियो और कषायोका निम्नह करके परम 


१, स्वामिकुमार, हादशानुप्रेक्षा, गाथा १०२ | 


१४२ : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


बीतरागभाररूप आत्मध्यानमें लोन होना उत्कृष्ट निजरो है 4... « :: 

” झीकानुप्र क्षामें लोकंके स्वरूप और आकां २-प्रकारका विध्लारसे वर्णलः है । 
आकफारद्रंव्यंकां दोंत्र अनन्त है. और उसके बहुमध्य देशमें स्थित लोक है। यह किसी 
के द्वारा निमित नही है | जोवांदि द्रव्योका परस्पर एक क्षेत्राबगाह होनेसे यह 
लोक॑ कहुलांता है। वस्तुतः द्रव्योका समुदाय लोक कहा जाता है। लोक ह्ष्य 
की दृष्टिसे नित्य है, पर परिवर्ततशीछ पर्थायोंकी अपेक्षास परिणामी है।यह 
पूर्व-पश्चिम दिशामें नीचेंके भागमें सात्त राजु चोड़ा है| वहाँसे अमुक्रमसें घटता 
हुआ मध्यलोकमें एक राजु रहता है। पुन: ऊपर अनुक्रमसे बढ़ता-बढता ब्रह्म 
स्वर्ग तक पाँच राजु चोड़ा हो जाता है, पश्चात्‌ घटते-घटते अन्तमें एक राजू 
रह जाता है | इम्नप्रकार खड़े किये गये डेढ़ मृदंगकी तरह लोकका पूर्व-पश्चिम- 
में आकार होता है। उत्तर-दक्षिणमें भी सात राजु विस्तार है। मेरुके नीचे 
भी सात राजु अधोलोक है। लोकशब्दका अर्थ बतरूते हुए लिखा है-- 

दीसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे लोओ | 
त्तस्स सिहरम्मि सिद्धा, अतविहीणा विरायंते"॥ 
जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं, वह लोक कहलाता है| लोकसें जोग, 
पुदूगल, घमं, अधम, आकाश और काल इन छठ? द्रव्योका निवास है । इस, अनु- 
प्रंक्षामें इन छहों द्रव्योंका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लोकभनुप्र क्षामें 
द्रव्योंके स्वभाव-गुणको बतलाते हुये, शरो रसे भिन्‍न आत्माकी अनुभूति करनेका 
चित्रण किया है। इस भावनामे गुणस्थानोंके स्वरूप और भेदोंका भी कथन 
आया है तथा सप्त नयोंकी अपेक्षासे जीवादि पदार्थोंका विवेचन भी किया 
गया है। 
बोधिदुलंभभावनामे आत्मज्ञानकी दुलेभतापर प्रकाश डाला गया है। 
आरम्भमे बतक्लाया गया है कि संसारमें समस्त पदार्थोंकी प्राप्ति सुलभ है, पर 
आत्मज्ञानकी प्राप्ति होना अत्यन्त दुष्कर है। सम्यबत्वके बिना आत्मशान प्राप्त 
नहीं होता | जिसे मनन्‍द कर्मोदयसे रत्नन्नय भी प्राप्त हो गया हो, वह व्यक्ति यदि 
तीव्र कषायके अधीन रहे, तो उसका रत्नत्रय नष्ट हो जाता है और वह दुग्गंति- 
का यात्र बनता है। प्रथम तो मनुध्यगतिकी प्राप्ति हो दुलंभ है और इस पर्यमायके 
प्राप्त हो जानेपर भी सभ्यक्त्वका मिलना दुष्कर है । सम्यक्त्वके प्राप्त होनेपर 
भो सम्यक्‌ बोधका मिलना ओर भी कठिन है। इसप्रकार स्वामिकारतिकेयने 
के दुलमताका कथन करते हुये रत्नत्रग्रके स्वरूप आदि पर प्रकाश 
डाला है । 


१. स्वामिकुमार, द्वादशानुप्रेज्ा, १२१। 
अुतधर और सास्स्वशाबार्थ : १४३ 


१०० 


धर्मानुप्रेक्षामें धर्मका यथार्थ स्वरूप अतीन्द्रिय बतलाया है | धर्मंका वास्त- 
बिक रूप सर्वज्ञता है।सर्वज्ञताके अस्तित्वमें किसीप्रका रका सम्देह नहीं किया जा 
सकता है| इस धघर्मानुप्रेक्षामें कमंबन्धके चक्रवालका भी विश्लेषण आया है। 
बताया गया है कि सर्वज्ञदेव सब द्रव्य, क्षेत्र, काल भावोंकी अवस्थाओंकों 
जानते है। सर्वज्ञके ज्ञानमें सब कुछ प्रकाशित होता है। उनके ज्ञानमें जिस 
प्रका रके पदार्थोंकी पर्यायें प्रतिविम्बित होतो हैं, उन पर्याय जन्य फल वैसा हो 
घटित होता है। उसमें कोई किसी प्रकारका परिवतेन नहों कर सकता है | 
निम्न दोनों गाथाओंसे पर्बायोको नियत स्थिति सिद्ध होती है-- 


ज जस्स जम्मि देसे, जेण बिहाणेण जम्मि कालम्मि । 
णाद॑ जिणेण णियदं, जम्म वा अहव मरणं वा ।॥ 
त॑ तस्स तम्मि देले, तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि | 
को सक्‍कदि वारेदुं, इदों वा अह जिणिदो वा ॥" 


जो जिस जोवके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानसे जन्म-मरण, 
दुःख-सुख, रोग-दारिद्र आदि सर्वज्ञदेवके द्वारा जाने गये हैं, बे नियमसे हो उस 
प्राणीकों उसी देशमे, उसी कालमे और उसो विधानसे प्राप्त हते है। इन्द्र, जिनेन्द्र 
या तीर्थैंक रदेव अन्य कोई भो उसका लिबारण नही कर सकते । इस प्रकारके 
निश्चयसे सब द्रव्य, जीव, पुदुगल, घर, अधर्म, आकाश और काल इन द्रब्पों 
ओर इनकी समस्त पर्यायोका जो श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यक्दृष्टि है । 
यह स्मरणीय है कि जीव मिथ्यात्वकर्मकें, उपशम, क्षयोप्षम या क्षयके बिना 
तत्त्वार्थकों ग्रहण नहीं कर पाता । इसप्रकार धर्मानुप्रेक्षामे व्यवहारधमं और 
निश्चयधमंका विस्तारपुर्वंक वर्णन किया गया है । 


१८६ गाथाओमें इस अनुप्रेक्षाका वर्णन आया है। अनशनादि बारह तप 
भी इसों वर्णनसदर्भमे समाविष्ट हैं । ग्रह ब्रतोंके निरूपणमे गुणब्षतों ओर 
शिक्षाव्रतोका क्रम वही है, जो कुन्दकन्दके चारित्रपाहुड'में पाया जाता है। भेद 
केवल इतना ही है कि अन्तिम शिक्षात्रत सल्लेखना नही, कितु देशावकाशिक 
ग्रहण किया गया है। यह गुणब्रतों और शिक्षात्र तोकी व्यवस्था तत्त्वार्थसूत्रसे 
संख्याक्रममें भिन्न है, भोर श्रावकप्रज्नप्तिकी व्यवस्थाके तुल्य है | 


इस प्रकार धर्मानुप्रेक्षामे तपों ओर ब्रतोंका विस्तारपुवंक कथन आया है। 
श्रावकधम और मुनिधर्मकों सक्षेपमे अवगत करनेके लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है । 


१ स्वामिकुमार, दादशानुप्रेक्षा, गाथा ३२१, ३२२। 





१४४ * तोर्थंकर महाबीर और उतकी आचार्य-परम्परा 


रखना-प्रतिभा (5 
स्वामी कार्तिकेयकों रचना-शक्ति शिवाय ओर कुन्दकुन्दके समात है। विषभको 
सरल और सुबीध बनानेके लिए उपमानोंका प्रयोग पद-पदपर किया गया है। 
लेखक जिस तथ्यका प्रतिपादन करना चाहता है, उस तथ्यको बड़ो ही दृढताके 
साथ उपस्थित कर देता है। प्रइनोत्तर-शेलीमें लिखी गयी गाथाएँ तो विशेष 
रोचक और महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ उदाहरणा्थं दो गाथाओंको उपस्थित कर 
लेखककी रचना-प्रतिभाका परिचय प्रस्तुत किया जाता है-- 
को ण वसो इत्यिजणे, कस्स ण मयणेण खंडिय॑ मार्ण । 
को इंदिएहि ण जियो, को ण कप्माएहि संतत्तो ॥ 
सो ण वसो इत्यिजणे, सो ण जिओ इंदि्हि मोहेण | 
जो ण य गिण्॒दि गंथं, अब्भंतर बाहिरं सब्बं॥१ 
इस छलोकमें स्त्रीजनके बशमें कौन नहीं ? कामते किसका सान खण्डित 
नहीं किया ? इन्द्रियोंने किसे नहीं जीता ओर कषायोंसे कौन सतप्त नहीं हुआ ? 
ग्रन्थका रने इन समस्त प्रध्नोंका उत्तर तकपरर्णं और सुबोध शेलोमें अंकित 
किया है। वह कहता है, जो मनुष्य बाह्य और आभ्यन्तर संभस्त परिग्रहको 
ग्रहण नही करता, वह मनुष्य त तो स्त्रीजनके वशमें होता है,व कामके अधीन 
होता है और न मोह और इन्द्रियोंके द्व/रा हो जीता जा सकता है। 
इस ग्रल्थकी अभिव्यंजना बड़ी हो सशक्त है। ग्रन्थकारने छोटी-सी गाथामें 
बड़े-बड़े तथ्योंकी संजो कर सहजरूपमें अभिव्यक्त किया है। भाषा सर 
ओर परिमाजित है। शेलीमें अर्थशीष्ठव, स्वच्छता, प्रेषणीयत्ता, सूत्रात्मकता 
अलंकारात्मकता समवेत है । 
गृड़पिच्छाचायं 
परिचय 
तत्त्वाथंसू त्रके रचयिता आचार्य गृद्धपिच्छ हैं। इनका अपरनाम उमा- 
स्वामी या उमास्वाति भी प्राप्त होता है। आचाय॑ वीरसेनने जीवस्थानके काछ 
अनुयोगद्वा रमें_तत्त्वार्थसृत्र और उसके कर्ता गृद्धपिच्छाचायंके नामोल्लेखके 
साथ उनके तस्त्वार्थसृत्रका एक सत्र उद्धुत्त किया है-- 
तह गिद्धपिछाइरिय्प्पयासिदतज्वत्यसुत्ते वि “वर्तनापरिणामक्रिया: पर- 


१. स्वामिकुमार, द्रादशानूप्रेक्षा, सराथा २८१।१८२ । 


धृतपर और सारावताबार्द : १४५ 
१३० ः 


स्वापरत्वे जे कालस्प' 'इदि दव्वकालो परूविदो ।* 


इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि तत्त्वा्थंसृत्रके रचयिता गृद्धपिच्छाचायं हैं। 
हस नामका समर्थत आचाये विद्यानन्दके तत्त्वाथंडलोकवातिकसे भी होता 

एवेन गुद्धपिच्छाचार्यपर्यन्तमुनिसूश्रेण व्यभिचारता निरस्ता' ।* 

यहाँ विद्यानन्दने भी तत्त्वार्थसत्रके कर्त्ताका नाम गृद्धपिच्छाचा्यं बतलाया 
है। 


तत्त्वार्थसत्रके किसी टीकाकारने भी निम्न पद्ममें तत्त्वाथ॑सृत्रके रचयिताका 
नाम गृद्धपिच्छाचाय॑ दिया है-- 
तत्त्वाथ॑ंसूत्रकर्तारं गुद्धपिच्छोपलक्षितम । 
वन्दे गणीत्द्रसंजातमुमास्वामिमुनीश्वरस ॥।3” 


इसमें गृद्धपिच्छाचार्य नामके साथ उनका दूसरा नाम “उमास्वामिमुनीदर' 
भी बतलाया गया है। वादिराजने भी अपने पाइ्व॑नाथचरित्रमें गृद्धपिच्छ 
तामका उल्लेख किया है-- 
'अतुच्छगुणसम्पातं गृद्धपिच्छ नतो$स्मि त्म्‌ । 
पक्षीकुव॑न्ति यं भव्या निर्वाणायोत्पतिष्णव: ॥/* 
आकाशमें उड़नेकी इच्छा करनेवाले पक्षी जिस प्रकार अपने पंखोंका सहारा 
लेते हैं उसी प्रकार मोक्षरूपी नगरको जानेके लिए भव्यछोग जिस मुनीश्वरका 
सहारा लेते हैं उस महामना अगणित गुणोंके भण्डारस्वरूप गृद्धपिच्छ नामक 
मुनिमहराजके लिए मेरा सविनय नमस्कार है। 
इन प्रमाणोल्लेखोंसे स्पष्ट है कि तत्त्वाथंसृत्रके कर्त्ता गृद्धपिच्छाचायं हैं। 
श्रवणवेलगोलाके एक अभिलेखमें गृद्धपिच्छ नामकी साथंकता और कुन्द- 
कुन्दके वंशमें उनकी उत्पत्ति बतलछाते हुए उनका उमास्वाति नाम भी दिया 
है । यथा-- 
अभूदुमास्वातिमुनि: पवित्रे वंशे तदीये सकलात्थंवेदी । 
सृत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रा्थजात्तं मुनिपुड्भवेन ॥ 





१. पद्खण्डासस, घवछा टीका,जीवस्थान, काल अनुयोगद्वार, पृ० ३१६। 
२. तत्त्वार्थश्लोकबातिक पु० ६। 

रे. तस्‍्वायंसूत्रकों अनेक प्रतियोंके अन्तमें उपलब्ध पद्च । 

४. पाबनाधचरित १।१६। 


१४६ ; तोर्थषकर भद्दाथीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


स प्राणितंरक्षणसावघानों बभार थोगी किक गुद्ध्॑पक्षान्‌ | 
तदा प्रभृत्येव बुधा यमाहुराचायंशब्दोत्तरयृद्प्रपिच्छमु |) 
अन्य शिलालेखमें भो गृद्धपिच्छका उल्लेख प्रा होता है--- 
अभूदुमास्वातिमुनीश्व रोःसावाचा्ंशब्दोत्त रगृद्ध् पिच्छ: | 
तदन्वये तत्सदुशो#स्त नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी* ॥ 
आचार्य कुन्दकुन्दके पविश्न वंशमें सकलार्थके शाता उमास्वाति मुनीस्यर 
हुए, जिन्होंने जिनप्रणीत द्वादशांगवाणीको सूत्रोंमें निबद्ध किया । इन आचार्यने 
प्राणिरक्षाके हेतु गृद्धपिच्छोंको धारण किया। इसी कारण वे गृद्धपिच्छाचार्य- 
के नामसे प्रसिद्ध हुए | आमलेखीय प्रमाणमें गृद्धपिच्छाचायंको श्रुतकेवलिदेशोय 
भी कहा गया है। इससे उनका आगमसम्बन्धी सातिशय ज्ञान प्रकट होता है । 


तत्त्वाथंसूत्रके रचयिता गृद्धपिच्छाचा्यंका उल्लेख श्रवणबेलगोलाक़े अभि- 
लेखोंमें ४०, ४२, ४३, ४७ और ५० संख्यकमें भी पाया जाता है। अभिलेखसंख्या- 
: १०५ और १०८ में तत्त्वाथंसूत्रके कर्तताका नाम उमास्वाति भी आया है और 
गृद्धपिच्छ उनका दूसरा नाम बतलाया है। यथा-- 


श्रोमानुमास्वातिरयं यतीशस्तत्त्वात्य॑सूत्र प्रकटीचकार। 
यन्मुक्तिमार्गाचरणोद्यतानां पाथेयमग्ध्य॑ भवति प्रजानां ॥ 
तस्येव शिष्योश्जनि गृद्धृपिच्छ-द्वितीयसंज्स्प बलाकपिच्छः | 
यत्सूक्तिरत्नानि भवन्ति लोके मुक्त्यज्भनामोहनमण्डतानि? ॥ 


यतियोंके अधिपत्ति श्रीमान्‌ उमास्वातिने तत्त्वार्थसुत्रकों प्रकट किया, जो 
मोक्षमार्गके आबरणमें उद्यत मुमुक्षुजनोंके लिए उत्कृष्ट पाथेय है। उन्हींका 
गुद्धपिच्छ दूसरा नाम है। इन गृद्धपिच्छाचायंके एक श्षिष्य बलाकपिच्छ थे, 
जिनके सृक्तिरत्न मुक्त्यज्भनाके मोहन करनेके लिए आभूषणोंका काम देते हैं। 


इस प्रकार दिगम्बर साहित्य और अभिलेखोंका अध्ययन करनेसे यह ज्ञात 
होता है कि तत्त्वाथंसूत्रके रचयिता गृद्धपिच्छाचायं, अपरनाम उमास्वामि या 
उमास्वा त्ति हैं । 


कुछ विद्वानोंने तत्त्वाथंसूत्रका रचयिता कुन्दकुन्दकों माना हैं। आचार्य 


१. जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसं० १०८, पु० २१००-११ | 
२. जेनणिलालेससंप्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंश्या-४३, पृ० ४३ । 
. है. वह्दी, अभिकेलसंख्या-१०५, पृ० १९८ । 


भुतचर और सारत्वताबार्म ; १४७. 


श्री जुगलकिशोर मुख्तारते इस मतकी समीक्षा की है ।* 
तत्त्वाथंसूत्रके रचबिताके सम्बन्धमें एक अन्य मत यह है कि वाचक उमा- 
स्वाति इस सूत्रग्नन्थके रचयिता हैं। पण्डित सुखलालजीने तत्त्वा्थयूत् (विवेचन) 
की प्रस्तावनामें वाचक उमास्वातिको तत्त्वाथ॑ंसूत्रका कर्त्ता माना है, गृद्धपिच्छ 
उमास्वातिको नहीं । वे कहते हैं कि गृद्धपिच्छ उमास्वाति नामके आचाय॑ हुए 
अवश्य हैं, पर उन्होंने तत्त्वाथंसूत्र या तत्त्वार्थधिगम शास्त्रकी रचना नहीं 
की है। उन्होंने इस यूत्रग्रन्थका उल्लेख “'तस्वार्थाघिगम' शास्त्रके नामसे किया 
- है। पर यह नाम तत्त्वाथंसृत्रका न होकर उसके तत्त्वार्थाधिगम' भाष्यका है। 


तत्तवार्थाधिगमभाष्यकी रचनाके पूव॑ तत्त्वाथ॑सूत्रपर अनेक दीकाएँ ल्खि 
जा चुको थीं । सर्वार्थसिद्धिका निम्त सूत्र तत्त्वार्थाधिगम भाष्यमें कुछ परिवर्धन- 
के साथ पाया जाता है, जिससे भाष्यकी सर्वा्यंसिद्धिसि उत्तरकालीनता अव- 
गत होती है-- 

(क) 'मतिश्रुतयो निबन्धो द्रव्येष्वसवंपययिषु' । 

(व) मतिश्रुतयोनिबन्धः सर्वद्रव्येष्वसबंपर्याषु (* 

यहाँ तत्त्वार्थाधिगमभाष्यमें सर्वार्थंसिद्धिमान्य सूत्रपाठकी अपेक्षा द्रव्यपदके 
साथ विशेषणरूपसे 'सर्व” पद स्वीकार किया गया है। किन्तु जब वे ही 
भाष्यकार इस सूत्रके उत्तराधंको १२० के भाष्यमें उद्धृत करते हैं तो उसका 
रूप सर्वार्थसिद्धिमान्य सृत्रपा5 ले लेता है। यथा--'अत्राह--मतिश्रुत्तयोस्तु- 
ल्यविषयत्वं वक्ष्यति “द्रव्येष्बसबंपर्यायेषु”४ इत्ति ।' 

इससे ज्ञात होता है कि भाष्यके पू्व॑ तत्त्वाथंसत्रपर सर्वार्थसिद्धि-ठीका 
लिखी जा चुकी थी ओर उसमे तत्त्वाथंसृत्रका एक सूत्रपाठ निर्धारित किया 
जा चुका था। सिद्धसेनगणि और हरिभद्रने भी तत्त्वार्थाधिगमभाष्यके इस 
अंधशको इसी रूपमें स्वीकार किया है। अब प्रदन यह है कि तत्त्वार्थाधिगम- 
भाष्यका रने जब उल्लिखित सूत्रके उत्तराधंका सर्वद्रव्येष्वसवंपर्यायेषु' पाठ 
स्वीकार किया, तब उसे उद्धृत करते समय उसमेंसे सर्व” पद क्यों छोड़ 
दिया ? यदि 'सर्व” पदकी 'द्रव्य/ पदके विशेषणके रूपमें आवश्यकता थी तो 
उन्होंने उद्धृत करते समय क्यों नही इस बातका ध्यान रखा ? यह ऐसा प्रश्न 


. जेंन साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश, पृ० १०२-१०५॥। 
. सर्वार्थसिद्धि, १२६ । 
. तस्वार्थाधिगमभाष्य-!।२७ । 
, वही, १।२० भाष्य । 


अबकी 00 


१४८ : तीथेकर महादीर और उनकी आलार्य-परम्परा 


है, जिसको उपेक्षा नहीं को जा सकतो । बहुत सम्भव है कि उन्होंने प्राजौल 
सूत्रपाठकी परम्पराकी ध्यानमें रखकर ही प्रथम अध्यायके २०वें सुत्रके 
भाष्यमें उसे दिया, जो सर्चारथसिद्धिमें उपलब्ध था। इससे विदित होता है कि 
तस्वार्थाधिग्मभाष्य लिखते समय वाचक उमास्व्रातिके समक्ष सर्वार्थसिद्धि अथवा 
उसमें मान्य सूत्रपाठ रहा है । 

अरथंविकासकी दुष्टिसि विचार करनेपर प्रतीत होगा कि तत्त्वार्थाधियम- 
भाष्यको सर्वार्थसिद्धिक बाद लिखा गया है। कालके उपका रप्रकरणमें सर्वा्थ- 
सिद्धिमें परत्य ओर अपरत्व ये दो ही मेद किये गये हैं, जबकि तस्तवार्थाधिगम- 
भाष्यमें उसके तीन भेद उपलब्ध होते हैं।अतएब प्रज्ञाचक्षु पण्डित सुखछालजी- 
का यह अभिमत कि तत्त्वाथंसत्रकार और तत्त्वार्थाधिगमभाष्यकार एक ही 
व्यक्ति है, समीचीन प्रत्तीत्त नहीं होता । 


तत्त्वार्थस॒त्रके दो सूत्रपाठ हो जानेपर भी ऐसे अधिकतर सूत्र हैं जो दोनों 
परम्पराओंमें मान्य है और उनमे भी कुछ ऐसे सूत्र अपने मूलरूपमे उपलब्ध 
हैं, जिनके रचथित्ताकी स्थित्तिपर प्रकाश पड़ता है। पण्डित फूलचन्द्रजी शास्त्री- 
ने (१) तीर्थंकरप्रकृतिके बन्धके का रणोंका प्रतिपादक सूत्र,(२)बाइस परीषहोका 
प्रतिपादक सूत्र, (३) केवलीजिनके ११ परिषहोंके सद्भावका प्रतिपादक सूत्र 
और (४) एक जीवके एक साथ परीषहसंख्याबोधक सूत्र--इन चार सत्रोंको 
उपस्थित्त कर तत्त्राययंसुत्र और तत्त्वार्थाधिगमभाष्यके रच्यिताओंको भिन्न- 
भिन्न व्यक्ति सिद्ध किया है।' पण्डित फुलचन्द्रजोने 'उमास्वात्तिवाचकोपन्- 
सृत्रभाष्ये' पदके पण्डित सुखलालजो द्वास किये गये अथंको समीक्षा करते 
हुए लिखा है--'पण्डित्तजी, भाष्यकार ओर सूत्रकार एक हो व्यक्ति हैं--इस 
पक्षमें उसका अर्थ लगानेका प्रयत्न करते हैं, कितु इस पदका सीधा अर्थ है--- 
उमास्वातिवाचकद्वा रा बनाया हुआ सूत्रभाष्य। यहाँ 'उमास्वातिवाचकोपज्ञ' 
पदका सम्बन्ध सूत्रसे न होकर उसके भाष्यसे है। दूसरा प्रमाण पण्डितजीने 
वें अध्यायके २२वें सूजकी सिद्धसेनीय टीका उपस्थित की है, कितु यह प्रमाण 
भी सन्देहास्पद है, क्योंकि सिद्धसेन गणिकी टीकाकी जो प्राचीन प्रतियाँ उप- 
लब्ध होती हैं उनमें “स्वकृतसुत्रसन्निवेशमाश्रित्योक्तम्‌” पाठके स्थानमें 
“कृत्तस्तत्र सूत्रसन्निवेशमाश्रित्योक्तस' पाठ भी उपलब्ध होता है। बहुत 
सम्भव है कि किसी लिपिकारने तत्त्वाथंसत्रका वाचक उमास्वाति कतुंत्व 
दिखलानेके अभिप्रायसे “छृत्तस्तत्र”' का संशोधन कर 'स्वकृत' पाठ बनाया हो 





१. सर्वायसिद्धि, प्रस्तावना, पु० ६५-६८ । 
भुतधर्‌ और सारस्वहाचार्य : १४९ 


और बादमें यह पाठ बरू पड़ा हो ।'* 

अतः तत्वायं अथवा तत्त्वार्थसृत्र और तत्त्वार्थाधिगमभाष्य दो पृथक्‌-पृथक्‌ 
रचनाएँ हैं। तत्त्वाथं सर्वार्थसिद्धिसे पूव॑वर्ती और तत्त्वार्थाधिगमभाष्य उससे 
उत्तरवर्ती रचना है। अतएव तत्त्वार्थाधिगमभाष्यके कर्त्ता वाचक उमास्वाति 
रहे होंगे । पर मूल तत्त्वाथंसृत्रके कर्त्ता गृद्धपच्छाचायं है। इस नामका 
उल्लेख नवी शतताब्दीके आचार्य वोरसेन और विद्यानन्द जेसे आचार्योके 
साहित्यमें मिलता है। उत्तरकालमे अभिलेखो और ग्रन्थोमें उमास्वामी और 
उमास्वाति इत दो नामोंसे भो इनका उल्लेख किया गया है। लगभग इसी 
समय इवेताम्भर सम्प्रदायमें हुए भिद्धसेन गणिके उल्लेखोंसे तत्त्वार्थाधिगम- 
भाष्यका रचयिता बाचक उमास्वातिको माना गया और इन्हे ही तत्त्वार्थ- 
सूत्रका रचयित्ता भी बता दिया गया | पर मूल और भाष्य दोनोंका अन्तःपरी- 
क्षण करनेपर वे दोनों पृथक-पृथक्‌ दो विभिन्नकालीन कतृंक सिद्ध होते है, जैसा 
कि ऊपरके विवेचनसे प्रकट है । 


गुरुपरम्परा 

गुद्धपिच्छाचायं किस अन्वयमे हुए, यह विचारणीय है। नन्दिसधकी 
पट्टावलि और श्रवणवेलगोडाके अभिलेखोंसे यह प्रमाणित होता है कि गुद्धपि- 
च्छाचार्य कन्दकुन्दके अन्वयमे हुए हे । नन्दिसंघकी पट्टावलि विक्रमके राज्या- 
भिषेकसे प्रारम्भ होती है | वह निम्त प्रकार है-- 

१ भद्गबाहु द्वितीय (४), २ गुप्तिगुप्त (२६), ३ माघनन्दि (२६), ४ 
जिनचन्द्र (४०), ५ कुन्दकुन्दाचार्य (४९), ६ उमास्वामि (१०१), ७ लोहाचाय॑ 
(१४२), < यशय.कोति (१५३), ९ यशोनन्दि (२११), १० देवनन्दि (२५८), 
११ जयतन्दि (३२०८), १२ गुणनन्दि (३५८), १३ वज्जनन्दि (३६४), १४ कुमार- 
नन्दि (३८६), १५ लोकचन्द (४२७), १६ प्रभाचन्द्र (४५३), १७ नेमिचन्द्र 
(०७२), १८ भानुनन्दि (४८७), १५ सिहनन्दि (५०८), २० वसुनन्दि (५२५), 
२१ वोरनन्दि (५३१), २२ रत्ननन्दि (५६१), २३ माणिक्यनन्दि (५८५), २४ 
मेघचन्द्र (६०१), २५ झान्तिकीति (६२७), २६ मेरकीति (६४२), ।* 

उपयुक्त पट्टावलिम॑ आया हुआ गुप्तिगुप्तका नाम अहंदवलिके लिये आया 
है | अन्य प्रमाणोसे सिद्ध है कि नन्दिसंघको स्थापना अहंद्व॒लिने की थी, और 

इसके प्रथम पट्टधर आचाये माघनन्दि हुए। इस क्रमसे गृद्धपिच्छ नन्दिसंघके 
१. स० सि० प्रस्तावनां, पूृ० ६८ | 
२. जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृ० ७८ । 


१५० : तीथंकर महावीर और इनकी आचार्य-परम्परा 


कप आवचायोमें चतु्च आते हैं और इनका समम वौर विर्वाण सं० ५७६ 
सिद्ध । अत्ताव भृद्धपिच्छके युदुका' वास कुन्दकुन्दाचाय॑ होना चाहिये। 
श्रवणवेलगोलाक्रे अभिलेख स० १०८ में गद्धपिच्छ उमास्वांगिका शिष्य बल्ाक- 
पिच्छाचायंको बतलाया है| अतः इनके शिष्य बलाकपिच्छ हैं । 

तत्त्वाथंसूत्रके निर्माणमें कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंका सर्वाधिक उपयोग किया: गया | 
है। आचार्य कुन्दकुन्दने अपने पंचास्तिकायमें द्रब्यका लक्षण बताते हुये छिला है--- 


दब्यं सल्‍लकखणियं उपादव्वयधुवत्तसंजुत्त । 
गुणपज्जयासयं वा जं त अण्णंति सव्बण्ट्ू) ॥। 


इस गाथाके आधारपर तत्त्वाथंसत्रमें तीन सूत्र उपलब्ध होते हैं। ये तीनों 
सूत्र क्रमश: गाथाके प्रथम, द्वितीय और तृत्तीय पाद हैं-- 


(१) सद्द्रव्यलक्षणम्‌" | 

(२) उत्पादब्ययश्रोव्ययुक्तं सत्‌३ | 

(३) गुणपयंयवद्‌ द्रव्यम्‌ | 

अतएव गद्धपिच्छने कुन्दकुन्दका ज्ञाब्दिक और वस्तुगत अनुसरण किया 
है । भतः आशचये नहीं कि गृद्धपिच्छके गुरु कुन्दकुन्द रहे हों। श्रवणवेलगोलाके 
उक्त अभिलेखानुसार गद्धपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छ है। इनको गणना नन्दि 
संघके आचार्योमें है । 


यद्यपि पंडित सुखलालजीने इन्हें ही तत्वार्थाधिगमभाष्यका कर्त्ता मानकर 
उच्चेर्नागर शाखाका आचाय॑ माना है और यह शास्रा कल्पसुत्रकी स्थत्रिरावलि- 
के अनुसार आयंशान्तिश्रेणिकसे निकली है। आययंशान्तिश्रेणिक आयंसुहृत्तिसे 
चौथी पीढ़ीमें आते हैं, तथा वह शान्तिश्रेणिक आयंबज्के गुरु आयंसिहग्रिरिके 
गुरुमाई होनेसे, आयंवज्ञकी पहली पीढ़ीमें आते हैं। तत्त्वार्थािगमभाष्यकों 
प्रशस्तिमें वाचक उमास्वातिने अपनेको शिवश्नीनामक वाचकमुख्यका प्रशिष्य 
और एकादशांगवेत्ता घोषनन्दि श्रमणका दीक्षा क्षिष्य तथा प्रसिद्धकीतिवाले 
महावाचक श्रमण श्रीमुण्डपादका विद्या-प्रशिष्य बतलाया है। 


पर यह गुरुद्षिष्य-परम्परा तलत्त्वार्थाधिगसभाष्यकार बाचक उम।स्वातिकी 


फ्त 


» पंचास्तिकाय, याथा १० 
« तैत्त्वाथंसूत्र ५१२९ 
वही ५३० 

- वहीं फाइट 


जल ,छछ ० 


अुतपर और सारल्वतात्ार्य : हप् ः 


है, तत्त्वाथंसत्रकार गृद्धपिच्छकी नहीं । गृड्पिच्छ उभास्वामि कुन्दबुन्दान्वयमें 
हैये हैं और ये कुन्दक्रुल्दाचायंके उत्तराधिकारी भी हैं। 


समय-निर्धारण 

इनका समय नन्दिसंघको पट्टावलिके अनुसार वो र-निर्वाण सम्बत्‌ ५७१ है, 
जोकि वि० सं० १०१ आता है। 'विद्ृज्जनब्रोधक' में निम्नलिखित पद् 
आया है-- 

वर्षसप्तशते चेवब सप्तत्या च विस्मृतों। 
उमास्वामिमुनिर्जातः करुन्दकुन्दस्तयैव च॑ ॥ 

अर्थात्‌ वीर निर्वाण सवत््‌ ७७० में उमास्वामि मुनि हुए, तथा उसो समय 
कुन्दवुन्दाचायं भी हुये | नन्दिसघकी पद्ठावलिमे बताया है कि उमास्वामी ४० 
वेषं ८ महीने आचायंपदपर प्रतिष्ठित रहे । उनकी आयु ८४ वर्षकी थी और 
विक्रम संवत्‌ १४२ मे उनके पट्टपर लोहाचाये द्वितीय प्रतिष्ठित हुए | प्रो० 
हानंले , डा० पिटसंन और डा० सतीशचन्द्रने इस पट्टावलिके अधारपर 
उमास्वातिको ईसाकी प्रथम शताब्दीका विद्वान माना है। 

“विदज्जनबोधक' के अनुसार उमास्व्रातिका समय विक्रम सम्बत््‌ ३०० 
आता है और वह पट्टावलिके समयसे १५० वर्ष पीछे पड़ता है। 

इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावत्ता रमे ६८३ वर्षकों श्रुतधर आचार्यो की परम्परा 
दी है और इसके बाद अगपुर्वके एकदेशधारी विनयधर, श्रोदत्त और अ हंद्दतका 
नामोल्लेखकर तन्दिसंघ आदि संघोंकी स्थापना करनेवाले अहुंदूवलिका नाम दिया 
है। श्रुतावतारमें इसके पश्चात्‌ माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतवलिके 
उल्लेख हैँ। उसके बाद कुन्दकुन्दका नाम आया है। अतः आचार्य गृद्धपिच्छ कुन्द- 
कुन्दके पश्चात्त अर्थात्‌ ६८३ वर्षके अनन्तर हुए हैं। यदि इस अनन्त रकालकों 
१०० वर्ष मान लिया जाये, तो वोर-नर्वाण सम्वत्‌ ७८३ के लगभग आचार्य 
गुद्धपिच्छका समय होगा । 

यद्यपि श्ुतधर आचार्यो की परम्परा का निर्देश घवला", आदिपुराण , नन्दि- 
१. सव्धिसिद्धि, प्रस्तावना, पृ० ७८ से उद्धृत । 
२. शअयते, 27, >४, ?ए. 34], 35, 
है, ए८क४णाह8 0700 ए०८ए07६ 04 $9॥37६ पफाथ्यपडटलएा5 ए, ऋण], 
४५. मा507ए जी पहल थटता3९०! 5०४०० ० छिवाब्ा [,08॥० ९, 3, 9. 
९. पवला पुस्तक ९, पृ० १३०. 
६. आदिपुराण २।१३७ 





१५२ : तोधकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सैधकी प्राकत पट्टार्वाह" और त्रिसोकप्रशप्ल' आदियें आया,है, पर ये सभी 


परम्पराएँ ६८३ वर्ष तकका हो निर्देश करती हैं । इसके आगेके आचवायॉका कथन , 


नहीं मिछता । अतएव श्रुतावतार आदिके आधारसे गृद्धपिलछका समय निर्णोत 
नहीं किया जा सकता है। 

डॉ० ए० एन उपाध्येने बहुत ऊहापीहके पश्चात्‌ कुन्कुन्दके समयका निर्णय 
किया है, और जिससे गुद्धपिच्छ, आचार्य कुन्दकन्दके शिष्य प्रकट होते हैं। 
उपाध्येजीके मतानुसार कुन्दक्न्दका समय ई० प्रथम शताब्दीके छूगभग है। 
अत्त: गृद्धपिच्छाचायं उसके पश्चात्‌ ही हुए हैं । 

कन्दकुन्दका समय निर्णीत हो जानेके पश्चात्‌ आचार्य मृद्धपिच्छका समय 
अबगत करनेमें कठिनाई नहीं है। यतः पद्टावलियों और शिलालेखोंमें आचार्य 
कुन्दकन्दके पश्चात्‌ गुद्धपिच्छका नाम आया है। अतएवं इनका समय ई० प्रथम 
शताब्दोका अन्तिम भाग और द्वितीय शत्ताब्दीका पुंभाग घटित होता है । 

निष्कर्ष यह कि पट्टावलियों, प्रशस्तियों और अभिलेखोंके अध्ययनसे गुद्ध- 
पिच्छका समय ई० सन्‌ द्विताय शत्ताब्दी प्रतोत होता है । 


तत्त्वा्थंसत्रकी रचना 

आचाय॑ गुद्धपच्छकी एकमात्र रचना “तत्त्वा्थसत्र' है। इस सन्ग्रन्थका 
प्राचीन नाम 'तस्वाथं' रहा है। 'तत्त्वा्थ' की तीन टीकाएँ प्रसिद्ध हैं, जिनके 
साथ तत्त्वाथंपद लगा है, पृज्यपादको 'तत्त्वाथंवृत्ति,, जिसका दूसरा नाम 
'सर्वार्थसिद्धि' है, अकलकका 'तत्त्वार्णवातिक' ओर विद्यानन्दका तत्त्वाथंश्लोक- 
वातिक' । अतएवं इस ग्रन्थका प्राचोन नाम 'तत्त्वार्थ' ही रहा है। सूत्रशेलोमें 
निबद्ध होनेसे उत्त र्कालमें इसका तत्त्वार्थसत्र' नाम प्रचलित हुमा। इस 
ग्रन्थकी रचनाके हेतुका वर्णन करते हुए, तत्त्वार्थस॒त्रके कब्नड़-टोफाकार बाल- 
चद्रने छिखा है--- 

“सौराष्ट्रदेशके मध्य उर्जयन्तग्ररिके निकट गिरिनगर नामके पत्तनमें 
आसघ्नभव्य स्वहितार्थी द्विजकुलोत्पन्न श्वेताम्बरभक्‍त सिद्धग्य नामका एक 
विद्वान र्वेताम्बर शास्त्रोंका जाननेवाल/ था। उसने 'दर्शनश्ञानचारित्राणि 
मोक्षमार्य:' यह संज बनाकर एक पटियेपर लिख दिया था| एक दिन चर्याके लिये 
गुद्धपिच्छाचाय मुनि वहाँ आये और उन्होंने उस सूत्रके पहुले 'सम्यक्‌! पद 
जोड़ दिया। जब वह विद्वान बाहरसे लौटा और उससे पटिये पर 'सम्यक्‌' 


१. जैनसिद्धान्त मास्कर, भाग १, किरण ४, पु० ७१ । 
२. त्रिलोकप्रश्नप्ति ४।/६१४९०-९१ | 





खुतधर और सारस्वतायार्य : १५३ 


_-.....___>+ह>ममपि, 


ः 


_ हद रूग़रा देखा, तो वह अपनी मातासे मुनिराजके आनेका समाचार मालूम 

: करके खोजता हुआ उनके पांस पहुँचा ओर पूछने लगा--“आत्माका हित 
क्या है” | इसके बादका प्रश्नोत्तर प्रायः वही सब है, जो 'सर्वाधेसिद्धि' के 
ज्रारम्भमें आचाय॑ पृज्यपादने दिया है। प्रभाचन्द्राचाययने सर्वार्थसिद्धिपर एक 
टिप्पण लिखा है और उस टिप्पणमें उन अव्याकृत पदोंकी व्याख्या की है, 
जो 'सर्वार्थसिद्धि' में छूट गये हैं । इस टिप्पणमें प्रभाचन्द्रने प्रश्नकर्त्ता भव्यका 
नाम तो सिद्धय्य ही दिया है, किन्तु कथा नहीं दी है। उक्त कथासें कित्तना 
तथ्यांश है, यह नहीं कहा जा सकता । 


श्रुतसाग रसूरिने 'तत्त्वाधंवृत्ति” के प्रारम्भमे लिखा है कि किसी समय 
आचाय॑ उमास्वामि गुरद्धापच्छ आश्रममें बेठे हुए थे। उस समय द्वेपायक नामक 
भव्यने वहाँ आकर उनसे प्रश्त किया--भगवनु ! आत्माके लिये हितकारी 
बया है? भव्यके ऐसा प्रइल करनेपर आचायंबयंने मंगलपु्वक उत्तर दिया, 
मोक्ष । यह सुनकर द्वेपायकने पुनः पूछा--उसका स्वरूप क्या है, और उसको 
प्राप्तिका उपाय वक्या है ? उत्तरस्वरूप आचार्यवर्यने कहा कि यद्यपि प्रवादिजन 
इसे अन्यथा प्रकारसे मानते हैं, कोई श्रद्धानमात्रकों मोक्षमार्ग मानते है, कोई 
ज्ञाननिस्पेक्ष चारित्रको मोक्षमागं मानते हैं । परत्तु जिस प्रकार ओषधिके 
केवल ज्ञान, श्रद्धान या प्रयोगस रोगकी निवृत्ति नहीं हो सकती है, उसी 
प्रकार केवल श्रद्धात, केवल ज्ञान या केवल चारित्रसे मोक्षकी प्राप्ति नही हो 
सकती । भव्यने पुछा--तो फिर किस प्रकार उसकी प्राप्ति होती है ? इसीके 
उत्तरस्वरूप आचायंते “सम्यग्दशंनशञानचारित्राणि मोक्षमागं:” यह सूत्र रचा 
है और इसके पश्चात्‌ अन्य सूत्रोंकी रचना हुई है | ऐसी हो उत्थानिका प्रायः 
तत्त्वाथवात्तिकमे भी आयी है। अतः उपयुक्त कथामें कुछ तथ्य तो अवद्य 
प्रतीत होता है। 

कनड़ी टीकाके रचयिता बालचन्द्र विक्रमकी तेरहवी शत्ताब्दीके पुर्वाद्ध॑मे 
हुए हैं । 

पृज्यपादको सर्वार्थसिद्धि 'तत्त्वाथंसृत्र” को उपलब्ध टोकाओंमे आद्य 
एवं प्राचीन टीका है। इसके आरम्भमें ग्रन्थ-रचनाका जो संक्षिप्त इंतिवृत्त 
निबद्ध है उसके आधारसे स्पष्ट रूपमे कहा जा सकता है कि तत्त्वार्थयृत्रका रने 
तत्त्वाथेसूत्रकी रचना किसी आसन्नभव्यके प्रश्नके उत्तरमें की है। इस भव्यका 
नामोल्लेख सर्वार्थंसिद्धिकारने नहों किया । उत्तवर्त्ती लेखकोंने किया है। उनका 


है. अनेकान्त, वर्ण १, पृ० २७० । 


१५४ : तीर्यंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


आधार क्या है, कुछ कहा नहीं जां सकता । वह अन्वेषणीय हा ' इसना स्पष्ट 
तथ्य है कि तत्त्वाभंसूत्र किसी आसचन्नअव्य मुमुक्षुके हिंतार्थ छिखा गंया है। 
तत्त्वाथथंसूत्रका सहस्व 
' इस ग्रस्थमें जिलागमके मूल तत्त्वोंकोी बहुत हो संक्षेपमें निबद्ध किया है। 

इसमें कूछ दश अध्याय और २५७ सूत्र हैं। सस्कृत-भाषामे सृत्रशेलीमें 
लिखित यह पहला सत्रग्रन्थ है। इसमें करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणा- 
तुयोगका सार समाहित है। इसकी सबसे बड़ी महत्ता यह है कि इसमें सांम्प्र- 
दायकता नही है। अतएवं यह श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों ही सम्प्र- 
दायोंको थोड़े-से पाठभेदको छोड़कर समानरूपसे प्रिय है। इसकी महत्ताका 
सबसे बड़ा दूसरा प्रमाण यह है कि दोनों ही सम्प्रदायोंके महान्‌ आचार्योने इसपर 
' टीकाएँ लिखी हैं। पृज्यपाद, अकलंक और विद्यानन्दने दाशंनिक टीकाएँ 
लिखकर इस ग्रन्थका महत्त्व व्यक्त किया है । विद्यानन्दने अपनी 'आप्तपरीक्षा' 
में इसे बहुमूल्य रत्नोंका उत्पादक, सलिलनिधि--समुद्र कहा है-- 

श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्रादभुतसलिलनिधेरिद्धरत्नोद्धूवस्य, 

प्रोत्थानारम्भकाले सकलमलभिदे शास्त्रकारे- क्ृतं यत्‌ । 

स्तोत्र तीर्थोषमानं प्रथित्तपृथुपथं स्वामित्रीमांसितं तत्‌, 

विद्यानन्दे' स्वशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्याथथंसिद्धथ ॥ 

प्रकृष्ट र॒त्नोंके उद्धवके स्थानभूत श्रीमत्तत्त्वाथंशास्त्ररूपी अद्भुत समुद्रकी 
उत्पत्तिके प्रारम्भकालमें महान्‌ मोक्षपथको प्रसिद्ध करनेवाले और तीर्थोपमस्वरूप 
जिस स्तोत्रको शास्त्रकार गृद्धपिच्छाचायने समस्त कर्ममछके भेदन करनेके 
अभिप्रायसे रचा है ओर जिसकी स्वामीने मीमासा की है, उसी स्तोत्रका 
सत्यवाक्याथे ( यथार्थता ) की सिद्धिके लिए मुश्न विद्यानन्दने अपनी शक्तिके 
अनुसार किसी प्रकार व्याख्यान किया है। 
तत्त्वाथंसत्र जेन धर्मका सारम्रन्थ होनेसे इसके मात्र पाठ या श्रवणका 

फल एक उपवास बताया गया है, जो उसके महत्त्वको सूचित करता है | बते- 
मानमें इस ग्रन्थको जेन परम्परामें वहो स्थान प्राप्त है, जो हिन्दू धमंमें 'संगवद्‌- 
गीता! को, इस्लाममें 'करान' को और ईसाई धर्ममें 'बाइबिछ” को प्राप्त है। 
इससे पूर्व प्राकृत भाषामें ही जेल ग्न्थोंकी रचना की जाती थी । इसी भाषामें 
भगवान्‌ महावीरकी देशना हुई थी ओर इसी भाषामें गोत्तम गणधरने अंग्रों 


* १. डॉ० वरबारीकाल कोठिया, आप्तपरीक्षा, उपसंहार-पदश्च, पद्म-संध्या १२३, वीर- 
. सैवामस्दिर, सरसावा (सहारलपुर)।॥ 


. श्रुत्पर और तारस्वताचार्य : १९५ 


और पुृर्यॉकी रचना की थी। पर जब देक्षमें संस्कृत-भाषाका महत्त्व वृद्धिगत 
हुआ और विविध दर्शनोंके मन्तव्य सृत्ररूपमे निबद्ध किये जाने लगे, तो जेन 
परम्पराके आचार्योका ध्यान भी उस ओर आकृष्ट हुआ और उसोके फलस्वरूप 
तत्वाथंसत्र जेसे महत्त्वपूर्ण संस्कृत-सूत्रग्रन्थको रचना हुईं। इस तरह जेन 
वाइमयमें संस्कृत-भाषाके स्ंप्रथम सृत्रकार गुृद्धपिच्छ हैं और सबसे पहला 
संस्कृत-सूत्रग्नन्थ तत्त्वाथंसत्र है। 
ब्य विषय 

तक्त्याथंसूत्र धर्म एवं दशंचका सूत्रग्रन्थ है। इसकी रचना वेशेषिक दर्शनके 
वेशेषिकस्‌ त्र' ग्रन्थके समान हुई है। वेशेषिक दशनके प्रारम्भमें द्रव्य, गुण, कमें, 
सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव इन सात पदार्थोंके तस्‍्वज्ञानसे मोक्ष- 
प्राप्तिकी बात कही गयी है। अत्तः इस सतन्रग्रन्थमे मुख्यरूपसे उक्त सात पदार्थोका 
विवेचन आया है। साख्य दर्शनमे प्रकृति और पुरुषका विचार करते हुए जगत्‌के 
मूलभूत पदार्थोका ही विचार किया है। इसी प्रकार वेदान्तदर्शनम जगतके 
मलभूत तत्त्व ब्रह्मकी मीमांसा की गयी है। न्‍्यायदर्शनमे प्रमाण, प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन, दुष्न्त, सिद्धात, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वा- 
भास, छल, जाति और निग्नहस्थान इन सोलह पदार्थो के तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी 
प्राप्ति बतलायी है। न्यायदर्शनमे अर्थपरीक्षाके साधनोंका ही कथन आया है। 
योगदर्शनम जीवनमे अशुद्धता लानेवाली चित्तवृत्तियोंका और उनके निरोधका 
तथा तत्सम्बन्धी प्रक्रियाका प्रतिपादन आया है। इस प्रकार पूर्वोक्तत दर्शनोका 
विषय ज्ञेयप्रधान या ज्ञानसाधनप्रधान अथवा चारित्रप्रधान है। 


पर 'तत्त्वार्थसृत्र'में ज्ञान, ज्ञेंय और चारित्रका समानरूपसे विवेचन आया है । 
इसका प्रधान कारण यह है कि जहाँ वेशेषिक आदि दर्शनोंमें केवल तस्वज्ञानसे 
'निःश्रेयस्‌' प्राप्ति बतलायी गयी है वहाँ जेनदर्शनमे सम्यग्दशन, सम्यग्शान और 
सम्यक्चारित्रके समुच्चयको मोक्षका मार्ग कहा है। तत्त्वाथंसूत्रके प्रथम 
अध्यायके द्वितीयसूत्रमें जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष 
इन सात तत्त्वोंके सम्यक्दर्शन और छठे सूत्रमें इतके यथार्थशानको सम्यक्‌ज्ञान 
कहा है। तत्त्वाथंसूत्रका रने हेय और उपादेयरूपमें केवल इन्ही सात्त तत्त्वोंको 
श्रद्ेंय एवं अधिगम्य बतलाया है। मोक्षमार्गंमें इन्हीका उपयोग है । अन्य 
अनन्त पदार्थोका नहीं। इससे पृवं समयसारमें भी निश्चयनय और व्यव- 
हारनयसे इन्हीं सातों तत्त्वोंका निरूपण किया है । 


अतएव आचाय॑ गृद्धपिच्छने इस त्त्त्वाथंसूत्रमें दश अध्याओंकी परिकल्पना 


१५६ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्यायमें जीवहत्त्वका, पंचम अध्याय- ' 
में अजीवतत्त्वका, षष्ठ और सप्तम अध्यायोंमें आज़वत्तत्वका, अष्टम अध्यायमें 
बन्धतत्त्वका, नवम अध्यायमें संवर और निज॑रातत्त्वोंका एवं दशम अध्यायमें 
मोक्षतत्वका विवेचन किया है। प्रथम अध्यायके आरम्भमें सम्बग्दर्शनका 
स्वरूप और उसके भेदोंकी व्याख्या करनेंके पश्चात्‌--'प्रमाणनयेरधिगम:” 
[१-६] सूत्रसे शञान-विषयक चर्चाका प्रारम्भ होता है। प्रमाणका कथन तो सभी 
भारतीय दर्शनों में आया है, पर नयका विवेचन इस ग्रन्थका अपना वेशिष्च्र है 
और यह है जेनदर्शनके अनेकान्तवादकी देन । नय भ्रमाणका ही भैद है। सकल- 
ग्राही ज्ञानकों प्रमाण और वस्तुके एक अंशको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको नय 
कहते हैं । ! 

तत्त्वाथ॑सृत्रमें ज्ञाकको ही प्रमाण माना है ओर ज्ञानके पाँच भेद बतलाये 
हैं--(१) मति, (२) श्रुत, (३) अवधि, (४) मनःपर्यय और (५) केवलज्ञान । 
प्रमाणके दो भेद हें--प्रत्यक्ष और परोक्ष । उक्त ज्ञातोंमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 
ये दो परोक्ष हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति इन्द्रिय ओर मनको सहायतासे होती 
है। शेष तोन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये आत्मासे ही उत्पन्न होते हैं--उनमें 
इन्द्रियादिक्रो अपेक्षा नहों होतो । तत्त्वाथंसूत्रमें उक्त पाँचों ज्ञानोंका प्रतिपादन 
किया है। मतिज्ञानकी उत्पत्तिके साधन, उनके भेद-प्रभ्रद, उन्तको उत्पत्तिका 
क्रम, श्रुतज्ञानके मेद, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके भेद तथा उनमें पार- 
स्परिक अन्तर, पाँचों ज्ञानोंका विषय एबं एकसाथ एक जोवमें कितने ज्ञानोंका 
रहना सम्भव है आदिका कथन इसमें आया है। अन्तमें मति, श्ुत और अवधि- 
ज्ञानके मिथ्या होनेके कारणका भी विवेचन कर नयोंके भेद परिगणित किये 
गये हैं । इस अध्यायमें ३३ सत्र हैं । 


द्वितोय अध्यायमें ५३ सत्रों द्वारा जीवत्त्वका कथन किया है। सर्वप्रथम 
जोवके स्वत्तत्त्वरूप पंच भावों ओर उनके भेदोंका निरूषण आया है। पश्चात्‌ 
जीवके संसारी और मुक्त भेद बतलाकर संसारी जीबोंके भेद-प्रभेदोंका कथन 
किया गया है। जीवोकी इन्द्रियोंके भेद-प्रभेद, उनके विषय, ससारी जीबों- 
में इन्द्रियोंकी स्थिति, मृत्यु और जन्मके बीचकी स्थिति, जन्मके भेद, उनकी 
योनियाँ, जोवोंमें जन्मोंका विभाग, शरीरके भेद उनके स्वामी, एक जीवके एक- 
साथ सम्भव हो सकनेवाले शरोर, लिंगका विभाग तथा पुरी आयु भोगकर 
मरण करनेवाले जीवोंका कथन किया है। 


तृत्रीय अध्याय ३९ सूत्रोंमें निबद्ध है। इसमें अघोलोक और मध्यलोकका 
वर्णन आया है। अधोलोकका कथन करते हुए सात पुथिवियाँ तथा उनका 


श्रुतघर और सारस्वकाबार्य : १४५७ 


आधार बतक्काकर उनमें नरकोंकी संख्या और उत नरकोंमें बसनेवाले वारको 
जीयोंकी दशा एवं उनकी दीर्घ आयु आदि बतलायो गयी है। मध्यलोकके 
अर्णष॑नमें द्वीप, समुद्र, पंत, नदियाँ एवं क्षेत्रोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ मध्य- 
लोकमें निवास करनेवाले मनुष्य और तियंञ्चोंकी आयु भी बत्तछाथों गयी है। 

चतुर्थ अध्यायमें ४२ सूत्रों द्वारा ऊष्वंछोक या देवलोकका वर्णन किया 
गया है। इसमें देवोंके विविध भेदों, ज्योतिमंण्डल, तथा स्वर्गलोकका वर्णन है । 


दार्ईनिक दृष्टिसे पंचम अध्याय महत्त्वपूर्ण है। यह ४२ सूत्रोंमें निबद्ध 
है। इसमे जोव, पुदुगल, धमं, अधमं, आकाश और काल इन छः द्रव्योंका 
वर्णव आया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक द्रव्यके प्रदेशोंको संख्या उनके द्वारा , 
अचगाहित क्षोत्र और प्रत्येक द्रव्पका कार्य आदि बतलाये है। पुदुगलका स्वरूप 
बतलाते हुए उसके भेद, उसकी उत्पत्तिके का रण, पौदृगछिक बन्धकी योग्यत्ता- 
अयोग्यता आदि कथन है। अन्तमें सत्‌, द्रव्य, गृण, नित्य और परिणामका 
स्वरूप प्रतिपादित कर कालको भी द्रव्य बतलाया है। 


प्रष्ठ अध्याय २७ सत्रोंमें म्रथित है । इस अध्यायमें आखवतत्त्वका स्वरूप, 
उसके भेद-प्रभेद और किन-किन कार्यो के करनेसे किस-किस कमंका आख्रव 
होता है, का वर्णन आया है । 

सप्तम अध्यायमें ३९ सूत्रों द्वार। वब्रतका स्वरूप, उसके भेद, ब्रत्तोंको स्थिर 
करनेवाली भावनाएं, हिसादि पाँच पापोका स्वरूप सप्त शील, सल्लेखना, 
प्रत्येक ब्त और शीलके अतिचार, दानका स्वरूप एवं दानके फलमें तारतम्य 
होनेके कारणका कथन आया है। 

अष्टम अध्यायमें २६ सत्र हैं। कर्म-बन्धके मूल हेतु बतलाकर उसके स्वरूप 
तथा भदोंका विस्ता रपूर्वक कथन करते हुए आठो कर्मोंके नाम प्रत्येक कमंकी 
उत्तरप्रकृतिया, प्रत्येक कमंके स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धका 
स्वरूप बतलाया है । 


तवम अध्यायमें ४७ ततत्रों द्वारा संवरका स्वरूप, संद रके हेतु, गुप्ति, सभित्ति, 
दछ्श घर, द्वादश अनुप्रेक्षा बाईस परीषह, चारित्र और अन्तरंग तथा बहिरंग 
तपके भेद बतलाये गये हैं। ध्यानका स्वरूप, काल, ध्याता, ध्यानके भेद एवं 
पाँच प्रकारके निग्नन्ध साधुओंका वर्णन आया है। 


दशम अध्यायमें केवल ९ सत्र हैं। इसमें केवलज्ञानके हेतु, मोक्षका स्वरूप, 
मुक्तिके पश्चात्‌ जीवके उध्यंगमनका दृष्टान्तपुर्वंक सयुक्तिक समर्थन तथा मुक्त 
जीवोंका वर्णन आया है! 


१५८ : तीघकर महावीर ओर उनकी आजार्य-परम्परा 


इस प्रकार तत्वाथंसूत्रका व्यं विषय जैतधर्मके मूलभूत स्रमस्त-सिद्धान्तोंसि 
सम्बद्ध है । इसे जेन घिद्धान्तकी कुंजी कहा जा सकता है। ह 
तस्वार्यसूत्रकी रंचनाका स्रोत 
तत्त्वार्थ सूजके सच कुन्दकुन्दके नियमसार, पंचप्रस्तिकाय, भावपाहुड, षट्‌- 
खण्डागम प्रवचनसा र, आदिके आधा रपर निर्मित हुए हैं। “सम्यग्दर्शनज्ञाचारिक्राणि 
मोक्षमागं४' [१-१] सूतका मूल स्रोत नियमसार है। कुन्दकुन्दने अपने नियम- 
सारको प्रारम्भ करते हुए लिखा है कि जिनशासनमें मार्ग और मार्गफलकों 
उपादेय कहा है! मोक्षके उपायको मार्ग कहते हैं और उसका फल निर्वाण 
है। ज्ञान, दर्शन और चारित्को नियम कहा जाता है तथा मिथ्यादर्शान, 
सिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रका परिहार करनेके लिए उसके साथ 'सार' 
पद लगाया है। तस्वाथंसत्रमें भी मिथ्यादर्शनादिका परिहार करनेके लिए 
दर्शनादिकके साथ सम्यक्‌ पद लगाया है । 
मग्गो मग्गफल्लं ति य दुविहू जिणसासणे समक्खाद॑ । 
मग्गो मोक्खउवायों तस्स फरलूं होदइ णिव्वाणं॥ 
णियमेण य ज॑ कज्ज॑ तण्णियमं णाणदंसणचरित्तं | 
विवरीयपरिहरत्थं भणिदं खलु सारमिदि वयण्ण॥* 
तत्त्वाथंसूत्रके द्वितीय सूत्र तथा चतुर्थ सूृत्रका आधार भी कुन्दकुन्दके ग्रन्थ 
हैं। कुन्दकुन्दने सम्यक्दर्शनका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है-- 
“अत्तागमतच्चाणं सहृहणादो ह॒वेइ सम्मत्त ॥।”९ 
आप्त, आगम और तत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यकदर्शन कहते हैं और तत्त्वार्थ 
आमममें कहे हुए पदार्थ हैं । 
तत्त्वा्थमूत्रकारने नियमसारके उक्त सन्दर्भको स्रोत मानकर “तत्त्वाथंश्रद्धानं 
सम्यक्दशंनम॒'(१-श]सूत्र लिखा है। वस्तुतः यह सूत “'तच्चाणं सहृहणादो 
ह॒वेइ सम्मत्त”का अनुवाद है । सात तत्त्वोंके नाम कुन्दकुन्दके 'भावपाहुड' आदि 
ग्रन्थोंमें मिलते हैं। “सत्संल्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्च'' [१-८] 
सूत्रका स्रोत 'घट्खण्डागम का निम्नलिखित सूत्र है-- 
“संतपरूवणा दव्वपमाणाणुगमों खेसाणुगमो फोसणाणुगमो कालाणुगमो 
अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्पाबहुगाणुगमों चेदि ।” [१०१-७] 


१, नियमसार, गाया २,३। 
२. बहीो, गाया ५। 
३3. बही, गाथा ८। 


श्रृंधधर और सारस्वताचार्य : १५९ 


गृद्धपिच्छाचार्यने घबट्खष्डागमके इन आठ अनुयोगद्वा रोंकी लेकर उक्त सु त्रकी 
रचना की है। मति, श्रुत आदि पाँच ज्ञानोंका जैसा वर्णन तत्त्वासूत्रमें आया है 
वह स्रोतकी दृष्टिस पट्लण्डागमके वर्गंणा खण्डके अन्तर्गत क्ंग्रकृति-अनुयोगद्वा रसे 
अधिक निकट प्रतीत होता है। इसी प्रकार तत्त्वाथ॑सत्रमें 'मतिः स्मृति: संज्ञा 
चिस्ता [१।१३]कों ततिज्ञानके नामान्तर कहा है। इसका ख्तोत षट्खण्डागमके कर्म- 
प्रकृति-अनुयोगद्वा रका 'सण्णा सदी मदी चिन्ता चेदि'[५-५-४१] सूत्र है। इसी प्रकार 
'भवप्रत्ययोधधिदें वनारकाणाम [तत्त्वार्थयृत्र १२१ ]का स्रोत षट्खण्डागमके कम॑- 
प्रकृति-अनुयोगद्वारका 'जं त॑ं भवपच्चइय त देव-णे रइयाणं” [५-५-५४] सूत्र है। 
तत्त्वाथैसत्रमें पाँच ज्ञानोंको प्रमाण मानकर उनके प्रत्यक्ष ओर परोक्ष भेद 
किये गये हैं । इन भेदोंका स्रोत प्रवचनसा रकी निम्नलिखित गाथा है-- 
ज॑ परदो विण्णाणं तं तु परोक्ख त्ति भणिदमत्येसु । 
जदि केवलेण णादं हवाद हि. जीवेण पच्चक्ख ॥।" 
अर्थात्‌ पदार्थंविषयक जो ज्ञान परकी सहायतासे होता है, वह परोक्ष कहलाता 
है और जो ज्ञान केवल आत्माके द्वारा जाना जाता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। 


द्वितीय अध्यायके प्रारम्भमे प्रतिपादित पाँच भावोंके बोधक सृत्रका स्रोत 
पञ्चास्तिकायकी निम्न लिखित गाथा है-- 
उदयेण उवसमेण य खथेण दुरहि मिस्सदेंहि परिणामे । 
जुत्ता ते जीवगुणा बहुसु अत्येसु विच्छिण्णा ॥९ 
पञ्चम अध्यायमें प्रतिपादित द्रव्य, गुण, पर्याय, अस्तिकाय आदि विषयोंके 
स्रोत आचाय॑ क्‌न्दकुन्दके पश्चास्तिकाय, प्रवचनसार और नियमसारकी अनेक 
गाथाओंमे प्राप्य है। तत्त्वार्थसूत्रमें द्रव्यलक्षणका निरूपण दो प्रकारसे आया 
है। उसके लिए सत्‌की परिभाषाके पश्चात्‌ “सद्द्रव्यलक्षणम” (५२९) और 
“गुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌'” (५।३८) संत्रोकी रचना की है। ये सभी सूत्र कुन्दकुन्दकी 
निम्न गांथासे सुजित हैं-- 
“दव्ब॑ सल्‍लक्खणियं उप्पादव्वयधुवत्त संजुत्त । 
गुणपज्जयासय वा ज॑ त॑ भण्णति सब्बष्हू ॥ 
पंचम अध्यायमे स्निग्धरुक्षत्वाइन्ध:', “न जघन्यगुणानां', 'गुणसाम्ये 
सदुशानाम्‌; हृथधिकादिगुणनां तु! [५-२३,३४,३५,३६] स॒प्नोंद्वारा स्निग्ध और 
१. प्रवच्चनसार, ज्ञानाधिकार, गाया-५८ । 
२. पश्चास्तिकाय, गाया ५६। 
३, पग्मास्तिकाय, गाथा १० । 


१६० : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पुरमाणओंके वल्धकों विभान आयी है । वे सत्र अवेचन सर रकी 

शिम मार जीप कह शेधे अर ५३१३४ ! 

णिद्धा वा छुक्खा वा अशुपरिणामा समां व विसमा वा | ' 

समदो दुसधिग्रा जदि वज्ञझति हि आदिपरिहोभा। .. 

जिद्धतणेण दुगूणो अवुभुणणिद्धेण बंधमशणुभवदि]। .. *:' 

लुक्लेण वा तिगुणिदों अणु वज्सदि पंचगणजुसों॥ ' 

वुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा । 

पुठविजलतेउचाऊ संगपरिणासेहि जाय॑ते ॥* 


अपने शक्त्यंशोंमें परिणमन करनेवाले परमाणु यदि स्निग्ध हों अथवा रुक्ष 
हो, दो, चार, छह, आदि अज्ञोंकी गणनाकी अपेक्षा सम हों, अथवा तीस, पाँत् 
सात आदि अंशोंको अपेक्षा विषम हों, अपने अंशोसे दो अधिक हों, और जंघन्य 
अशसे रहित हों. तो परस्पर बन्धको प्रोप्त होते हैं | 

स्तिग्ध गुणके दो अंशोंको धारण करनेवाले परमाणु चतुगुंण स्निग्धके साथ 
बंषते हैं। रूक्षणुणके तीन अंशोंको धारण करनेबाला परमाणु पॉचगुणयुकत रूक्ष 
अशको धारण करनेवाले परमाणके साथ बन्धको प्राप्त होता है । 

दो प्रदेशोको आदि लेकर सख्यात, असंख्यात और अनन्‍्तपय्य॑न्त प्रदेशोंको 
धारण करनेवाले सूक्ष्म अथवा बादर विभिन्न आकारोंसे सहित तथा पृथ्वी, 
जल, अग्नि और वायु रूप स्कनन्‍्ध अपने-अपने स्निग्ध और रूक्ष गु्णोके परिण- 
मनसे होते हैं । | 

इसी प्रकार “बन्घेषधिकौ पारिणामिको'[५।३७]सृत्रका स्रोत पट्खण्डायम- 
के वर्गणाखण्डका बन्ध-विधान है | 

तत्त्वाथसत्रके षष्ठ अध्यायमे तीर्धकरनामकर्मंक बन्धमें कारणभूत सोलह 
क्ारणोंका निर्देशक सत्र निम्त प्रकार है-- 

दर्शनविशद्धिविनयतम्पन्नता शीलब्रतेष्वनतिचारोमोदणजञानोत्योगसवेगो 
शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमारधिवेंयाबुत्यकरणमहंंदाचार्य-बहुअ्रुतप्रवचन भक्ति 
रावध्यकापरिहाणिमर्गिप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तोर्ष॑क॑रत्वस्थ ॥ [६-२४| 

अर्थात्‌ १ दर्शनविशुद्धि, , ३ वित्यसम्पन्नता, ३ शीलव्तुोंमें अवधिचार 
४ अभीक्षणजञात्तोषपयोग, ५ संवेम , ६ शक्तित: त्पाग , ७ शक्तित: श्प, ८ साधुसमाधि 


१. प्रवननसार, अंयाविकार, गाथा ७३ ,७४,७५ | 


धुतधर और सारस्वताचार्य : ९६६ 
११. ० 


९, वेयावृत्थकरण, १० अहुंदुमक्ति, ११ आचायमक्ति, १२ बहुश्नू तममिति, १३ 
प्रवचन भक्ति, १४ आवश्यकापरिहाणि, १५ मार्गप्रभावता और १६ प्रवचल- 
बत्सलत्व यें सोलह भावनाएं तोर्थंकरनामकर्मके बन्धकी कारण हैं । 


उपयुंक्त सूजका स्नोत 'घट्खण्डागम'के 'बधसामित्तविचओ' का निम्न सूत्र 
है--“दंसणविसुज्ञदाए विणयसंपण्णदाय सीलव्वदेसु निरदिचारदाए आवासएसु 
अपरिहीमदाए खण-लव-पडिबुज्ञणदाए रुद्धिसंवेगसपण्णदाएं जधाथामे तधातवे 
साहू पासुअपरिचागदाएं साहुणं समाहिसंधारणाए साहुणं वेज्जावच्चजोग- 
जुत्तदाए अरहंतमत्तीए बहुसुदभत्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए पबयण- 
प्पभावणदाएं अभिक्लण अभिक्‍लणं णाणोवजोगजुत्तदाए, इच्चेदेहि सोलसेहि 
कारणेहि जीवा तित्थययरणामगोदं कम्मं बधंति"॥ 

दोनों सूत्रोंके अध्ययनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि गृद्धपिच्छाचायेने प्राकृत- 
सूत्रका संस्कृत रूपान्तर कर दिया है। 


तत्त्वाथंसूत्रके नबम अध्यायमें बारह अनुप्रेक्षाओंका कथन आया है। इनका 
स्नोत्त 'भगवतो आराधना', 'मूलाचार' एवं कुन्दकुन्दाचार्यकी 'बारसअणुवेब्सा' 
है। इन तीतों पग्रन्थोंमे द्वादश अनुप्रेक्षाओंको गिनाने बाली गाथा एक ही है । 
तस्‍्वाथंसूत्रका रने द्वादश अनुप्रेक्षाओंके क्रममे मात्र कुछ अन्तर किया है तथा 
प्रथमानुप्रेक्षाका नाम अनित्य रखा है, जबकि इन ग्रन्थोमे अंध्र व है। 


तत्त्वार्थसृत्रके नवम अध्यायके नवम सूत्रमे २२ परीषहोके नाम गिनाये 
गए हैं। उनमे एक “नाग्न्य' परिषह भा है। नाग्ल्य'का अर्थ नगापना है| यहाँ 
आचार्यने अचेलकी अपेक्षा 'नाग्ल्य' पदके प्रयोगको अधिक महत्त्व दिया है। 
इससे ज्ञात होता है कि सूत्रकर्त्ताकों साधुओंकी नग्नता इष्ट थी और उन्हे 
उसका परीबह सहना ही चाहिए, यह भी मान्य था । 

इस तरह पषट्खण्डागम और कुन्दकन्द-साहित्यमें तस्वाथंसूत्रके सूत्रोंके 
अनेक बीज वत्तंमान हैं। 


सूत्रपाठ 


हुआ मन दो सूत्रपाठ उपलब्ध होते हैं। पहला सूत्रपाठ बह है जिसपर 
/ अकलंकदेव और विद्यानन्दने टोकाएँ लिखी हैं। यह पाठ दिगम्बर 


परम्परामे प्रचलित है। दूसरा पाठ वह है, जिसपर तत्तवार्थाधिगमभाष्य पाया 
जाता है तथा सिद्धसेत गणि और हरिभद्रने अपनी टीकाए' लिखी है। इस दूसरे 


१. पट्लखण्डागम, पुस्तक ८, पृु० ७९। 


१६२ तीथकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्पश 


सुत्रपाठका प्रधार, श्वेतास्ब॒र परम्परा है। इन दोतों सूत्रपादोंमेंजी अन्तर 
है, वह निम्न प्रकार अबगत किया जा सकता है-- . ' 

दोनों पाठोंके अनुसार दक्ों अध्योयोंके सूत्षोंकी संस्या-- 
प्रथभपाठ--र३३ + ५३ + ३९ + ४२+ ४२+ २७ + ३० + २६ + ४७ + ९, « ३५७ 
हितीमपाठ-३५ + ५२ + १८ + ५३ + ४४ + २६ + रैं४ + २६+ ४९ + ७ « ६४४ 


दोनों पाठोंके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि प्रथम अध्यायमें दो सूत्रोंकी हीना- 
घिकता है । प्रथम पाठकी अपेक्षा द्वितीय पाठमें दो सूत्र अधिक हेँ। प्रथम सूत्र 
'द्विविधोश्वधि:' [१।२१]--अवधिज्ञानके दो भेद हैं। इस ध्षृत्रमें कोई सैद्धान्तिक 
मतमेद नहीं है। अन्तिम दो सूत्र विचा रगोय हैं--“नेगमसं ग्रहव्यवहा रजुंसू१शब्दा 
नया-”(१।३४]आद्यशब्दौ द्वित्रिभेदी' |१।३५॥ ये दोनों सूत्र द्वितीय पाठमें मिलते 
है | प्रथम पाठमें नयके सात भेद माने गये है, और इन सातोंके नामोंको बत 
लाने वाला एक ही सूत्र हैं।पर दूसरे पाठके अनुसार नयके मूल पाँच भेद हैं, और 
उनमेंसे प्रथम 'तेगमनय'के दो मेद हैं और 'शब्दनय के साम्प्रत, समभिरूढ़ और 
एवंभूत ये तोन भेद है। सप्तनयकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। यह दिगम्बर 
और इ्वेत्ताम्बर दोनों हो आगमोंमें पायी जातो है। तत्त्वाश्ंसूत्रमें यह जो 
द्वितीय मान्यता आयी है, उसका समन्वय दिगम्बर और दबेतास्थर दोनों हो 
परम्पराओंके साथ सम्भव नहीं है। यह तो एक नयी परम्परा है, जिसका 
आरम्भ तत्त्वार्थाधिगमभाष्यसे होता है । 

पन्द्रहवे सूजमें मत्तिशानका त्तोसरा भेद भाष्यके अनुसार “अपाय' हैं ओर 
सर्वार्थसिद्धिके अनुसार अवाय' है | पंडित सुललालूजी द्वारा सम्पादित 'तत्त्ता- 
थंसूत्र'में (अपाय'के स्थानपर “अवाय' पाठ हो मिलता है। नन्दिसूत्रमें भी 
'अवाय' पाठ है। अकलंकदेवने अपने तत्त्वार्थवातिकमें दोनों पाठोंमें केवलू शब्द- 
भेद बतलाया है। किन्तु उभ्रयपरम्परासस्मत्त प्राचीन पाठ “अवाय' हो है, 
अपाय' नहीं। सोलहवें सूत्र 'बहुबहुविध' आदियें प्रथम पराठमें 'अनिसुतानुक्त' 
पाठ है और दूसरी मान्यतामे “अनिसुत्तासन्दिग्ध' पाठ है। इसी प्रकार अवधि- 
ज्ञानके दूसरे भेदके प्रतिपादक सूत्रमें प्रथमपाठमें 'क्षयोपशमनिमित्त:' पाठ है 
और दूसरेमें 'यथोक्तनिमित:' पाठ है। इन दोनों पाठोंके आशयमें कोई अन्तर 
नही है । 

द्वितोय अध्यायमें प्रथमपाठके अनुसार 'तेजसमपि' [२।४८| तथा शेषा- 
स्त्रिवेदा:' (२।५२] थे दो सूत्र अधिक हैं। इसी तरह दूसरे सुत्॒पाठमें 'उपयोग 
स्पर्शादिष' [२१९] सूत्र अंधिक है। शेष सृत्रोंमें समानता होते हुए भी कसिपय 
स्थलोंमें अन्तर पाया जाता है। प्रथम सूत्रपाठमें 'जीवमव्याभव्यत्वानि जे 


अ्रुवधरं और सारस्वताजार्थ : १६३ 


(शि७] पाया जाता है, और द्वितोय सृत्रपाठमें इसके स्थानपर 'जीवभव्याभव्य- 
त्वादीनि च' [२।७] सूत्र है। प्रथम पाठमें जिन पारिणामिक भावोंका ग्रहण 
“ब' शब्दसे किया है, द्वितीय पाठमें उन्हीका ग्रहण आदि पदसे किया है | 
अकलंकदेवने आदिपदको सदोष बतलाया है |" 

संसारी जोबोंके तरस और स्थावर ये दो भेद आये है | स्थाव रके पाँच मेद 
हैं। इनको मान्यता दोनों युत्रपाठोंमें तुल्य है, पर त्रसका अर्थ भाष्यमें बताया 
है कि जो चलता है, वह जस है| इस अपेक्षासे दूसरे सृत्रपाठमें तैजसकायिक 
और वायुकायिकको भी ज्प्त कहा गया है, क्योकि वायु और अग्नि कायमें 
चलनक्रिया पायी जाती है! अतएव द्वितीय अध्यायके तेरह और चौदह॒वें छूत्रमें 
अन्तर पड गया है। द्वितीय अध्यायके अन्य सूत्रोंमें मी कत्तिपयय स्थलोपर 
अन्तर विद्यमान है | 


प्रथमसूत्रपाठ द्वितीय सूत्रपाठ 

१. एकसमयाउविग्रहा ॥२०॥ एकसमयोडविग्रह ॥३०॥ 
२. एक द्वो त्रीन्वानाहा रक ॥३०॥ एक द्वो वा5नाहा रक' ॥३ १॥ 
३. जरायुजाराडज-पोतानां गे: ॥३३॥ जराय्वण्डपोतजानां गर्भ: ॥३४॥ 
४ देवनारकाणामुपपाद' ॥३४॥ नारकदेवानामुपपात' ॥३५॥ 
५ पर पर सूक्ष्मम्‌ ॥२७॥। पर पर सुक्ष्मस्‌ ॥३८॥ 
६. औपपादिक-च रमोत्तमदेहा उस रूये य- औपपातिकच रमदेहोत्तमपुरुषा उसख्येय- 

वर्षायुषो5नपव॒र्त्यायूष, ॥५३॥ वर्षायुषो&नपबर्त्यायूष: ॥९२॥ 


इन मूृत्रोंमे आाब्दिक अन्तर रहुनेके कारण सैद्धान्तिक दृश्सि भी मत- 
सिन्नता है ।* 

तृत्तीय अध्यायमे प्रथम पाठके अनुसार द्वितीय पाठसे २१ सूत्र अधिक 
है। द्वितीय पाठमे वे सूत्र नही है। तृतीय अध्यायके प्रथम सूत्रके पाठमे थोड़ा 
अन्तर पाया जाता है | द्वितीय पाठमें 'अधोः्ध' और 'पृथुत्तरा” पाठ है जबकि 
पहलेमे 'पृथुतरा: पाठ नहो है। अकलकदेवने अपने तत्त्वार्थवात्तिकमें इस 
पाठकी आलोचना को है और उसे सदोष बताया है । 

चतुर्थ अध्यायमें स्वगोंके संख्या-सूचक सूतमें अन्तर है। प्रथम पाठके अनु- 
सार सोलह स्वर गिनाये गये हैं, पर द्वितोय पाठके अनुसार बारह ही स्वर्ग 
परिगणित हैं । स्वरगक्रे देवोंमें प्रविचारको बतलाने धाले सूजमें शेषा. स्पर्शरूप- 
१. तत्वार्थवातिक, पृ० ११३। 
२. पंडित सुखरूलजी द्वारा सम्पाबित तस्वार्थसृत्र॒की भूमिका । 


१६४ : तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


शब्दसन अवीचारा' [४८] के स्थानपर 'ोषा: अविचारा: इश्नोइंयो:' [४५] 
फाठ भाया है। इस ट्वितीयपाठमें 'दबोइंगी?! प्रा अधिक हैं। जकसंकते इस. 
पाठकी आलोचनाकर इसे आषविरद्ध बतलाया हैं। प्रथम सूत्रपाठमें लौकान्तिक 
वैबोंकी स्थितिका प्रतिपादक सूत्र जाया है, पर द्वितोथ शूत्रपाठमें बह नहीं है। 

पाँचवें अध्यायमें द्वितीय सृञ्रपाठमें “द्रव्याणि डीवाएच यह एक सूत्र 
है। किल्सु प्रथम सूत्रपाठमें 'द्रव्धाणि' [५५२] और “जोबादच” [०॥३)] दे दो 
सूत्र है। त्त्त्वाथंवातिकमें अकलंकदिवने 'द्रव्याणि जीवा:--इस प्रकारके एक 
सूत्रक्ी मीमांसा करते हुए एक ही सूत्र रछनेका ससथेन किया है । इसी प्रकार 
प्रथम सुश्रपाठके “असंख्येया: प्रदेशा: धर्माधमेंकबीवानाम' [५॥८] ये दो सूत्र 
द्वितीय धून्नपाठमें स्वीक्षत हैं। प्रथम सूत्रपाठमें सद द्रव्यकक्षणम्‌' [५१२९] यह्‌ 
सूत्र आया है | पर द्वितीय सूत्रपाठमें यह सूत्र नहीं मिछता | इस सूत्रका आशय 
भाष्यका रने अवश्य स्पष्ट किया है । 

इसी प्रकार प्रथम सृत्रपाठमें “बन्धेईधिको पारिणामिको” [५)३६] सूत्र 
आया है | इसके स्थानपर द्वितोय सूत्रपाठमें “बन्धे समधिकौ पारिणामिको'' 
[५३६] सूत्र है। आचाय॑ं अकलंकदेवने 'समधिको' पाठकों आलोचना करते 
हुए उसे आषंविरुद्ध बतलाया है और अपने पक्षके समर्थनमें खट्खण्डागेमका 
प्रमाण दिया है। 

प्रथम सत्रपाठके “कालश्च” [५३५०] सूजके स्थानपर दूसरे सूत्रपाठमें 
“कालूबचेत्येके” [५।३८] सूत्र आया है। इस अन्तरका कारण यह है कि दिग- 
म्बर परम्परामे कालको द्रव्य माना गया है। पर स्वेताम्बर पश्परामें कालद्ववब्यके 
सम्बन्धम मत्तमेद है । 

द्वितीय सूत्रपाठके अनादिरादिमांइ्व” (५४२], “रूपिष्वादिमान' [५४३] 
और “थोगोपयोगो जोवेषु/ |५४४] ये लोन सूत्र प्रथम सूत्रपाठमें नहीं है। 
इन सूत्रोंमें आये हुए सिद्धान्तोंको समीक्षा अककदेवने की है । 

धष्ठ अध्धायमें आये हुए सूत्र दोनों ही सूत्रपाठंमें सिद्धान्तकों दृष्टिस समर 
हैं। पर कहीं-कहीं प्रथम सृत्रपाठके एक ही सूत्रके दो सूत्र द्वितीय सूत्रपाठें 
मिलते हैं । प्रथम सूत्रपाठमें शुभ: पुण्मस्याशुभ: पापस्य” [६।३] बूत्र आयाहे । 
द्वितीय सूत्रपाठमें इसके “शुभ: पुष्यस्थ” (६।३] भौर “अक्ुभ: पापस्य” 8४] 
ये दो सूत्र मिलते हैं। इसो प्रकार प्रथम सूत्रपाठमें “अल्पारस्मपरिग्रहत्य॑ ' 


मानुषस्थ  (६।१७] और 32 केक 3४ (३१८) ये दो सूत्र 30423 के | पर 
द्वितीय सूत्रपाठमें, इन दोनोंके स्थानपर “अस्पारम्धपरिय्रहत्व स्वमावमार्देवरज 
च॒प्मानुषस्य” (६१८) यह एक सूत्र प्रापहोता है।... .... ... 

'._-.. श्ुतघर और आ्ारस्वताबार्थ : १६५ 


इस धष्ठ अध्यायमें प्रथम सृत्रपाठम “मम्यकत्वअ्च” [६२१] सूत्र आया है। 
पर द्वितीय सृत्रपाठमें यह सूत्र नही मिछता है। 

सप्तम अध्यायमे कई संत्रोंमें शाब्दिक अन्तर आया है। कुछ सूत्र ऐसे पक 
'हँ जो प्रथम संत्रपाठमें उपलब्ध हैं, पर द्वितीयमें नहीं | प्रथम सृत्रपाठमें ब्रतोंको 
ल्थिर करनेके लिए अहिसादिद्वतोंकी पाँच-पाँच भावनाएँ बतलायी गयी हैं। 
इन भावनाओका अनुचिन्तन करनेसे ब्रत स्थिर रहते हैं। अतः प्रथम सूत्रपाउ्मे 
अहिसाव्रतको * बाडमनोगुप्तीयादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजना नि पल्त्च' 
[७४] सत्याणुन्नतकी “क्रोध-लोभ-भीरुत्व-हास्यप्रत्याख्यानान्यनुवी चिभाषणड्थ 
पठन्‍्च” [७।५| अचोयंत्र तकी “शुन्घागार-विभोचितावास-परोपरोधाक रण-मैक्ष्य- 
शुद्धि-सधर्माविसंवदा: पच्च ।” [9६], बरह्मचय व्रतकी “स्त्रीरागकंथाक्षवण- 
तन्मनोहराजूनिरीक्षण-पूरव॑ रतानुस्म रण-वृष्येष्ट रस-स्वशरीसंस्का रत्यागाः: पम्च 
[७७] और परिग्रहत्यागव्रतके “मनोज्ञामनोज्ञेंन्द्रियविषय-राग-द्वेष-वज नानि 
पञ्च” [७/८]--भावनाबोधक सूत्र आये हैं। ये पाँचों सूत्र द्वितोय सूत्रपाठमे 
नही हैं। किन्तु तृतीय सूत्रके भाष्यम इनका भाव आ गया है । 


अष्टम अध्यायमे प्रथम सूत्रपाठमे “सकषायत्वाञ्जीवः कर्मणो बोग्याल पुदूग- 
छामादत्ते स बस्ध:” [८।२] सूत्र आया है। वित्तीय सूत्रपाठमे इसके दो रूप मिलते 
हैं। प्रथम यूतमे “सकषायत्वाज्जीव. कर्मणो योग्यान्दपुदूगलानादत्ते” [८।२) अश 
आया है और दूसरे सूत्रमे “स बन्ध:” [८।३] सु त्र आया है। इस प्रकार एक ही सृत्रके 
दो यूत्र रूप द्वितोय सूतपाठमे हो गये हैं । प्रथम सूत्रपाठमे “मति-श्रुतावधि-मन. 
पर्मंथ-केवलानाम्‌” [2६) सूत्र आया है। पर द्वितोय सूत्रपाठमे इसका सक्षिप्त 
रूप 'मत्यादोनाम्‌” (८।७] उपलब्ध होता है। आचार्य अकलंकदेवने ' मत्या- 
दोनाम्‌” पाठकी समीक्षा कर प्रथम सूत्रपाठमे आये हुए सूत्रको तकंसगत बत- 
लाया है। इसी प्रकार प्रथमसूत्रपाठके “दान-लाभ-भोगोपभोग-वीर्याणाम्‌ [८११] 
सूत्रके स्थानपर द्वितीय सृत्रपाठमे “दानादोनाम” [८१४] सक्षिप्त सूत्र आया है । 
भाष्यका रने “अन्तराय: पसञ्चविध:। तद्यथा--दानस्थान्तराय: लाभस्यान्तराय., 
भोगस्यान्तराय उपभोगस्यान्तराय , वीर्यान्तराय इति” उपयुक्त प्रथम सृत्रपाठमें 
भागे हुए अन्तरायके भेदोंका नामोल्लेख किया है। पृष्यप्रकृतियोंका प्रतिपादन 
करनेवाल सूत्रोंमें मौलिक अन्तर आया है। प्रथम सृत्रपाठमें पुष्यप्रकृतियोंकी 
गणना करते हुए लिखा है “सह ध-शुभायूर्नाम-गोत्राणि पृष्यम” [८/२५] और 
“अतोष्न्यत पापम” [८।२६] कहकर पापप्रकृतियोंकी गणना की है। द्वितीय 
सृत्रपाठमें पृष्यप्रकृतियोंका कथन करते हुए “सद्द ब्सम्यक्त्वहास्यरतिपुरुष- 
वेदशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌” [८।२६] लिखा है। इस सूचरके भाष्यमें “अतो5- 


१६६ : तीर्थंकर महाबीर और उनको आतार्य-परम्परा 


स्थत्‌ पापत” कहकर पापप्रकृतियोंकी गणना की है। मूल सूत्रपाठ्में पापप्रक्र- 
तियोंकी परिगणना करोनेवास्त कोई सूत्र नहीं आया. है । । | 
नवम अध्यायके अनेक सूत्रोंमें शाब्दिक भेद पाया जांता है। प्रथम सच- 
पाठमें “सामायिक-छेदोपस्थापना-परिहा रविशुद्धि-सूक्मंसाम्पराय-यथाख्यातमिलि.. 
चारित्रम' [२१८] सूत्र आया है। द्विलीय यृत्रपारमें इस सूत्रका रूप प्रारम्भमें 
ज्यॉ-का-त्यों है, पर अन्समें 'यथात््यातानि चारिश्रम' कर दिया गया है। ध्यास- 
का स्वरूप धत लाते हुए प्रथम सूत्रपाठमें “उत्तमसंहुननस्येका ग्रचिस्तानिरोधों 
ध्यानमान्तमुंहर्तात्‌' सुत्र आया है। पर द्वितीय सूत्रपाठमें इस सूत्रके दो रूप 
उपलब्ध होते है। प्रथम सूत्र “उत्तमसंहतनस्येकाग्रचि्तालिरोधों ध्यात्तम्‌” 
[९२७] और द्वितीय सूत्र “आ मुहूर्तात्‌” [९।२८] प्राप्त होता है। इस प्रकार ' 
एक ही सत्र दो सत्रोंमें विभक्त है। धर्मध्यानका कथन करने वाले प्रसंगमें 
धमंध्यानके स्वामोकों लेकर दोनों सृज्नपाठोंमें मौलिक अन्तर है । प्रथम' सूत्र- 
पाठमें घर्मध्यानके प्रतिपादक “क्ाज्ञापाय-विपाक-संस्थानविचयाम धर्म्मम्‌' 
[९३६] सत्रके अन्तमें स्वामीका विधायक 'अप्रमत्तसंयतस्य' अंश नहीं है। 
जबकि द्वितीय सृत्रपाठमें है तथा दूसरे सूत्रपाठमें इस सूत्रके बाद जो “उपशा- 
न्तक्षीणमकषाययोदज” (९।३८] सूत्र आया है बह भी प्रथम सुत्रपाठमें नहीं है । 


दशम अध्यायमे प्रथम सृज॒पाठका “बन्धहेत्वभाव-निजंराभ्या कुत्स्नकर्म- 
विप्रमोक्षो मोक्ष." [१०१२] सूत्र द्वितोय सूत्रपाठमें 'बन्बहेत्वभावनिजंराम्याम्‌” 
[१०२] तथा “क्रत्स्कमंक्षयों मोक्ष: इन दो सूत्रोंके रूपमें मिछता है । इसी 
प्रकार प्रथम सृत्रपाठके दशम अध्यायके तृतोय-चतुर्थ सूत्र द्वितोय सन्नपाठमें 
एक सत्रके रूपमें संयुक्त मिलते हैं। “ओऔपशमिकादिभव्यत्वावाब्ब” |१०।३] 
सूत्रके स्थानपर “ओऔपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यज्ष_ केवलसम्यक्त्वशान- 
दर्शनसिद्धत्वेभ्य:” [१०४] पाठ मिलता है। प्रथम सशञ्रपाठके सप्तम और 
अष्ष्टस “त्र द्वितीय सृत्रपाठमें नहीं हैं । उत्तको पूत्ति भाष्यमें की गयी है । 


इस प्रकार दोभों सृत्रपाठोंका समोक्षात्मक अध्ययन करनेसे अवगत होता है 
कि गुद्धपिच्छाचायंके मूल सृत्रपाठमें वाचक उमास्वालिने तत्त्वार्थाधिगमभाध्य 
लिखते समय मर सत्रपाठमे यत्किश्न्वित अन्तर कर किन्हीं सत्रोंकी छोड़ दिया 
और कुछ नये सृत्र जोड़ दिये हैं। तत्त्वार्थाधिममभाष्यका अध्ययन करनेसे यह्‌ 
भी स्पष्ट होता है कि भाष्यमें जो सृत्रपाठ आये हैं उनमेंसे सिद्धसेलर्गा गिकी टीकामें 
अनेक -पाठभेदोंका उल्लेख किया गया है। अत्त: भाध्यसम्मत सृत्रपाठले सिद्ध, 
सेनगणथि ओर हरिभद्रके सृजपाठोंमें अन्तर पाया जांता है. 


आतपर और तारस्वताचार्य : १६७ 


समुरुस्तरण हे 

तस्वाधंसूत्रंक मजुलाचरणके विधयमे पर्याप्त विवाद रहा। कुछ विद्वानों- 
का मत था कि सर्वार्थसिद्धिकी उत्थानिकामे दिये गये प्रइ्नोत्त रको देखते हुए 
तत्त्वार्थसत्रका रने मद्भलाचरण 'किये बिना हो तत्त्वार्थसूत्रकी रचना को है । 
ओक्षमार्मस्य नेतारम' आदि मद्भुल-पद्मयकों जो तत्त्वार्थसृत्रका मजज छाचरण 
बताया जाता है वह सर्वार्थसिद्धिके आरम्ममे निबद्ध होने तथा सर्वार्थसिद्धि- 
कारकी उसपर व्याख्या उपलब्ध न होनेसे उसीका मज्भुलाचरण है, तत्वार्श- 
सूत्रका नही । पर इसके विपरीत दूसरे अनेक विद्वानोका मत है कि सृत्रकारने 
तत्त्वार्थसृत्रके आरम्ममे मज्भलाचरण किया है और वह 'मोक्षमार्गंस्य नेतारमर' 
आदि इलोक उसीका मज्भु लाचरण है। सर्वार्शसिद्धिमि वह मूल ग्रन्थसे अनु- 
सुत हुआ है। तत्त्वाथंसत्॒कार आचाय॑ गृद्धपिच्छ परम आस्तिक थे। वे 
मद्भलाचरणकी प्राचीन परम्पराका उल्लंघन नही कर सकते। अत. 'मोक्ष- 
मार्गस्थ नेता रम्! आदि पद्य उन्हों द्वारा तत्त्वाथंसृत्रके आरम्भमें निबद्ध मड्जला- 
चरण है। टीकाकार पृज्यपाद-देवनन्दिने उसे अपनो टीका सर्वाथ॑सिद्धिमे 
अपना लिया है और इससे उसकी उन्होंने व्याख्या भी नही की । 

डॉक्टर दरबारीराल कोठियाने 'तत्त्वार्थसत्रका मद्भुलाचरण' शीषंक दो 
विस्तृत निबन्धोंमे' आचाये विद्यानन्दके प्रचुर ग्रन्थोल्लेखों एवं अन्य प्रमाणो- 
से सबलताके साथ सिद्ध किया है कि तस्वाथंसृत्रके आरम्भमे 'सम्यग्दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग:' | ११ | सत्रसे पहले मज्भलाचरण किया गया है और 
वह उक्त महत्त्वपर्ण मज्भजलश्लोक ही है, जिसे विद्यानन्दनेर* सूत्रकार एव 
शास्त्रकार-रचित 'स्तोत्र' प्रकट करते हुए 'तीर्थोपम', 'प्रथित-पथु-पथ' और 
स्वामिमोमासित' बतलाया है। विद्यानन्दके इन उल्लेखोसे स्पष्ट है कि स्वामी 
समन्तमभद्रते इसी मजजलइलोकके व्याख्यानमे अपनी महत्त्वपर्ण कृति आप्त- 
मीमासा” लिखो और स्वय विद्यानन्दने भी उसीके व्याख्यानमें आप्तपरीक्षा 
रची। सूत्रकार एवं शास्त्रकार पदोंसे विद्यानन्दका अभिप्राय तत्त्वाथंसत्र- 
कारसे है, तत्तवाथंवृत्तिकारसे नही है। सर्वाथंसिद्धिमे उसे अपना मद्भलाचरण 
बना लिया गया है ओर इसो कारण उसकी व्याख्या भी नहीं की गयी। 


अत्त: 'मोक्षमा्गंस्य नेतारम' आदि मज़ुल-पद्म तत्त्वाथंसत्रका ही आचार्य 
गृद्धपिच्छ द्वारा रचित मज्भूलाचरण है। है 


१. अनेकाश्त वर्ष ५,अरछू ६, ७ व १०, ११, थीर सेवा मन्दिर: सरसावा (सहारनपुर) 
२. आप्तपरीक्षा, कारिका ३ एवं १२३, धीर सेवामम्दिर-संस्क रण, संम्‌ १९४९ | 


_१६८ : तोथँंकर महावीर और उनकी आखार्य-परम्परा 


ह रचना-पतिभा एन रचना -देलों 


गुड़फिच्छाचायंके तत्त्वा्थसुत्रका अध्ययन करनेसे अवगत होता है कि 
उन्होंने 'पट्खण्डांगम', 'कंषायपाहुड', 'कुन्दकुन्द-सांहित्य', भगवती भा राधेला 
मूलाबार' आदि ग्रन्थोंका सम्यक्‌ परिशीलन कर इस सूतरग्रल्थको रचता की 
है । द्रव्यानुयोग॑, करणानुयोग ओर चरणानुयोगका कोई भी विषय उनसे छूटने 
नहीं पाया है। आधुनिक विषयोंकी दुष्टिसे भुगोल, खगोरू, आचार; अध्यात्म, 
द्रष्य, गुण, पर्याय, पदार्श, सृष्टिविद्या, कर्म-विज्ञान आदि विधय भी चचित 
हैं। आगमके अन्य प्रतिपाद्य पदार्थों का भी प्रतिपादस इस सत्र॑ग्नन्थमें पाया 
जाला है । अत्तएब गृद्धपिच्छाचार्य श्रुतधरपरम्पराके बहुज् आंचाय॑ं हैं। अनेक 
विधषयोंको सक्षेपमें प्रस्तुत कर 'गागरमें सागर' भर देनेकी कहावत उन्होंने 
चरिताथे को है । 


शेलीकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ वेशेषिकदर्शनके वेशेषिकसंत्रशैलीमे लिखा 
गया है | वेश सत्रोंमें जहाँ अपने मन्तव्यके समर्थन हेतु तक प्रस्तुत किये 
गये हैं वहाँ तत्त्वाथंसूत्रमे भी सिद्धान्तोंके समर्थनमें तक दिये गये हैं |" 
सृत्रशेछोकी जो विशेषताएँ पहले कही जा चुको हैं, वे सभी विशेषताएं 
इस सूत्रग्नन्थमे विद्यमान है। यह रचना इतनी सुसम्बद्ध ओर प्रामाणिक है 
कि भगवान्‌ महावीरकी द्वादशाजूुवाणीके समान इसे महत्व प्राप्स है। गृद्ध- 
पिच्छाचार्य स्वसमय और परसमयके निष्णात ज्ञाता थे। उन्होंने दार्शनिक 
विषयोंको सन्रशेलीमे बड़ो स्पष्टताके साथ प्रस्तुत किया है । संस्कृत-माषामे 
सूत्रग्रन्थकी रचनाकर इन्होंने जेन परम्परामें बये युगका आरम्भ किया है। 
ये ऐसे श्रुतघराचायय हैं, जिन्होंने एक ओर नवोपलब्ध दुष्टि प्राप्तकर परम्परासे 
प्राप्त सथ्योंको युगानुरूपमें प्रस्तुत किया है तो दूसरी:ओर सांस्कृतिक और 
आगमिक व्यवस्थाके दायित्वका निर्वाह भी भलीभाँति किम्रा है। फलत: इनके 
पन्‍्चात्‌ संस्कृत भाषामें भी दार्शमिक, सेद्धान्तिक और काव्यादि ग्रन्थोंका 
प्रणयन हुआ | 





१. देखिए त० सू० १-३२, ९-३२, ५-३६, १०-६,७,८ आदि सून 4.. - , 
झुतधर और सारस्वताचार्य : १ ६९, 


० गो _ 


द्वितीय परिच्छेद 
सारस्वताचार्य 


सारस्वताचायोंने धर्ं-दर्शन, आचा र-शास्त्र, न्याय-शास्त्र, काव्य एव पुराण 
प्रभुति विषयक ग्रन्थोंकी रचना करनेके साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण मान्य ग्रन्थों- 
की टोकाए', भाष्य एवं वृत्तियां भी रची हैं। इन आचार्योने मौलिक ग्रन्थ- 
प्रणयतके साथ आगमकी वशवर्तिता और नई मौलिकताको जन्म देनेकी भीतरी 
बेचेनीसे प्रेरित हो ऐसे टीका-ग्रन्थोंका सृजन किया है, जिन्हे मौलिकताकी 
श्रेणीमें परिगणित किया जाना स्वाभाविक है। जहाँ श्रुत्तराचार्योने दृष्टि-प्रबाद 
सम्बन्धी रचनाए' लिखकर कर्मसिद्धान्तको लिपिबद्ध किया है, वहाँ सारस्वता- 
चार्योंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा बिभिन्नविषयक वाडुसयकी रचना की है | 
भत्तएंव यह मानना अनुचित्त नहीं है कि सारस्वताचार्यों द्वारा रचित वाडमयकी 
पृष्ठभूमि अधिक विस्तृत ओर विद्याल है | 


सारस्वताचायोमें कई प्रमुख विशेषताएं समाविष्ट हें। यहाँ उनकी समस्त 


६ ५ 0० «-- 


विशेषताओंका निरूषण तो सम्भव नहीं, पर कतिपय प्रमुल विधेषताओंका 
निर्देश किया जायवा--  ' ः 


१. आगमके साय धिद्धान्सोंको प्रतिष्ठाके हेतु तकबिषयक ग्रन्थोंका प्रजयत | 


२. श्रुतधराचार्यो द्वारा संकेतित कर्म-सिद्धान्त, आचार-सिद्धान्त एवं दर्शल- 
विषयक स्वतन्त्र भ्रस्थोंका निर्माण । ; 

३ लोकोपयोगी पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्यौतिष प्रभुंति विषयोंसे सम्बद्ध 
ग्रन्थोंका प्रणणन ओर परम्परासे प्राप्त सिद्धान्तोंका पल्‍लवन | 

४. युगानुसारी विशिष्ट प्रवृत्तियोंका समावेश करनेके हेतु स्वत्तत्र एवं 
मौलिक ग्रम्थोंका निर्माण । ह 

. महनीय और सूत्ररूपमें निबद्ध रचनाओंपर भाष्य एवं विवृतियोंका लेखत। 

६. संस्कृतकी प्रबन्धकाव्य-परम्पराका अवलम्बन लेकर पोराणिक चरित 
ओर आख्यानोंका ग्रथन एवं जैन पौराणिक विश्वास, ऐतिह्य वंशानुक्रम, सम- 
सामायिक घटनाएं एवं प्राचीन लोककथाओंके साथ ऋतु-परिवर्ततन, सृष्टि- 
व्यवस्था, आत्माकां आवागमन, स्वर्ग-तरक, प्रमुख तथ्यों एवं सिद्धान्तोंका 
सयोजन । 

७. अन्य दाशंतिकों एवं ताकिकोंकी समकक्षता प्रदर्शित करने तथा विभिन्न 
एकान्तवादोंकी समीक्षाके हेतु स्थाद्वादको प्रतिष्ठा करनेबालो रचनाओंका 
सुजन । 

सारस्वताचार्यो में सबंप्रमुख स्वामीसमन्तभद्र हैं। इनकी समकक्षता श्रुत- 
घराचार्यो से की जा सकती है । विभिन्नविषयक ग्रन्थ-रचनामें ये अद्वितीय हैं । 


आचार्य समनन्‍्तभद्र 
समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसूक्ति रश्मय: | 
ब्र॒जन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र कि ज्ञाललवोठता जना:" ॥| 
समन्तभद्रादिमहाकवीश्वरा:. कुवादिविद्याजयलूब्धकीतंय: । 
सुतकंशास्त्रामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्सु कवित्वकांक्षिणि ॥ 
श्रोमत्समन्तभद्रादिकविकुडूज रसब्न्ययस्‌ । 
मुनिवन्ध जनानन्दं नमामि वचनश्चिये३ ॥ 
१. शासार्णव १।४१ 
२. वर्द्धंभानसुरि, वराजुबरित, सोलापुर-संस्करण १३७ 
३. अलंकारजिन्तामणि १३ 








आतघर ओर सारस्वताचार्थ : १७१ 


सारस्वतावार्योमें सबसे प्रमुख और आद्य आचाय॑ समस्तमद्र हैं। जिस प्रकार्र 
गृद्धपिच्छाचाय संस्कृतके प्रथम सूत्रकार है, उसी प्रकार जैन वाहस्‍मयमें स्वामी 
समल्तभद्र प्रथम संस्कृत-कवि और प्रथम स्तुतिकार हैं। ये कवि होनेके साथ 
प्रकाण्ड दाशनिक और गम्भीर चिन्तक भी हैं । इन्हें हम श्रुतघर आचार्यपरम्परा 
और सारस्वत आचार्यपरम्पराको जोड़नेवाली अटूट श्रृंखला कह सकते हैं। इनका 
व्यक्तित्व श्रुतधर आचार्यो से कम नहीं है । 
स्तोत्र-काव्यका सुत्रपात आचार्य समन्तभद्वसे ही होता है। ये स्तोत्र-कवि होने 
के साथ ऐसे तककुशल मनीषी हैं, जिनकी दाशंनिक रचनाओंपर अकलंक और 
विद्यानन्द जेसे उद्भट आचार्यों ने टोका और विवृत्तियाँ लिखकर मौलिक ग्रन्थ 
रचयिताका यश प्राप्त किया है। वीतरागों तीथैंकरकी स्तुतियोंमे दाशंनिक 
मान्यताओंका समावेश करना असाधारण प्रतिभाका ही फल है| 
आदिपुराणमे आचाय॑ जिनसेनने इन्हे वादित्व, वाग्मित्व, कवित्व और 
गमकत्व इन चार विशेषणोंसे युक्त बताया है। इतना ही नही, जिनसेतने इनको 
कवि-वेधा कहकर कवियोकों उत्पन्न करनेवाला विधाता भी लिखा है-- 
कवीना गमकानाञ्च बादिना वाग्मिनामपि | 
यशः सामन्तभद्रीयं मूध्नि चूडामणोयत ॥ 
नेम: समन्‍्तभद्राथ मह॒ते कविवेधसे | 
यद्रचोवज्ञपातेन निमिन्ना: कुमताद्रय: ॥" 
मे कवि समन्तभद्रकों नमस्कार करता हूँ, जो कवियोसे ब्रह्मा हैं, और 
जिनके बचनरूप वज्मपातसे मिथ्यामतरूपी पर्ब॑त चूर-चर हो जाते हैं । 


'वतन्त्र कविता करनेवाले कबि, शिष्योंको ममंतक पहुँचानेवाले गमक, 
शास्त्रा्थ करनेवाले बादी और मनोहर व्याख्यान देनेवाले वाग्मियोंके मस्तक 
(९ समन्तभद्रस्वामीका यश्ष चूड़ामणिके समान आचरण करनेवाला है | वादीभ- 
सिहने अपने 'गद्यचिन्तामणि' ग्रत्थमें समन्तभद्वस्वामीकी ताकिक प्रतिभा एव 
शास्त्रार्थ करनेकी क्षमताकी सुन्दर व्यजना की है । समन्तभद्गके समक्ष बड़े-बड़े 
प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका महत्त्व समाप्त हो जाता था और प्रतिवादों मौन हाकर 
उनके समक्ष स्तब्ध रह जाते थे | 


सरस्वतीस्वेरविहा रभूमय: समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वरा:। 
जयन्ति वाग्वज्ञनिपातपाटितप्रतीपराद्धान्तमहीध्रकोटय:* ॥ 


१. महापुराण, भाग १, १।४३-४४। 
२. गथभिन्तामणि, | 


१७२ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


श्रीसंमन्तुभ्द मुनीश्यर, सरस्वतीकी ह्वच्छन्द विहारेशूमि वे. “उसके वक्त 
रूपी वजके निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धान्तरुपी पर्वतोंकी चोटियाँ चुर/बूर हो/गयी ' 
थीं। उन्होंने जिलशासवको गौसबमयी पताकाको नीले आकाक्षमें फहरानेका . 


कार्य किया था परवादी-पत्रानन बर्द्धमानसू रिने समन्तभद्रकों महाकवीएअर' 
और 'सुतर्कक्षास्त्रामतसागर' कहुकर उनसे कवित्वश्नक्ति प्राप्त करतेकी श्ार्थना' 
की 


समन्तभद्रादिमहाकवोशध्वरा:. क्ुवादिविद्याजयलब्धकीत्तंसः । . 
सुतकंशास्त्रामृतसा रसागरा मयि प्रसीद्तु कविस्वकांक्षिणि" ॥ 
श्रवणवेलगोलाके शिलालेख न० १०५ में समन्‍्तभद्रकी सुन्दर उक्तियोंको 
वादीरूपी हस्तियोंको वश करनेके लिए वज्चाकुंश कहा गया है तथा बतलाया 
है कि समन्तभद्ग के प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी दुर्वादोंकी वातसि भी रहित हो 
गयी थी -- 
समन्‍्तभद्वस्स चिराय जीयाद्वादीभवज्ांकुशसूक्तिजाल: | 
यस्य प्रभावात्सकलावनीयं बन्ध्यास दुर्व्वादुकवार्त्तयापि ॥ 
स्थात्का रमुद्रित-समस्त-पदार्थंपुण॑त्रेलोक्य-हम्यंमखिल॑ से खलुव्यनक्ति | 
दुष्वावुकोक्तितमसा पिहिलतान्तराल सामन्तभक्र-बजन-स्फ़ूटरत्नदीप:* |] 
ज्ञानाणंवके रचयिता शुभचन्द्राचायने समन्तभद्रको 'कवीन्द्र-भास्वान' 
विशेषणके साथ स्मरण करते हुये उन्हें श्रेष्ठ कबीश्वर कहा है-- 
समन्तमद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसूक्तिरद्मय: । 
ब्रजान्ति खाद्योत्तवदेव हास्यतां न॒ तंत्र कि ज्ञानलबोद्धता जना:३ ॥| 
अजितसेनकों 'अलकारचिन्तामणि' और ब्रह्म अजितके 'हनुमच्चरित्‌' एवं 
श्रंवणवेलगोलाके अभिलेख तं० ५४ और अभिलेख मं० १०८ में समनन्‍्तभद्गका 
स्मरण महाकविके रूपमें किया गया है । 
इस प्रकार“जैन बाइमयमें समन्‍्तभद्र पर्ण तेजस्वी विद्वान, प्रभावशाली 
दाशतिक, महावादिविजेता और कबि-बेधाके रूपमें स्मरण किये गग्मे हैं। जैन- 
धर्म और जैनसिद्धान्तके मम विद्वान होनेके साथ तक, व्याकरण , छन्‍्द, अलंकार 
एवं काव्य-कोषादि विषयोंमे पूर्णतया निष्णात थे। अपनी अलोकिक अलिभा _ 
द्वारा इन्होंने तात्कालिक ज्ञान ओर विज्ञानके प्रायः समस्त विषयोंकी आत्मसात्‌ . 


१, वारेाजुचरित, वर्दभानसुरि, प्रकाशक रावजे सखाराम दोशी, १।७ 
२. जैनशिल्ालेलसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंश्यां १०५, पद्च १७-१८ । 
है. जासांणवक ११४ । ॥ 


' जुतधर और साशस्वताओार्भ : १७९ ' 


कर लिया था| संस्कृत, प्राकृत आदि विभिन्न भाषाओंके पारंगत विद्वान थे | 
स्पुलिविद्याग्रन्थसे इनके शब्दाधिपत्यपर पूरा प्रकाश पढ़ता है। 

दक्षिण भारतमें उच्च कोटिके संस्कृत-ज्ञानको प्रोत्तेजन, प्रोत्साहन और 
प्रसारण देने वालोंमें समंतभद्रका नाम उल्लेखनीय है। आप ऐसे युगसंस्थापक 
हैं, जिन्होंने जैन विद्याके क्षेत्रमें एक नया आलोक विकीणं किया है। अपने समयके 
प्रचलित नैरात्म्यवाद, शन्यवाद, क्षणिकवाद, ब्रह्माद्रेतवाद, पुरुष एवं प्रकृतिवाद 
आदिको समीक्षाकर स्यादुवाद-सिद्धातकी प्रतिष्ठा की है । ह अलंका रचिन्तामणि 'में 
'कृविकुम्जर', 'मुनिबद्च' और जनानन्द' आदि विशेषणों द्वारा अभिहित किया 
गया है। श्रवणवेलगोलाके अभिलेखोंमें तो इन्हें जिनशासनके प्रणेता और भद्र- 
मूर्ति कहा गया है । इस प्रकार वाहमयसे समत्तभद्रके शास्त्रीय जान और प्रभाव- 
का परिचय प्राप्त होता है ।” 


जीवन-परिचय 

समत्तमद्रका जन्म दक्षिणभारतमे हुआ था। इन्हे चोल राजवंशका राज- 
कुमार अनुमित किया जाता है । इनके पिता उरगपुर (उरेपुर)के क्षत्रिय राजा 
थे। यह स्थान कावेरी नदीके तटपर फणिमण्डलके अतर्गंत अत्यत समृद्धिशाली 
माना गया है। श्रवणवेलगोलाके दौरवलि जिनदास श्षास्त्रीके भण्डारमे पायो जाने 
वाली आप्तमीमांसाकी प्रतिके अतमें लिखा हैं --''इति फणिमडलालंका रस्यो रग- 
पुराधिपसूनो: श्रीस्वामीसमन्तभद्रमुने: कृतो आप्तमीमासायाम्‌'”--इस प्रश्नस्ति- 
वाक्यसे स्पष्ट है कि समन्तभद्र स्वामीका जन्म क्षत्रियवञमें हुआ था और उनका 
जन्मस्थान उरगपुर है। 'राजावलिकथे'में आपका जन्म उत्कलिका ग्राममें होना 
लिखा है, जो प्रायः उरगपुरके अतगंत ही रहा होगा । आचाय॑ जुगलकिशोर 
मुख्तारका अनुमान है कि यह उरगपुर उरेपुरका ही संस्कृत अथवा श्रुतमधुर 
नाम है, चोल राजाओं की सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राजधानी थी । 'त्रिचिना- 
पोली'का ही प्राचीन नाम उरयूर था। यह नगर कावेरीके तटपर बसा हुआ 
था, बन्दरगाह था और किसी समय बड़ा हो समुद्धशाली जनपद था। 


इनका जन्म नाम शातिवर्मा बताया जाता है | स्तुतिविद्या' अथवा 'जिन- 
स्तुतिशतम्‌ मे, जिसका अपर नाम 'जिनशतक' अथवा “जिनशतकालंकार' है, 
“गत्वेकस्तुतमेव”" आदि पद्म आया है । इस पद्मयमें कवि और काव्यका नाम 
चित्रबद्धरूपमें अकित है। इस काव्यके छह आरे और नव बलय वाली चित्ररचना 
परसे 'शांतिवर्मक्ृतम' ओर 'जिनस्तुतिशतम्‌' ये दो पद निकलते हैं। लिखा 


१. स्तुतिबिद्या, पद्चय ११६। 


१७४ - तीथंकर महावीर और उत्तकी आचार्य-पन्‍्भ्परा 


है बढर तबवलय .अक्रमालिश्य सप्तमवरूये द्ांतिवर्मकृतं 'इलि अंबति |” 
जतुर्धवलये जिमस्तुलिशत इसि' थ भवति:अतः कंवबि-कॉज्यसामगर्म बक्रकुस 
भवर्ति”! । इससे स्पष्ट है कि आचार्य समन्तभद्दने ' 

शांतिवर्मा कहा है, जो उनका स्वयं तामांतर संभ्रव है। यह सत्य है कि यह 
नाम मुनि अवस्थाका तहीं हो सकता, क्योंकि वर्माल्त ताम मुनियोके नहीं 
होते । संभव है कि मात्ता-पिलाके द्वारा रखा गया यह संमस्तभद्रका जन्‍्मनाम 
हो। 'स्तुतिबिश्या' किसी अन्य विद्वान हारा रचित न होकर समब्सभद्रकी ही 
कृति मानी जाती है। टीकाकार महाकवि नर्शसहने-- ताकिकचूड़ा्माण 
श्रीमत्‌ समनन्‍्तभद्राचार्यविरचित” सूचित किया है और अन्य आचार्य और 
विद्वानोंने भी इसे समत्तभद्रकी कृति कहा है। अतएवं समन्सभद्रका जस्मनाम 
शांतिवर्मा रहा हो, तो कोई आदयर्य नहीं है | 


सुनिषयद और भसस्सक व्याधि 


मुनि-दीक्षा ग्रहण करनेके पश्चात्‌ जब मे मणुवकहल्ली स्थानमें विचरण कर 
रहे थे कि उन्हें भस्मक व्याधि नामक भयानक रोग हो गया, जिससे विगम्बर 
मुनिषदका निर्वाह उन्हें अशबय प्रतीत्त हुआ | अत्तएव उन्होंने गुरुस समाधिमरण 
धारण करनेकी अनुमति माँगीं । गुरुने भविष्ण शिष्यको आदेश देते हुए कहा-- 
“आपसे धर्म ओर साहित्यको बड़ी-बड़ी आशाए हैं, अत्तः आप दीक्षा छोड़कर 
रोग-शमनका उपाय करें। रोग दूर होनेपर पुनः दीक्षा ग्रहण कर लें” | गृरुके 
इस आदेशानुसार समन्तभद्र रोगोपचा रके हेतु चाग्न्यपदको छोड़कर सन्यासी 
बन गये और इधर-उधर विचरण करने रंगे । पश्चात्‌ वाराणसोमें शिवकोटि 
राजाके भोमलिग नामक शिवालयमें जाकर राजाको आशंवाद दिया और 
शिवजीको अपंण किये जाने वाले नैवेशको शिवजोको ही खिला देनेकी घोषणा 
की । राजा इससे प्रसन्‍न हुआ और उन्हें शिवजीको नेवेद्य भक्षण करानेकी 
अनुमति दे दी । समन्तभद्र अनुमति प्राप्त कर शिवालयके किवाड़ बन्द कर 
उस नैवेद्यको स्वयं ही भक्षण कर रोगको क्षांत करने लगे। शनै: शमैः उनकी 
व्याधिका उपशम होने लगा और भोगकी सामग्री बचने रूूमी । राजाकों इसपर 
सन्देह हुआ । अत्तः गुप्सरूपसे उसने शिवाल्यके भीतर कुछ व्यक्तियोको छिपा 
दिया । समस्तभद्वकों नेवेशका भक्षण करते हुए छिपे व्यक्तियोंने देख लिया। 
समन्तभद्रने इसे उपसर्ग समझ कर चर्तुविशति तीर्थ करोंकी स्तुति आरंभ की । 
राजा शिवकोंटिके डरानेपर भी समस्तभंद्र एकाग्रचित्तसे स्तवन करते रहे, जब 
ये'चर्द्रप्रभ स्वामीकी स्तुति कर रहे थे कि भीमलछिंग शिवक्की पिण्डी विद्वी्ण हो 


१. स्तुतिविद्यां, वसुनन्दि, पद्म ११६, पृ० १४१ । 
शुतणर और शारस्वताचार्य 5 १७५ 


गयी भर मध्यसे चन्द्र प्रभ स्वामीका मनोज स्वर्ण विस्व प्रकट हो गया | समन्‍्त- 
भव्के - इस महार्म्यकों देखकर शिवकोटि राजा अपने भाई शिवायन सहित 
क्ाइवर्य चकित हुआ। समन्‍तमद्रने वद्ध मान पयेन्‍्त चतुविशशति तोर्थडू रोंकी 
स्तृति पूर्ण हो जानेपर राजाकों आशीर्वाद दिया । 
यह कथानक “राजाबलिकधे'में उपलब्ध है। सेनगणकी पट्टावलिसे भी 
इस बिषयका समर्थन होता है। पट्टावलीमें भीमलिंग शिवालयमें शिवकीटि 
राजाके समन्तभद्र द्वारा चमत्कृत और दीक्षित होनेका उल्लेख मिलता है। साथ 
ही उसे तबतिलिंग देशका राजा सूचित किया है, जिसकी राजधानी सम्भवत' 
काडची रही होगी। यहाँ यह अनुमान लगाना भी अनुचित नहीं है कि सम्भ- 
बत्त: यह घटना काशीकी न होकर काञचीकी है | काअचीको दक्षिण काशी भी 
कहा जाता रहा है--'तर्वातलिंगदेशाभिरामद्राक्षाभि राममोमलिज़ुस्तयन्वादि- 
स्तोटकोत्की रण ? रुद्रसान्द्र्चाद्रकाविशदयश श्रीचन्द्रजिनेन्द्रसहर्शनसमुत्पन्नकौलू- 
हुलकलितशिवकोटिमहा राजतपो राज्यस्थापका चायं श्री मत्समन्तभद्रस्वा मि ना म्‌ 
इस तथ्यका समर्थन श्रवणबेलगोलाके एक अभिलेखसे भी होता है। अभि- 
लेखमें ममन्‍्तभद्र स्वामीके भस्मक रोगका निर्देश आया है । आपत्काल समाप्त 
होने पर उन्होंने पुनः मुनि-दीक्षा ग्रहण को | बताया है-- 
“बन्दो भस्मक-भस्म-सात्कृति-पटु पद्मावत्तीदेवता- 
दत्तोदात्त-पदस्व-मन्त्र-वचन-व्याहुत-चन्द्रप्र भ' | 
आचार्यस्स समन्‍्तभद्रगणभुद्यनेह काले कलो, 
जैन वर्त्म॑ समन्तभद्रम भवद्भुद समन्‍्तान्मुहु: ॥* 
अर्थात्‌ जो अपने भस्मक रोगको भस्मसात्‌ करनेमें चतुर है, पद्मावत्तो 
नामक देवीकी दिव्यशक्तिके द्वारा जिन्हे उदात्त पदकी प्राप्ति हुई, जिन्होने अपने 
मन्त्रवचनोसे चन्द्रप्रभभो प्रकट किया और जिनके द्वारा यह कल्णाणकारी 
जैन मार्ग इस कलिकालमे सब ओरसे भद्ररूप हुआ, वे गणनायक आचार्य 
समन्‍्तभद्र बार-बार वन्दना किये जाने योग्य हैं । 


यह अभिलेख शक सवत्‌ १०२२ का है। अतः समन्तमद्रकी भस्मक व्याधि- 
की कथा ई० सन॒के १०बी, ११वीं शताब्दीमे प्रचलित रही है । 

बह्म नेमिदत्तके आराधनाकथाकोशमें भी शिवकोटि राजाका उल्लेख है। 
राजाके शिवालयमे शिव-नेवेद्यसे भस्मक-व्याधिकों ज्ञान्ति और चन्‍्द्रश्रम- 
जिनेन्द्रको स्तुति पढ़ते समय जिनबिम्बका प्रादुभूत हाना साथ-साथ वर्णित है | यह 


१. जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण १, पृ० ३८ । 
२. जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख सख्या ५४, पु० १०२। 


१७६ : तीर्घकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


भी बताया गया है कि शिवकोधि महाराजने जिनदीक्षा मी धारत की धो । 
ब्रहानेमिदत्तनें शिवकोटिको काझची अथवा नव तैलफूत देशका राजा न 
लिखकर वाराणसीका राजा लिखा है । भारतीय इतिहासके आरलोडनंसे न वो 
काहीके शिवकोंटि राजाका ही उल्लेख मिलता है और न काञचीके हों । 
प्रो० ए० चकवर्तनि पञ्चास्तिकायको अपनी अंग्रेजी प्रस्तावनामें बलाया है. 
कि काञचोका एक पल्‍्लवराजा शिवस्कन्ध वर्मा था, जिसने 'मायदाबोरु' का 
दाल-पत्र लिखाया है | इस राजाका समय विष्णुगोपसे पूर्व प्रथम क्षताब्दी ईस्वो 
है। यदि यही शिवकोटि रहा हो, तो समन्तभद्रके साथ इसका सम्बन्ध घटित 
हो सकता है। 'राजाबलि कथे', पद्टावलि, एवं श्रवणबेलगोलाके अभिलेखमें 
शिवकोटिका निर्देश जिस रूपमें किया गया है उस रूपके अध्ययनसे उसके 
अस्तित्वसे इंकार नहीं किया जा सकता है। 
ब्रह्म नेमिदत्तने समन्‍्तभद्रकी कथामें काशीका उल्लेख किया हैं। पर यह 
कुछ ठोक प्रत्तीत नहीं होता । कथाके ऐसे भी कुछ अंश हैं जो यथार्थ नहीं 
मालूम होते | कथामें आया है-- काड्न्चीमें उस समय भस्मक व्याधिको नाझ् 
करनेके लिए स्निग्ध भोजनोकी सम्प्राप्तिका अभाव था। अत्त: वे काञ्चो 
छोड़कर उत्तरकी ओर चल दिये। वे पुण्डु न्द्रनगरमें पहुँचे। यहाँ बोद्ोंको 
महती दानशाला देखकर उन्होंने बौद्ध भिक्षुका रूप धारण किया | पर जब 
वहाँ भी महाव्याधिका उपशम नहीं हुआ तो वे वहांसे निकलकर अनेक नगरोंमें 
घूमते हुए दशपुर नगरमें पहुँचे । यहाँ भागवत्तोंका उन्नत मठ देखकर वे विशिष्ट 
आहारप्राप्तिकी इच्छासे बौद्ध भिक्षुका वेष त्याग वेष्णव संनन्‍्यासी बन गये । 
यहाँके विशिष्ट आहार द्वारा भी जब उनकी भस्मक व्याधि शान्त न हुई, तो वे 
नाना देशोंमें घूमते हुए वाराणसी पहुँचे और वहाँ उन्होंने योगि-छिज्भड| धारण 
करके शिवकोटि राजाके शिवाल्यमें प्रवेश किया। यहाँ घी-दूध-दही-मिष्टाम्त 
आदि नाना प्रका रके नेवेध शिवके भोगके लिए तैयार किये जाते थे। समन्त- 
भद्ने शिवकोटि राजासे निवेदन किया कि वे अपनी दिव्यशक्ति द्वारा समस्त 
नैवेशको शिवको खिला सकते हैं। राजाका आदेश प्राप्त कर समन्तभद्रन 
मन्दिरके कपाट बन्द कर समस्त नेवेद्य स्वयं ग्रहण किया और आचमनके 
पदचात्‌ किवाड़ खोल दिये। राजा शिवकोटिको महान आदच्र्य हुआ कि 
मनोंकी परिमाणमें उपस्थित किया गया नैवेद्य साक्षात्‌ शिवने ही अवतरित 
होकर ग्रहण किया है। योगिराजकी शक्ति अपूर्व है, अतएव उनको शिवालयका 
प्रधान पुरोहित सियुक्त किया । समन्तभद्र प्रतिदिन नेबेद्य प्राप्त करते छगे और 
शने: ने: उनकी भस्मक व्याधि शान्त होने लगी। मल्दिरके प्रमुख पूरोहितोंने 
क्ुतधर और सारस्वताक्ार्थ : १७७ 
१२ ्ाः 5 


ईर्ध्यावश समन्तभद्रकी देखरेख को ओर राजाको सूचना दी कि तथाकथित योषि 
छ्िवको नेवेद्य न॒ग्रहण कराकर स्वयं नेवेद्य ग्रहण कर लेता है। राजाके 
आदेशानुसार एक दित समन्तभद्रको भोजन करते हुए पकड़ लिया गया और 
उनसे शिवको नमस्कार करनेके लिए कहा | समन्‍्तभद्वने उत्तर दिया, “रागी- 
हेषी देव मेरे नमस्का रको सहन नहीं कर सकता है। राजाने आज्ञा दी कि अपना 
सामथ्यं दिखलाकर स्ववचनको सिद्ध करो । 
राजिमें समन्तभद्रको वचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, क्योंकि प्रातःकाल ही 
उन्तको अपनी परीक्षामें उत्तीणं होना था । उनकी चिन्ताके कारण अम्बिका 
देवीका आसन कम्पितत हुआ और वह दौड़कर समन्तभद्गरके समक्ष उपस्थित हुई 
ओर उन्हें आश्वासन दिया | प्रात:काल होनेपर अपार भीड एकत्र हुई और 
समल्तभद्गबने अपना स्वयंभूस्तोत्र आरस्म किया। जिस समय वे चन्द्रप्रभ 
भगवानकी स्तुति करते हुए 'तमस्तमोरेरिव रब्मिभिन्नम' यह वाक्य पढ रहे थे, 
उसी समय वह शिवलिज्भ सण्ड-खण्ड हो गया और उसके स्थानपर बन्द्रप्रभ 
भगवानकी चतुमु खी प्रतिमा प्रकट हुई ) राजा शिवकोटि समन्तभद्रके इस 
महत्त्वको देखकर आएचयचकित हो गया और उसने समन्तभद्रसे उनका 
परिचय पूछा । समन्तभद्रने उत्तर देते हुए कहा-- 
“काड्च्यां नग्नाटको5ह मलमलिनतनुर्लाम्बशे पाण्डुपिष्ड: | 
पुण्ड्‌ ए्डे शाक्यभिक्षु्दशवुरनगरे मिष्टभोजी परिव्राट्‌ ॥ 
वाराणस्थामभूव॑_ शशकरधवल: पाण्ड्राजुस्तपस्वी | 
राजन्‌ यस्यास्ति शक्ति: स वदतु पुरतो जेननिग्नन्यवादी" ॥” 
में काञ्चीमें नग्नदिगम्बर यतिके रूपमें र हा, शरीरमें रोग - 
नगरीमें बोद्ध भिक्षु बनकर मैंने निवास किया । पश्चात्‌ दशपुर कर 
भोजी परिव्राजक बनकर रहा । अनन्तर वाराणसीमें आकर शेव तपस्वी बना | 
है राजन ! मैं जेननिग्न न्थवादी--स्याद्वादी हैँ । यहाँ जिसकी शक्ति वाद करने- 
की हो वह मेरे सम्मुख आकर बाद करे | द्वितीय पद्ममें आया है-- 
॒र्य पाटलिपृत्र-मध्य-तगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक्क-विषये काअचीपुरे वेदिशे । 
प्राप्तोह् करहाटक बहुमट विद्योत्कट सझुट 
वादार्थी विचराम्यहन्नरपते शाह छूविक्रोडितम्‌र ॥ 
१. विद्वद्नत्नमारा, पु० ६१६६ । 
२. जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख संख्या-५४, पद्च-७, १० १०२ । 


१७८ : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 





मैंने पहले पाटलिपुत् मगरमें वादकी भेरी बजाई | पुत्र: मछवा, सिल्चु 
देदा, ढक्‍क--डाका(बंगाल), काउ्वीपुर और वेदिद--विदिशा--भेलसाके 
आसपासके प्रदेशोंमें मेरी बजाई। अब बड़े-बड़े वीरोंसे मुक्त इस करहाटक-कराड़ 
जिला सतारा, नगरको प्राप्त हुआ हूँ | इस प्रकार हे राजन ! मैं बाद करनेके 
लिए सिहंके समान इतस्ततः क्रोड़ा करता फिरता हूँ। , शा 

राजा शिवकोटिको समन्तभद्रका चमत्कारक उक्त आख्याल सुनकर 
विरक्ति हो गयी और बह अपने पुत्र श्रीकष्ठको राज्य देकर प्रश्नजित हो गया । 
समन्तभद्रने भी गुरुके पास जाकर प्रायदिच्त्त ले पुनः दीक्षा ग्रहण की । 

ब्रह्म तेमिदत्तके आराधनाकथा-कोषकी उक्त कथा प्रस्ाचन्द्रके गय्योत्मक 
लिखे गये कथाकोषके आधारपर लिखी गयी है । बुद्धिवादीकी दृष्टिसि उक्त 
कथाका परीक्षण करनेपर समस्त तथ्य बुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होते हैं, फिर 
भी इतना तो स्पष्ट है कि समन्तभद्रको भस्मक व्याधि हुई थी और उसका 
शमन किसी शिवकोटिनामक राजाके शिवालयमें जानेपर हुआ था। हमारा 
अनुमान है कि यह घटना दक्षिण काशी अर्थात्‌ काडचीकी होनी चाहिए। 


गुरु-शिष्यपरम्प रा 


समन्‍्तभद्रकी गुरु-दिष्यपरम्पराके सम्बन्धमे अभी तक निर्णीत रूपसे कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता है । समस्त जेन वाहमयमें समस्तभद्रके सम्बन्धमें प्रश॑- 
सात्मक उक्तियाँ मिलती हैं । समन्तभद्र वर्धभान स्वामीके तीर्थंकों सहस्रगती 
वृद्धि करने वाले हुए और इन्हें श्रुतकेवलिऋद्धि प्राप्त थी। चन्नरायपट्टण 
ताल्लुकेके अभिलेख न० १४९में श्रुतकेवलो-संतानको उन्नत करने बाले समनन्‍्त- 
भद्र बताये गये हैं-- 
“श्रुतकेवलिगलु.. पलवरूस्‌ 
अत्तीतर्‌ आद इम्बलिक्के तत्सन्तानो--) 
न्‍्तत्तियं समन्तभंद्र-- 
वुतिपर्‌ त्रलेन्दरू समस्तविद्यानिधिगल ॥* 
यह अभिलेख शक संवत्‌ १०४७का है। इसमे समस्तभद्गको श्रुतकेवलियोंके 
समान कहा गया है । एक अभिलेखमें बत्ताया है कि श्रुतकेवलियों और अन्य 
आचार्यों के पदचात्‌ समस्तभद्रस्वामी श्रोव्धमानस्वामीके लीथंकों सहस्नगुणी 
वृद्धि करते हुए अभ्युदयको प्राप्त हुए । 
“श्रीवद्धंमानस्वामिगल्‌ तीर्ल्थदोलु केवलिगलु ऋद्धिप्राप्तरुं श्रुतकेवरिगलुं 
१. एफिग्राफिया कर्णाटिका, पंचम जिल्द, अभिलेखन धं००१४९। 


अुतधर और सारस्वताचार्य : १७९ 


' घलरू सिद्धसाध्यर्‌ जागे तु ““स्थ्येमं सहल्गर्ण माड़ि समनन्‍्तभद्र--नस्वा- 
मिगरू सल्दर ००००३ ३०३१०३५००० | %ृ 
इन अभिलेलोंसे इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि समन्तभद्र श्रुतपरोंकी 
परम्पराके आचार्य थे। इन्हें जो श्रुतपरम्परा प्राप्त हुई थी, उस श्रुत्परम्प- 
राकी इन्होंने बहुत ही वृद्धिगत किया । 
विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके विद्वान कवि हस्तिमल्‍ल और “अय्यप्पाय॑ने' 
'श्रीमलसंधव्योमनेन्दुट विशेषण द्वारा इनकी मूलसंघरूपी आकाशका चन्द्रमा 
बताया हैं। इससे स्पष्ट है कि समल्तभद्र मूलसघके आचार थे | 
श्रवणबेलगोलके अभिलेखोंसे ज्ञात होता है कि भद्रबाहु श्रुतकेवलीके शिष्य 
चन्द्रग॒प्त, चन्द्रगुप्त मुनिके वंशज पद्मनन्दि अपरनाम कुन्दकुन्द मुनिराज, उनके 
वंशज गद्धपिच्छाचाययं और गृद्धपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छाचायं और उनके 
वंशज समन्‍्तभद्र हुए | अभिलेखमें बताया है-- 
“श्रीगृद्धपिच्छ-मुनिपस्थ बलाकपिच्छ: 
शिष्यो$जनिः्ष्टभुवनत्रयर्वात्तिकीति: | 
चारित्रचज्चु रखिलाबनिपाल-मौलि- 
माला-शिलोमुख-विराजित्तपादपद्म: ॥ 
एवं महाचायंपरम्परायां स्यात्कारमुद्राद्धितत्ततत्तदीप: । 
भद्वस्समन्तादगुणतों गणीशस्समन्तभद्रोडजनि वादिसिह: ॥" 
इन पद्मयोसे विढित है कि समन्तभद्र कुन्दकुन्द, गृद्धपिच्छाचायें आदि महान 
आंचायोंकी परम्रामे हुए थे । 
सेनगणकी पट्टावलिमें' समन्तभद्रको सेनगणका आचाय॑ सूचित किया है । 
यद्यपि इस पट्टावलिम आचार्योकी ऋ्रमबद्ध परम्परा अंकित नहीं की गयी है, तो 
भी इतना स्पष्ट है कि समन्‍्तभद्रको उसमें सेनगणका आचाये परिगणित किया है। 
श्रवणबेलगोलाके अभिलेख नं० १०८ मे नन्दि, सेन आदि चार प्रका रके संघ- 
भेदका भट्टाकलकदेवके स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ उल्लेख है। परन्तु समन्तभद्र 
अकलंकदेवसे बहुत पहले हो चुके हैं। अकलंकदेवसे पहलेके साहित्यमें इन चार 
प्रकारके गणोंका कोई उल्लेख भी दिखलाई नही पड़ता है । यद्यपि इन्द्रनन्दिके 
_श्रुतावतार एव अभिलेख नं ० १०५में इन चारों संघोका प्रव्तक अहंदूबलि आचार्यंको 
१. बेलूर ताल्लुकेका कन्तड़ी अभिलेख न०-१७। | 
२' जैन शिलालख संग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख संख्या ४०, पथ्च ८-९, पु० २५। 
ऐ. जैन सिद्धान्त भास्कर, १।१, जैन सिद्धान्त भवन, आरा । 


१८० : तीर्थंकर सहावीर और उनकी आचार्य-परभ्परा 


छिखा है| पर श्रुतावतार अक्ंकदेवसे पश्चात॒वर्ती रतना है . « . 

तिरूमकुंडलू नरसिपुर ताल्लुकेके शिल्ाकेख नं» १०५में समत्तभद्रकों दमिक 
संघके अन्तर्गत नन्दिसंधकी अरूंगछ शाखाका विद्वान सूचित किया है। 

अत्त; यह निएचयपूर्वक कह सकना कठित है' कि समन्तभद्र अमुक गण या 
संघके थे | इतना तथ्य है कि समन्तभद्र (5 कप मोक्षमागसय सेतारस 
मंगरूस्तोत्रमें स्तुत आप्तके मीमांसक वे उनके तथा कुल्दकुन्दके अभ्ययमें 
हुए हैं । 
समय-निर्धारण 

आचाय॑ समनन्‍्तभद्रके समयके सम्बन्धमें विद्वानोंने पर्याप्त कहापोह किया है। 
मि० लेविस राईसका अनुमान है" कि समन्तभद्र ई० को प्रथम या द्वितीय 
शताब्दीमें हुए हैं । 

कर्नाटक कविचरिते” नामक कन्नड़ी ग्रन्थके रचयिता आर नरसिहाचायेने 
समन्‍्तमभद्रका समय शक संवत्‌ ६० (ई० सन्‌ १३८)के लगभग माना है। उनके 
प्रमाण भी राईसके समान ही हैं। 

श्रीयुत्‌ एम० एस० रामस्वामी आयंगरने अपनी (5६ए७ ३0 इ०शफक 
[हवांब् [भंप्मं४०' नामक पुस्तकमें लिखा है--“समन्तभद्र उन प्रख्यात दिगम्बर 
लेखकोंकी श्रेणीमें सबसे प्रथम थे, जिन्होंने प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें 
महान प्राधान्य प्राप्त किया ।' 

मध्यकालीन भारतीय न्यायके इतिहास (हिस्ट्री ऑफ दी मिडिआवरू स्कूल 
ऑफ इण्डियन लाजिक) में डॉ० सततीशचन्द्र विशाभूषणने यह अनुमान प्रकट 
किया है कि समन्‍्तभद्र ई० सन्‌ ६००के लगभग हुए हैं । उन्होंने अपने इस 
कथनके लिए कोई तक॑ नही दिया । केवल इतना ही बत्तलाया है कि बौद्ध 
ताकिक धर्मकीतिका समकालीन कुमारिलभट्र है और इसका समय ई० सन 
सातवीं शताब्दी है। कुमारिलने समन्तभद्रका निर्देश किया है। अतः कुमारिल- 
के पूर्व समन्त भद्वका समय मानना उचित है। 


सिद्धसेनने अपने व्यायावत्तारमें समन्‍्तभद्रके र्तकरण्डकश्रावकायारका 
निम्नछिखित पद्म उद्धत किया है--- 


“आप्तोपक्षमनुल्लंध्यमदुष्टेष्टवि रोधकस । 
तत्त्वोपदेश्षकृतसाब शास्त्र कापथघटुनम्‌ ॥१ 


१७ 3फऋटषतेए४जार ४६ केः2ए४8 ऊलहए सामक पुस्तककी प्रस्तावना । 
२. रत्नकरण्डब्रोषकाबार, पच्च ९। 


शुद्रघर सारस्वताओआर्य : ६८६ 


इस पश्चको लेकर विवाद है। पंडित सुखलालजीका मत है कि यह न्याया- 
बतारका मूल पद्य है। वहीसे यह रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें गया है। पर 
विचार करनेसे यह तक॑ सगत प्रतीत नही होता है। यत्तः रत्नकरण्ड श्रावका चा रमें 
जिस स्थान पर यह पद्य आया है वहाँ वह क्रमबद्धरूपमें नियोजित है। समन्त- 
भद्ने सम्यग्दर्शनकी परिभाषा करते हुए आप्त, आगम और तपोभृतके श्रद्धानको 
सम्यग्दर्शन कहा है ।'* इस प्रसंगमे उन्होने सर्व प्रथम आप्तका स्वरूप बतलाया 
है और तत्पश्चात्‌ आगमका । शास्त्रका स्वरूप बतलाते हुए उक्त पद्य लिखा है । 
इसके अनन्तर तपोभृतका स्वरूप बतलाया है। अत: क्रमबद्धताको देखते हुए 
उक्त पद्चका उद्धवस्थान समन्तभद्रका रत्नकरण्डश्रावकाचार है। वह अन्यत्र 
से उद्धृत नहीं है। परन्तु यह स्थित्ति न्यायावत्तारमे नहीं है। न्‍्यायावत्तारमें 
स्वार्थानुमानका लक्षणनिरूपणके पश्चात्‌ शाब्द--आगम प्रमाणका कथन करनेके 
लिए एक पद्य, जिसमे शाब्दका पूरा लक्षण आ गया है, निबद्ध कर इस पद्यको 
उपस्थित किया है, जिसे वहाँसे अलग कर देनेपर ग्रन्थका भद्भ भी नही होता । 
परन्तु र॒त्नकरण्डश्रावकाचा रमेंसे उस हटा देने पर ग्रन्थ-भड्ध हो जाता है। 
अतः इस पद्यको न्यायावतारमे मूल ग्रन्थरचयिताका नही माना जा सकता 
है । न्यायावता रमें शाब्दप्रमाणका लक्षण निम्न प्रकार है-- 


दृष्टे्ाव्याहताद्वाक्यात्परमार्थाभिघायिन:.। 
तत्त्वग्राहित्तयोत्पन्न मान शाब्दं प्रकीतितम्‌ ॥९ 
इस पद्चके पश्चात्‌ ही उक्त आप्तोपज्ञ' आदि पद्म दिया है, जो व्यर्थ, पुनरुक्त 
और अनावश्यक है। आचायं श्री जुगलकिशो रने अपने 'स्वामी समन्तभद्र' शीर्षक 
प्रबन्धमें विस्तारसे इसपर बिचार किया है। अत्तएव न्यायावत्तारमें उल्लिखित 
उक्त पद्चके आधार पर समन्तभद्रको उसके कर्त्ता सिद्धसेनसे उत्तरवर्ली बसलाना 
समुचित नही है। 
स्वामी समन्तभद्गकके समयपर विचार करनेवाले जैन विचा रकोमे दो विचार- 
धाराएँ उपलब्ध है। प्रथम विचारघाराके प्रव्तक पंडित नाथरामजी प्रेमी हैं 
“और उसके समर्थक डॉ० हीरालालजी आदि हैं। प्रेमोजीने स्वामी समन्‍्त- 
भद्रका समय छठी गताब्दी माना३ है। उनका तक॑ है कि 'मोक्षमार्गंस्थ नेतारं” 
मंगछाचरण सूत्रकार उमास्वामीका न होकर सर्वार्थसिद्धिटोकाकार देव- 


१. रत्नकरण्डक्षावकाचार, पथ्च ४ । 
२. स्यायावतार, सम्पादक डा० पी० एल० वैद्य, सन्‌ १९२८ । 
३. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ४५,४६। 


१८३ : तीथकर महावीर ओर उनको आचार्य-बरम्परा 


नन्दि-पृज्यपादका है और इसी मंमलाचरणके आधार पर स्वामी समस्तभद्रते 
आप्तमीमांसा” नामक ग्रस्थकी रचना की है। अतएवं इनकों समय देवनल्दि- 
पुज्यपांद (६० "वीं झती)के अनन्तर होना चाहिमे। प्रेमीजीके हस सतकों 
समर्थन कुछ भिन्न युक्तियों द्वारा आचार्य श्रीसुलछालजी संघवी * एवं डॉ० महेरद्र- 

5 खाई न्यायाचार्यंने भी कियाः है। पंडित सुखछालजीने समन्तभद्गपर प्रसिद्ध 
बौद ताकिक श्वर्मंकोतिका प्रभाव अनुमित कर उनका समय पधर्मंकीतिके 
उपरान्त बतलाया है। पं० महेन्द्रकुमा रखीने 'मोक्षमार्गस्य नेत्तारं' मंगलात- 
रणको देवनन्दि-पृज्यपादका सिद्ध कर उसपर आप्तमीमांसा छिखनेवाले 
समन्तभद्रका समय उनके बाद अर्थात्‌ छठो शताब्दी माना है । 


किन्तु उल्लेखनीय है कि जेन सिद्धान्त भास्कर भाग ९, किरण १ में 
ओक्षमागंस्य नेता रम” शीपंकसे जो उन्होंने निबन्ध लिखा था और जिसके 
आधार पर आचार्य समन्तभद्रका उक्त छठी शत्ताब्दी समय निर्धारित किया 
था, जिसका उल्लेख न्यायकुमुदबन्द्रके द्वितीय भागकी भ्रस्तावनामें किया था, 
उसपर डॉ० दरबारोलछालजी काठियाने 'तत्त्वाथंस॒त्रका मंगलाचरण' शीष॑क 
दो विस्तृत निबन्धों द्वारा “अनेकान्त' वर्ष ५, किरण ६, ७ तथा १०, ११ में 
गहरा विचार करके "मोक्षमार्गस्य नेतारम' मंगलस्तोत्रको तत्त्वाथंसूत्रकार 
आचाय॑ गृद्धपिच्छका सिद्ध किया है। फलत: डॉ० महेन्द्रकुमा रजीने अपने 
पुराने विचारमे परिवर्तत कर समन्‍्तभद्रका समय “सिद्धिविनिश्चयटीका'की 
प्रस्तावना एवं 'जेन दर्दन' ग्रन्थोमें ई० सन्‌ द्वितीय शताब्दी स्वीकार कर लिया 
है,! जो आचाय॑ मुख्तार आदि विद्वानोंकी दृढ़ मान्यता है । 

आचाय॑ श्री जुगलकिशोर जी मुख्तारने* समन्‍्तभद्रके साहित्यका गम्भीर 
आलोडन कर उनका समय विक्रमको द्वित्तीय शती मात्ता है। इनके इस मतका 
समर्थन डॉ० ज्योति प्रसाद जेनने अनेक युक्तियोंसे किया है। उन्होंने लिखा 
है--स्वामा समन्तभद्रका समय १२०-१८५ ई० निणित होता है ओर यह सिद्ध 
होता है कि उनका जन्‍म पृव॑तटवर्ती नागराज्य संघके अन्तर्गंत्त उरगपुर (वर्ले- 
मान त्रिचतापल्का)के तागवशी चोल नरेश कीलिकशरम॑नुके कनिष्ठ पुत्र एवं 


१, न्यायकुमुदचलन्द्र, भाग २ का प्राककथन । 

२. न्यायकुमुदचन्द्र, भाग २ की प्रस्तावना १ 

३. सिद्धिविभिद्ययटीका, श्रस्तावता, पृ० १७, भारतीयज्ञानपीठ, तथा जैनवर्षान, 
पु० २२, श्रीगणेक्षप्रसाद वणी जैत ग्रस्थभाला, वाराणसी । 

४. * रत्मकरण्ड आवकाचार, माणित्रस्ट्ग्रप्थमाला, स्वामी समस्तमद्र शीर्षक अ्नन्‍्ध, तथा 
अनेकान्स वर्ष १४, किरण १, पृ० ३-८ । 


अतघर और सारस्वताचार्य : ६८३ 


, “ झसराधिकारी सबंवमंन (शेषनाग)के अनुज राजकुमार शान्तिवर्मनके रूपमें 
सम्भवतया ई० सन्‌ १२०के लगभग हुआ था, सन्‌ १३८ ई० (पट्ठावलि प्रसत्त 
जक सं० ६०)में उन्होंने मुनिदोक्षा ली और १८५ ई०के रूगभग वे स्वस्थ 
हुए प्रतीत होते हैं। अतएवं समन्तभद्गका (समय अनेक प्रमाणोंके आधार पर 
ईस्वी सनकी द्वितोय शती अवगत होती है। 

इसके चखित्रालंकार सम्बन्धी स्तुतिविद्याके आधार पर जो यह कहा जाता 
है कि समसल्तभद्र अलंकृत काव्ययुगके कवि हैं और इनका समय भारविके 
आस-पास मानना चाहिये | यह तक भी अधिक सबल नहीं है। एकाक्षरी या 
इथक्षरी वा अन्य चित्रकाव्योंकी परम्परा वेदिक कालसे ही पात्किचित्‌ रूपमें प्राप्त 
होने लगती है। दक्षिण भारतमें चित्रकाव्योंकी परम्परा बहुत प्राचीन समयसे 
चली आ रही है। समन्तभद्वने चित्रकाव्यका प्रयोग उसी परम्पराके आधारपर 
किया है। अतः उसके आधापर पर उनका समय अर्वाचीन बतलाना युक्त नही 
है। अतएव संक्षेपमें समन्‍्तभद्रका समय ई० सन्‌ द्वितीय शताब्दी है और “मोक्ष- 
मार्गस्थ नेतारंको आचाय॑ विद्यानन्दने सुत्रकार गुद्धपिच्छका ही मगलाचरण 
माना है, स्वार्थसिद्धिकार पृज्यपाद-देवनन्दिका नहीं । 


समनन्‍्तभव्रकी रचनाएं 


संस्कृत-काव्यका प्रारम्भ ही स्तुति-काव्यसे हुआ है। जिसप्रकार बेदिक 

ऋषियोंने स्वानुभूति--जीबनकी जीवन्तधारा और सौन्दर्यमावनाको स्तुत्ति- 
काव्यकी पटभूमिपर ही अंकित किया है, उसीध्रकार स्वामी समन्तभद्वने भी 
दर्शन, सिद्धान्त एवं न्यायसम्बन्धी मान्यताओंकी स्तुति-काव्यके माध्यमसे 
अभिव्यक्त किया है। अतएव स्तुतियोंकी विभिन्न परम्परामें आद्य जैन स्तुति- 
कार समन्तभद्ने बौद्धिक विन्तन और मानवजीवनकी प्रोज्जवल कल्पनाको 
स्तुति-काव्यके रूपमे हो मू्तिमत्ता प्रदान की है। इनके द्वारा रचित स्तुतियोंमें 
तरल भावनाओोंके साथ मस्तिष्कका चिन्तनभी समवेत्त है। समन्तभद्र द्वारा 
लिखित निम्नलिखित रचनाएँ मानी जाती है-- 

१. बृहत्‌ स्वम्भूस्तोत्र 

२. स्तुतिविद्या--जिनशतक 

३. देवागमस्तोत्र--आप्तमी मांसा 

४. यृकत्यनुशांसन 

५. रत्नकरण्डकश्रावकाचार 


१. अनेकान्त, वर्ष १४, किरण ११-१२, पृ० ३२४ । 


१८४ : सीथंकर महाबीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


७. तत्वानुशासन । ; ' हे 
८ प्राकृतव्याकरण 

९. प्रमाणपदार्थ 

१०. कर्मप्राभुतटीका 

११ गन्धहस्तिमहाभाष्य 


१. बृहत्‌ स्वम्भूस्तोत्र--इसका अपर नाम स्वम”भूस्तोत्र अथवा चतुर्विश्षति 
स्तोत्र भी" है। इसमें ऋषभदेवसे लेकर महाधीर पयेन्‍त चौबीस तीर्थकरोंकी 
क्रमश: स्तुतियाँ है। इस स्तोत्रके भक्तिरसमें गम्मोर अनुभूति एवं तकंणायुक्त 
चिन्तन निबद्ध है। अतः इसे सरस्वतोकी स्वच्छल्द विहारभूमि कहा जा 
सकता है। इस स्तोत्र के संस्कृत-टीकाकार प्रभाचद््रने इसे 'निःशेषजिनोक्त- 
धर कहा है । इसमें कुछ पद्मोंकी संख्या निम्न प्रकार है-- 

१. श्रोऋषभजिन स्तवन, पद्म ५, २. श्रीजजितजिन स्तवन, पद्म ५, ३. श्रो 
सम्मवजिन स्तवन, पद्म ५, ४. श्रीअभिनन्दनजिन स्तवन पद्म ५, ५. श्रोसुमत्ति 
जिन स्तवन पद्म ५, ६. श्रीपद्मप्रभजिन स्‍्तवन पद्म ५, ७. श्रोसुपादबजिन 
स्तवन पद्य ५, ८. श्रीचन्द्रप्रभजिन स्तबन पद्म ५, ९. श्रीसुविधजिस स्तवन 
पद्म ५, १०. श्रीशीतलजिन स्सतवन पद्म ५, ११. श्रीश्रेयोजिन स्सवन पद्म ५, 
१२. श्रीवासुपृज्यजिन स्तवन पद्म ५, १३. श्रीविमल जिनस्तवन पद्म ५, १४. 
श्रीअनन्तजित स्तवन पद्म ५, १५.श्रीधमंजिन स्तवन पद्म ५, १६. श्रीशान्तिजिन 
स्तवन पद्च ५, १७. श्रीकुन्थुजिन स्तवन पद्म ५, १८. श्रीभरजिन स्तवन पद्म २०, 
१५ श्रीमल्लिजिन स्तवन पद्य, ५, २० श्रोमुनिसुव्रततजिन स्तवन पद्म ५, २१. 
श्रीनमिजिन स्तवन पद्म ५, २२. श्रीअरिष्टनेमिजिन स्तवन पद्य १०, २३. श्री 
पाइबंजिन स्तवन पद्म ५, २४. श्रीवीरजिन स्तवन पद्म ८८० १४३ | 


इस स्तोश्नमें कविने प्रबन्ध-पद्धतिके बीजोंको निहित्त कर इतिवत्त सम्बन्धी 
अनेक तथ्योंको प्रस्तुत किया है। प्रथम तीर्थंक रको प्रजापतिके रूपमें असि, मधि, 
कृषि, सेवा, शिल्प और बाणिज्यका उपदेष्टा कहा है। इस स्तोतमें आये हुए 'निर्दय- 
भस्मसातल्क्रियास' पदसे सम्भतः आचायने अपनी मस्मक व्याधिका संकेत किया 
है तथा सम्मवनाथको स्तुतिमें सम्भवजिनको वेद्यका रूपक देकर अपनी जीवन- 
घटनाओंकी ओर संकेत किया है। इसी प्रकार “यस्याज़्-लक्ष्मी-परिवेश भिन्‍न॑ 





९, अनुवादक और सम्यादक श्री पंडित जुगलकिशोर मुख्तार युगंवीर', प्रकाशक : बोर 
मम्दिर, २१ दरियागंज दिल्‍ली । 


आुतघर और सारस्वताथार्य : १८५ 


तमस्तमोरेखि रश्मिभिन्नम्‌*” पदसे राजा शिवकोटिके शिवालयमें घटित हुईं 
घटनाका संकेत प्राप्त होता है । 
समस्तभद्वने वाद (शास्त्रार्थ) द्वारा जैन सिद्धान्तोंका प्रचार किया था। अवण- 
वेलगोलके अभिलेखोंके अनुसार पाटलिपुत्र, ढक्क, मालव, कांची आदि देशोंमें 
उन्होंने शास्त्रार्थ कर जिनसिद्धान्तोंकी श्रेष्ठता प्रतिषादित की थी। इस ओर 
भी उनका सकेत “स्व-पक्ष-सौस्थित्य-मदाउवलिप्ता वाक्सिंह-तादेविमदा वभूवु:'” 
पद्मांवसे मिलता है | 
शान्तिनाथतीर्थंक रने चक्रवरतित्वपद प्राप्त किया था और उन्होने षट्खण्ड- 
की दिग्विजयकर समस्त राजाओंको करद बनाया था । उनके राज्यकालमे प्रजा 
अत्यन्त सुखी और समुद्ध थी । इस बातकी सूचना निम्नलिखित पद्मांशोंसे प्राप्त 
होती है-- 
“चक्रेण यः शरत्रु-भयडूरेण जित्वा नृप सबे-नरेन्द्र-चक्रसमूर 
५ हर अं श्र 
“विधाय रक्षा परत प्रजाना राजा चिर यो$प्रतिम-प्रताप:४/ 


मल्लिजिन आजन्म ब्रह्मचारी थे। उनकी गणना बालयतियोंमें है। इसी 
प्रकार अरिष्ट नेमिको भी बालयत्ति कहा गया है। इन दोनों तीर्थंक रोंके स्‍्तवन- 
में 'मह्षि' या 'ऋषि' शब्दके प्रयोग आये हैं, जो इन तीर्थंकरोंक बालयत्तित्वको 
अभिव्क्‍्त करते है। 

पा्षर्वनाथस्तोत्रमे तीर्थंकर पाश्वंनाथके मुनिजीवनमें तपर्चर्या करते समय 
वैरी कमठ द्वारा किये उपसर्ग तथा पद्मावती और धरणेन्द्र द्वारा उसके निवा रण- 
का वर्णन निम्नलिखित पद्योंमें किया है--- 

“तमाल-नीले. सधनुस्तडिद्गुणे- प्रकीर्णभीमाशनि-वायु-वृष्टिमि. | 
बलाहकैवेरि-वशेरुपद्रुतो महामना यो न चचाल योगत्त:॥ 
बुहत्फणा-मण्डल-मण्डपेन य॑ स्फुर-तडित्पिड्र-रचोपसगगिणम्‌ । 
जुगह नागो धरणो धराघर विराग-सध्या-तडिदम्बुदो यथा" |॥ 

इस प्रकार इस स्तोज्-काव्यमे प्रबन्धात्मक बीजसत्र सर्वत्र विद्यमान है । 
चन्द्रप्रभजिन स्तबन, पद्चध २। 

वही, वद्य ३ । 

शातिजिन स्तवन, पद्च २ । 

बही, पद्ठ १। 

पाद्य॑नाथ स्तवन, पद्य १, २। 





ला ८ जम जण 2० 


१८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आाचार्य-परम्परा 


'स्तोवसाहित्यका निर्माता वही सफ़ल माना जाता है, जो /स्तोत्ोंके मध्यमें 
प्रबन्धात्मक बोजोंकी योजना करता है। इंस योजनासे स्तोत्र सरस तो बनते 
ही हैं, साथ ही उनमें प्रेषणीयता विशेष उत्पन्न होली है। समन्‍्तभद्राचार्यने 
वेदिक मन्‍्त्रोंके समान ही प्रबन्धगर्भित स्तोत्रोंका प्रणणतकरः दाशलिक और 
काव्यात्मक क्षेत्रमें नये जरणजिन्ह उपस्थित किये हैं । ' | 

वंशस्थ, इन्द्रवद्चा, उपेन्द्रवज्ञा, उपजाति, वसनन्‍्तत्तिलका, रथोद्धता, पथ्या- 
बकत्र-अनुष्ट्प्‌ , सुभद्रिका-म्रलतीमिश्रित, वानवासिका, वेतासीय, शिखरिणी, 
उदगता एवं आर्यागीति इन तेरह प्रकारके छन्दोंका प्रयोग पाया जाता है। 
अलंका र-योजनाकी दुष्टिसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थान्तरन्यास, उदाहरण, 
दुष्टान्त एवं अन्योक्ति प्रभृति अलंकार उल्लेख्य हैं। अतिशयोक्तिका निम्त उद्ा- 
हरण ध्यातव्य है--- 

त्व रूपस्य सोन्‍्दर्य दुष्टवा तृप्तिमनापिवान्‌"। 
दर्धक्ष: शक्र:ः सहख्राक्षो वभूव बहु-विस्मय:॥। 

यहाँ भगवानके सौन्दयंको दो नेत्रोंसे देखनेमें अतृप्तिका अनुभव करते हुए 
इन्द्रने सहस्न नेत्र धारणकर भगवान्‌के रूप-सौन्दयंका अवलोकन कर आश्चर्य 
प्राप्त किया है। इस सन्दभंमें अतिशयोक्ति हैं । 


उदाहरणालंकार 
सुखाभिलाषा5नलदाह मूच्छित मनो लिजं ज्ञानमयाउमृताम्बुभिः । 
व्यदिध्यपस्त्वं विषदाहमोहित यथा भिषग्मन्त्रगुणे: स्वविग्रहस्‌* | 
जिसप्रकार वेद्य विषदाहसे म्‌च्छित हुए अपने शरीरको विषापहारमन्त्रके 
गुणोंसे उसकी अमोघशक्तियोंसे निविष एवं मूर्छा रहित्त कर देता है, उसीघ्रकार 
है शोत्ततजिन ! आपने सांसारिक सुखोंकी अभिलाषारूप अग्निके दाहसे म्‌च्छित 
हुए अपने आत्माको ज्ञानमय अमतके सिञ्चनसे मुच्छा रहित--शान्त किया है । 
रूपकालंकार ु 
स चन्द्रमा भव्यकुमुद्बतीनां विपन्नदोषाअ्रकलक्ूलेप: । 
व्याकोश-याड -न्‍्याय-मयूखसाल: प्‌यात्पवित्रो भगवस्मनों मे३ ।। 
यहाँ-- भव्यकुमुद्तीनां' और 'दोषाभञ्र-कलरू-लेपः में रूपकको योजना है। 
- स्वयम्भू स्तोज, अरजिनस्तव, पद्म ४ | 


वही, शीतलूज़िनस्तवन पदच्च २। 
- वही, चन्द्रप्रभजिन, पद्ध ५। 


स्ध्छ प् ०० 


अतर और सारस्वताचार्य : १८७ 


इन रूपकोंने भावोंको सहज ग्राह्म तो बनाया ही नियत साथ हो चन्द्रप्रभ मगवानुके 
शुभोका प्रभाव भी दिखलाया है। भव्य विकसित करनेके लिए 
अन्द्रप्रभ चन्द्रमा हैं । 


जपभा 
पद्मप्रभ: पद्मपलाश-लेश्य: पद्मालयाझलिज़ितचारुमूत्ति: । 
बभौ भवात्त्‌ भव्य-पयोग्हाणा पद्माकराणामिव पद्मबन्धु:" | 


पद्मपत्रके समान द्रव्यलेब्याके धारक है पद्मप्रमजित ! आपकी सुन्दरमूर््ति 
पद्मालय-लक्ष्मीसे आलिज्धित रही है भोर आप भव्यकमलोंको विकसित करनेके 
लिए उसी तरह भासमान हुए हैं, जिसप्रकार सूर्य कमलसमूहका विकास करता 
हुआ सुशोभित होता है । 

संक्षेपमे स्तोत्रकाव्यमे एकान्लतत्त्वकी समीक्षापूर्वक स्याद्वादनयसे अने- 
कान्‍्तामृततत्त्वकी स्थापना की गयी है । 


२. स्तुतिविद्या' 


जिनशतक और जिनशतकालकार भी इसके नाम आये है । इसमें चित्रकाव्य 
और बन्धरचनाका अपूर्व कौदल समाहित है। दातककाव्योमे इसकी गणना की 
गयी है। सौ पद्योमे किसी एक विषयसे सम्बद्ध रचना लिखना असाधारण 
बात मानी जातो थी । प्रस्तुत जिनशतकमे चौबीस तीर्थंकरोंकी चित्रबन्धोंमें 
स्तुति की गयी है । भावपक्ष और कलापक्ष दोनों नेतिक एवं घामिक उपदेशके 
उपस्कारक बनकर आये है। समन्‍्तभद्रकी काव्यकला इस स्तोन्रमे आश्वन्त 
व्याप्त है। मुरजादि चक्रबन्धकी रचनाके कारण चित्र काव्यका उत्कर्ण इस 
स्तोत्रकाव्यमें पूर्णतया वत्तमान है । 


समन्तभद्र की इस कृतिसे स्पष्ट है कि चित्रकाव्यका विकास माधोत्त रकारूमें 
नही हुआ, बल्कि माघ कविसे कई सौ वर्ण पूर्व हो चुका है ) चित्र, श्लेष और 
यमकका समावेश बाल्मीकि रामायणसे भी पाया जाता है, अत्त: यह सम्भव है 
कि दाक्षिणत्य भाषाओंके विशिष्ट सम्पकंके कारण समन्तभद्वने चित्र-इलेष और 
यमकका पर्याप्त विकास कर उक्त काव्यकी रचना की । इस कृतिमें मुरजबन्ध, 
अधंभ्रम, गतप्रत्यागतार्ध, चक्रबन्ध, अनुलोम, प्रत्तिठोम क्रम एवं सर्वंतोभद्र 
आदि चित्रोका प्रयोग आया है। एकाक्षर पद्मोंकी सुन्दरता कलाको दृष्टिसि 
अत्यन्त प्रशसनीय है। 





१, पद्मप्रभजिनस्तवन, पद्म १। 
२. अनुवादक पण्डित पन्चालालजी साहित्याचार्थ, प्रकाशक, वीरसेबामन्दिर, दिल्‍ली । 


१८८ : तीथेकर महायोर और उसकी आचार्य परम्परा 


कुछ विद्वानोंकः इस कृतिको देखकर यह अनुस्गन है कि जिस कुनिस 
लॉलीमें समन्तभद्रने स्तुतिविद्याका प्रणवन किया है वह कृथिम शैली ई० संनुको 
चौथो शलाब्दीसे विकसित होती है। अत: कृत्रिम शेक्षीके कारण महू कृति 
द्वितीय-तुतीय शत्तीकों रचना नहीं हो सकती । विचार करतेपर उक्त मत 
निर्रान्त प्रतीत नहीं होता, यतः कृत्रिम शेलीके विकासका भूल कारण कार्य: 
भाषाके साथ द्रविड़ भाषाका सम्पर्क है। द्वाविड़न्परिवारको भाधाओंमें चित्र 
इलेष और चमककी अधिक क्षमता है। अत्त: समन्तभद्दने दाक्षिणात्य होनेंके 
कारण ही इस शैलीका प्रयोग किया है। 


इस स्तोत्रमें कुल ११६ पद्य हैं और अन्तिम पश्यमें “कविकाव्यनामगर्मे- 
क्रवृत्तम” है। जिसके बाहरके षष्ट वूयमें 'शान्तिवर्मकृंतम और चतुर्थ- 
बलयमें 'जिनस्तुतिशतम्‌' की उपलब्धि होती है। उपभा, उत्प्रेक्षा और रूपकका 
एक साथ प्रयोग काव्यकलाको दृष्टिसे इलाघनीय है। यहाँ उदाहरणाथ काव्य 
लिगको भ्रस्तुत किया जा रहां है-- 
' सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यच्चेन॑ चापि ते 
हस्तावंजलये कथाश्रुतिरत: कर्णोषक्षि संप्रेक्षते । 
सुस्तुत्या व्यसन शिरो नतिपरं सेवेद्शी बेन ते 
लेजस्वी सुजनोःहमेव सुकृती तेनेब तेज:पते"॥ 
जिनेन्द्र मगवानकी आराधना करनेवाले मनुष्यकी आत्मा आत्मीय सेजसे 
जगमगा उठती है | वह सर्वोत्कृष्ट पुरुष गिता जाने लगता है। तथा उसके महान 
पुण्यका बन्ध होता है। यहाँ स्मरण, पूजन, अञजलि-बन्धन, कथा-श्रवण, दर्शन 
आदिका क्रमश: नियोजन होनेसे परिसंख्या-अलंकार है । आचार्यने हेलु-वाक्यों 
का प्रयोग कर काव्यलिगकी भी योजना की है। इस प्रकार यह स्तुति-विद्या 
स्तोत्र-काव्य और दर्शनगुणोंसे युक्त है। और है सविवेक भक्ति-रचना | 
३. आप्रसीसांसा या वेवागमस्तोत्र 
स्तोश्रके रूपमें तक॑ और आगमपरम्पराकी कसौटीपर आप्त--सर्वज्देवकी 
मीमांसा की गयी है। समनन्‍्तभद्र अन्धश्रद्धालु नहीं हैं, वे श्रद्धाको तकंकों 
कसोटीपर कसकर युक्ति-आगमद्वारा आप्तकी विवेच्ना करते हैं। आप्त- 
विषयक मूल्यांकनमें सर्वशाभाववादी मीमांसक, भावेकान्तवादी सांख्य, ' 
१. स्तुतिविद्या, पद्म ११५१ 
२ः आज्रार्य जुगछकिशोर मुंख्वार दारा सम्पादित बीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट प्रकाशन; 
वाराणसी | 








आतपर गौर सारस्वताबाय : १८९ 


एकाल्तपर्योथवादी बोद्ध एवं ध्वंधा उमयवादी वेशेषिकका तकंपूर्वक विवेचन 
करते हुए निराकरण किया गया है । प्रागभाव, प्रध्वंसामाव, अन्योन्याभाव और 
अत्यन्ताभावका सप्तभंगीन्यायद्वारा समर्थन कर वीरशासनकी भह्ठत्ता प्रति- 
पादित की है | सवंथा अद्वेतवाद, द्वेतवाद, कर्मठ्ठेत, फलद्वेत, छोकद्वेत्त प्रभूतिका 
निरसन कर अनेकान्तात्मकता सिद्ध की गयी है। इसमें अनेकान्तवा दका स्वस्थ 
स्वरूप विद्यमान है | उदाहरणके लिए-- 
“द्र्यपर्यायोरेक्य. तथों रव्यत्तिरेकत. । 
परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावत: ॥ 
सज्ञासंस्याधिशेषाज्च स्वलक्षणविशेषत: । 
प्रयोजनादिभेद्धाच्च तन्नानात्वं न सवंथा" ॥ 
द्रव्य और पर्याय कथंचित्‌ एक है, क्योंकि वे भिन्‍त उपलब्ध नहीं होते 
तथा वे कथचित्‌ अनेक हैं क्योंकि परिणाम, सज्ञा, संख्या, आदिका भेद है। 
देव-पुरुषार्थ, पुण्य-पाप आदिको सिद्धि अनेकान्तके द्वारा हा होती है | एकान्त- 
०5०3 समस्त समस्याओका समाधान अनेकान्तवादके द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है। 
इस स्तोत्रमें ११५ पद्म है। 'देवागम' पदद्वारा स्तोत्रक॥ आरम्भ होनेके 
कारण यह 'ेवागम' स्तोत्र भी कहा जाता है। समन्तभद्रकी परीक्षाप्रधान 
दृष्टि इस स्तोत्नकाव्यमे समाहित है | कवित्वकी दुष्टिसे यह्‌ काव्य बोझिल है। 
काव्य रस-दर्शनकी चट्टानके भीतर प्रवेश करनेपर ही क्वचित्‌ प्राप्त होता है, 
अप्रस्तुत विधानका भी अभाव है । जोवन और जगत्‌की विभिन्‍न समस्याओंका 
समाधान इस स्तोत्रकाव्यमें अवदय वत्तंमान है | 
४. ग्ुक्‍्त्यनुश्सत --वी रके सर्वोदय त्तीथंका महत्त्व प्रतिपादित करनेके 
लिए उनको स्तुति की गयी है। युक्ष्तिपूर्णक महावीरके शासनका मण्डन और 
विरुद्धमतोका खण्डन किया गया है। समस्त जिनशासनकों केवल ६४ पद्चोंमे 
ही समाविष्ट कर दिया है। अर्थगौरवकी दृष्टिसे यह काव्य उत्तम है, 'गागरमें 
सायर को भर देनेकी कहावत चरिताथ' होती है। महावीरके तीथ को सर्वोदय 
तीथ कहा है-- 
“सर्वान्तवत्तद्‌ गुणमुख्यकल्पं सर्वान्तशन्य च मिथो5नपेक्षम | 
सर्वापदामन्तकरं निरन्त सर्वोदयं तीथंमिद॑ तवेब ॥। 
१. देवागम, पद्म ७१,७२, आचार्य जुगलक्षिशोर मुख्तार द्वारा सम्पादित, वीरसेवा- 
मन्दिर ट्रस्ट प्रकाशन, वाराणसी । 


सम्पादन आचार्य जुगलकिशोर, वीर सेवा नन्दिर प्रकाशन । 
३. बही-६२ । 


१९० : तोर्थकर महावीर और उनकी ब्ाचार्य-परम्परा 


न्छ 


इसप्रकार महावीरके तो्थको ही समस्त विपत्तियोंका अन्त करतेवाला 
सर्वादिय तीर्थ कहा है । 


५. रत्नकरब्इभावकाआर --जीवन और आचारको व्याख्या इस ग्रन्थमें 
की गयीं है । १५० पद्मोंमें विस्तारपूवंक सम्यक्दर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्रका विवेचन करते हुए कुन्दकुन्दके' निर्देशानुसार सल्लेखनाकों 
श्रायकके ब्रतोंमें स्थान दिया है। अन्तमें श्रावककी एकादश प्रतिमाएँ वर्णित 
हैं । डॉ० वासुदेवश्रण अग्रंवाऊने समीचीनत धमंशास्त्र--रत्नकरण्डआवका- ' 
चारकी भूमिकामें लिखा है--“स्वामी समन्‍्तमद्रने अपनी विश्वलोकोपकारिणी 
वाणीसे न केवल जेनमांको सब ओरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न किया है। 
(जैन वर्त्मं समन्‍्तभद्रमभवद्भद्र' समन्‍्तात्‌ मुहुः). किन्तु शुद्धमानवो दृष्टिसे 'भी 
उन्होंने मनुष्यको नेतिक धरातलपर प्रतिष्ठित करनेके लिए बुद्धिवादी दृष्टिकोण 
अपनाया । उनके इस दुष्टिकोणमें मानव-मात्रको रुचि हो सकती है। समल्त- 
भद्गकी दुष्टिमे मनकी साधना हृदयका परिवतंन सच्ची साधना है । बाह्य आचार 
तो आडम्बरोंसे भरे भी हो सकते हैं। उनकी गर्जना है कि मोही मुनिसे निर्मोही 
गृहस्थ श्रेष्ठ है (कारिका-३३)। किसीने चाहे चाण्डाल योनिमें भी शरोर 
घारण किया हो, किन्तु यदि उसमें सम्यक्‌ दर्शनका उदय हो गया है तो देवता 
ऐसे व्यक्तिको देव समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढेंके हुए किन्तु 
अन्तरमें दहकते हुए अगारेकी तरह होता है? ।” 

इस ग्रन्थकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है-- 

१. श्रावकके अष्ठमूलगुणोंका विवेचन 

२. अहंत्पुजनका वेयावृत्यके अन्तगंत स्थान 

३. ब्रतोंमे प्रसिद्धि पानेवालोंके नामोल्लेख 

४. मोही मुनिकी अपेक्षा निर्मोही श्रावककी श्रेष्ठता 

५. सम्यक्दर्शनसम्पन्न मातंगको देवतुल्य कहकर उदार दुष्टिकोणका 

उपन्यास । 

६. कुन्दकुन्द ओर उमास्वामीकी श्रावकधमं सम्बन्धी मान्यताओंको आत्म- 
सातकर स्वतन्त्र रूपमें श्रावकधमंसम्बन्धी ग्रन्थका प्रणयन | 


बनी + ०. 





१. इस प्रन्थके अनेक संस्करण प्रकाशित है । बीर सेवा मम्दिर, दिल्‍लीसे प्रकाछशित 
संस्करण अध्ययनीय है । 

2. कुम्दकुन्दका आरिच्रपाहुड गाथा २५-२६। 

३. समीचोन धर्मणास्त्र, वीर सेवा मन्दिर दिल्‍्लो, प्राक्कर्यम, पुृ० १६१ 


अ्‌,तघर और सास्स्वताबार्य : १९१ 


इस कृतिमें कर्ताके रूपमें समन्तभद्॒का नाम कहीं भी उपलब्ध नहीं है । 
टीकाकार प्रभाचरद्रने इसे समनन्‍्तभद्रकृत लिखा है। अतः डॉ५ हीरालाल जैन 
आप्समीमांसामें निरूषित आप्तके लक्षणकी शैलीकी अपेक्षा इसकी शैलीमें 
भिन्नता प्राप्तककर और पाह्वनाथचरितकी उत्थानिकामें योगीन्द्रकी रचनाके 
निर्देशको पाकर इसे योगीन्द्रदेवकी रचना मानते हैं । ग्रल्थके उपान्त्य इलोकमें 
वीतकलडू”, विद्या' और 'सर्वार्थसिद्धि' शब्दोंकों तत्तद्‌ आचाय॑ और ग्रन्धोंका 
सूचक मानकर आठवीं-ग्या रहवी शतीके मध्यको रचना इसे स्वीकार करते हैं।* 


अत: डॉ० जेनके मतानुसार यह कृति आप्तमीमांसाके रचयिता स्वामी 
समन्तभद्रको नहीं है। भले ही कोई दूसरा समन्‍्तभद्र इसका रचयिता रहा हो । 
डॉ० साहबने उक्त मन्तव्यको प्रकट करनेके लिए एक निबन्ध अनेकान्त, वर्ण 
८, किरण १-३, पु० २६-३३, ८६--९५० और १२५--१३२ में छिखा था, 
जिसका प्रतिवाद डॉ० प्रो० दरबारीकाल कोठियाने अनेकान्त वर्ष ८ किरण 
४-५ में किया है। डॉ० कोठियाने डॉ० जेनके तकोंका उत्तर देते हुए प्रस्तुत 
कृतिको आचार्य समन्‍्तभद्रकी ही रचना सिद्ध किया है। में इस विवादमें न पड़कर 
इतना अवश्य कहूँगा कि समन्‍्तभद्रके अन्य ग्रन्थोंके समान इस ग्रन्थके भो दो 
नाम उपलब्ध हैं--१. समीचोन धर्शास्त्र और २. वर्ण्य व्रिषयके अनुसार 
रलकरण्डकश्रावकाधार। स्वामी समन्तभद्रकी यह शेली है कि वे अपने प्रत्येक 
ग्रन्थके दो नाम रखते है--प्रथम नामका निर्देश प्रथम पद्चके प्रारम्भिक वाक्यमे 
कर देते है और दूसरेका निर्देश ग्रन्थके वर्य॑ विषयके आघारपर रहता है । 


यह निविवाद सत्य है कि इस ग्रन्थमें प्रतिपादित विषय बहुत्त प्राचोन है। 
श्रुतधर कुन्दकुन्दके चारित्रपाहुड, प्रवचनसार, दर्शनपाहुड, सीलपाहुड आदिसे 
विषयको सूत्ररूपमे ग्रहणकर नये रूपमें श्रावकाचारसम्बन्धी भरिद्धान्तोंका 
प्रणणन किया है। अतः: विद्वानोके मध्य मूलगुणसम्बन्धी जो प्रइन उठाया 
जाता है उसका समाधान यहाँ सम्भव है। जब समन्‍्तभद्गने श्रावकाचारका 
प्रणयन नये रूपमें किया, तो उन्होने बहुत-सी ऐसी बातोको भो इस ग्रन्थमें स्थान 
दिया, जो पहलेसे प्रचलित नहीं थी। हमारा तो दृढ़ मत है कि तृयीय अध्याय- 
की यह ६६ वीं कारिका प्रक्षिप्त है। पीछेके किसी विद्वानुने प्रतिलिपि करते 
समय अहिसाणृब्रतके विशुद्धधर्थ इस कारिकाको जोड़ दिया है। यहांसि इसे 
हटा देनेपर भी प्रन्थके वण्यं विधयमें किसोप्रकारकी कमी नही आत्ती ) यह 
कारिका एक प्रकारसे विषयका पुनरक्तीकरण हो करती है। मद्य, मांस, मधघु- 


१. भारतीय संस्कृतिमें जैनधर्मका योगदान, प्‌ृ० ११३ । 


१९२ : तोथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


के त्याग तथा पशाबुक पालनको अष्टमूलगण कहा गया है। अह्साणव्तः 
के लक्षणमें संकल्पपृवक मन-वचन-काय, कुत, कारित, अनुमोदनारूप व्यापारसे 
द्वीनिद्रयादि प्राधिमोंका घात न करना अहिसाणुब्रत्त है। इस परिभाषाके अच्त- 
गंत मद्य, मांस, मधुका त्याग स्वयमेव समाविष्ट हो जाता है। पंचाणश्रत्रोंको 
चर्चा तो स्पष्टटूपसे पुनरुक्त है ही। अत्तएव व्यं-विषयकी दुष्टिसे इस पथथकी - 
कोई आवश्यकता नहीं है। 

यदि आचाय॑ समनन्‍्तभद्रको अष्टमूलगुणोंका निर्देश करना अभोष्ट होता, तो 
वे इस पद्यको अहिसाणुव्रतके लक्षणके आस-पास निबद्ध करते। अहिसादि 
ब्रतोंका पालन करनेवाले व्यक्षितयोंके नामोल्लेखके पश्चात्‌ इस कारिकाका सयो- 
जन अनुपयोगी जैसा प्रतीत होता है । यदि यह तक दिया जाय कि अजुन्नतोंका 
वर्णत करनेके पश्चात्‌ मूलगुणोंका निर्देश आवश्यक था, तो यह तक भी बहुत 
सबल नहीं है। अणुत्रत और गुणब्रतोंके बीच इस पद्यका स्थान नहीं होना 
चाहिए । अतएव हमारी दृष्टिसे यह पद्म प्रक्षिप्त है। 

अनेक आचार्योने बताया है कि कोई नदी और समुद्रके स्नानको धर्म समझता 
है, कोई मिट्टी और पत्थरके स्तूपाकार ढेर बनाकर धमकी इतिश्रो मानता है। 
कोई पहाड़से कूदकर प्राणान्‍्त कर लेने अथवा अग्निमें शरीरको जला देनेमें ही 
कल्याण मानता है । ये सब बातें छोकमूढ़ता है-- 


“आपगा-सागर-स्तानमुच्चच: सिकत्तापश्मनाम । 
गिरिपातोडग्निपातरव लोकमूढं. निगद्यते" ॥” 

उपयुक्त पद्यमें गतानुगत्तिक रूपसे अनुसरण किये जानेवाले मढतापूर्ण 
दृष्टिकोणोंका विवेचन किया है और (१) आपगासागरस्नान, (२) सिकता5- 
समनामुच्चय:, (३) गिरिपात, (४) अग्निपातको छोकमूढ़ता कहा है। भारतीय 
संस्कृतिके विकासक्रमका बिचार करनेसे अवगत होता है कि उक्त ये चारों 
प्रथाएँ ई० सनुके पूर्व अत्यधिक रूपमें प्रचलित थीं । उत्तरकालमें इन प्रथाओंमेंसे 
एक-दोको छोड़कर शेष सभीका लोप हो गया । ऋग्वेदकालमें जीवन तथा जीवन- 
भोगोंके प्रति आसक्तिकी प्रवृत्ति वर्तमान थी । अतः इस युगमें संन्यास और आत्म- 
बलका निर्देश नहीं मिलता । प्रो० हिलब्रेंटनेः दोक्षाविधिमें प्रयुक्त होनेवाले 


१. समोचीन पघर्मश्षास्त्र, प्रथम अध्याय, कारिका २२ । 

२. फ्राफषश्कव/ ाह8०४3 ०६ अं: टलकशााणाए 48 0 76469 8 डिपैन0 
लिया रण िद जता छानए०2 जी उलट 9४ ग7९,--४िजैंलं१8---पटए- 
लांण्णंतव6७ ् छिलादांण बफ्पे सिफ्रंट8 ४०, जैव, एशूटूट 33-36, [ 392]) 


शअुंतघर और सारस्वताकार्य : १९३ 
१३ ह 


अग्निपातसे अग्निपात द्वारा आत्मबलिका अनुमान किया है। शत्तपथप्राह्मणमें 
जताया गया है कि पुरुषमेध एवं स्ंसेधयज्ञमें समस्त सम्पत्तिका त्याग कर 
साधक मृत्युका वरण करनेके लिए बन जाता है। परिब्राजककी क्रियाओंका 
विवेचन करते हुए जाबालोपनिषद्में विभित्र रूपोंमें किये जानेवाले आत्म- 
चालोंको घामिक रूप दिया गया है-- 

वीराघ्वाने वा अनाशके वा अपा प्रवेशे वा अग्निप्रवेशे वा महा प्रस्थाने वा" |! 

स्पष्ट है कि अग्निषात, जलपात और अनशनब्नतद्वारा आत्महत्या करना 
घामिक विधानमें शामिल किया गया है। 

हिन्दी विश्वकोषमें आत्मघातोंका निरूपण करते हुए लिखा है कि वेघ, 
अवेध, शानकृत और अज्ञानकृत ये चार भेद आत्मघातके हैं। मनु एवं वृद्धगर्गंने 
छिखा है कि जब मनुष्य अत्यन्त वृद्ध हो जाये और चिकित्सा करानेपर भी 
आरोग्यकी सम्भावना न हो, तो शौचादि क्रियाओंके लुप्त होनेकी आशंका उत्पन्न 
होनेसे, उच्च स्थानसे गिरकर, अग्निमें कूदकर, अनशनसे रहकर या जलमे 
डूबकर प्राण छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार प्राण छोड़नेपर त्रिरात्रका अशौच 
माना जाता" है। 

उपयुंक्त सन्दर्भाशसे स्पष्ट है कि समन्‍्तभद्र द्वारा विवेचित लोक-मूठत्ताएँ 
ब्राह्मण और उपनिषद्‌ कालमें प्रचलित्त थीं। धमंशास्त्रोंके अशौच प्रकरणमें इन 
मान्यताओंका समावेश पाया जाता है। 

आपमगासागरस्‍्नान' की सांस्कृतिक व्याख्यामें प्रवेश करने पर ज्ञात होता 
है कि मोहनजोदड़ोंके प्राप्त भग्नवशेषोंमे उपलब्ध हुए स्नानागारोंसे हड़प्पाके 
सांस्कृतिक जीवनमें जलकी महृत्ताका परिचय मिलता हैं। विद्वानोंने बताया 
है कि इसका आयेकि सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव है। सरोवरों, नदियों 
ओर समुद्रोंके जलमें स्नान करनेको प्रथा तथा सूर्योदयके पूर्व और भोजनके 
पूर्व स्नान करनेकी विधिपर धार्मिक मोहर इस बातका प्रमाण है कि सिन्धु 
घाटीकी सभ्यतामें भी स्तानको सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त था। आर्योके जीवनमें 
नदियोंका तित्य बहता हुआ निमंछ जल ही उनके लिए स्वर्गंकी पवित्रता एवं 
पावनताका परिचायक था। सिन्धु, वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, विपासा, 
शत्तदु, यमुना, गगा एव ब्रह्मपुत्र आदि नदियोने धामिक प्रेरणाके कारण ही 
१. निर्णयसागर प्रेस, अम्ब्ईसे सन्‌ १९२५ में प्रकाशित ईशाथष्टोत्तरशातोपनिषदः, 

पृ० १३१। 
२. हिन्दी विश्वकोश, द्वितोय भाग, आत्मघातदब्द । 
है. पातेक संजंगश्बांण फए (| छव्टोल, शबरष्ट८ 28२2-28 4 


१९४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आपचार्य-परम्परा 


आयेोकि जोवतंको उर्वर बनाया था । अतएब तदियोंमें स्तान कानेकी पंदित्र , 
भावनाके साथ उनमें डूबकर आत्मघात करनेंकी प्रथा भी घंमके चासमप्र, 
ब्राह्मपकालमें प्रचलित थी। जलूमात्रमें स्नान करता या असम अवस्थामें 
डूबकर प्राणधात करवा धामिकताका चिह्न था। ई० पूर्व द्वित्तोय-तृततोय 
शताब्दीसे लेकर ई० सन्‌ प्रथम-द्वितीय शत्ताब्दी तक इस प्रथाका बहुत प्रचार 
रहा है। जब संन्‍्यासविधि पूर्णतया विकसित हो गयी, और आत्मंशोध॑नके लिए. 
ध्यान, संयमका मूल्य बढ़ गया, तो उक्त प्रथाका शनैः-शनैः ह्वास होने रूमा । 
स्वामी समल्तभद्रके समयमें इस प्रथाका जोर-शोरके साथ प्रचार था। अतः 
उन्होंने अपने इस ग्रन्थमें इसकी समीक्षा की है। यहां यह स्मरणीय है कि लोक- 
मूढ़ताओंका रूप समयानुसार बदलता रहता है। 

धर्मके नामपर स्तूप निर्माणकी प्रथाका आरम्भ बौद्धकालसे हुआ है ' बुद्धके 
अस्थि-अवशेषको स्तृूपके भीतर रखा जाता था और इन स्तृपोंकी धामिक 
प्रेरणः प्राप्त करनेके लिए पूजा की जाती थी। सम्राट्‌ अशोकने तथा उसके उत्तर- 
वर्त्ती सम्राट सम्प्रतिने स्तृूप और अभिलेखोंका आरम्भ धामिक-स्मृतिके साथ 
धर्म-प्रेरणाके लिए कराया। अशोकके स्तृपोंमें सम्प्रतिके स्‍्तृप और अभिलेख 
इस प्रकार मिश्चित हो गये हैं कि उनका पृथककरण सहज सम्भव नहीं है। इसका 
प्रधान कारण यह है कि धर्म और सदाचा रके सामान्य नियम इन दोनों सन्नाटोंको 
समानरूपसे ही अभिप्रेत थे। ये स्तृप ठोस गुम्बदके आकारके होते थे और 
इनके ऊपर छत्र भो बनाये जाते थे। अशोक निर्मित स्तृपोंमें साँचीका स्तूप 
अत्यन्त प्रसिद्ध है। कुशाणकालके पूर्व बुढ्की उपासना इन स्मारक चिह्नोंमें 
प्रयुक्त प्रतीक रूपोंमें ही होती थी | छत्र, पाँव, पुष्प, चन्द्र या चक्रके प्रतोकोंमें 
ही बुद्धकी स्मृति अन्तनिहित थी। महायान सम्प्रदायके आविर्भावके पश्चात्‌ 
बुद्ध-प्रतिमाओंके निर्माणकी प्रथाका आरम्भ हुआ। 


जब स्तूपनिर्माणका महत्त्व जनसाधारणमें प्रचलित हुआ, तो स्तूपोंके 
प्रतिनिधिस्वरूप 'सिकताश्मनामुच्चय:'का प्रचार हुआ। बालू या कंकड़ोंका 
स्तुपाकार ढेर लगाकर देवकी उपासना होने लगी। यह प्रथा कुषाणकालके 
पूव॑ तक प्रचलित रहो। समन्तभद्रके समयमें इसका बाहुल्य था। अतएव उन्होंने 
अपने इस ग्रन्थमें इस प्रथाकी ओर संकेत किया है। कुषाणकालके पश्चात्‌ कुछ 
ही शताब्दियोंमें मूतिककाका विकास होनेसे उक्त मान्यता क्षीण हो गयी। 
अतएव रत्नकरण्डकश्रावकाचा रमें 'सिकताइमनामुच्चय:'का जो प्रयोग आया 
है, वह उसकी प्राचीनताका सूचक है। हे बा 

गिरिपातप्रथाका निर्देश समन्तभद्दने किया है। सांस्कृतिकदृष्ठिसे इस . 


खुतभर और सारस्वताचार्य : १९५ , 


प्रथाका विकास और प्रसार ई० सन्‌ पुर्वंकी शताब्दियोंसे ई० सनकी आरम्भिक 
दालाब्दियों तक ही प्राप्त होता है | योग-क्रियाओंको सम्पादित करनेमें असमर्थ 
ब्यक्षित गिरिपातद्वारा मुक्तिताभ करता था। अतएब प्राचीन धर्मंशास्त्रके 
लेखकोंने इस प्रथाकी समीक्षा की है। हरिभद्रकी 'समराइच्चकहा'के द्वितीय 
भवमें भी यह प्रथा उल्लिखित है। अतः समनन्‍्तभद्रने लोकमूढ़ताका जो वर्णन 
किया है वह उनकी प्राचीनताका सूचक है। 
समन्तभद्रने प्रथम अध्यायकी चोबीसवीं कारिकामें 'पाषण्डि-मूढता'की 
समीक्षा की है। यह 'पाषण्डी शब्द विचारणोय है। धम्मके अर्थमें इसका प्रयोग 
प्राचीन साहित्यमें ही उपलब्ध होता है। अशोकके अभिलेखोंके साथ आचाये 
कुम्दकुन्दके समयसारमे भी इस शब्दका प्रयोग आया है । कुन्दकुन्दने लिखा है-- 
“पाखंडीलिगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुप्पयाराणि। 
घित्तः बदंति मृढ़ा लिगरमिणं. मोक्‍्खमग्गो त्ति ॥१ 


९ ् >८ 
“ण वि एस मोक्खमग्गो पाखडीगिहिमयाणि लिगाणि*” 
अशोकने भी गिरिनारके छठे अभिलेखमें 'पाषण्डि'शब्दका प्रयोग धर्म या 
सम्प्रदायके अथंमें किया है। लिखा है--सब-पासंडापि मे पूजित विविधाय 
पूजाय' इससे स्पष्ट है कि पाषंड-मूढता'का निरूपण समन्‍्तभद्गको प्राचीनताका 
द्योतक है। आरम्भमे 'पाषंडी' शब्द पवित्रताके अर्थमें प्रचलित था, पर झने:- 
शने: इस शब्दका अर्थ अपकर्षित होने लगा और यह आउडम्बरपूर्ण जीवन 
व्यतीत करनेके अथंमे प्रचलित हुआ | 


जहाँ तक हमारा अध्ययन है पाँचवीं, छठी शत्ताब्दीके किसी भी साहित्यमें 
पाषंडीका प्रयोग धमंके अथंमे नही आया है। अत्त: समल्तभद्रके समयपर तो 
इससे प्रकाश पड़ता ही है, साथ हो रत्नकरण्डकश्रावकाचा रकी प्राचीनतापर 
भी प्रकाश पड़ता है। 

एक अन्य विचारणीय विषय यह भी है कि मूढ़ताओंकी समीक्षा घम्मपद, 
महाभारत आदि प्राचीन भ्रन्थोंमें उपलब्ध होती है। धमंशास्त्रके निर्माताओंने 
मृढ़ताओंकी समीक्षा ई७ सत्‌ पूर्वे ही आरम्भ कर दी थी | अत: समन्तभद्रको 
रत्नकरण्डकश्रावकाचा रमें इन मृढत्ताओंकी समीक्षाके लिये घम्मपदादि भ्रन्थोंसे 
भी प्रेरणा प्राप्त हुई हो, तो कोई आइचय नही है। समन्तभद्रने इनकी समीक्षा 


है. समयसार, गाथा ४०८ । 
२, वही, गाथा ४१० । 


१९६ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


उसी शैलीमें की है जो शैली 'धम्मपद'में मिलती है। अतः मंकंसाओंके विजे- 
चनसन्दर्भसे रत्वकरण्डकश्षाबकाचा रके कर्त्ता प्राचीन समन्तभद्र ही सिद्ध होते 
हैं। 'धम्मपद' में बताया है-- 
“न नरंगचरिया न जटा न पंक्रा नानासका शण्डिलसायिका वा | 
रजोवजल्लं उककुटिकप्पधानं सोधेन्ति मच्चं अवित्तिण्ण कंख॑।।" 
अर्थात्‌ जिस पुरुषका सन्देह समाप्त नहीं हुआ है उसकी शुद्धि न नंगे रहनेसे, 
न जटासे, न कीचड़ लपेटनेसे, न उपबास करनेसे, न कठिन भूमि पर शयन . 
करनेसे, न धूल लपेटनेसे और न उकड़, बैठनेसे होतो है। 
लोक-मृढ़ताए' विकसित होकर पॉचवीं-छठी शत्ताब्दोके साहित्यमें आडम्बर- 
पूर्ण जीवनके विश्लेषणके रूपमें आयी है। अपभ्रंश साहित्यमें इन लछोक-मढ़- 
ताओंका रूप बाह्याडम्बर या बाह्य वेशके रूपमें उपस्थित है । 
रत्नकरण्डकश्रावकाचा रकी प्राचीनताका एक सबल प्रमाण यह भी है कि 
इस ग्रल्थके कई पद्म मनुस्मृतिके वत्तंमान सस्करणमें पाये जाते हैं । मनुस्मृतिका 
वत्तंमान संस्करण ई० सन्‌को दूसरी-तीस री शतीका है। यद्यपि यह संस्करण 
भी किसी प्राचीन मनुस्मृतिके आधार पर प्रस्तुत किया गया है, तो भी इसमें 
द्वितीय और तृतीय शत्तीकी अनेक रचनाओंके पद्च, वाक्यांश और पदांश उप- 
लब्ध हैं । मनुस्मृत्ति सग्रहग्रन्थ है, इसका प्रमाण मनुस्मृतिमें भृगु द्वारा 'प्रोक्त 
वक्‍्तव्यो का पद्यरूपमें निबद्ध करना है। श्रीपाण्डरग वामनकाणेने इसका 
संकलनकाल दूसरो शताब्दी माना है। तुलनाके लिए पद्य प्रस्तुत किये 
जाते हैं-- कह 
सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मात्तड्देहजम । 
देवा देव॑ विदुर्भस्मगूढांगा रात्तरोजस म्‌३ ॥ 
हर मु हर २८ 
सम्यग्दर्शनशुद्ध: संसारशरीरभोगनिविण्ण: । 
पञ्चमुरुचरणद रणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगुह्म:४ ॥ 
हर ९ र् श्र 


धम्मपद, सम्पादक-भिक्षुधर्मरक्षित, बनारस १९५३,गाथा १४१ । 
हिस्द्री ऑफ घर्मशास्त्र पु० १३८, १४९, १५६। 
रत्नकरण्डकश्वावकाथार, प्रथम परिच्छेद, इलोक २८ । 
यही, पञ्चम परिच्छेद, इछोक १६ । 


_(झ् :०४ न्त्क 


अुतधर ओर सारस्वतवचार्थ : १९७ 


सम्यग्दर्शनसम्पन्न: क्मंभिन॑ निबद्धचते । 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते' ॥ 
हर 2९ ््‌ हर 
इदमेबेदुशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा। 
इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्मागेंड्संशया रुचि: ॥ 
ख 3 हर हर 
इंद। शरणमज्ञानमिदमेव विजानतास । 
इदमन्विच्छतां स्वगंमिदमानन्त्यमिच्छत्ताम३ |। 
अतएव विषयकी प्राचीनताकी दृष्टिसि रत्नकरण्डकश्रावकाचारके कर्ता 
प्राचीन समन्तभद्र ही हे। मनुस्मृति और रत्नकरण्डकश्रावकाचा रके प्रकरणोके 
अध्ययत्से यह स्पष्ट है कि रत्नकरण्डसे ही उक्त पद्य मनुस्मृत्तिमें संग्रहीत्त है। 
पद्मोंमें थोड़ा-सा परिवत्तंन किया गया है। 
जीवसिद्धि, तत्त्वानुशासन, प्राकृतव्याकरण, प्रमाणपदार्थ, कर्मंप्राभृत- 
टीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य ये रचनाएँ उपलब्ध नहीं है। भत्त: इनके 
सम्बन्धमे विवेचन करना सम्भव नहीं | इन रचनाओंके केवल निर्देश ही जहाँ- 
तहाँ मिलते हैं । अतएब अब हम आचार समन्‍्तभद्रकी काव्य-प्रतिभा एवं 
बेदुष्यपर प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं । 
प्रतिभा एवं बेदृष्य 
समन्‍्तभद्र अत्यन्त प्रतिभाशाली और स्वसमय, परसमयके ज्ञाता सारस्वत 
हैं। इन्होंने एकान्तवादियोंका निरसन कर अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा दाशंनिक 
दौलोमें को है। भाव ओर अभावरूप विरोधी युगलधर्मोको लेकर सप्तभंगात्मक 
वस्तुको सिद्ध किया है | क्रियामेद, कारकभेद, पुण्य-पापरूप कर्मंद्रेत, सुख-दुख- 
रूप फलद्वेत, इहलोक-परलोकरूप लोकद्वेत, विद्या-अविद्याल्प ज्ञानद्वेत और 
बन्ध-मोक्षरूप जीवको शुद्धाशुद्ध अवस्थाओंका चित्रण किया गया है। बौद्ध, 
नेयायिक, वेशेषिक, सांख्य, वेदान्त आदि दर्शनोंकी मूल मान्यताओंका अध्ययन 
कर उनकी यथार्थ समीक्षा समन्तभद्दने की है। हम यहाँ उदाहरणके लिए 
वेशेषिकोंके परमाणुवादको लेते हैं। वेशेषिकोमें कोई परमाणुओंमें पाक---अग्नि 
१. मनुस्मति, ६ अध्याय, एइलोक ७४--चोखम्बा संस्करण । 
२. रत्नकरण्डकश्रावकाचा र, प्रथम परिच्छेद, इलोक ११ | 
३. मनु०, ६ अध्याय, इलोक ८४ | 
४. डॉ० वरबारोलार कोठिया : आप्तमोमासा, बीर सेवामन्दिर ट्रस्ट, सनू १९६७, 
प्रस्तानना पृ० ९-१० । 





१९६८ : तीथकर महावीर और उत्तको आचार्य-परम्परा 


संयोग होकर द्रणुकादि अवयबौमें क्रमश: पाक मानते हैं और कोई पर- 
माणुओंमें किसी भी प्रंका रकी विक्ृति न होनेसे उनमें पाक-अग्निसंधोग से मान 
कर कैब ल दृथणुका दिमें पाक स्वीकार करते हैं। जो परमाणुओंमें पाक नहीं मावते 
उनका कहना है कि परमाणु नित्य हैं और इसलिए वे द्यणुकादि सभी अवब- 
स्थाओंमें एकरूप बने रहते हूँ। उत्तमें किसो भी प्रकारको अन्यता नहीं होतो, 
अपितु सवंदा अनन्यता विद्यमान रहती है। इसी मान्यताको आत्तायं समन्‍्स- 
भद्रने 'अणुओंका अनन्यतेकान्त' कहा है। इस मान्यतामें दोषोद्घाटन करते 
हुए बताया है कि यदि अणु दधणुकादि संघातदझामें भी उसो श्रकारके बने 
रहते हैं, जिस प्रकार वे विभागके समय हैं, तो वे भसहतत ही रहेंगे और इस 
अवस्थामें अवयबीरूप पृथ्वी आदि चारों भूत म्रान्त हो जायेगे, जिससे अवयवो- 
रूप काय॑ भा आन्त सिद्ध होगा । इस प्रकार वेशेषिकोके अनन्यतैकान्तक़ी 
समोक्षा कर अनेकान्तवादकी प्रतिब्ठा की है । 

समन्तभद्रकी कारिकाओंके अवलोकनसे उनका विभिन्‍न दर्शनोंका पाण्डित्य 
अभिव्यक्त होता है । प्रमाण, प्रमाणफल, प्रमाणका विषय आदिका विवेचन 
समन्‍्तमभद्रने बहुत हो सृक्ष्मतासे किया है। इन्होंने सद-असद॒वादकी तरह द्वंत- 
अद्वतवाद, शाइवत-अशावइवतवाद, वक्‍्तव्य-भवक्तव्यवाद, अन्यता-अनन्यतावाद, 
अपेक्षा-अनपेक्षावाद, हेतु-अहेतुवाद, विज्ञान-बहिरथँवाद, देव-पुरुषाथ्ंबाद, 
पाप-पुण्यवाद और बन्ध-मोक्षका रणवादका विवेचन किया है। 


डॉ० दरबारीलाल कोठियाने समन्तभद्रके उपादानोंका निर्देश करते हुए 
लिखा" है कि उन्होंने जेनदर्शनको निम्नडिखित सिद्धान्त प्रदान किये हैं-- 


१. प्रमाणका स्वपराभासलक्षण 
२. प्रमाणके क्रभावि और अक्रमभावि भेदोकी परिकल्पना 
३. प्रमाणके साक्षात्‌ और परम्परा फलोंका निरूपण 

४. प्रमाणका विषय 

५. नयका स्वरूप 

६ हेतुका स्वरूप 

७. स्थादबादका स्वरूप 

८. वाच्यका स्वरूप 

९. वाचकका स्वरूप 

१०. अभावका वस्तुधमंलिरूपण एवं भावान्तरकथन 

११. तत्वका अनेकान्तरूप प्रतिपादन 


१. आसमीमांसा, वोरसेवा भन्दिर ट्रस्ट, सन्‌ १९६७, प्रस्तावना, पृ० ४५-४६ । 
' आुतधर और सारस्वताकार्य : १९९ , 


१२, अनेकान्तका स्वरूप 

१३. अनेकान्तमें भी अनेकान्तको योजना 

१४. जेनदर्शनमे अवस्तुका स्वरूप 

१५. स्थात्‌ निपातका स्वरूप 

१६. अनुमानसे स्वज्ञकी सिद्धि 

१७. युक्तियोंसे स्थादृवादको व्यवस्था 

१८ आप्तका ताकिक स्वरूप 

१९, वस्तु-द्रव्य-प्रमेयका स्वरूप 

काव्य-चमत्कारकी दुष्टिसे भी समन्तभद्र अपने क्षेत्रमे अद्वितोय है। इन्होंने 
चित्र ओर इलेष काव्यका आरम्भ कर भारवि और माघके लिये काव्य-क्षेत्रका 
विकास किया है | कवि समन्‍्तभद्वने अपने स्तोन्र-काव्योमें शब्द और अथं इन 
दोनोंकी गम्भीरताका अपुर्वं समन्वय बनाये रखनेकी सफल चेष्टा की है । शब्द- 
संघति, अलकार-वेचित््य, कल्पनासम्पत्ति एवं ताकिक प्रतिभाका समवाय 
एकत्र प्राप्य है। प्रबन्धकाव्य न लिखने पर भो कतिपय पद्मोमे प्रौढ़ प्रबन्धा- 
त्मकता पायी जाती है | इत्तिवृत्तात्मक धामभिक त्तथ्योका समावेश भो काव्य- 
शेलोमें मनोरमरूपमें हुआ है। कविप्रतिभा और दाशंनिकताका मणि-काचन 
संयोग इलाध्य है। उतक्षाद्वारा आराध्य पद्मप्रभका चित्रण करता हुआ कवि 
कहता है-- 

“शरीर-रश्मि-प्रसर' प्रभोस्ते बालाक॑-रश्मिच्छविरा5लिलेप । 
नराध्मरा5कोर्ण-सभा प्रभा वा शेलस्य पद्माभमणे: स्वसानुम्‌ ॥'* 

अर्थात्‌ हे प्रभो ! प्रात:कालीन सूर्यंकिरणोंकी छविके समान रक्तवर्णकी 
आभावाले आपके शरीरकी किरणोके विस्तारने मनुष्य और देवता ओंसे भरी 
हुई समवशरण सभाको इस प्रकार आलिप्त किया है, जेसे पद्मयकान्तमणि पर्ब॑ंत- 
की प्रभा अपने पाइ्वंभागको आलिप्त करती है। 

इस पद्यमें पद्मप्रभ तोर्थंथरकी रक्तवर्ण कान्ति द्वारा समवश्रणसभाके 
व्याप्त किये जानेकी उत्प्रेक्षा पद्मकान्तमणिके पव॑त्तकी प्रभासे की गयी है। 

कवि समन्तभद्र उपमा-अरछूका रके व्यवहारमे भी पटु हैं। उन्होंने भगवान्‌ 
आदिनाथको अज्ञानान्धकारका विनाश करनेके लिए चन्द्रमाका उपमान प्रदान 
किया है । कुछ पद्योंमे प्रयुक्त उपमान* नवीन प्रतीत होते हैं। यथा -- 
१. स्वम्भ्स्तोत ६।३ । 
२. 'विधुन्चता तमः क्षपाकरेणेव गुणोत्करे: करे: । “--स्वम्भू स्तोत्र ११ । 
२०७ ; तीर्थंकर महाबीर और उनको आचार्य-परम्परा 


चऊ 


“येन प्रणीस पृथु धमं-सीर्थ ज्येष्ठं जना: प्राप्य जयन्ति दु/खर्स । 
गाजु हुईं चन्दन-परु-शोतं गज़-अवेका इव घर्मंतप्ता:॥* 

जिन्होंने उस महान्‌ और ज्येष्ठ घर्मतीर्थका प्रणणन किया है, जिसका 
आश्रय पाकर भव्यजन दुःख-सन्तापपर उसो प्रकार विजय प्राप्त करते हैं, 
जिस प्रकार ग्रीष्मकालीन सूर्यके सन्‍्तापसे सन्तप्त हुए बड़े-बड़े हाथी चन्दनलेपके 
समान झीतल गज्जाको प्राप्त कर सूर्यक्रे आतापजन्य दुःखको मिटा डालते हैं। 
यहाँ गंगाजलका उपमान चन्दनलेप है ओर धर्मंतो्थंका उपमान गंगाजल 
है। जनका उपमान गज है। इस प्रकार इस पद्चमें संसार-आतापकी शान्तिके 

लिए धर्मंतीर्थंका सामथ्यं विभिन्न उपमानों द्वारा दिखाया गया है । 


चन्द्रप्रभजिनकी स्तुति करते हुए उन्तको संसारका अद्वितोय चन्द्रमा कहा 
है तथा उपमा द्वारा आराध्यकी रूपाकृतिका मनोरम चित्र अंकित किया है-- 


चन्द्रप्रभे चन्द्र-मरीचि-गोर चन्द्र द्वितोग जगतोव कान्तम्‌ । 
वन्देउभिवन्दं महत्तामृषोन्द्र जिन जित-रवान्त-कषाय-बन्धस ॥।* 

चन्द्रकिरणके समान गौरवर्णसे युक्त चन्द्रअभजिन जगतृमें द्वितीय चन्द्रमाके 
समान दीप्तिमान्‌ है, जिन्होंने अपने अन्त:करणके कषायबन्धनकों जीत अक- 
षायपद प्राप्त किया है और जो ऋद्धिधारो मुनियोंके स्वामी तथा महात्माओं 
द्वारा वन्दनीय है । 

इस पद्यमें 'चन्द्रमरीचिगौरं! उपमान है, इस उपमान द्वारा चन्द्रप्रभतोर्थ- 
करके गौरवर्ण शरीरकी आक्ृतिका सुन्दर अंकन किया है । 


चन्द्रप्रभजिनके प्रवचनको सिहका रूपक और एकान्तवादियोको मदोन्मत्त 
गजका रूपक देकर कविने आराध्यके उपदेशको महत्ता प्रदर्शित की है। इस 
प्रसंगमें ूपक-अलंका रकी योजना बहुत ही तकंसंगत्त है। यथा-- 

“स्व-पक्ष-सोस्थित्य-मदाधवलिप्ता वाक्सिह-नादेबिमदा वभूवुः । 
प्रवादिनों यस्य मदाद्रंगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादे: ॥"3 

जिनके प्रवचनरूप सिहनादोंको सुनकर अपने मतकी सुस्थितिका धमण्ड 
रखनेवाले प्रवादिजन उसो प्रकार निमंद हुए हैं, जिस प्रकार मद झरते हुए 
उन्मत्त हाथी केसरी--सिंहकी गर्जनाको सुनकर निमंद हो जाते हैं। 


१, स्वयम्भूस्तोत्र, २।४ । 


२. स्वम”्भूस्तोत्र, ८१ । 


३. बही, ८।३ ) 
असधर और सारस्वताच्ार्य : २०९ 


चन्दन, चन्द्रकिरण, गंगाजल और मुक्ताओंकी हारयष्टिकी झीतरूताका 
निषेध कर शीतरूनाथ तीथंकरके वचनोंको आचारय समन्‍्तभद्ने शीतल सिद्ध 
किया है। प्रस्तुत सन्दर्भभें व्यत्तरिक-अलंकार द्वारा उपमेयमें गुणाथिक्यका 
आरोप कर उपमानोंमें न्‍्यून गुणका समावेश किया है। शीतलनाथ तीर्थंकरके 
सदुगुणोंका उत्कर्ष यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गुणत्व ही उत्कर्षापकर्षका 
आभाधार है। अतः तोर्थकरकी अभृतवाणीकों शीतलताका चरम साधन मान- 
कर उपमानोंके साधारण धमंसे आधिक्य दिखलाया गया है | वाणीमें शीतलता 
और माघुयंके साथ अमृतत्व भी है, जिससे वह चन्दन, चन्द्रकिरण आदिकी 
अपेक्षा अधिक शोतलता प्रदान करनेकी क्षमता रखती है। यथा-- 


“त शीतलाश्चन्दनचन्द्र रश्मयो न गाज़जुमम्भो न च हारयष्टय: | 

यथा मुनेस्तेउनघ ! वाक्य-रइमय: शमाम्बुगर्भा. शिशिरा विपश्चिताम्‌ ॥।' 

है अनध ! निरवद्य निर्दोष श्रीशीततजिन ! आप जैसे प्रत्यक्षज्ञानी मुनिकी 
प्रशमजलसे आप्लावित वाक्यरश्मियाँ ससार-तापको दूर करनेके हेतु उत्तनो 
शीत्तल है, जितनी न तो चन्द्रकिरणं शीतल है, न चन्दन है, न गड्भाजलू 
शीत्तल है और न मोतियोकी हारणयष्टि ही। त्तात्पयं यह है कि शीतर्लजनकी 
अमृतवाणी चन्दन, चन्द्रकिरण, गज्भाजल और मुक्ताहारयष्टिसे अधिक शीतल 
ओर सुखप्रद है । 


कविताका विषय हृदयको अनुभूति है। अनुभूतिकी अवस्थामे समस्त 
स्तायुमण्डल तदनुकूल हप धारण करता है और उच्चरित वाक्यावलिम अपूुर्ब 
प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। अनुभूतिके समयमे हृदयकी प्रधानत्त: दो अवस्थाएँ 
होती है । ये अवस्थाएँ है--१ उल्लास और २. विह्ललता । कवि जब उल्लसित 
होता है, तो वह गाता है । यही कारण है कि स्तोत्रोके समयमे कविकी तन्मयता 
चरमसीमाको पहुँच जाती है। आराध्यके चरणोंमे वोतरागताकी प्राप्तिके लिए 
कवि अपनेको समपित कर देता है। भाव जहाँ उसके हृदयको उल्लसित और 
उद्देलित करते हैं, वहाँ रमणीय वाक्यावलिके शब्द उसके हृदयको चमत्कारसे 
भर देते है | 

चित्रकाव्यमें हृदयकी भावावस्था उत्तनी द्रवित्त नही होती, जित्तती चम- 
त्कारको योजना होनेसे कोतुहल । अतएव संस्कृतकाव्यमें सबंप्रथम चित्र, श्लेष 
ओर यमकका ४-3 हुआ। भावावस्थामे स्थायित्व नहीं रहता है, यतः 
भाव क्षणभरमे उत्पन्न और विडीन होते रहते हैं, पर चमत्कृत दशा अधिक 





१. स्वयम्भूस्तोत्र, १०११। 
२०२ : सोर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


समय तक विद्यमान रहती है। यही कारण है कि वैदिक ऋषियोंने भो वैदिक 
मन्त्रींके प्रयोगमें शब्दरमणीयताको स्थान दिया हैं। उपभा,, उत्पेक्षा, रुपक 
प्रभूति अलंका रोंके साथ श्छेष और यमक भो उपलब्ध हैं । ा 


स्वामी समन्तभद्वने स्तुतिबिश्यामें हृदयको भावावस्थाको अधिक क्षणोंतक 
बनाये रखनेके लिए शब्दोंको रम्यक्रोडाको स्थान दिया है। इसके बिना हृदममें 
कोतृहुलकों स्थिति प्रबल वेगके साथ जागृत नहीं को जा सकता है। सवेदनाओंकों 
शब्दोंकी रम्पताके गर्भसे प्रस्फुटितकर कौतूहूू स्थिति तक पहुँचा देना है। 
आचाय॑ समस्तभद्गके चित्रवन्ध केवल शाब्दी रमणीयताका ही सुजन नहीं करते 
हैं, अपितु इनमें वक्रोक्ति और स्वभावोक्तियोंका चमत्कार भी निहित है | 


'तकार' व्यज्जन द्वारा निम्नलिखित पद्मका गुम्फन किया है। श्लोकके 
प्रथमपादमें जो अक्षर हैं, वे ही सब अगले पादोंमें यत्र-तत्र व्यवस्थित्त है। साध्य- 
रूपमें यहाँ शाब्दी क्रोडा नही है, अपितु साधनके रूपमें है, जिससे शब्दबमत्कार 
'पपरिच्छित्ति'को योजना द्वारा निर्मित हुआ है। 

ततोतिता तु तेतीतस्तोतृतोतीतितोतृत्तः । 
ततोजञ्तात्तिततोतोते ततता ते ततोतव:" ॥ 


है भगवन ! आपने ज्ञानावरणा दि कर्मोंकी नष्ट कर केवलज्ञानादि बविशेषयुणों- 
को प्राप्त किया है, तथा आप परिग्रहरहित स्वतन्त्र है। अतः आप पूज्य और 
सुरक्षित है। आपने ज्ञानावरणादि कर्मोके विस्तृत--अनादिकालिक सम्बन्धको 
नष्ट कर दिया है। अतः आपको विश्ञालता--अ्रभुता स्पष्ट है--भाप तोनों 
छोकोंके स्वामो हैं । 


एक-एक व्यजनके अक्षरक्रमसे प्रत्येक पादका ग्रथत कर चित्रालकारकी 
योजना द्वारा भावाभिव्यक्ति की गयी है। यहाँ शब्दचमत्का रके साथ अर्थ- 
चमत्कार भी प्राप्प है-- 


येयायायाययेथाय तानाननवानतानन । 
ममाममाममामामितातली लितत्ो तित:* ॥ 


है भगवन्‌ ! आपका सोक्षमार्ग उन्हीं जीवोंको प्राप्त हो सकता है, जो कि 
पुण्यबन्धके सम्मुख हैं अथवा जिन्होंने पुण्यबन्ध कर लिया है। समवशरणमें 
आपके चार मुख दिखलाई पड़ते हैं। आप केवलज्ञानसे युक्त हैं तथा ममता- 
१. स्तुतिविद्या, पद्म १३ । 
२. स्तुतिषिदा, पच्च १४ । 


अुतधर और सारस्वतावार्य: २०३, 


पर ' # 
५, ( हर एक 
है 2 


भावसै--मोहपरिणामोंसे रहित हैं, तो भी आप सांसारिक बड़ी-बड़ी व्याधिग्रोंको 
नष्ट कर देते हैं । हे प्रमो ! मेरे भी जन्म-मरणरूप रोगको नष्ट कर दोजिए। 


चन्द्रप्रभ और शीतलूजिन स्तुति करते हुए मुजंबन्धोंकी योजनामें 
व्यत्तरिक और इलेष बलंका रकी दिव्य आभाका मिश्रण उपलरूब्ध होता है-- 


“प्रकाशयन्‌ खमुद्भूतस्त्वमुद्धांककलाल्य: । 
विकासयन्‌ समुद्भूत: कुमुद कमलाप्रिय: ॥ 
हे प्रभो ! आप चन्द्ररूप हैं, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा उदय होते ही 
आकाशको प्रकाशित करता है, उसी तरह आप भो समस्त लोकाकाश और 
अलोकाकाशको प्रकाशित करते हैं। चन्द्रमा जिस प्रकार मुगलांछनसे युक्त है, 
उसी प्रकार आप भी मनोहर अर्द्धचन्द्रसे युक्त हैं । चन्द्रमा जिस प्रकार सोलह 
कलाओंका आलय--गृह होता है, उसी तरह आप भी केवलज्ञानादि अनेक 
कलाओंके आलय--स्थान हैं| चन्द्रमा जिस तरह कुमुदों--नीलकुमुदोंको विंक- 
सित करता हुआ उदित होता है, उसी तरह आप भी पथ्वीके समस्त प्राणियोंको 
आनन्दित करते है। चन्द्रमा जिस प्रकार कमलाप्रिय--कमलशशन्रु होता है, 
उसी प्रकार आप भी कमलाप्रिय--केवलज्ञानादि लक्ष्मीके प्रिय है। 
इलेषके समान ही उपयुक्त पद्मयमे व्यतिरेक अलका र भी है | इस अलका रके 
प्रकाशमे चन्द्रमाकी अपेक्षा त्तोर्थकर चन्द्रप्रभभो महत्ता प्रदर्शित को गयी हैं । 
चन्द्रप्रभमे गुणोका उत्कषं ओर चन्द्रमामें अपकर्ष दिखलाया गया है। 


श्रेयोजिनकी स्तुतिमे 'अद्धंश्रम'का प्रयोग किया है। इसमें औष्ठथ वर्णोका 
अभाव है, और चतुथं पादके समस्त अक्षरोको अन्य तीन पार्दामें समाहित 
किया है-- 


“हरतोज्याहिता तान्ति रक्षार्थायस्य नेदिता। 
तीथदिश्रेयतसे. नेताज्याय: श्रेयस्ययस्थ हि ॥ 


कुछ ऐसे भी पद्म हैं, जिन्हे क्रके साथ विपरीत्त क्रमसे भी पढ़ा जा सकता 
है, और विपरीत क्रमसे पढ़नेपर भिन्नाथंक पद्म ही बन जाता है। कविते स्वयं 
हो अनुलोम-प्रतिलोमक्रमसे इलोकोका प्रणयन किया है। यथा-- 
“रक्षमाक्ष॥ वामेश “शमी चारुरुचानुतः। 
भो विभोनशनाजोरुनम्रेन विजरामय३ ॥ 
१. स्तुति विद्या, पथ्य २१। 
२. बही, पद्म ४३ । 
मे वही, पद्यध 2६। 


२०४ : तो्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इसी पदश्चको प्रतिलोमक्रमसे पढ़नेपर निम्नलिखित पद्म निर्मित होता है। 
“यमराज विनेम्नेन रुजोनाशन भो वबिसो। 
तनु चारुरुबामीश शमेवारक्ष माक्षर"॥ 

शब्द और अर्थ चमत्कारके साथ नादानुक्रति भी विद्यमान है। विधायक 
कल्पना द्वारा आराध्यकी शरीराकृत्तिके साथ गुणोंका संमबाय भी अभिव्यक्त 
हुआ है। 

इस प्रकार आचार्य समन्तभद्रने जैनन्यायको ताकिकरूप प्रदान करनेके 
साथ संस्कृतकाव्यको निम्नलिखित तत्त्व प्रदात किये हैं-- 

१, चित्रारूका रका प्रारम्भ 

२. इलेष और यमकों द्वारा काव्यशेलीका उदात्तीकरण 

३. शतककाव्यका सूत्रपात्त 

४. स्तवनोमें बाह्य चित्रणकी अपेक्षा अन्तरंग गुणों एवं अनेकान्तात्मक 
सिद्धान्तोंकी बहुलता 

५, दर्शन और काव्यभावनाका मणि-कांचनसंयोग 

आचाय॑ समन्‍्तभद्रके उक्त काव्यतत्त्वोंका संस्कृतकाव्यत्तत्त्वोंपर पूर्ण 
प्रभाव पड़ा है। जब संस्क्ृतकाव्यका प्रणयन मध्यदेशसे स्थानान्तरित हो 
गुजरात, कश्मीर ओर दक्षिणभारतमें प्रविष्ट हुआ, तो समन्‍्तभद्रके काव्य- 
सिद्धान्त सवंत्र प्रचलित हो गये। भारविमें एकाएक चित्र और इलेषका प्रादु- 
भाव नहीं हुआ है, अपितु समन्तभद्रके काव्यसिद्धान्तोंका उनपर प्रभाव है। 
मलाबार निवासी वासुदेव कविने यमक और श्लेष सम्बन्धी जिन प्रसिद्ध 
काव्योंको रचना की है, उनके लिए वे शेलीके क्षेत्रमे समन्तभद्रके ऋणी हैं। 
कवि कुज्जर द्वारा लिखित राघवपाण्डवीय पर भी समन्तभद्रकी दौलोका प्रभाव 
है । अतः संक्षेपमें दर्शन, आचार, तक, न्याय आदि क्षेत्रोंमे प्रस्तुत किये गये 
ग्रन्थोंकी दुष्टिसि समन्तभद्र ऐसे सारस्वताचायं हैं, जिन्होने क्षुन्दकुन्दादि 
आचार्योंके वचनोंको ग्रहण कर, सर्वेश्षको वाणोकों एक नये रूपमे भ्रस्तुत 


किया है । ई 
आचाय सिद्धसेन 


कवि और दाशंनिकके रुपमें सिद्धसेन प्रसिद्ध हें । श्वेताम्बर और दिगम्बर 
दोनों ही परम्पराएँ इन्हें अपना-अपना आचाय॑ मानतो हैं। आचार्य जिनसेनले 
'अपने आदिपुराणमें सिद्धोलकों कवि और वादिमजकेसरी दोनों कहा है-- 


१. स्तुति विद्या, पत्र ८७। 
श्रुवघर और सारस्वतावार्य ; २०५ 


कवयः सिद्धसेनाआ वयं च कवयो मताः । 
मणय: पद्द रागाद्या ननु काचो5पि मेचक: ॥ 
प्रवादिकरियूथानां केसरी नयकेसरः । 
सिद्धसेनकविर्जीयाद्विकल्पनख राद्धूर: ॥* 
पूवंकालमें सिद्धोन आदि अनेक कवि हो गये हैं और में भी कवि हूँ । 
पर दोनोंमें उतना ही अन्तर है, जितना कि पद्चमराग्माण और कांचमभिमें 
होता है। 
वे सिद्सेन कवि जयवन्त हों, जो प्रदादिरूपी हाथियोंके शुण्डके लिए 
सिहके समान है। नेगमादि नय हो जिनके केशर--अयाल तथा अस्ति-नास्ति 
आदि विकल्प ही जिनके तीक्ष्ण नाखून थे। 
आचार्य हेमचन्द्रने अपने शब्दानुशासनमे “उत्कृष्टेडनूपेन'” (२।२।२९०) सूत्रके 
उदाहरणमे 'अनुसिद्धसेनं कवयः' द्वारा सिद्सेनकों सबसे बड़ा कवि बताया है। 
जैनेन्द्र व्याकरणके 'उपेन' (१।४॥१६) सूत्रको वृत्तिमे अभयनन्दिने 'उप- 
सिद्धसेन वेयाकरणा:” उदाहरण द्वारा सिद्धसेनको श्रेष्ठ वेयाकरण बतलाया है । 
जिनसेन प्रथमने अपने 'हरिवंशपुराण'मे सिद्धसेनकी सूक्तियों (वचनों) को 
तीर्थंकर ऋषभदेवकी सूक्तियोके समान सारयुक्त एवं महत्त्वपूर्ण बतलाया है। 
यथा-- 
जगत्प्रसिद्धबोधस्य वुषभस्येव निस्तुषा:। 
बोधयन्ति सता बुद्धि सिद्धसेनस्य सूक्तय: ॥* 
अर्थात्‌ जिनका श्रेष्ठ ज्ञान ससारमे सत्र प्रसिद्ध है ऐसे श्री सिद्धसेनकी 
सिमंल सूक्तियाँ श्रीऋषभ जिनेन्द्रकी सूक्तियोंके समान सत्पुरुषोंकी बुद्धिको 
सदा विकसित करती है । 


जीवन-परिचय 


सिद्धसेनके जीवन-वृत्तके सम्बन्धमें प्रभावकचरितमें जो तथ्य उपलब्ध हैं 
उनसे प्रकट है कि उज्जयिनी नगरीके कात्यायन गोत्रीय देवि ब्राह्मणकी देवश्री 
पत्नीके उदरसे इनका जन्म हुआ था। ये प्रतिभाशालो और समस्त शास्त्रोके 
पारंगत विद्वान थे। बृद्धवांदि जब उज्जयिनी नगरीमें पधारे तो उनके साथ 
सिद्धसेनका शास्त्रां हुआ | सिद्धसेन वृद्धवादिसे बहुत प्रभावित हुए और उनका 


१. आवदिपुराण, भाग १, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण--१।३९-४२ । 
२, हरिवंशपुराण, भारतोय ज्ञानपीठ संस्करण--१।३० । 


२०६ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सिष्यत्व स्वीकार कर छिया। भुदने इनका दौक्षानाम कुमुदेवस्द रखा" । 
भागे चलकर ये सिद्धसेत्के नामसे श्रसिद्ध हुए | .हरिभव्रके 'फ्चबस्तु' प्रन्थमें 
दिवाकर' विशेषण उपलब्ध होता है। उसमें बताया. गया है कि दुःबसकाल- 
रूप राभिके लिए दिवाकर-सूर्यके समान होसेसे दिवाकरकां विरुद इन्हें 
प्राप्त था । 
आयरियसिद्धसेणेण सम्मइए पहट्टि अजसेणं | 
दृस््माणसा-दिंवागर कप्पंतणओ तदबखेणं ।|*९ 

सन्‍्मत्ति-टीकाके प्रारम्भमें अभयदेवसूरि (१२वीं शती ई०)ने भी इन्हें दिवा- 
कर कहा है। दुःघमाकाल श्रमणसंघकी अवचूरिमें सिद्धसेनकी 'दिवाकर'के स्थान- 
पर 'प्रभावक! लिखा गया है और इनके गुरुका नाम धर्माचायं बताया है| , 

इनके सम्बन्धमे यह भी कहा जाता है कि इन्होंने उज्जयिनोमें महाकालके 
मन्दिरमे 'कल्याणमन्दिर' स्तोन् द्वारा रुद्र-लिज़ुका स्फोटन कर पाष्वंनाथका 
बिम्ब प्रकट किया था ओर विक्रमादित्य राजाको सम्बोधित किया था। यथा-- 

'वुद्धवादी पादलिप्ताश्चात्र तथा सिद्धसेनदिवाकरों येनोज्जयिन्यां महाकालू- 
प्रासाद-रुद्रलिड्रस्फोटनं विधाय. कल्याणमन्दिरस्तवेन  श्रीपाश्व॑नाथबिम्बं 
प्रकटीकृतं श्रीविक्रमादित्यश्च प्रतिबोधित्तस्तद्राज्यं तु श्रीवीरसप्तततिबषंचतुष्टये 
सब्जातस्‌ । 

पट्टावलीसारोद्धा रमें लिखा है-- 

तथा सिद्धसेनदिवाकरो5पि जातो येनोज्जयिन्यां महाकालप्रासादे रुद्र- 
लिड्भधस्फोटनं कृत्वा कल्याणमन्दिरस्तवनेन श्रीपाए्व॑ंनाथबिम्बं प्रकटोकृत्य श्री- 
विक्रमादित्यराजापि प्रत्तिबोघित्तः श्रीवीरनिर्वाणात्‌ सप्ततिवर्षाधिकशतचतुष्टये 
४७० विक्रमे श्रीविक्रमादित्यराज्यं सज्जातम्‌ |! * 

गुरुपट्रावलीमें भी इसी तथ्यकी पुनरावृत्ति प्राप्त होती है-- तथा श्रीसिद्ध- 
सेनदिवाकरेणोज्जयिनीनगर्या महाकालप्रासादे लिड्भस्फोटन्न॑ विधाय स्तुत्या 
११ काव्ये श्रीपाइव॑नाथबिम्बं प्रकटीकृतम्‌' कल्याणमन्दिरस्तोत्र कृत्तम ।! 


१ प्रभावकचरितके अन्तर्गत वृद्धवादिसूरि-चरितम्‌, पृ० ५५-६० । 
« हरिभद्व-पञ्मबस्तु गाथा १४०८ । 

. अनेकास्त, वर्ष ९, किरण ११, पृ० ४५७ । 

मुनि दर्शनविजय द्वारा सम्पादित पट्टावलीसमुच्चय, प्रथम भाग । 
« वही, पृ० १५० । 

पट्टावलीसमुच्चय, पृ० १६६ । 





जता हुए ७ ० 


मुतथर और सारस्वताकार्य : २०७ 


इन पट्टावलियोंसे ज्ञात होता है कि सिद्धसेनके प्रभावसे उज्जयिनीमें शिव- 
लिझु-स्फोटनकी घटना घटी थी । पट्टावलियोके कालक्रमके अवलोकनसे प्रतीत 
होता है कि उज्जयिनीको इस घटनाका समावेश विक्रमकी १५ वीं शताब्दीसे 
हुआ है । अत्त: सम्भव है कि सिद्सेनकी इस घटनाकों समन्तभद्रकी शिवपिण्ड- 
स्फोटनकी घटनाके अनुकरणपर कल्पित किया गया हो । 

पण्डित जुगुलकिशो रजी मुख्तारने सिद्धसेनके स्तुत्यात्मक साहित्यका आक- 
लन कर निम्नलिखित निष्कषं उपस्थित किया है-- 


“यहाँ स्तुतय:' 'यूथाधिपते:' त्तथा 'तस्य शिशु:'" ये पद खास त्तौरसे ध्यान 
देने योग्य हैं। 'स्तुत्तय. पदके द्वारा सिद्धसेनोय प्रन्थोके रूपमे उन्त द्वात्रिशिका- 
ओंकी सूचना को गयी है जो स्तुत्यात्मक है और शेष पदोंके द्वारा सिद्धसेनको 
अपने सम्प्रदायका प्रमुख आचार्य और अपनेको उनका परम्पराशिष्य घोषित 
किया गया है। इस तरह व्वेताम्बर सम्प्रदायके आचार्यरूपमें यहाँ वे सिद्धसेल 
विवक्षित हैं जो कतिपय स्तुतिरूप द्वात्रिशिकाओंके कर्त्ता है, न कि वे सिद्धसेन 
जो कि स्तुत्येतर द्वात्रशिकाओके अथवा खासकर 'सन्मति' स॒त्रके रचयिता है।'* 


उपयुक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि मुख्तार साहब दो सिद्धसेन मानते हैं । 
एक सिद्धसेन वे है जो सन्मत्तिसूत्र और स्तुत्येतर द्वात्रिशिकाओके रचयिता है। 
और दूसरे वे सिद्धसेल, जिन्‍्होने स्तुतिरूप द्वात्रिशिकाओंकी रचना की है । 


दिवाकरयतिके रूपमें रविषेणाचार्यके पद्मचरितकी प्रशस्तिमें भो एक सिद्ध- 


सेनका उल्लेख आया है। इसमे इन्हे इन्द्रगुका शिष्य, अहंतु मुनिका गुरु और 
रविधेणके गुरु लक््मणसेनका दादागुरु बसलाया है। 


आसोदिच्धगुरोदिवाकर-यति: शिष्यो्स्य चाहंन्मुनिः। 
तस्माल्लक्ष्मणसेन-सन्मुनिरद' शिष्यो रव्स्तु स्मृतम्‌ ॥३ 
यहाँ यह स्मरणीय है कि श्वेताम्बर प्रबन्धों और पट्टावलियोंके समान 
सिद्धसेनके साथ उज्जयिनोके महाकालमदिरमे घटित घटनाका उल्लेख दिगम्बर 
सम्प्रदायमें भी पाया जाता है। सेनगणकी पट्टावलीके निम्न वाक्यमें कहा है-- 





१. बत सिद्धसेन-स्तुतयों महार्था अशिक्षिताछापकला कय चैषा। 
तथा5पि यूथाधिपते पथस्थ: स्खलद््‌गतिस्तस्य शिश्षुनं शोच्य: ॥ . 
हि “-हैमचरूद् द्ार्निशिका । 
२. अनेकान्त वर्ष ९, किरण ११, पृू० ४५९। 
३, प्रग्मतरित, भारतोय ज्ञानपीठ संस्करण, १२३११६७ 


२०८ : तीर्षकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


यु 


१) 


“(सवस्ति) श्रमदुज्जयिद्ीमहाकालसंस्थापनमहांकाललिजुमहो घर-वाप्व कद पड- 
विष्ट्याविष्कृतश्रोपाण्वंत्तीथेंदव रप्रतिदन्द्शी सिड्सेनमट्टा सका णाम॥। १४॥ 
समय-निर्धारण 


सिद्धसेनके समयके सम्बन्धमें अनेक मास्यताए' प्रचलित हैं। एक मास्यता 
इनको प्रथम शतीका विद्वान स्वीकार करती है और प्रमांणमें पट्टावली-समु- 
उचयमें सदुलित पट्टावलियोंको प्रस्तुत करती है। पर यह मत प्रमाणभूत नहीं 
है। यत्तः विक्रमादित्य नामके कई राजा हुए हैं। अतएव पट्टावलीमें उल्लिखित 
विक्रमादित्य वि० सं० का प्रवर्तक नहीं है। उज्जयिनीके साथ कई विक्रमा- 
दित्योंका सम्बन्ध है। अतः सम्भव है कि यह विक्रमादित्य विक्रम उपाधिषारी 
चन्द्रगुप्त द्वितीय हो । 
द्वितोय मतके अनुसार सिद्धसेनका समय जैनेन्द्र व्याकरणके रचयिता 
पृज्यपादसे पूर्व माना गया है । इस मतके प्रवत्तंक आचाये पण्डित सुखछालजी 
संघवी हैं । आपने पूज्यपादके व्याकरणगत्त “वेत्ते: सिद्धसेनस्थ” ५।१७ सून्रमें 
निर्दिष्ट सद्सेनके मतका निरूपण करते हुए कहा है कि अनुपसर्ग और सकर्मक 
«“बिद्‌ धातुसे रेफका आगम होता है। इस मान्यताका प्रयोग नवमी त्रिशिकाके 
२२वें पद्ममें 'विद्रते' इस प्रकार रेफ आगमवाला प्रयोग पाया जाता है। अन्य 
वेयाकरण सम उपसर्गंपूवंक और अकरमंक ./विद्‌ धातुमें 'र' का आगम मानते 
हैं । पर सिद्धसेन अनुपसर और सकमंक ,/विद्धातु्में रेफका आगम स्वीकार 
करते हैं। इनकी इस विलक्षणताका निर्देश उनका बहुश्रुतत्व सूचित करता है । 
इसके अतिरिक्त सर्वार्थसिद्धिके सातवें अध्यायके १३वें सूत्रमें 'उक्तठ््च' के बाद 
सिद्धसेन दिवाकरके एक पद्मयका अंश उद्धृत मिलता है || इससे उनका समय 
पूज्यपादके पूर्व विक्रमकी पश्चचम शताज्दीका प्रथम पाद अथबा चतुर्थ 
शताब्दीका अन्तिम पाद होना चाहिए | 
मुनि जिनविजयजीने मल्लवादिके “द्वादशारनयचक्र” में 'दिवाकर' का 
उल्लेख प्राप्त कर और प्रभावकचरितके अन्तगंत 'विजयसिह॒चरितस' में बीर 


निर्वाण संवत्‌ ८८४को मल्लवादिका समय मानकर सिद्धसेलका कार वि० सं० 
४१४ माना है।* 


१. वियोजयति चासुमिर्न च बेन संयुज्यते, 
. शियं व म परोपमर्दपु (५) रुषस्मृतेविद्यते ३48६॥ 
२. जैनसाहित्य संशोधक, मा २। 
श्रुतध्चर लौर सारश्यताचार्य : २०१ 


हैंड 


तीसरे मतके प्रवत्तंक डॉ० होरालाऊरूजी जेन हैं। इन्होंने सिद्धसेनको 
गुप्तकाछोन सिद्ध किया है। एक द्वाशन्रिशिकाके आधारपर विक्रमादित्य उपाधि- 
घारी चन्द्रगुप्त द्वतीयका समकालीन माना है? | अन्यत्र भी आपने लिखा है-- 

“सम्मइसुत्तका' रचनाकाल चोथी-पाँचवीं शत्ताब्दी ई० है।*”” 

डॉ० जैनकी मान्यता पण्डित सुखलालजी संघवीके समान ही है । 

चतुर्थ मत डॉ० पी० एल० वेद्यका है, जिन्होंने न्यायावता रकी प्रस्तावनामें 
प्रभावकचरितके निम्नलिखित पद्यको उद्धृत किया है और उसमें आये 'बीर- 
बत्सरात्‌' पदकी व्याख्या 'वीरविक्रमात्‌” पाठ मानकर की है-- 

श्रीवी रवत्सरादथशताष्टके चतुरशीतिसंयुकते । 
जिग्ये स मल्लवादी बौद्धांस्तद्यल्तरांइचापि ॥ 

तदनुसार डॉ० वेद्य सिद्धेनका समय आठवी छाती मानते हैं। आचार्य 
जुगलकिशोर मुल्तारने अनेक तक और प्रमाणोके आधारपर न्यायावता रके कर्ता 
सिद्धसेन और कतिपय द्वात्रिशिकाओंके कर्त्ता सिद्धसेलकों सन्‍्मतितर्कंके कर्त्ता 
सिद्धसेनसे भिन्न माना है। आपने 'सम्मतिसूत्र और सिद्धसेन' शीष॑क विस्तृत 
निबन्धमें यह निष्कषं निकाला है कि 'सन्मतिसत्र'के कर्त्ता सिद्धसेन दिगम्बर 
विद्वान्‌ हैं और न्यायावता रके कर्ता व्वेत्ताम्बर । द्वात्रिशिकाओं में कुछके रचयिता 
दिगम्बर सिद्धसेन हैं और कुछके कर्त्ता ब्वेत्ताम्बर सिद्धसेन। श्वेत्ताम्बर सम्प्रदायमें 
इबेताम्बर आगमोंको संस्कृतमें रूपान्तरित करनेके विचारमात्रसे सिद्धसेनको 
बारह वर्षके लिए सघसे निष्कासित करनेका दण्ड दिया गया था | इस अवधिमे 
सिद्धसेन दिगम्बर साधुओंके सम्पकंमें आये और उनके विचा रोंसे प्रभावित हुए । 
विशेषतः समन्तभद्रके जीवनवृत्तान्तो और उनके साहित्यका उनपर सबसे 
अधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए बे उन्हीं जैसे स्तुत्यादि कार्योमि प्रवुत्त हुए । उन्हीके 
साहित्यके सस्कारोके कारण सिद्धसेनके साथ उज्जयिनीकी वह महाकालवाली 
घटना भी घटित हुई होगी, जिससे उनका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो गया होगा । 
सिद्धसेनके इस बढ़ते प्रभावके कारण हो श्वेताम्बर संघकों अपनी भूलका 
अनुभव हुआ होगा ओर प्रायद्चित्तकी शेष अवधिको रहकर उन्हें प्रभावक 
आचाये घोषित किया गया होगा । 

दिगम्बर सम्प्रदायमें सिद्धसेनको सेनगणका आचाये माना गया है। अतएव 


१. ४ ०0०7(०८एए०7०४7९ए 0006 (० एफब्घ्ता4एपफा4 शप7॥00904099. 
२. भारतीय संस्कृतिमें जैनधर्मका योगदान : मध्यप्रदेश शासन संस्करण, पृ०-८७ । 
३, प्रभावकचरित : सिंधो जैनग्रन्थमाला, पुृ०-४४, पद्च-८३ । 


९१० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


'सन्मतिसूत्र' के कर्सा सिद्धलंका समय समन्तभद्रके पश्चात्‌,और .पृष्मपादके 
पूर्व या समकालिक भाना जा सकता है। ह 
आचाये मुख्तार साहंबको दो सिद्धसेनवाली मान्यता बुद्धिसंभत प्रतीत होतो 
है | ग्रन्थके अन्तरंग परीक्षणसे मुख्तारसाहुबने बतलाया है कि विक्रम संचत्‌ 
६६६के पूर्व सिद्धसे न हुए हैं । सन्मति'सूत्रके कर्त्ता सिद्सेन केवलीके श्ञाल-दर्शनी- 
परयोग-विषयमें अमेदवादके पुरस्कर्त्ता हैं। उनके इस अभेदवादका खण्डन दिगंबर 
सम्प्रदायमें अकलंकदेवने तस्वाथंवात्तिमें और श्वेताम्बर सम्प्रदायमें सर्वप्रथम 
लजिनभद्र क्षमाश्रमणके 'विशेषावश्यकमाध्य' और “विश्ेषेणती' ग्रन्थोंमें किया है । 
साथ ही सन्मतिसूत्रके तुतीय काण्डकी “णत्थि पुढवीविसिट्रो” और “दोहि वि 
णएहि णोयं” गाथाएँ विशेषावश्यकभाष्यमें क्रमहा: गा० नं० २१०४, २१९०५ 
पर उद्घृत पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त विशेषावश्यक भाष्यकी स्वोपज्ञटीकामें 
'णामार्दा यं दब्बट्टियस्स' इत्यादि गाथाकी व्याख्या करते हुए लिखा है-« 


“द्रव्यास्तिकनयावलूम्बिनो संग्रह-व्यवहा री ऋजुसूत्रादयस्तु पर्यायनयमतानु- 
सारिण: आचाय सिद्धसेनाइभिप्रायात्‌ | 

इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि सिद्धसेनके मतका और उनके गाथावाक्योंका 
उनमें उल्लेख किया गया है। अकलंकदेव विक्रम संवत्‌ ७ वीं शताब्दीके विद्वान 
हैं ओर जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने विशेषावश्यकभाष्यकी रचना शक सं० ५३१ 
(वि० सं० ६६६) मे की है। अत्तएवं सिद्धसेन विक्रमकी ७ वीं शताब्दीसे पुब॑- 
वर्ती हैं। उल्लेखनीय है कि आचाय॑ वीरसेनने भी धवका" और जयघबलछा" 
दोनोंमें सिद्धसेनके सन्मतिस्‌त्रके नामनिर्देशपूवंक उसके वाक्योंको उद्घृत किया 
है तथा उनके साथ होनेवाले विरोधका परिहार किया है | बीरसेनका समय 
ईसाको ९ मी क्षती है। अतः सिद्धसेन स्पष्टलया उनसे भी पृवंबर्ती सिद्ध हें। 
पुज्यपाद देवनन्दिने सन्मतिसूत्रके ज्ञानदर्शनोपयोगके अमेदवादकी चर्चा तक नहीं 
की, जब कि अकलंकदेवने तत्त्वाथंवात्तिकमें उसको चर्चा ही नहीं, सयुक्तिक 
मोमांसा भी की है। यदि पृज्यपादसे पूर्व सन्‍्मतिसृत्र रचा गया होता, तो पृज्य- 
पाद अकलंकको तरह उसके अमेदवादकी मीमांसापूर्वंक ही युगपद्धादका प्रति- 
पादन करते। अतः सिद्धसेनका समय पृज्यपाद (वि० की ६ ठीं शती) और 
अकलक (वि० की ७ वीं शती) का मध्यकाल अर्थात्‌ वि० सं० ६२५ के आस- 
पास होना चाहिए। 
१. पदखण्डायम, धवल्ता, पु० है पृ० १५ । 
२. कषायपाहुड, जमधवला, पु० १, पृ० २६० | 


न 


शुतधर और सारस्वताचार्य : २११ 


रचनाएँ 

उपयुंक्त विवेचनसे स्पष्ट है. कि सिद्धसेन नामके एक-से अधिक विद्वान्‌ हुए 
हैं । कल तयूत त्र और कल्याणमन्दिर जैसे ग्रन्योंके रवयिता सिद्धसेन दिगम्बर 
सम्प्रदायमें हुए हैं| इनके साथ दिवाकर विशेषण नहीं है। दिवाकर विशेषण 
बवेताम्बर सम्प्रदायमें हुए सिद्धसेनके साथ पाया जाता है, जिनकी 2540 कुछ 
द्वात्रिक्षकाएँ, न्‍्यायावतार आदि रचनाएँ हैं। यहाँ दिगम्बर परम्परामें हुए 
सिद्धसेतकी उपलब्ध दो रचनाओंको विवेचित किया जाता है । 


सम्मतिसत्र 


क 


प्राकृत भाषामें लिखिस त्याय और दर्शनका यह अनुठा ग्रन्थ है। आचारय॑ने 
नयोंका सांगोपांग विवेचन कर जैनन्यायकी सुदृढ़ पद्धतिका आरम्भ किया है। 
कथन करनेकी प्रक्रियाको 'नय' कहा गया है और विभिन्न दर्शनोंका अन्तर्भाव 
विभिन्न तयोंमें किया है। इस ग्रन्थके ३ काण्ड हैं---(१) नयकाण्ड, जीवकाण्ड 
या ज्ञानकाण्ड ओर (३) सामान्‍्य-विशेषकाण्ड या ज्ञेयकाण्ड | 

प्रथम काण्डमें ५४, द्वित्तीयमें ४३ ओर तृतीयमे ६९ गाथाएं हैं । इस प्रकार 
कुल १६६ गाथाओंमें ग्रन्थ समाप्त हुआ है । 


प्रथम काण्डमें द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयोंके स्वरूपका विस्तारपूर्वक 

विवेचन आया है। तोथंकरवचनोंके सामान्य और विशेषभावके मूल प्रति- 
पादक ये दोनों ही नय हैं । शेष नयोंका विकास और निकास इन्होंसे हुआ है। 
लिखा है-- 

तित्ययरवयणसंगह-विसेसपत्था रमूलवागरणी । 

दव्वद्ठिओं य पज्जवणओ य सेसा वियप्पा सिं॥ 

दव्बट्टियनयपयडी सुद्धा संगहपरूवणाबविसओ । 

पडिरूवे पुण वयणत्यनिन्छओ तस्स ववहारो॥ 


द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक ये दोनों नय क्रमश: अमेद ओर भेदकी ग्रहण 
करते हैं| तोर्थंकरके वचनींकी सामान्य एवं विशेषरूप राशियोंके मूलप्रतिपादक 
द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक नय हैं। शेष नय भेद या अमेदको विषय फरनेके 
कारण इन्हीं नयोंके उपभेद हैं । द्रब्याथिक नयकी शुद्ध प्रकृति संग्रहकी प्ररूषणा- 
का विषय है और प्रत्येक वस्तुके सम्बन्धमें होनेवाला शब्दा्थ-निश्चय तो 
संग्रहका व्यवद्वार है | 
१. सम्मतिसृत्र, शानोदय ट्रस्ट, अहमदाबाद संस्करण, १२-४। 


२१३: तौधंकर महावोर और उनकी आधायं-परम्परा 


सदतुसारी जो चचन विभाग, बहू पर्मायनयका भ मु | 
आगरा कर है ।] अप समभिर्कतय और एयंभूतसय उत्तरोत्तर सृकष्म ड् 
वाले हौनेसे पर्यायनयके . अन्तर्गत ही हैं। नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीन 
द्र्याधथिकतयके निश्षेप हैं और भावनिक्षेप पर्यायाथिक नयके अन्तर्गत है। इस 
प्रकार इस काण्डमें उत्पाद, व्यय और क्रौव्यात्मक वस्तुका निरूपण कर नयोंकरा 
विवेचन किया है। मनुष्य जो कुछ भी सोचता था कहता है वह या तो अमेंद- 
की ओर झुकता है या भेदकीो ओर । अभेदको दुष्टिसे किये गये विचार और 
उसके द्वारा प्रतिपादित वस्तुको संग्रह या सामान्य कहते हैं। मेदकों दुष्टिसे 
किया गया विचार ओर प्रतिपादित वस्तु विशेष कही जाती है। इस प्रकार ' 
इस काण्डमें द्रब्याथिक और पर्यायाथिक नयोंका विदलेषण किया गया है। 
द्वितीय काण्डमें दशंन और ज्ञानके स्वरूपका कथन करनेके पश्चात्‌ आत्माके 
सामान्य-विशेषात्मक स्वरूपक। निरूपण कर द्रव्याथिक और पर्यायवाथिक 
नयोंको घटित किया है। इस द्वितोय काण्डमें ज्ञान और दर्शंनके समयभेदका 
कथन करते हुए केवलोके ज्ञान और दर्शनके अमेदवादका समर्थन किया है। 
लिखा है-- 
मणपज्जवणाणंतो णाणस्स य दरिसणस्स य विसेसो । 
केवलणाणं पुण दंसण ति णाणं ति य समाणं॥' 
जान और दर्शनका विश्लेषण अर्थात्‌ कालभेद मनःपर्यय ज्ञान सक है, पर 
केवलज्ञानके विषयमे दर्शन और ज्ञान ये दोनों समान हैं । अर्थात्‌ इन दोनोंका 
एक काल है। 
इस प्रकार केवलोके ज्ञान-दर्शंनका अभेदबाद स्थापित कर क्रमवादी और 
सहवादीकी समीक्षा प्रस्तुत की है। ताकिक शेरीमें पक्ष-प्रतिपक्ष स्थापन पुरस्सर 
विषयका निरूपण किया है। दर्शन और ज्ञान इन दोनोंकी परिभाषा एवं विषय 
वस्तुका विवेचन करते हुए केवलज्ञानके पर्यायोंका कथन किया है । 
तृत्तोय काण्डमें सामान्य और विशेषरूप वस्तुका कथन है। अतः इसे झेय- 
काण्ड कहा जा सकता हैं। सामान्य और विशेष परस्परमें एक दृसरेसे सर्मथा 
भिन्न या सर्वथा अभिन्न नहीं हैं। आचायंने छिखा है-- 
सामण्णम्मि विसेसो विसेसपक्खे य वयणविणिवेसो । 
दब्बपरिणाम्मण्ण दाएद तय॑ चर णियमेइ ॥ 





१. सन्मतिसूत्र, शानोदय ट्रस्ट, अहमदाबाद संस्करण, २३। 
' खुतघर छोर सारस्वताबार्ग ; २१३ 


एगंतणिव्विसेसं एयंत्तविसेसियं थ वयमाणों | 
दब्वस्स पज्जवे पज्जवा हि दवियं णियत्तेइ" ॥ 
अर्थात्‌ सामान्यमें विशेषविषयक वचतका ओर विशेषमें सामान्यविषयक 
बचनका जो प्रयोग होता है, वह अनुक्रमसे सामान्य--द्वव्यके परिणामको 
उससे भिन्न रूपमें दिख़लाता है और उसे--विशेषकों सामान्य में नियत 
करता है | 
एकान्त निरविशेष सामान्यका और एकान्त विशेषका प्रतिपादन करनेवालूा 
द्र्यके पर्यायोंको उससे भिन्न और पृथक्‌ बतलाता है। व्यवहार ज्ञानमूलक 
होता है और व्यवहा रको अबाधकता ही ज्ञानकी यथार्थताका प्रमाण है। वस्तु 
का स्वरूप निश्चित करनेका एकमात्र साधन यथार्थज्ञान है और वस्तु सामान्य- 
विद्देषात्मक है । न तो सामान्य रहित विशेषकी प्रत्तोति होती है और न विशेष- 
रहित सामान्यकी ही। सामान्य और विशेष दोनों परस्परमें सापेक्ष हैं। इस 
काण्डके अन्तमें भगवान्‌ जिनवचन--अनेकान्तकी भद्र-कामना की है-- 
भह् मिच्छादसणसम्‌हमहयस्थ अमयसारस्स | 
जिणवयणस्स भगवओ संविग्गसुहाहिगम्मस्स* ॥ 
भगवान्‌ जिनवचन--अनेकान्तशासनका भद्र हो--सबका कल्याण करता 
हुआ सदा विद्यमान रहे, जो मिथ्यादशंनोके समूहुका मथक--उनमें परस्पर 
सापेक्षता स्थापक है, अमृतसार है और निष्पक्ष जनों द्वारा सरलतासे ज्ञातव्य है | 
इस ग्रन्थको प्राकृत भाषा महराष्ट्री है। 'य' श्रुतिका पालन सत्र हुआ 
हैं। 'य' श्रुतिकी यह ॒व्यवस्था वररुचिके व्याकरणमे नहीं मिलतो | प्राकृत्त 
वेयाकरणोंमें आचाय॑ हेमचन्द्रने ही 'य' श्रुतिका विधान किया है। ए्वेताम्बर 
आगम ग्रन्थोकी प्राकृत अध॑मागधी है, पर इस ग्रन्थकी प्राकृत महाराष्ट्री है, 
जो शोरसेनीका एक उपभेद है । इस भाषाका प्रयोग ई० सन्‌ की चौथी, पाँचवीं 
शत्ताब्दीसे हुआ है । नाटकोय शौरसेनी और जैन शोरसेनीके प्रभावसे ही उक्त 
महाराष्ट्रीका भेद विकसित हुआ है। यहां 'य' श्रुतिके कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं-- 
“तित्ययर (त्तीथंकर) १॥३, वयण (वदन) १३, सुहुमभेया (सूक्ष्मभेदा), 
पयडी (प्रकृति) १७, णयवाया (नयवादा:) १२५, वियप्पं (विकल्प) १३३, 
सत्तवियप्पो (सप्ततिकल्प') १।४१, जदयव्बं॑ (यतितव्यम्) ३६५, सुयणाण 
(अतज्ञान) २२२७, सयले (सकले) २।२८, सायारं (साकार) २१०, सया (सदा) 
२।१०, णिय (निज) २।१४ आदि | ै 


१. सम्मतिसूत्र, अहमदाबाद संस्करण, ३।१-२। 
२, वही, ३॥६९। 


२ १४ : तीर्थंकर महावीर और उभ्तकी आचार्य-परम्परा 


महाराष्ट्रीकी अन्य प्रवृत्तियोंमें प्रथमा विभक्तिके एक वचनमें ओकारफा 
पाया जानता भी उपलब्ध है । यथा--पञज्जणओ (पर्यायाथिकतयः) १३, विसओं 
(विषय:) १४, ववहारो (व्यवहारः) १४, दविज्ोवओगों (द्रब्योपयोग:) १८, 
संसारों (संसारः:) ११७, समूदृर्सिद्ों (समूहुसिद्ध:) १२७, अत्यों (बर्ध:) १२ 
अणाइणिहणी (अनादिनिधनः) १।३७ आदि । े 
सप्तमी विभक्तिके एक वचनमें 'म्मि'का व्यवहार भी पाया जाता है--थोर- 
म्मि, ससमयम्मि २।२५, तम्मि ३।४, दंसणम्मि २२४, चक्‍्खुम्मि २२४ बादि | 
इस ग्रम्थकी उपलब्ध पाण्डुलिपियोंमें पाठान्तर भी प्राप्त होते हैं। यथा--'सुय- 
णार्ण के स्थान पर प्र णणं', 'सयले के स्थान पर 'सगले' और 'सायारं' के स्थान 
पर 'सागारं” जैसे प्राप्त हैं। इन प्रयोगोंसे प्रतीत होता है कि इस प्रकारके 
रूप दिगम्बर आगमोंकी शौरसेनीके हैं। इस ग्रल्थ पर दिगम्बराच!ये 
सुमतिदेव द्वारा विरचित एक टोकाका उल्लेख आचाय॑ बादिरजने किया है, 
जो अनुपलब्ध है। दूसरी टोका अभयदेव कृत २५०० इलोक प्रमाण तत्त्व- 
विधायथिनी नामकी उपलरूब्ध है। 
कल्याणसन्दिर 
इस स्तोत्रमे ४४ पद्य हैं। रचयिताका नाम कुमुदचन्द्र आया है, जो सिद्ध- 
सेनका दीक्षानाम है। लिखा है-- 
जननयनकुमुदचन्द्रप्रभास्व रा: स्वगंसम्पदो मुक्त्वा । 
ते विगलितमलनिचया अबिरान्मोक्ष॑ प्रपयन्ते ॥ --पद्य ४४ 
इस पद्यमें इलेष द्वारा कविका नाम अभिव्यक्त किया गया है। स्तोत्रमें 
पाइवनाथकी सस्‍्तति की गयी है। प्रारम्भमें कबिने अपनी अल्पक्षताका निर्देश 
किया है। भगवान्‌के मात्र नामोच्चारणका वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 
आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन ! संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतों जगन्ति। 
तीव्रातपोपहतपान्थजनाल्तिदाधे प्रीणाति पदमसरसः सरसोधनिलो5४पि ॥" 
है देव ! आपके स्तवनकी अचिन्त्य महिमा है। आपका नाममात्र 
भी जीवोंको संसारके दुःखोंसे बचा लेता है। जिस प्रकार 8८ ४ प 
पीड़ित व्यक्तिको, कमलयुबत सरोवर तो/सुख पहुँचाते.ही हैं, पर उन ; 
शीतलबायु भी सुख पहुँचाती है । 
कामजयी वीतरागका महत्व प्रतिपादित करते हुए कविने समीक्षात्मक 
ओर तुलनात्मक दोलीमें लिखा है-- 


१. कल्याणमन्दिर, पद्म ७। 


ध्रुतधर झोर सारस्वताचार्य : २१५ 


यस्मित्‌ हरप्रभूतयो्णप हतप्रसावा: सो$पि त्वया रतिपत्ति: क्षपित: क्षणेव। 
विध्यापिता हुतभुज: पयसाथ येन पीत॑ न कि लंदपि दुद्धंरवाडवेत ॥" 
जिस कामने हरि, हर, ब्रह्मा आदि महापुरुषोंको पराजित कर दिया, 
उस कामको भी आपने पराजित कर दिया, यह्‌ आएचयंको बात नहीं है । यतः 
जो जल पंसारकी समस्त अग्निको नष्ट करता है, उस जलको भी बड़वानल 
मामक समुद्रकी अग्नि नष्ट कर डालती है। लक 
क्रोधस्व्वमा यदि विभो ! प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल ४। 
प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके तीलद्रु माणि विपिनानि ने कि हिमानी ॥* 
ससारमें प्रायः देखा जाता है कि क्रोधी मनुष्य हो शत्र्‌ ओंको जीत्ततै हैं, पर 
भगवन्‌ ! आपने क्रोधको तो नवम गृणस्थानमें हो जीत लिया था | फिर क्रोपके 
अभावमें चतुददंश गुणस्थान तक कमंरूपी शत्रुओंको केसे जीता ! आचाय 
सिद्धसेन--कुमुदचन्द्रने इस लोकविरूद्ध तथ्यपर श्रथम आइचयं प्रकट किया, 
पर जब उन्हें ध्यान आया कि शीतल तुषार बड़े-बड़े वनोंको क्षण भरमें जला 
देता है भर्थात्‌ क्षमासे भी शत्र जोते जाते है, इस प्रकार उनके आदइचयंका स्वयं 
ही समाधान हो जाता है । 
इस स्तोत्र पर वेदिक प्रभाव भी है। वृत्रासुर द्वारा रोकी गयो गायोंका 
मोचन इन्द्रने किया था, इस तथ्यका संकेत निम्नलिखित पद्चपर प्रतिभा- 
सित होता है-- 
मुच्यन्त एव मनुजा' सहसा जिनेन्द्र ! रौद्रेरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेडपि । 
गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्र चोरेरिवाशु पशव: प्रपलायमानै: ॥।* 
हे नाथ ! जिस प्रकार तेजस्वी राजाके दिखते ही चोर चुराई हुई गायोंको 
छोड़कर शोच्र ही भाग जाते है, उसी प्रकार आपके दर्शंन होते हो अनेक भय- 
कर उपद्रव मनुष्योंको छोड़कर भाग जाते हैं । 
भक्तकी भगवच्चरणोमे अटूट आशाका निरूपण करता हुआ कवि 
कहता है-- 
जन्मान्तरेर्षप तब पादयुगं न देव ! मन्‍्ये मया महितमोहितदानदक्षम्‌ । 
तेनेह जन्मनि मुनीश ! पराभवाना जातो निकेतमहूं मथिताशयानाम्‌॥ 
कल्याणभन्दिर, पद्ध ११ । 
वही, पद्म १३ । 
» वही, पद्य ९। 
« बही, पद्म ३६ । 


ब्टू जाए >> जा 


२१६ : तीभ्रंकर बहावीर ओर उनको आंच्रारय-परम्परा 


है मगवात्‌ ! जो में नाना प्रकारके तिरश्कारोंका पाज हों रहा हुँ, उससे - 
स्पष्ट पता चकता है कि प्रेंने आपके चरणोंकी पूजा नहीं की, क्योंकि आपके 
चरणोंके पुजारियोंका कभी किसी जगह भी तिरस्कार नहीं होता । | ' 

भावशुन्य भक्तिको निरर्थक और मावपूर्ण भक्तिको सार्थक बतछाले हुए 
कवि कहता है । ' 
आकर्णितोभप महितोरअपि निरीक्षितो४पि नूनं न चेससि मया विधुतो5सि भकत्या । 
जात्तोइस्मि तेन जतबान्धव ! दुःखपात्र यस्मात्‌ क्रिया: प्रतिफलन्ति न भावशुन्या/॥* 

है भगवन्‌ ! मैंने आपका नाम भी सुना, पुजा भी को और दर्शन भी किये, फिर 
भी दु.ख मेरा पिण्ड नहीं छोड़ता है । इसका कारण यही है कि मैंने भक्तिभाव- 
पूर्वक आपका ध्यान नहीं किया । केवछ आडम्बरसे ही उन कामोंको किया है, 
न कि भावपूर्वक । यदि भावपूर्वंक भक्ति, अर्चा या स्तवन करता तो संसारके ये 
दुःख नहीं उठाने पड़ते । इस स्तोन्न (पद्य ३१, ३२, ३३) में 'दिगम्बर परम्परा 
द्वारा मान्य पाश्वेनाथके उपसर्गोंका बण॑न विस्ता रपुर्वेक किया गया है। 

संक्षेप मे यह स्तोत्र अत्यन्त सरस और भावमय है। प्रत्येक पद्यसे भक्तिरस 
निस्‍्यूत होता है । 
प्रतिभा 

सिद्धसेन दार्शनिक और कवि दोनों हैं। दोनोंमें उनकी गत्ति अस्खलिल है | 
जहाँ उनका काव्यत्व उच्च कोटिका है बहाँ उनका उसके माध्यमसे दार्शनिक 
विवेचन भी गम्मीर और तत्त्वप्रतिपादनपुर्ण है। 

उपजाति, शिखरणी, इन्द्रबद्ा, उपेन्द्रवञ्या, वंधास्थ, शादू लविक्रीडित, 
वसन्तत्तिलका एव आर्या छन्दोंका व्यवहार किया गया है। भोजगुण इनको 
कबिताका विशेष उपकरण है। 


देवनन्दि पृज्यपाद 
उत्यानिका 
कषि, वेयाकरण और दार्शनिक इन तोनों व्यक्तित्वोंका एकत्र समवाय 
देवनन्दि पृज्यपादमें पाया जाता है । आदिपुराणके रचयिता आचाय॑ जिनसेनने 
इन्हें कवियोंमें ती्थंकृत लिखा है-- 
कवीनां तीर्थकृढ्ेवः कि तरा तन्न वर््यते। 
विदुर्धां वाइुमरूध्यंसि तीथ॑ यस्य वचोमयस्‌॥ आदिपुराण, १५२ 


१. कल्याणमम्दिर, पद्च रेट । | 
.प्रुतभ्चर और शारस्वताचार्य : २१७ 


जो कवियों में तीर्थंकरके समान थे, अथवा जिन्होंने कवियोंका पथप्रदर्शन 
करनेके लिये लक्षणग्रन्थ्री रचना की थी ओर जिनका वचनरूपी तीर्थ 
विद्वानोंके शब्दसम्बन्धो दोषोंको नष्ट करनेवाला है, ऐसे उन देवनन्दि 
आधायंका कौन वर्णन कर सकता है । 

शानाणंवके कर्ता आचार्य शुभचन्द्रने इनकी प्रतिभा और वेशिष्ठ्यका 
निरूपण करते हुए स्मरण किया है-- 


अपाकुवेन्ति यद्वाचः कायवाक्चित्तसम्भवम्‌ । 
कलडुमजझुिनां सोध्यं देवनन्दी नमस्यते"॥ 


जिनकी शास्त्रपद्धति प्राणियोंके शरीर, वचन और चित्तके सभी प्रकारके 
मलको दूर करनेमें समर्थ है, उत देवनन्दि आचार्यको में प्रणाम करता हूँ । 


आचार्य देवनन्दि-पुज्यपादका स्मरण हरिवंशपुराणके रचयित्ता जिनसेन 
प्रथमने भी किया है। उन्होंने लिखा है-- 
इन्द्रचन्द्राकंजेनेन्द्रव्या डिब्याक रणे क्षिण. । 
देवस्य देववन्द्यस्य न वन्धन्ते गिरः कथम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ जो इन्द्र, चन्द्र, अक और जेनेन्द्र व्याकरणका अवलोकन करने- 
वाली है, ऐसी देववम्द्य देवनन्दि आचायकी वाणी क्यों नहीं वन्दनीय है । 


इससे स्पष्ट के कि आचार्य देवनन्दि प्रसिद्ध वेयाकरण और दार्शनिक 
विद्वान थे और विद्वन्मान्य | 
इनके सम्बन्धमे आचाय गुणनन्दिने इनके व्याकरण सूत्रोका आधार लेकर 
जैनेन्द्र प्रक्रियामें मंगछाचरण करते हुए लिखा है-- 
नम: श्रीपुज्यपादाय लक्षण. यदुपक्रमम्‌ । 
यदेवात्र त्तदन्यत्र यन्नात्रास्ति न तत्कवचित्‌ ॥* 


'जन्होने लक्षणशास्त्रकी रचना की है, में उन आचार्य पृज्यपादको प्रणाम 
करता हूँ। उनके इस लक्षणशास्त्रको महत्ता इसीसे स्पष्ट है कि जो इसमे है, 
वह अन्यत्र भी है ओर जो इसमे नहीं है, वह अन्यत्र भी नही है। 
उनके साहित्यकी यह स्तुति-परम्परा धनंजय, वादिराज आदि प्रमुख 


अत 





१. ज्ञानार्णव ११५, रायबन्द्र शास्त्रमाला संस्करण, विक्रम सम्बत्‌ २०१७ । 
२. हरिवंशपुराण १।३, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वि० सं० २०१९। 
३. जैनेन्द्र प्रक्रिया, जेन सिद्धान्तप्रकाशनी संस्था, कलकत्ता संस्करण, मंगलपथ । 


२१८ : तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आयायों द्वारा भी अतुभृतति हुई। पूज्यपादकी झ्ानगरिमा और महत्ताका 
उल्लेख उक्त स्तुतियोमें बिस्तृत रूपसे आया.है | 

उनसे स्पष्ट है कि देवसन्दि-पृज्यपाद कवि और दाशंनिक बिद्वानुके रूपमें 
ज्यात हैं । 


जीवन-परिज्य 
इसका जीवन-परिच्रय चल्द्रय्य कविके 'पृज्यपादचरिते”! और देवचन्द्रके 
'राजावलिकथे' नामक ग्रन्‍्थोंमें उपलब्ध है। श्रवणवेलूगोलाके शिल्ालेखोंमें 
इनके नामोंके सम्बन्धमें उल्लेख मिलते हैं। इन्हें बुद्धकी प्रवरताके कारण 
'जिनेन्द्रबुद्धि और देवोंके द्वारा चरणोंको पूजा किये जानेके कारण 'पृज्यपाद 
कहा गया है | 
यो देवलन्दि-प्रथमाभिधानो बुद्धथा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धि: | 
श्रीपूज्यपादोउजनि देवताभियत्यूजितं पादयुगं. यदीय॑ ॥ 
जैनेन्द्रे.. निज-शब्द-भोगमतुलं सव्वर्थिसिद्धि: परा 
सिद्धान्त निपुणत्वमुद्धकवितां जेनाभिषेक: स्वकः। 
छन्दस्सक्ष्मघियं. समाधिशतक-स्वास्थ्यं. यदीयं॑ विदा 
माख्यातोह स पृज्यपाद-मुनिप: पूज्यो मुनीनां गणः ॥ 
अर्थात्‌ इनका मूलनाम देवनन्दि था। किन्तु ये बुद्धकी महत्ताके कारण 
जिनेन्द्रबुद्धि और देवों द्वारा पूजित होनेसे पुज्यपाद कहलाये थे | पृज्यपादने 
जेनेन्द्र व्याकरण, सर्वा्थंसिद्धि, जेन अभिषेक, समाधिशतक आदि ग्रन्थोंकी 
रचना की है | 
शिलालेख न० १०५ से भी उक्त सथ्य पुष्ठ होता है| 
प्रागभ्यधायि गुरुणा किल देवनन्दी बुद्धथा पुनव्विपुलया स॒ जिनेन्द्रबुद्धि: 
श्रीपूज्यपाद इति चेष बंधे: प्रचख्ये यत्यूजित: पदयुगे वनदेबताभिः * ॥ 
पुज्यपाद और जिनेन्द्रबुद्धि इन दोनों नामोंकी सार्थंकता अभिलेख नं० १०८ 
में भी बतायी है । 
इनके पिताका ताम माधवभट्ट और माताका नाम श्रीदेवी बसलाया 
जाता है। ये कर्नाटकके 'कोले' नामक ग्रामके निवासी थे और ब्राह्मण कुलके 


१. जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, माणिकचस्द्र विगम्बर जैन प्रस्थमाऊा, अभिरेश 
संख्या ४०, पृ० २४, एलोक १०, ११ । 
२. वही, अंभिफेखसं&्या १०५, इसोकसंस्या २० । 


श्रुतधर और सारस्वताबार्य : २१९ 


भूषण थे। कहा जाता है कि बचपनमें हो इन्होंने नाग द्वारा नियले गये सेहककी 
तड़पन देखकर विरक्त हो दिगम्बरी दीक्षा धारण कर ली थी। 'ृज्यपांद- 
चरिते'में इनके जीवनका बिस्तुत परिचय भी प्राप्त होता है. तथा इतके चम- 
त्कारकों व्यक्त करनेवाले अन्य कथानक भो लिखे गये हैं, पर उनमें कितना 
तथ्य है, निश्चयपूर्ंक नहीं कहा जा सकता है । 

पृज्यपाद किस संघके आचाय॑ं थे, यह विचारणीय है। “राजावलिकथे”'से 
ये नन्दिसंघके आचाय॑ सिद्ध होते हैं। शुभचन्द्राचार्यने अपने पाण्डवपुराणमें 
अपनी गुर्वावलिका उल्लेख करते हुए बताथा है-- | 

“श्रीमूलसंघेडजनि नन्दिसंघस्तस्मिन्‌ बलात्कारगणो5ति रम्य: । 
तत्राभवत्युवंपदाशवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेबवन्ध:" ॥! 

अर्थात्‌-नन्दिसंघ, बलात्कारगण मूलसंघके अन्तगंत है। इसमें पुर्वोंके एक- 
देश ज्ञाता और मनुष्य एव देवोसे पुजनीय माघनन्दि आचाय॑ हुए । 

माधनन्दिके बाद जिनघन्द्र, पद्मतन्दि, उमास्वामी, लोहाचाये, यशःकीत्ति, 
यशोनन्दि और देवनन्दिके नाम दिये गये है। ये सभी नाम क्रमसे नन्दिसंधकी 
पट्टावलिमें भी मिल्ते हैं । आगे इसी गुर्वावलिमे ग्यारह॒वें गुणनन्दिके बाद बारहवें 
वज्ञनन्दिका नाम आया है, पर नन्दिसघकी पट्टावलिमें ग्यारहवें जयनन्दि और 
बारहवें गुणनन्दिके नाम आते हैं। इन नामोंके पश्चात्‌ तेरहवाँ नाम वज्यनन्दि- 
का आता है। इसके पश्चात्‌ और पृवंकोी आचाय॑परम्परा गुर्वावलि और 
पट्टावलिमे प्रायः तुल्य है । अतएव संक्षेपमें यह माना जा सकता है कि पुज्यपाद 
मूलसंघके अन्तगंत नन्दिसंघ बलात्का रगणके पट्टाधीश थे । अन्य प्रमाणोंसे भी 
विदित होता है कि इनका गच्छ सरस्वती था और आचाय॑ कुन्दकुन्द एवं 
गृद्धपिच्छकी परम्परामें हुए है। 
कथानश्ति 

कहा जाता है कि पुज्यपादके पिता माधवभट्टने अपनी पत्नी श्रीदेवीके आग्रह- 
से जेन धमं स्वीकार कर लिया था । श्रीदेवीके भाईका नाम पाणिनि था | 
उससे भी उन्होंने जेन धर स्वीकार कर लेनेका अनु रोध किया, पर भ्रतिष्ठाकी 

पु बह जैन न होकर मुडीकुण्डय्राममें वेष्णव संन्यासी हो गया। पृज्यपाद- 

गे कमलिनी नामक छोटो बहन थी और इसका विवाह गुणभट्टके साथ हुआ, 
जिससे गृणभट्टको नागाजुंन नामक पुत्र लाभ हुआ । 

एक दिन पृज्यपाद अपनो वाटिकामे विचरण कर रहे थे कि उनकी दृष्टि 


१. पाण्डवपुराण, १२ । 


२२० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचारय-परम्परा 


साँपके मुँहमें फंसे हुए मेढकपर पढ़ी । इससे उन्हें विरकति हो गयी। प्रसिद्ध. 
वेयाकरण प्राणिनि अपना व्याकरण ग्रन्थ रच रहे थे। यह न हो पाया था कि 
उन्हें अपना मरण काल निकट दिखलाई पढ़ा, और पृज्यपादसे अनुरोध किया 

कि तुम इस अपूर्ण ग्रन्थकों पूर्ण कर दो । उन्होंने उसे पर्ण करना स्वीकार 

कर लिया । पाणिनि दुर््यानवश्ष मरकर सर्प हुए। एक बार उन्होंने पर 

को देखकर फूत्कार किया, इसपर पज्यपादने कहा--“विश्वास रखो, में तुम्हारे 

व्याकरणको पूरा कर दूँगा।” इसके पश्चात्‌ उन्होंने पाणिनि-व्याकरणको पूर्ण 

कर दिया | पाणिनि-व्याकरणके पूर्ण करनेके पहले पृज्यपादने जेनेन्द्र व्याकरण, 

अहंंदुप्रतिष्ठाछक्षण और बेदिक ज्योतिषके प्रन्थ लिखे थे | 


गुणभट्टकी मृत्युके पश्चात्‌ नाग्राजुंन अतिशय दरिद्र हो गया । प्रज्यपादने 
उसे पद्मावत्तीका एक मन्त्र दिया और सिद्धि करनेकी विधि भी बतलाई | इस 
मन्त्रके प्रभावसे पद्मावतीने नागाजुंनके निकट प्रकट होकर उसे “'सिद्धिरस! 
की जड़ो--वनस्पति बतला दी । इस “सिद्धिरस के प्रभावसे नागाजुंत सोना 
बनाने लगा | उसके गवंका परिहार करनेके लिए पूज्यपादने एक माम॒ली बन- 
स्पतिसे कई घड़े (सिद्धिरस' बना दिया। नागाजुंत जब पव॑त्तोंकी सुबर्णंमय 
बनाने लगा, तब धरणेन्द्र पद्मावत्तीने उसे रोका और जिनालय बनानेका आदिश 
दिया | त्दनुसार उसने एक जिनालय बनवाया और उसमें पाश्व॑नाथकों 
प्रतिमा स्थापित की । 


पूज्यपाद अपने पेरोंमें गगनगामी लेप लगाकर विदेह क्षेत्र जाया करते 
थे, उस समय उनके शिष्य वज्ञनन्दिने अपने साथियोंसे क्षणड़ा कर द्रथिड संघ॑- 
की स्थापना की। 


नागाजुन अनेक मन्त्र-तन्त्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत प्रसिद्ध हो गया। 
एक बार उसके समक्ष दो सुन्दर रमणियाँ उपस्थित हुईं, जो नृत्य-गान कलामें 
कुशल थीं। नागाजु न उनपर मोहित हो गया । वे वहीं रहने लगीं और कुछ 
समय बाद ही उसकी रसगुटिका लेकर चलती बनीं | 


पृज्यपाद मुनि बहुत दिनों तक योगाभ्यास करते रहे। फिर एक देव- 
विमानमें बेठकर उन्होंने अनेक तीथोंकी यात्रा की | मार्गमें एक जगह उनकी 
दृष्टि नष्ट हो गयी थी। अतएत्र उन्होंने श्ान्त्यष्टक रच कर ज्यों-की-त्यों दृष्टि 
प्राप्त की । अपने ग्रासमें आकर उन्होंने समाधिमरण किया | 


इस कथामें कितनो सत्यता है, यह विचारणोय है 
: भ्रुतधर और सारस्वतात्रार्य : २२१: 


समय-विदार का 

पृज्यपादके समयके सम्बन्धमें विशेष विवाद नहीं है। इनका उल्लेख छठी 
छ॒ततीके मध्यकालसे ही उपलब्ध होने लगता है। आचार्य अकलंकदेवने अपने 
'तस्‍्वाथंवात्तिक' में सर्वाथंसिद्धि' के अनेकों वाक्योंकों वात्तिकका रूप दिया" 
है। शब्दानुशासन सम्बन्धी कथनकी पृष्टिके लिए इनके जेनेन्द्र व्याकरणके 

सूत्रोंको प्रमाणरूपमें उपस्थित किया है। अतः परृज्यपाद अकलंकदेवके पूर्व॑- 
वर्ती हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नही । 

'सर्वाथंसिद्ध और 'विद्येषावश्यक भाष्य' के तुलनात्मक अध्ययनसे यह 
विदित होता है कि 'विशेषावश्यकमाष्य' लिखते समय जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण- 
के समक्ष 'सर्वार्थसिद्धि' ग्रन्थ अवश्य उपस्थित था । सर्वार्थसिद्धि अध्याय ६, सूत्र 
१५ में धारणामतिज्ञानका लक्षण लिखते हुए बताया है-- 


“धवेत्तस्य कालान्तरेइविस्मरणका रणं धारणा । 


विशेषावध्यकभाष्यमें इसी आधारपर लिखा है-- 
“कालतरे य ज पुणरणुसरण धारणा सा उ” ॥गा० २५१॥ 
चक्षु इन्द्रिय अप्राप्यकारी है, बतलाते हुए सर्वार्थसिद्धिमें लिखा है-- 
'मनोवदप्राप्यका रीत्ति | ११९ 
विशेषावश्यक भाष्यमे उक्त शब्दावल्लीका नियोजल निम्नप्रकार हुआ है-- 
लोवयणमपत्तविसय मणोब्ब ॥| गा० २०९॥ 
इससे ज्ञात होता है कि जिनभद्रगणिके समक्ष पृज्यपादकी सर्वार्थ सिद्धि 
विद्यमान थी । इस दुष्टिसे पृज्यपादका समय जिनभद्रगणि (वि० संवत्‌ ६६६)के 
पृव॑ होना चाहिए । 
कुन्दकुन्द और पृज्यपादका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे अवगत होता है 
कि पृज्यपादके समाधितन्त्र और इष्टोपदेश कुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्थोके दोहन- 
ऋणी हैं | यहाँ दो-एक उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं-- 
( १) ज॑ मया दिस्सदे रूव तण्ण जाणादि सब्बहा | 
जाणगं दिस्सदे ण॑ त॑ तम्हा जंपेमि केण हूं ॥९ 
ज्र 2 रो ५ 
यन्मया दृश्यते रूप तन्‍न जानाति स्वथा। 
जानन्न दृश्यते रूप॑ ततः केन ब्रवीम्पहस्‌३ ॥ 


१. तत्वार्थवातिक, १।१।३, तथा ४।२१॥१ । 
२. मोक्षपाहुड, गाथा २९ । 
३. समाघितन्त्र, वीरतेवा मल्दिर संस्करण, पद्च १८ । 


२२२ . तीर्थंकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


(२) जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि | 
जो जग्गदि बबहारे सो सुत्तो अप्यणे कण्जे" ॥ 


ज्र है +९ र्‌ 
व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागरत्यत्मगोचरे। 
जागंति व्यवहारेधस्मिन्‌ सुषुप्तश्वात्मगोचरे ॥* 

यहाँ समाधितन्त्रके दोनों पद्य मोक्षपाहुडके संस्कृतानुवाद हैं। पृज्यपादने 
अपने सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थमे 'संसारिणो मुक्ताइच' [त० सू० २।१०] सू जकी व्या- 
ख्यामें पंच परावतंनोंका स्वरूप बत्तलाते हुए, प्रत्येक परावतंनके अन्तमें उनके 
समर्थनमें जो “उक्त च' कहकर गाथाए' लिखी है, वे उसी क्रमसे कुन्दकुन्दके 
बारसअणुवेक्खा' ग्रन्थमे पायी जातो हैं । 

इसके अतिरिक्त पृज्यपादने कुन्दकुन्दके उत्तरवर्ती गृद्धपिज्छाचायें उम्रा- 
स्वामीके तत्त्वाथथंसूत्रपर तत्त्वार्थवृत्ति--सर्वार्थंसिद्धि लिखी है । अतएवं इनका 
समय कुन्दकुन्द और गुद्धपिच्छाचायंके पश्चात्‌ होना चाहिए । कुन्दकुन्दका समय 
विक्रमकी द्वितीय शताब्दीका पूर्वाद्ध है और सूत्रकार गुद्धपिच्छाचार्यका समय 
विक्रमकी द्वितीय शताब्दीका अन्तिम पाद है। अतः पृज्यपादका समय विक्रम 
संबत्‌ ३००के पश्चात्‌ ही सम्भव है । 

पुज्यपादने अपने जेनैन्द्र व्याकरणके सूत्रोंमे भूतवलि, समन्तभद्र, श्रीदत्त, 
यशोभद्र और प्रभाचन्द्र नामक पूर्वाचार्योका निर्देश किया है। इनमेसे भूतवर्लि 
तो 'षट्खण्डागम के रचथित्ता प्रतीत होते हैं, जिनका समय ई० सन्‌ प्रथम 
शताब्दी है। प्रखर त्ताकिक और अनेकान्तवादके प्रतिष्ठापक समन्‍्तभद्र प्रसिद्ध 
ही हैं। श्रीदत्तके 'जल्पनिर्णय' नामक ग्रन्थका उल्लेख विद्यानन्दने अपने 
'तत्त्वार्थडलोकबा तिक' में? किया है | अतः स्पष्ट है कि पुज्यपाद इन आचार्यो के 
उत्त रवर्ती हैं। 

पंडित जुगलकिश्ोरजी मुख्ता रने अपने स्वामी समन्‍्तभद्र' लामक निबन्धमें 
तथा 'समाघित्तन्त्र'की प्रस्तावनामे बताया है कि पुज्यपाद स्वामी गज्जराज दुवि- 
नीतके शिक्षागुरु थे, जिसका राज्यकाल ई० सन्‌ ४८५-५२२ तक माना जाता 
है, और इन्हें हेब्बुड आदिके अनेक शिल्ालेखोंमें 'शब्दावतार'के कर्त्ताके रूपमें 
दुविनीत राजाका गुरु उल्लिखित किया है । 


१. मोक्षपाहुड, गांधा ३१ । 

२. समाधितन्त्र, पद्म ७८ । 

३. “द्विप्रकारं जगोौ जल्पं तत्त्वप्रातिमग्रोचरम्‌ । 
त्रिषष्ठेवादिना जेता श्रीदत्तों जल्पनिर्णये” ॥ 


“--तस्‍्वार्थवलोकबातिक , पृ० २८०, पथ्य ४५ । 


श्ुतधर और सारस्वताचार्य : २२३ 


.. वि» संवत्‌ ९००में देवसेनते दर्शनसार नामक ग्रल्थकी रचना की थी। यह 
प्रत्थ पूर्वाचार्यकृत-गाथाओंको एकत्र कर लिखा गया है । इस ग्रन्थमें बताया है 
कि पृण्यपादका शिष्य पाहुडवेदी, वज्नन्दि, द्राविडसंघका कर्त्ता हुआ और यह 
संघ वि० संवत्‌ ५२६ में उत्पन्न हुआ | 

सिरिपुण्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगों दुद्दो । 

णामेण वज्जणदी पाहुडवेदी महासत्तों ॥ 

पंचसए छब्वीसे विककमरायस्स मरणपत्तस्स। 

दक्खिणमहुराजादो दाविडसंघो महामोहो" ॥ 

वजजनन्दि देवनन्दिके शिष्य थे । अतएव द्रविड़ संघकी उत्पत्तिके उक्त- 

कालसे दस-बीस वर्ष पहले ही उनका समय माना जा सकता है। पंडित 
नाथूरामजी प्रेमीने पृज्यपाद-देवनन्दिका समय विक्रमकी छठी शत्ताब्दीका पूर्वाद्ध 
माना है | युधिष्ठिर मीमांसकने भी देवनन्दिकि समयकी समीक्षा करते हुए 
इलका काल विक्रमकी छठी शताब्दीका पूर्वाद्ध माना है [९ 


नन्दिसेनकी पट्टावलोमें देवतन्दिका समय विक्रम संवत्‌ २५८-२०८ तक 
अंकित किया गया है ओर इनके अनन्तर जयनन्दि, और गुणनन्दिका नाम 
निर्देश करनेके उपरान्त वज्यनन्दिका नामोल्लेख आया है। पाण्डवपुराणमें 
आचार शुभचन्द्रने नन्दि-संघकी पद्टावलीके अनुसार ही गुर्वाबली दी है। 
देवनन्दि पुज्यपादके गुरुका नाम एक पद्ममें मशोनन्दि बताया गया है। यथा-- 
यशकीत्तियंशोनन्दी. देवनन्दी. महामतिः | 
पूज्यपादापराख्यो यो गुणनन्दी गुणाकर.?॥ 
अजमेरकी पद्ठावलीमें देवनन्दि और पूज्यपाद ये दो नाम पृथक्‌पुथक्‌ 
उल्लिखित है। इस पट्टावलीके अनुसार देवनन्दिका समय विक्रम संवत्‌ २५८ 
ओर पृज्यपादका वि० सं० ३०८ है । यहाँ पट्टसख्या भी क्रमश. १० और ११ 
है। यह भी कहा गया है कि देवनन्दि पोरवालू थे ओर पृज्यपाद पदुमावती 
पोरवाल । पर संस्कृत पट्टावलीके अनुसार दोनों एक हैं, भिन्‍न नहीं हैं । डॉ० 
ज्योतिप्रसादने विभिन्‍न मतोंका समन्‍्बय किया है। 


१. देशनसार, गाथा २४, २८ 

२. युधिष्ठिर मीमासक द्वारा लिखित जैनेन्द्रशब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ 
जैनेम्द्रमहावृत्ति, ज्ञानपीठ संस्करण, पृ० ४४ । 

३. अनेकान्त वर्ष १४ किरण ११-१२, प० ३४९ । 

४. वु्गंघ कयपपरृप५, ह०, जज, 2३४2८ 24. 


२२४ : तीर्थंकर मद्दावीर और उनकी आन्ाार्य-परम्परा 


इस विवेचनसे आवाय॑ देवनन्दि-यूज्यपादका समय ई० सनकी छठो शताब्दी 
सिद्ध होता है, जो सर्वमान्य है। | 
रचनाएँ ह 
पृज्यपाद आचार्य द्वारा लिखित अबतक निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध हैं-- 

१. ददाभकति 

२. जन्माभिषेक 

३. तत्त्वाथ॑वृत्ति (सर्वार्थं सिद्धि) 

४. समाधितन्त्र 

५. इष्टोपदेश 

६, जैनेन्द्रव्याकरण 

७, सिद्धिप्रिय-स्तोश्र 

१. दशभक्ति--जैनागममें भक्तिके द्वादश मेद हैं--(१) सिद्ध-भक्ति, (२) 
श्रुत-मक्ति, (३) चारित्र-मक्ति, (9) योगि-मक्ति, (५) आचार्य-भक्ति, (६) पल्च- 
गुरुमक्ति, (७) तोर्थंडुर-भक्ति, (८) शान्ति-भक्ति, (५) समाधि-भक्ति, (१०) 
निर्वाण-भक्ति, (११) ननन्‍्दीश्वर-भक्ति और (१२)चेत्य-भक्ति | पृज्यपाद स्वामोकी 
संस्कृतमें सिद्ध-भक्ति, श्रुत-भक्ति, चारित्र-मक्ति, योगि-भक्तति, निर्वाण-मक्ति 
और नन्‍्दोश्वर-भक्ति ये सात हो भक्तियाँ उपलब्ध हैं। काव्यको दृष्टिसे 
ये भक्तियाँ बड़ी ही सरस और गम्भीर हैं। सर्वप्रथम नौ पद्मोंमें सिद्ध-भक्तिकी 
रचना की गयी है। आरम्भमें बताया है कि आठों कर्मोके नाशसे शुद्ध 
आत्माकी प्राप्तिका होना सिद्धि है। इस सिद्धिको प्राप्त करनेवाले सिद्ध कहलाते 
हैं। सिद्ध-भक्तिके प्रभावसे साधकको सिद्ध-पदकी प्राप्ति हो जाती है। अन्य 
भक्तियोंमें वामानुसार विषयका विवेचन किया गया है । 

२. जन्माभिषक--श्रवणबेलगोलाके अभिलेखोंमें पृज्यपादकी कतियोंमें 
जन्माभिषेकका भी निर्देश आया है" । 

वर्तमानमें एक जन्माभिषेक मुद्रित उपलब्ध है | इसे पृज्यपाद द्वारा रचित 
होना चाहिए । रचना प्रौढ़ और प्रवाहमय है। 

३. तत्त्वाथेवृत्ति--पूज्यपादकी यह महनीय कृति है। 'तत्त्वा्थंसूत्र' पर 
गद्यमें लिखो गयी यह मध्यम परिमाणकी विशद वृत्ति है। हसमें सूत्रानुसारी 
सिद्धान्तके प्रतिपादनके साथ दार्शनिक विवेचन भी है। इस तत्त्वाथंबृत्तिको 
सर्वार्थसिद्धि भो कहा गया है। वृत्तिके अन्तमें लिखा है--- 


१. जैन शिक्ाकेश्ल-संग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख संश्या ४०, पु० ५५, पद्च-९११। 


श्रुतप्॒र और सारस्वतातार्य : २२१५ 
१ 


स्वर्गापवर्गंसुखमाप्तुमनोभिरायें- 
जेलेन्द्रशासनवरामृतसारभूता । 
सर्वा॑सिद्धिरिति सद्धिरूपात्तनामा 
तस्वाथंवृत्तिरतिश मलसा प्रधार्या" ॥ 
जो आर्य स्वर्ग और मोक्ष सुखक इच्छुक हैं, वे जिनेन्द्रशासनरूपी श्रेष्ठ 
अमृतसे भरी सारभूत और सत्पुरषो द्वारा दत्त 'सर्वारथसिद्धि' इस नामसे प्रख्यात 
इस तत्त्वाथंबृुत्तिको निरन्तर मनोयोगपूवंक अवधारण करें । 


इस वृत्तिमें तत्त्वाथंसूत्रके प्रत्येक सूत्र और उसके प्रत्येक पदका निर्वंचन, 
विवेचन एवं शंका-समाधानपुर्वक व्याख्यान किया गया है। टीकाग्रन्थ होनेपर 
भी इसमें मोलिकता अक्षुण्ण है । 
इस ग्रन्थके नामकरणका कारण स्वयं ही ग्रन्थकारने अन्तिम रचित पद्यों- 
मेंसे द्वितीय पद्यमें अंकित किया है-- 
तत्त्वाथंबुत्तिमुदितां विदिताथंतत्त्वा: 
श्रण्वन्ति ये परिपठन्ति च धमंभकत्या । 
हस्ते कृत परमसिद्धिसुखामृतं तै- 
मे््यामरेश्वरसुखेष्‌ किमस्ति वाच्यम्‌* ॥ 


अर्थात्‌-अर्थंके सारको ज्ञात करनेके लिए जो व्यक्ति धर्म-भक्तिसे तत्त्वार्थ- 
वृत्तिको पढ़ते और सुनते हैं वे परमसिद्धिके सुखरूपी अमृत्को हस्तगत्त कर लेते 
हैं, तब चक्रवर्ती और इन्द्रपदके सुखके विषयमें तो कहना ही क्या ? 


सोलह स्वगोंके ऊपर पञ्च अनुत्तर विमानोंमें सर्वाथेसिद्धि नामका एक 
विमान है। सर्वार्थंसिड्िवाले जोव एकभवावत्तारी होते हैं। यह 'तत्त्वाथ॑वृत्ति' 
भी उसीके समकक्ष है। अत्तः इसे 'सर्वार्थंसिद्धि' नामसे अभिहित किया गया है। 


तत्त्वाथंसूत्र'की वृत्ति होनेपर भी इस ग्रन्थमें कतिपय मौलिक विशेषताएँ 
दृष्टिगोचर होती है। मज्भुलाच रणके पश्चात्‌ प्रथम सूत्रकी व्याख्या आरम्भ करते 
हुए उत्थानिकामें लिखा है--किसी निकटभव्यने एक आश्रममें मुनि-परिषदके 
मध्यमें स्थित निम्नेन्थाचायंसे विनयसहित्त पुछा--भगवन्‌ ! आत्माका हित क्या 
है ? आचाय॑ने उत्तर दिया--मोक्ष । भव्यने पुनः प्रश्न किया--मोक्षका 
स्वरूप क्या है और उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है ? इसी प्रश्नके उत्त रस्वरूप 
“सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग :”--सूत्र रचा गया है। 


१. सर्वार्थसिद्धि, शञानपीठ संस्करण, अन्तिम अंश, पद्य १, पु० ४७४ । 
२. वही, पद्च २, पु०ण० ४७४ । 


२२६ : तीर्थंकर भहावीर और उनको झ्ावार्य-परम्परा 


प्रथम अध्यायके चष्ठ सूत्र “प्रसाणनयेरधियमः” (१३६) को ज्याव्या करते 
हुए पृज्पपाद स्वामीने प्रमाणके स्वार्थ और पराथ सेद करके मत्ति, अवधि, मन:- 
पर्येय और केवछ इस चार ब्वानोंको स्वार्थप्रमाण बतरूाते हुंए श्रुतज्ञानकी 
स्वार्थ और पराथ दोनों बतलाया है तथा उसीका भेद नय है--महु भी बलाया 
है। इसी सूत्रकी व्यास्यामें 'उक्तज््य' लिखकर “सकलादेश: प्रमाणाधीनः 
विकलादेशो नयाधीन:'--वाबय उद्धुत किया है। इस प्रकार प्रमाणके स्वार्थ 
और पराथ भेद तथा सकलादेश और विकछादेशकी चर्चा इन्हींके द्वारा प्रस्तुत 
की गयी है। इसी अध्यायमें “सत्संश्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्येश्ज/' 
(१।८)--की वृत्ति घट्खण्डागमके जीवद्दाणसूत्रोंके आधारपर लिखी गयी है। 
इसमें सतू, संख्या, क्षेत्र, स्पशंन, काछ, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन आठ 
का द्वारा चौदह मार्गंणाओंमें गुगस्थानोंका विवेचन बहुत सुन्दर रूपमें 

या है। 


प्रमाणकी चर्चामें नैयापिक और वेशेषिकोंके सबश्निकर्ष-प्रामाण्यवादका एवं 
सांख्योंके इन्द्रिय-प्रामाण्यका निरसन कर ज्ञानके प्रामाण्यकी व्यवस्था की है। 
श्ञानको स्वपरप्रकाशक सिद्ध कर चक्षु:के प्राप्यकारित्वकां आगम और युक्ति- 
योंसे खण्डन कर उसे अप्राप्यकारी सिद्ध किया गया है। “सदसतो रब्रिदेषा- 
चदच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌” (१।३२) को वृत्तिमें कारणविपर्यास, भेदाभेदविपर्यास 
और स्वरूपविपर्यासकी चर्चा करते हुए यौग, सांख्य, बौद्ध और च्ार्वाक आदिके 
मतोंका निर्देश किया है । अन्तिम सूत्रमे किया गया नयोंका विवेचन भी कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं है । 

द्वितीय अध्यायकी व्यास्यामें भी अनेक विशेषताएँ और मौलिकताएं उप- 
लब्ध हैं। तृतीय सूत्रकी व्याख्यामें चारित्रमोहनीयके 'कषायवेदनीय' और 
'नोकषायवेदनीय' ये दो मेद बतलरूाए हैं तथा दर्शंनमोहनीयके सम्यक्त्व, 
मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये तीन भेद बतलाए हैं। इन सात्त प्रकृतियोंके 
उपशमसे औपशमिक सम्यक्त्व होता है। यह सम्यक्‍त्व अनादिमिध्यादृष्टि भव्यके 
कर्मोदयसे प्राप्त ककुषताके रहते हुए किस प्रकार सम«ब है ? इस प्रदनके उत्तरमें 
आचायंने बत्तलाया है--काललब्ध्यादिनिमित्तत्वात'--काललूब्धि आदिके 
निमित्तसे इनका उपध्म होता है। अन्य आगमग्नल्थोंमें क्षयोपशमलब्धि, वि- 
शुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, काललूब्धि और प्रायोग्यरूब्धि ये पाँच लब्धियाँ बत- 
छायी हैं। आचाय॑ पृज्यपादने कालरूब्धिके साथ लूंगे आदि दब्दसे जातिस्मरण 
आदिका निर्देश किया है और कारुलब्धिके कर्ंस्थितिका काललब्धि और भवी- 
पेक्षया काललब्धियोंका निर्देश किया है। यह विषय मौलिक ओर सैद्धान्तिक है । 


श्रुतधर और सारस्वताचार्य : २२७ 


तृत्तीय-चतुर्थ अध्यायमें छोकका वर्णन किया गया है। ग्रहकेन्दवृत्त, ग्रह- 
कक्षाएँ, ग्रहोंकी गति, चार-प्षेत्र आदि चर्चाएँ तिलोयपण्णत्तिके तुल्य हैं। 
कछोकाकारका वर्णन आचायंने मौलिक रूपमें किया है । 


मौलिक तथ्योंके समावेशकी दृश्सि पंचम अध्याय विशेष महत्त्वपूर्ण है । 
द्रव्य, गुण और पर्यायोंका स्पष्ट और पूर्ण विवेचन किया गया है। द्रव्यत्व- 
योगातु द्रव्यय! और “गुण-समुदायो द्रव्यम'की समीक्षा सुन्दर रूपमें की गयी 
है। “उत्पादव्ययभ्रोव्ययुक्त सत्‌”'(५१३०)--सूत्रकी व्याख्यामें सोदाहरण उत्पाद, 
व्यय और धभ्रौव्यकी व्याख्या की गयी है तथा “अधपितानपितसिद्धे:” (५३२) 
सूत्रकी वृत्तिमे अनेकान्तात्मक वस्तुकी सिद्धि की गयी है । 


षष्ठ और सप्तम अध्यायमें दर्शनमोहनीयकमंके आख््रवके कारणोंका विवेचन 
करते हुए केवली, श्रुत, संघ, धर्म भौर देवोके अवर्णवादप्रसंगमें ९वेताम्बर- 
मान्यताओंकी समीक्षा की है। सप्तम अध्यायके प्रथम सूत्रमें रात्रि-मोजनत्याग 
नामक पष्ठ अपणुव्रतको समीक्षा की गयी है। सप्तम अध्यायके त्रयोदश सूत्रके 
व्याख्यानमें आचायंने हिसा और अहिसाके स्वरूपका विवेचन करते हुए उनके 
समर्थनमें अनेक गाथाएँ उद्धृत की हैं। गृद्धपिच्छाचायंने प्रमादयोगसे प्राणोंके 
घातको हिसा कहा है। पृज्यपादने प्रमत्तयोग और प्राणका व्यपरोपण इन 
दोनों पदोंका विवेचन करते हुए केवल प्राणोके घातमात्रकों हिसा नहीं कहा 
है । जहाँ प्रमत्तयोग है वहाँ प्राणोका घात न होनेपर भी हिसा होती है, क्‍्यों- 
कि धातकका भाव हिसारूप है। 


अष्टम अध्यायमें कमंबन्धका और कर्मो के भेद-प्रभेदोंका वर्णन आया है। 
प्रथम सूत्रमे बन्धके पाँच कारण बतलाये हैं। उनकी व्याख्यामें पृज्यपादने 
मिथ्यात्वके पाँच भेदोका कथन करते हुए पुरुषाद्वेत एवं श्वेताम्बरीय निग्न॑न्थ- 
सम्रत्थ, केवली-कवलाहार तथा स्त्री-मोक्ष सम्बन्धी मान्यताकों भी विपरीत 
मिथ्यात्व कहा है। इस अध्यायके अन्य सूत्रोंका व्याख्यान भी महत्त्वपूर्ण है। 
पदोंकी साथंकताओंके विवेचनके साथ पारिभाषिक शब्दोके निवंचन विशेष 
उल्लेख्य है। 

नवम अध्यायमें संवर, निजंरा और उनके साधन गुप्ति आदिका विशद्‌ 
विवेचन है। दशममें मोक्ष ओर मुक्त जोबोंके ऊध्वंगमनका प्रतिपादन है। 

इस समय ग्रल्थकी शैली वर्णनात्मक होते हुए भी सूत्रगत पदोंकी सा्थंकत्ता- 
के निरूपणके कारण भाष्यके तुल्य है। निश्चयत्त: पूज्यपादको तत्त्वाथंसृत्रके 
सूत्रोंका विधयगत अनुगमन गहरा और तलस्पर्शी था। 


२२८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आदचार्य-परम्परा 


४. समाधितत्अ--हसे प्रन्थकां दूसरों ताभ ससाधिशप्तक है | इसमें १०५ 
पद्य हैं। अध्यात्मविषयका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है। आचार्य पृज्य- 
पादने अपने इस ग्रन्थको विषयवस्तु कुन्दकुन्दात्रायंके ग्रन्थोंसे ही ग्रहण की है । 
20% हू तो रूपान्तर जेसे प्रतीत होते है। यहां एक उदाहरण अस्तुत 
करते हैं-- 

यदग्राह्मय॑ न गुृह्नति गृहीतं नापि मुज्चत्ति। 
जानाति सर्वथा सर्ब॑ तत्स्वसंवेद्यमस्म्पहम्‌ ॥* 
इंस पद्यकी समता निम्न गाथा में है-- 
णियभावं ण वि मुंचइ परभाव॑ णेव गिण्हुए केईं । 
जाणदि पस्सदि सब्बं॑ सोहं इदि चितए णाणी ॥* 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्माके स्वरूपका विस्तारपुबंक विवेचर् 
किया गया है | बहिरात्मभाव--मिथ्यात्वका त्याग कर अन्तरात्मा बन कर 
परमात्मपदको प्राप्तिके लिए प्रयास करना साधकका परम कत्तंव्य है। आत्मा, 
शरीर, इन्द्रिय और कर्मसंयोगका इस ग्रन्थमें संक्षेपमें हृदयग्राही विवेचन किया 
गया है। 

५. इष्टोपदेश--इस आध्यात्मकाब्यमे इष्ट--आत्माके स्वरूपका परिखय 
प्रस्तुत किया गया है। ५१ पद्मोंमें पृज्यपादने अध्यात्मसागरको गागरमें भर 
देनेकी कहावतको चरितार्थ किया है। इसकी रचनाका एकमात्र हेतु यही है 
कि ससारो आत्मा अपने स्वरूपको पहचानकर शरीर, इन्द्रिय एवं सांसारिक 
अन्य पदार्थोसे अपनेको भिन्न अनुभव करने लगे। असावधान बना प्राणी 
विषय-भोगोंमें ही अपने समस्त जीवनको व्यतीत न कर दे, इस दृष्टिसे आचा- 
यने स्वयं ग्रन्थके अन्तमें लिखा है-- 

इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य घीमान्‌ । 
मानापमानसमतां स्वमताह्वितन्य ॥ 
मुक्ताग्रहो विनिवसन्सजने बने वा। 
मुक्लिश्चियं निरूपमामुपयाति भव्य: ॥* 

इस ग्रन्थके अध्ययनसे आत्माकी शक्ति विकसित हो जाती है और स्वात्मा- 

नुभूतिके आधिक्यके कारण मान-अपसमान, लाभ-अलाभ, हषं-विषाद आदियें 


१. समाधितंत्र, पद्म ३०, वीरसेवामन्दिर-संस्करण । 
२. नियमसार, गाथा ९७ | 
३. इष्टोपदेश, सुरत-संस्करण, पद्य ५१ । 


अतबर और सारश्वतावार्य : २२९ 


समताभाव प्रॉप्त होता है। संसारकी यथार्थ स्थितिका परिज्ञान प्राप्त होनेसे 
संग, ढेंघ, मोहकी परिणति घटती है। इस लघुकाय ग्रत्थमें समयसारकी 
गाधांभोंका सार अंकित किया गया है। शेली सरल और प्रवाहमय है । 


६. जैनेन्द्र व्याकरण--श्रवणबेलगोलाके अभिलेखो एवं महाकवि घनंजयके 
नाममालछाके निर्देशसे जेनेन्द्र व्याकरणके रचयिता पृज्यपाद सिद्ध होते है। गुण- 
रत्तमहोदधिके कर्ता व्धंभान और हेमशब्दानुशासनके लघुन्यासरचॉयिता 
कनक्षप्रभ भी जेनेन्द्र व्याक रणके रचयिताका नाम देवनन्दि बतात है। 


अभिलेखोंसे जैनेन्द्रन्यासक रचयिता भी पुज्यपाद अवगत होते है । पर यह 
ग्रन्थ अभी तक अनुपलब्ध हे । 


जेनेन्द्र व्याकरणके दो सूत्रपाठ उपलब्ध है--एकमे तीन सहस्र सूत्र हैं, 
और दूसरेमे लगभग तीन हजार सात सौ। पंडित नाथूरामजा प्रमीने यहू 


निष्कर्ष निकाल्‍ा है कि देवनन्दि या पुज्यपादका बनाया हुआ सूत्रपाठ वही हे, 
जिसपर अभयनन्दिने अपनी वृत्ति लिखो है । 


जैनेन्द्र व्याकरणमे पाँच अध्याय है और प्रत्येक अध्यायमें चार-चार पाद 
है । इसका पहला सूत्र महत्त्वपूर्ण है। इसमें 'सिद्धिरनेकान्तात्‌' सृत्रसे समस्त 
शब्दोंका साधुत्व अनेकान्‍्तद्वारा स्वीकार किया है, क्‍योंकि शब्दम नित्यत्व, 
अनित्यत्व, उभयत्व, अनुभयत्व आदि विभिन्न धर्म रहते है। इन नाना धर्मोसे 
विशिष्ट धर्मीरूप शब्दकी सिद्धि अनेकान्तसे हो सम्भव है। एकान्तसिद्धान्तसे 
अनेकधर्मविशिष्ट शब्दोंका साधुत्व नही बतलाया जा सकता | यहाँ अनेकान्तके 


अन्तगंत लोकप्रवुत्तिको भी मान्यता दी है। लोकप्रसिद्धिपर आश्रित शब्द- 
व्यवहार भी मान्य है । 


जेनेन्द्रका संज्ञाप्करण साकेतिक है | इसमे धातु, प्रत्यय, प्रातिपदिक, 
विभक्ति, समास आदि महासज्ञाओके लिए बीजगांणत जेसी अतिसक्षिप्त सकेतपूर्ण 
संज्ञाएँ आयी हैं। इस व्याकरणमें उपसर्गके लिए 'गि', अव्ययके लिए 'झीः 
समासके लिए “सः', वृद्धिके लिए 'ऐप', गुणके लिए 'एप', सम्प्रसारणके लिए 
जिः', प्रथमा विभक्तिके लिए वा, द्वितीयाके लिए 'इप', तृतीया विभक्तिके 
लिए “भ', चतुर्थीके लिए 'अप', पज्चमीके लिए 'का', पष्ठीके लिए 'ता', 
सप्तमोके लिए 'इप” ओर सम्बोधनके लिए “कि: की संज्ञाएँ बतलायी गयो हैं । 
निपातके लिये 'नि'', दीघंके लिये 'दीः”, प्रगह्मके लिए “दि:, उत्तरपदके लिये 
'बु:', सर्वनाम स्थानके छिए 'धम्‌', उपसर्जनके लिए 'न्यक्‌', प्छुतुके लिए “'पः”, 
हस्वके लिये 'प्र:', प्रत्ययके लिये “त्य:', प्रातिपदिकके लिए 'मृत्‌', परस्मेपदके 


२३० : तोथकर महावीर और उनको आचारयय॑-परम्परा 


लिए “पम्‌', आत्मनेप॒दके लिए 'दः', अकर्मकके लिए चिः*, पा संग्रोथके लिए 
स्फ:', सवर्णके लिए 'स्वस', तद्धितके लिए 'हुत', छोपके छिए 'खम्‌, रुप्के 
लिए 'उस्‌', छुकूके लिए 'उप्‌' एवं अभ्यासके रहिए 'ज' संज्ञाका विधान किया 
गया है। समासप्रकरणमें अव्ययीभावके लिए .'ह:', तत्पुरुषके लिए 'पस्‌', 
कमंधारयके लिये 'यः', द्वियुके लिए 'र:', ओर बहुन्नीहिके छिए “बस! सुंझा 
बतकायो गयी है। जेनेन्द्रका यह संज्ञाप्रकरण अत्यन्त सांकेतिक है। पृर्णातया 
अभ्यस्त हो जानेके पद्चात्‌ हो शब्दसाधुत्वमें प्रवृत्ति होती है। यह सत्य है 
कि इन सश्चाओंमे छलाघवनियमका पूर्णतया पालन किया गया है। 

जैनेन्द्र व्याकरणमें सन्धिके सूत्र चतुर्थ और पण््चम अध्यायमें आये हैं। 'सन्‍्बौ' 
४।३।६० सूत्रको सन्धिका अधिकारसूत्र मानकर सन्धिकायं किया गया है, 
पश्चात्‌ छका रके परे सन्धिमें तुगागमका विधान किया है। तुगागम करनेवाले 
४॥३।६१ से ४३।६४ तक चार सूत्र हैं। इन सूत्रों द्वारा हस्व, आंग, मांग तथा 
दो संज्ञकोंसे परे तुगागम किया है और 'त' को 'च' बनाकर गच्छति, इच्छति, 
आच्छिन्नति, माच्छिदत्‌, म्ले्छति, कुवलोच्छाया आदि प्रयोगोंका साधुत्व 
प्रदर्शित किया है। देवनन्दिका यह विवेचन पाणिनिके तुल्य है। अनन्सर 'यण्‌' 
सन्धिके प्रकरणमें 'अचीकोयण्‌' ४॥३।६५ सृत्रद्वारा इकू-इ,उ,ऋ, लुको क्रमशः 
यणादेश--य,व,र,लका नियमन किया है। देवनन्दिका यह प्रकरण पाणिनिके 
समान होने पर भी भ्रक्रियाकी दुष्टिसे सरल है। इसो प्रकार 'अयादि' सन्धिका 
४।३।६६,४।२।६७ द्वारा विधान किया है । वृत्तिकारने इन दोनों सृत्रोंकी व्याख्या- 
में कई ऐसी नयी बातें उपस्थित की है, जिनका समावेश कात्यायन और 
पतञ्जलिके वचनोंमें किया जा सकता है। जेनेन्द्रकी सन्धिसम्बन्धी तीन 
विशेषताएँ प्र मुख है-- 

१. उदाहरणोंका बाहुल्‍्य--चतुर्थ, पचम श्ताब्दीमें प्रयुक्त होनेवाछी 
भाषाका समावेश करनेके लिये नये-नये प्रयोगोंको उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत 
किया गया है | यथा-- 

पन्यंस, अवश्यपोव्यस, नोयानस्‌, गोयानस्‌ आदि । 

२. लछाघव या संक्षिप्तिकरणके लिये सांकेतिक संज्ञाओंका प्रयोग । 

३. अधिका र॒सृत्रों द्वारा अनुबन्धोंकी व्यवस्था | 

सुबन्त प्रकरणमें अधिक विश्येषताओंके न रहनेपर भी प्रक्रिया सम्बन्धी 
सरलता अवश्य विद्यमान है। जिन शब्दोंके साधुत्वके लिये पाणिनिने एकार्थिक 


'. (६२, डीगे।९८ | 


ह शुतधर और सारस्थताचार्य : २३१ . 


सुजीका व्यवहार किया है, उन शब्दोंके लिये जैनेन्द्र व्याकरणमें एक ही सुत्रसे 
झाभनिका प्रस्तुत कर दी गयी है । 

जैनेन्द्र व्याकरणमें स्त्रीप्रत्यय, समास एवं कारक सम्बन्धी भी कतिपय 
विशेषताएँ पायो जाती हैे। कारके' (२१०९ को अधिकारसूत्र मातकर कारक 
प्रकरणका अनुशासन किया है | देवनन्दिने पचमी विभकतिका अनुशासन सबसे 
पहुले लिखा है, पवचात्‌ चतुर्थी, तृत्तीया, सप्तमी, द्वितीया और षष्ठी विभक्तिका 
नियमन किया है। यह कारकप्रकरण बहुत संक्षिप्त है, पर जितनी विशेषताएँ 
अपेक्षित है उन सभीका .यहाँ नियमन किया गया है। इसी प्रकार तिडन्त, 
तद्धित और छृदन्त प्रकरणोंमे भी अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं । 


इस व्याकरणकी शब्दसाधुत्वसम्बन्धी विश्ेषताओके साथ सांस्कृतिक 
विशेषताएं भी उल्लेस्य हैं । यहां सास्कृतिक शब्दोंकी तालिका उपस्थित कर 
उक्त कथनको पुष्टि की जा रही है। 

पचत्ति पनसम ११।३ 

पकत, पक्‍ववान्‌ ११४ 

भत्तितिहपीडनि: १।१।८--त्तिलकुट या तेल पेरनेवाल्ली 

अतिराजकुमारि: ११८ 

कुबलमू, वदरमु--झरवेर १॥१९ 

भआमलब्यम्‌ ११९ 

पश्चशष्कुल, (१९ 

पञ्चगोणि: १११० 

पञ्चसूचि:, सप्तशूचि. १ ११० 

दि, मघु ११११ 

मक्षाद्धभोजी, अलबणभोजी १।१॥३२ 

द्रौषणके जातो द्रौषणकीय: ११६८ 

छत्तप्रधानो रोदि ११७१ 

समपन्नाब्रीह्म:--एको क्वीहि: सम्पन्न: 

द्वावपूषौ भक्षयेति १।२। (४ कम मर 

ज्रावयति तैलं १२८३ 

थवागू: १।२।९२--जौका हलुआ या छापसी 

रूपकार: प्रति १२१०३ 

कास्यपाश्चां भुडक्ते १२११० 

वृक्षमवर्चिनोति फलानि १२।१२१ 


२३२ : तोधंकर महावीर और उनकी आवार्य-परम्परा 


ओज्यते माणत्रकमोदन १।२।१२६ 

नटस्थ शणोति इलोकम्‌ १।२१२१ 

उपयोगो दुग्धादि तप्निमित्तं गवादि । 

गोदोहं स्वपिति १।२।१२१ 

अजां नयति ग्रामं, भार वहति आ्रमस्, शाखां क्षति ग्रामम्‌ १२१२१ 
अध्याप्येते माणवकौ जैनेन्द्रम्‌ १(२।१२१ | 

भक्षयति पिण्डी देवदत्त: १।२।१२२ 

आसयति गोदोहं देवदत्तम्‌ १।२।१२२ 

पृतयवम्, पृतयानयवस्‌, संहृतयवस, संहियमाणयवस्‌ १३।१४ 

द्ना पटु:, घृतेनपटु: १॥३।२७ । 
गुडपृथुका, गुडघाना, तिलपुथुका, दध्ना उपसिक्त ओदनो दध्नोदनः घृतोदन: । 
१॥३।३१-गुड-चूड़ा, गुडघान, तिलचूड़ा, दविभात, घी-भात । 
वनेकसेसका:, वनेवल्वजका:, कृपेपिशालचिकाः १।३।३८ 

तत्रमुक्तमू, तत्रपीत्तम्र १॥२।४० 

पुराणान्नम्‌ १३।४४ 

केवलज्ञानसू, मोषकगवी १।३।४४ 

पञ्चगवधन:, पञ्वपुली, पञ्चकुमारि १३४६ 

क्षत्रियभोरु:, श्रोत्रियकितव:, भिक्षुविटः, मोमासकदुदुंरूप: १।३।४८ 
शस्त्रीथ्यामा, दूर्वाकाण्डथ्यामा, सरकाण्डथ्यामा १३५० 

भोज्योष्णमू, भोज्यछवणमस्‌, पानीयशीत्तम्‌ १॥३।६४ 

कपित्यरस: १॥३।७५ 

इक्षुमक्षिकां मे धारयसि ११३।७८ 

सक्ततां पायकः १।३।७९ 

तैलपीत्त:, घृत्पीत:, मद्यपीत्त: १॥३।१०३ 

कुशलो विद्याग्रहणे १४४८ 

माथुरा: पाटलिपुत्रकेभ्य आदयतरा: १४५० 

पुष्ये पायसमश्नीयात्‌, मघामि: पललोदनस्‌ १॥४५३ 

यवानां लावक:, ओदस्थ भोजक: १।४६८ 

दास्या: कामुक:, सुकरः, कटो भवतता, धान्यं पवरमान: १४७२ 

पुष्येण योगं जानात्ति, पृष्येण भोजयति, चन्द्रमसा मधाभियोंगं जानाति 
२।१।२४ 

मासं कल्याणी काञझची १४४ 


अतवर और सारस्वताचार्य : २३३ 


शरद मथुरा रमणीया १४४ 

अरुणन्महेन्द्रो मथुरां । अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌ २२।०२ 

पौतिमाष्या, गौकक्ष्या रे। २।४ 

शुचिरियं कन्या ३।१।३० 

वुद्धपत्ती, स्थूलपत्नी, ग्रामपत्नी ३।१।३५ 

पहाण्डुभक्षिती, सुरापीतो ३। १।४६ 

वाहीकग्राम:, दाक्षिपलदीय:, माहकिपलदीय:, माहकिनगरीयः ३।२॥११८ 

मासिक:ः, सांवत्सरिक: ३२१३१ 

गोशालम्‌, खरशालस्‌ ३३।११ 

मासे देया भिक्षा ३।६।२२ 

पाटलिपुत्रस्य व्याख्यान सुकोशला ३।३।४२ 

पाटलिपुत्रस्य द्वारमु ३।३।६० 

बाणिजा: वाराणसी जित्वरीत्ति मद्भूलाथंमुपत्तरन्ति ३३३।५८ 

गान्धार:, पाञ्चाल: २।३।६७ 

गगंभागंवका ३।३।०३ 

हास्तिपदं शकटम्‌ ३।३।१०० 

आक्षिक:, शालाकिकः ३।३।१२७ 

दाधिकम, शाड्भ वेरिकस्‌, मारांचिकम्‌ २३।३।१२८ 

चूणिनोअ्पूपा, लवणा यवागू:, कंषायमुदकम्‌ ३।३।१४७ 
सिद्धिप्रियस्तोत्र 


इस स्तोन्नमे २६ पद्य है ओर चतुविंशत्ति तीथ॑करोंको स्तुति की गयी है । 
रचना प्रोढ़ और प्रवाहयुक्त है। कवि वद्धंमानस्वामीको स्तुति करता हुआ 
कहता है-- 
श्रीवर्धभानवचसा  परमाकरेण 
रत्नत्रयोत्तमनिधे: परमाकरेण | 
कुरवेन्ति यानि मुनयोअजनता हि तानि 
वृत्तानि सन्‍्तु सतत जनताहितानि" ॥ 
यहाँ यमकका प्रयोग कर कविने वद्धंमानस्वामीका महत्त्व प्रदर्शित किया 
है। जनताहिततानि' पद विशेषरूपसे विचारणीय है। वस्तुत: तोथैंकर जननायक 
होते हैं ओर वे जनताका कल्याण करनेके लिये स्वंधा प्रयत्नशोल रहते हैं। 


१. सप्तम गुच्छक, काम्यमाका सीरीज, सन्‌ १९२६ / पच्च २४। 


रहे४: तोघकर महावीर ओर उत्तकी आचार्य-परम्परा 


इन प्रमुख प्रन्थोके अतिरिक्त वेश्वक सम्बन्धी प्रयोग भी उपलब्ध 
हैं। जेनस्रिद्धान्नमवन आरासे सके धसारसंग्रई' नामक अन्यमें कतिपय भ्रयोग 
आह हैं। छन्‍्दशास्त्र सम्बन्धी भी इनका कोई प्रस्थ रहा है, नो उपलब्ध 
नहीं है । त 
वेबनन्वि-पृज्यपादका वेदुष्य एवं काव्यप्रतिभा 


जीवन और जगतके रहस्योंकी व्याख्या करते हुए, मानवीय व्यापारके 
प्रेरक, प्रयोजनों और उसके उत्तरदायित्वकी सांगोपांग विवेचना पृज्यपादके 
ग्रन्‍्योंका मूल विषय है। व्यक्तिगत जोवनमें कबि आत्मसंयम ओर आत्मशुद्धि 
पर बल देता है। ध्यान, पूजा, प्रार्थना एवं भक्तिको उदात्त जीवनकी भूमिकाके 
लिये आवश्यक समझता है। आचार्य पृज्यपादकी कवितामें कांव्यतत्त्वकी 
अपेक्षा दर्शन और अध्यात्मतत्व अधिक मुखर है। श्वुद्भारिक भावनाके अभावमें 
भी भक्तिरसका शोतल जल मन और हृदय दोनोंको अपूुर्व शान्ति प्रदान करने- 
की क्षमता रखता है। शब्द विषयानुसार कोमल है, कभो-कभी एक ही पद्ममें 
ध्वनिका परिवतंन भो पाया जाता है। वस्तुत. अनुरागको ही पृज्यपादले भक्ति 
कहा है और यह अनुराग मोहका रुपान्तर है। पर बीतरागके प्रति किया गया 
अनुराग मोहकी कोटिमें नहीं आता है। मोह स्वाथथंपूर्ण होता है और भक्तका 
अनुराग निःस्वार्थ | वीत्तरागीसे अनुराग करनेका अर्थ है, तद्रूप होनेकी प्रबल 
आकांक्षाका उदित होना । अतएव पृज्यपादने सिद्धभक्तिमें सिद्धरूप होनेकी 
प्रक्रिया प्रदर्शित की है । 

उनके वेदृष्यका अनुमान सर्वा्थसिद्धिग्रन्थसे किया जा सकता है। नेयायिक, 
वेशेषिक, सांख्य, वेदान्त, बोद्ध आदि विभिन्न दर्शनोंकी समीक्षा कर इन्होंने 
अपनी विद्वत्ता प्रकट की है। निरवंचबन और पदोंकी साथंकलाके विवेचनमें 
आचाय॑ पुज्यपादकी समकक्षता कोई नहीं कर सकता है। 


आचार्य पुज्यपादने कबिके रूपमें अध्यात्म, आचार और नीतिका प्रतिपादन 
किया है । अनुष्ट्प्‌ जेसे छोटे छन्‍्दमें गम्भीर भावोंकों समाहित करनेका प्रयत्न 
प्रशंसनीय है। आचारय॑ने सुख-दुःखका आधार बासनाको ही कहा है, जिसने 
आत्मतत्त्वका अनुभव कर लिया है, उसे सुख-दुःखका संस्पश नहीं होता । 


वासनामयमेवेतत्‌ सुख दुःखं च देहिनाम । 
तथा ह्यद्वेजयल्त्येते, भोगा रोगा इवापदि" ॥ 


१, इष्टोपदेश, पथ्य ६ । हु 
। श्रुतचर और सारस्वताचार्म : २३५ 


दैह॒धारियोंको जो सुख और दु:ख होता है, वह कैवल कल्पनांजन्य ही 
है। जिन्हें लोकसुखका साधन समझा जाता है, ऐसे कमनीय कामिनी आदि 
भोग भी आपत्तिके समयमें रोगोंकी तरह प्राणियोंको भाकुलुता पेदा करनेवाले 
होते हैं । 

ससारकी विभिन्न परिस्थितियोंका चित्रांकन करते हुए आचार्य पृज्यपादने 
उदाहरण द्वारा संयोग-वियोगकी वास्तविक स्थितिपर प्रकाश डाझा है। यथा- 


दिग्देशेस्य: खगा एत्य, संवर्सान्ति नग्रे नगे। 
स्वस्वकायंवशाद्यान्ति, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे* ॥ 


जिस प्रकार विभिन्‍न दिशा और देशोंसे एकत्र हो पक्षीगण वुक्षोंपर रात्रिमें 
निवास करते है, प्रातः होनेपर अपने-अपने कायंके वश पृथक्‌-पृथक्‌ दिशा और 
देशोंको उड़ जाते है। इसी प्रकार परिवार और समाजके व्यक्ति भी थोड़े समयके 
लिये एकत्र होते हैं और आयुकी समाप्ति होते ही वियुक्त हो जाते हैं । 


इस पद्ममे व्यजना द्वारा ही ससारी जीवोकी स्थितिपर प्रकाश पड़ता है। 
अभिधासे तो केवल पक्षियोके “रेन-बसैरा'का हो चित्राकन होता है, परन्तु 
व्यंजना द्वारा संयोग-वियोगकी स्थित्ति बहुत स्पष्ट हो जाती है और ससारका 
यथाथंरूप प्रस्तुत हो जाता है। आचायंने आठवे पद्ममे “बपुगृंहं धन दारा: 
पुत्रा मित्नाणि शत्रव:' में आमुखके रूपमे उक्त पद्यके व्यंग्याथंका सकेत कर 
दिया है। अतः पद्मोकों गुम्फित करनेकी प्रक्रिया भी मौलिक है। तथ्य यह है 
कि बाह्य प्रकृतिके बाद मनुष्य अपने अन्त्जंगत्‌की ओर दृष्टिपात्त करता है। 
यही कारण है कि उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया गया पथ बाह्य प्रकृतिके 
रूपका चित्रण कर आमुख इलोकके अर्थंके साथ अन्वित्त हो विरक्तिके लिये 
भूमिका उत्पन्न कर देता है । 


आचार्य पृज्यपादने सकल परमात्मा अहँन्तको नमस्कार करते हुए उनकी 
अनेक विशेषताओंमे वाणीकी विशेषता भी बणित की है। यह विशेषता उदात्त 
अलका रमे निरूपित है। कविने बताया है कि अहंन्त इच्छारहित है। अतः 
बोलनेकी इच्छा न करनेपर भी निरक्षरी दिव्य-ध्वनि द्वारा प्राणियोंकी भलाई 
करते है, जो सकल परमात्माको अनुभूति करने रूगता है, उसे आत्माका रहस्य 
ज्ञात हो जाता है। अतः कविने सुक्ष्मके आधारपर इस चित्रका निर्माण किया 
है। कल्पना द्वारा भावनाको अमृतंरूप प्रदान किया गया है। धार्मिक पद्म 





१. दइृष्टोपदेश, पद्य ९। 


३३६: तीथकर मद्दावीर और उनेकी आजार्य-परस्परा 


होनेपर भी, छायावादी कविताके समान सकल परमात्त्माका स्पष्ट चित्र अंकित 
हो जाता है | काव्यकलाकी दृष्टिसि पद्य उत्तम कोटिका है-- 
जयन्ति यस्यावदतोअप भारतीविभूत्तयस्तोर्थकृतोउ्प्मनीहितु: । 
शिवाय घात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय ततस्मे सकलात्मने नमः ॥ 
इच्छारहित होनेपर तथा बोलनेका प्रयास्त न करनेपर भी जिसकी वाणी- ' 
की विभूत्ति जमतको सुख-आान्ति देनेमें समर्थ है, उस अनेक नामधारी सकल 
परमात्मा अहंन्तकों नमस्कार हो | 


बाह्य उदाहरणों द्वारा अन्तरंगकी अनुभूति करानेके लिये आचाय॑ने गाढ़- 
वस्त्र, जीण॑वस्त्र, रक्तबस्त्रके दृष्टान्त प्रस्तुतकर आत्माके स्वरूपको स्पष्ट 
करनेका प्रयास किया है। जिस प्रकार गाढ़ा--मोटा वस्त्र पहन लेनेपर कोई 
अंपनेको मोटा नहीं मानता, जोणंबस्त्र पहननेपर कोई अपनेको जीणं॑ नहीं 
मानता और रक्त, पीत्त, प्रभृति विभिन्न प्रकारका रंगीन वस्त्र पहननेपर कोई 
अपनेको लाल, नीला, पीला नहीं समझता, इसी प्रकार शरीरके स्थल, जी, 
गौर एवं कृष्ण होनसे आत्माको भी स्थूल, जीर्ण, काछा और गोरा नहीं माना 
जा सकता है-- 
घने वस्त्र यथा5पत्त्मान न धनं मनन्‍्यते त्था। 
घने स्वदेहेः्प्यात्मानं न घन॑ मन्यते बुधः ॥ 
जीर्णे वस्त्रे यथा»त्मानं न जीर्ण मन्‍्यते तथा। 
जर्णे स्वदेहेप्प्यात्मानं न जीर्ण मन्यते बुध: ॥। 
रक्‍ते बस्त्रे यथा»त्मानं न रक्‍त॑ मनन्‍्यते तथा। 
रकते स्वदेहेप्प्यात्मानं न रक्त मन्यते बुध: ॥॥ 


अनुष्टुपूके साथ बंशस्थ, उपेन्द्रवज्ञा आदि हन्दोंका प्रयोग भी किया है । 
काव्य, दर्शन और अध्यात्मतत्त्वको दृष्टिसे रचनाएँ सुन्दर और सरस हैं । 
पात्रकेसरी या पात्रस्वामी 


कवि और दाशंनिकके रूपमें पात्रकेसतरीका नाम विख्यात है। आचाय॑ 
जिनसेनने अपने आदिपुराणमें पात्रकेसरीका उल्लेख करते हुए लिखा है । 


भट्टाकलदूश्रीपालपात्रकेसरिणां. गुणा:। 
विदुषां हृदयारूढा हारायन्तेइतिनि्मेल्ा: ॥ 


१-२. समाधितन्ब ६३-६६ | 
३, आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपरीठ संस्करण--१॥५३ | 


खुतधर कौर सारस्ववात्ार्य : २६७ 


भर्टाकलड्ू, श्रीपाल और पात्रकेसरी आचायों के निर्मल गुण बिह्मानोंके 
हृदयमें मणिमालाके समान सुशोभित होते हैं । ' 

श्रवणबेलगोलाके अभिलेखसंल्या ५४ में 'तरिकक्षणकदर्थत के रचयिताके 
रूपमें पात्रकेसरीका स्मरण किया गया है-- 


महिमा स पात्रकेसरियुरो: पर भवत्ति यस्य भक्‍त्यासीत्‌ | 
पद्मावती सहाया. त्रिलक्षण-कदत्थंनं कतुस्‌" ॥ 
प्रस्तुत मल्लिषेण-प्रशस्ति शक संवत्‌ १०५० वि० सं० ११८५की है। अतः 
यह स्पष्ट है कि आचाय जिनसेन तथा मल्लिणेण प्रशस्तिके लेखकके समयमें पात्र- 
केसरीका यश पर्याप्त प्रसुत था । 
जोवन-परिचय 


पात्रकेसरीका जन्म उच्चकुलीन ब्राह्मण वंद्ामें हुआ था। सम्भवत्तः ये 
किसी राजाके महामात्यपदपर प्रतिष्ठित थे। ब्राह्मण समाजमें इनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी। आराधनाकथा-कोषमें लिखा है--“अहिच्छत्रके अवनिपाल 
राजाके राज्यमें ५०० ब्राह्मण रहते थे। इनमें पात्रकेसरी सबसे प्रमुख थे। 
इस नगरमें तीर्थद्धुर पाध्वंनाथका एक विशाल चेत्यालय था। पात्रकेसरी 
प्रतिदिन उस चेत्यालयमें जाया करते थे । एक दिन वहाँ चारित्रभूषण मुनिके 
मुखसे स्वामों समन्तभद्रके 'देवागम' स्तोत्रका पाठ सुनकर गाश्चयंचकित हुए । 
उन्होंने मुनिराजसे स्तोत्रका अर्थ पूछा, पर मुनिराज अर्थ न बतला सके। पात्र- 
केसरीने अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा स्तोत्र कण्ठस्थ कर लिया और अर्थ 
विचारने लगे । जैसे-जेसे स्तोत्रका अर्थ स्पष्ट होने छगा बैसे-वेसे उनकी जेन- 
तत्त्वोंपर श्रद्धा उत्पन्न होती गयी और अन्तमें उन्होंने जेनधर्म स्वीकार कर 
लिया । राज्यके अधिकारी पदकों छोड उन्होंने मुनिपद धारण कर लिया । पर 
उन्हें हेतुके विषयमें सन्‍्देह बना रहा और उस सन्देहको लिए हुये सो जाने 
पर रात्रिके अन्तिम प्रहरमें स्वप्त आया कि पाश्वेनाथके मन्दिरमें 'फण' पर 
लिखा हुआ हेतुलक्षण प्राप्त हो जायगा। अतएब प्रात'काल जब वे पादवं- 
नाथके मन्दिरमें पहुँचे तो वहाँ उस मूत्तिके 'फण” पर निम्न प्रकार हेतुलक्षण 
प्राप्त हुआ-- 

अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र श्रयेण किस । 


तान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किस ॥। 
__ पात्रकेसरी हेतुलक्षणकों अवग॒त कर असन्दिग्ध और दोक्षित हुए । 


१, जैनशिलालेखसंप्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंस्या ५४, पद्म १२, पृ० धं० १०३। 
२३८ : तीधंकर महावीर और उनकी आचार्यन्वरम्परा 





इस कथ्मासे विदित है कि वात्रकेसरी उच्चकुलीन ब्राह्मण, ये । स्वामी 
समस्तभद्रके दिवागरम' स्तोत्रको सुचकर इनकी श्रद्धा जेनधर्मके प्रति जागृत हुई 
थो और जेनधर्ममें दीक्षित हो मुंच हो गये थे। कथाकोबके अनुसार इन्हें 
अहिच्छत्रका निवासी कहा गया है। ये द्रमिल-संघके आचाय॑ थे । क्षक संबंत 
१०५९के बेल्लर ताल्लुकेके शिलालेख सं० १७ में पात्रकेसरीका नाम आया है । 
इस अभिलेखमें समन्‍्तभद्रस्वामीके बाद पात्रकेसरोकों द्रमिल-संघका प्रधान 
आचाय॑ सूचित किया है। पाव्रकेसरीके अनन्तर क्रमशः वक्रग्रीव, वज्ञनन्दि, 
सुमतिभद्वा रक (देव) और समयदोपक अकलूदू नामके आचाय॑ हुए" हैं। 

अकलंकदेवके सिद्धिविनिश्वयग्रन्थपर टीका लिखनेवाले आचाय॑ अनन्त- 
वीरयने उनके 'स्वामी' पदका व्याख्यान करते हुए ही त्रिरक्षणकदर्थनके 
रचयित्ताके रूपमें पात्रकेसरीका उल्लेख किया है। तत्त्वसंग्रह और उसकी टीका 
पंजिकामें पाश्रस्वामीका निर्देश आया है और उनके वाक्‍्योंको उद्धृत किया है? । 


अतः स्पष्ट है कि पात्रकेसरीका व्यक्तित्व तकंके क्षेत्रमें प्रसिद्ध रहा है | 
सम्य-निर्णय 

पाश्रकेसरीका 'त्रिलक्षणकदर्थन' नामका ग्रन्थ रहा है। इस ग्रल्थकी मीमांसा 
बौद्ध विद्वान्‌ शान्तरक्षितने अपने तत्वसंग्रह नामक ग्रंथमें की है और शान्त- 
रक्षितका समय ई० सन्‌ ७०५--७६२ है। अत: पात्रकेसरीका समय इसके पूर्व 
है। डॉ० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचायंने इनके समयका निर्धारण करते 
हुए लिखा है--हेतुका त्रिलक्षणस्वरूप दिड्ानागने न्यायप्रवेशमें स्थापित 
किया है ओर उसका विस्तार धर्मकीतिने किया है। पात्रस्वामोका पुराना 
उल्लेख करनेवाले शान्तरक्षित और कर्णगोमि हैं । अतः इनका समय दिकताम 
(ई० ४२५) के बाद और छान्‍्तरक्षितके मध्यमे होना चाहिए। ये ई० सनकी 
छठवीं शताब्दोके उत्तराधं और सातवींके पुर्वाध॑के विद्वान ज्ञात होते हैं |! 


१० ततू ४ त्येथंम सहस्नरगुणंमाडिसमन्तभद्रस्वामिगछुसन्दर अबीरं बलिकतदीय 
श्रीमद्‌ द्रसभिल संघाय सरद अप्पपात्रकेसरि--स्वामी गतिवक्रग्रीवामि'''''''“रिन्‍्द 
अनन्तरं ।--एपिग्राफिका कर्णाटिका, जिल्‍द ५, भाग ९ । 

२. नतु सदोषं तत्‌, अतस्तदपरिज्ञानमदोधाय इति चेत, अवाह---अमलछालोढमू'" ] 
कस्य तत्‌ ? इत्यत्राह--स्वासित: पात्रकेसरिण इत्येके। कुत एलतु ? लेन तद्िपय- 
त्रिलक्षणकर्दर्थनम्‌'''।--सिद्धिविनिश्वथटी का, ज्ञानपीठसंस्करण-पु० ३७ १-७२ । 

$. डॉ० दरबारीलारू कोठिया : जैन तकशास्त्रमें अनुमानविचार, पृ० १९५-९६ | 

४. सिद्धिविनिश्नय, प्रस्तावना, पृ० २१ । 


के 


भूतघर और सारस्वदाचाय : २३९ 


पात्रकेतरीका 'अन्यथानुपपन्नत्वं/ पद्य अकलड्ुदेवके न्यायविनिष्चयमें 
' मूलमें भी मिलता है। अत: पात्रकेसरी अकलझुदेव (वि० ७ वीं शी) के 
पूर्व॑वर्ती हैं। अभिलेखोंमें समन्‍्तभद्रके अनन्तर पात्रकेसरीका नाम आया है। 
अत: समन्‍्तभद्र (३री णती) के पश्चात्‌ पात्रकेसरीका समय है। अर्थात्‌ इनका 
समय विक्रम की छठी शताब्दीका उत्तराध॑ है । 


रचनाएँ 

इनकी दो रचनाएँ मानी जाती हैं--१ त्रिलक्षणकदर्थन और २ पात्रकेसरी- 
स्तोत्र । त्रिलक्षणकदर्थनके तो मात्र उल्लेख मिलते है। वह उपलब्ध नहीं है । 
दूसरी कृति पात्रकेसरीस्तोत्र ही उपलब्ध है। 

पात्रकेसरो स्तोन्न--इस स्तोन्नका दूसरा नाम “जिनेन्द्रगुणसंस्तुति' भी 
है । समन्तभद्रके स्तोत्नोके समान यह स्तोन्न भी न्‍्यायशास्त्रका ग्रन्थ है। भ्रमवश 
कतिपय आलोचकोंने विद्यानन्द और पात्रकेसरीको एक व्यक्ति समझ लिया था, 
अतः पात्रकेसरीस्तोत्र विद्यानन्दके नामसे प्रकाशित है। परन्तु आचार्य जुगल- 
किशोर मुख्तारने 'स्वामी विद्यानन्द और पात्रकेसरी' झीष॑क प्रबन्धमें सप्रमाण 
उक्त मान्यताका खण्डन किया है ।' 


प्रस्तुत स्तोत्रमें ५० पद्च हैं । अहंन्त भगवानुकी सयोगकेवली अवस्थाका 
बहुत ही गवेषणापूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। वीतरागताका विस्तृत वर्णन करते 
हुए पात्रस्वामीने कहा है-- 


जिनेद्ध ! गुणसंस्तुतिस्तव मनागपि प्रस्तुता 
भवत्यखिलकरमंणा प्रहतये पर कारणम्‌ | 
इति व्यवसिता मतिमंम ततोहहमत्यादरात्‌, 
स्फुटाथंनयपेशला सुगत ! सविधास्थे स्तुतिम ॥* 
है भगवन्‌ ! आपके गृणोंकी जो थोड़ी भी स्तुति करता है उसके लिए वह 
स्तुति समस्त कार्यो मे आनेवाले विघ्तोंके विध्वंसका कारण बनती है अथवा 
समस्त कर्मो के नाश करनेमे सक्षम है। इस निशचयसे प्रेरित होकर मै अत्यन्त 
आदरपूर्वक नयगभित स्फुट अथंवाली स्तुतिका करता हैँ 


इस भ्रतिज्ञावाक्यके अनन्तर आराध्यदेवको स्तुति प्रारम्भ की है। बीत्त- 


१. जैन साहित्य ओर इतिहासपर विदद प्रकाश, पु० ६३७-६६७ । 


९. मथमयुच्छक, पश्नालाल चौधरी, भदेनी काशी, विं० सं० १ ९८२, पृु० २८४, 
पद्च ९। 


२४० : तीथकर महावीर ओर उनको धाचार्य-परम्परा 


रागौके ज्ञाल और संबमका विवेजन कई प्रकारसे किया है। वीततरागोका 
दासन परस्पर विरोधरहित और सभी प्राणियोंके लिए हितसाधक होता है । 
अहुन्त परभेष्ठी उच्चकोटिके तत्वचिन्तक एवं स्याद्ादनथगर्मित उपदेश देने- 
वाले हैं। अतएवं जिसने बीतरागीकी शरण प्राप्त कर छी है, उसे रागादिजन्य 
बेदना व्याप्त नहीं करती । राग, द्वेष और मोह ही संसारमें भय उत्पन्न करने- 
वाले हैं, जिसने उक्त विकारोंको नष्ट कर दिया है, वही त्रिभुबनाधिपति होता 
है । समस्त आरम्भ और परिग्रहके बन्धनसे मुक्त होनेके कारण वीतरागी 
गहुन्तमें हो आप्तता रहती है। एकान्तवादसे दुष्ट चित्तवाले व्यक्ति आपके 
आनन्त्य गृुणोंकी थाह नहीं पा सकते हैं। इस सन्दर्भमें यह स्मरणीय है कि 
यहाँ नैयायिक, वेशेषिक, सांख्य, मीमांसक आदि मतों और उनके अभिमतत 
आप्तकी भी समीक्षा को गयी है । सवशसिद्धिके साथ ध्ग्नन्थता और कबछां- 
हारका निरसन भी किया गया है। रचना बड़ो ही भावपूर्ण और प्रोढ़ है । 

२. त्रिलक्षणकर्दर्थन--इस पग्रन्थमे बोद्धों द्वारा प्रतिपादित पक्षघर्मत्व, 
सपक्षसत््व और विपक्षादव्यावृतिरूप हेतुके त्रेरूप्पका खण्डन कर 'अन्यथानु- 
पपन्‍नत्व” रूप हेतुका समथंन किया गया है। इस ग्रन्थके उद्धरण शान्तरक्षितके 
तस्‍्वसंग्रह, अकलकके सिद्धिविनिइचय तथा न्यायविनिश्चय, विद्यानन्दके तत्वार्थ- 
इलोकवातिक एवं उत्तरवर्ती आचार्यों के ग्रन्थोंमे पाये जाते हैं । 

प्रतिभा एवं वेदुष्य--पात्रकेसरी न्‍्यायके निष्णात बिद्वानु थे। अतः 
इनके स्तोत्रमें भी दार्शनिक मान्यताएँ समाहित हैं । संस्कृतिके मलख्नोत श्रद्धा, 
ज्ञान और चारित्र ही हैं। अत: नेयायिक कवि भी प्रधानत: संस्कृतिके उन्नायक 
होते हैं। वे तकंपूर्ण शेशीमें विभिन्न मान्यताओंकी समीक्षा करते हुए उन्नत 
विचारों और उदात्त भावोंका समावेश करते हैं। जिस आराध्यके प्रतिथये 
श्रद्धावनत होते हैं, उसके गुणोंको दर्शनकी कसौटी पर कसकर काव्य-भावनाके 
रूपमें प्रस्तुत करते हैं । पात्रस्थामीमें दाशंनिक विचारोंके साथ कोमरू तथा 
भक्तिपूरित हृदयकी अभिव्यक्ति वतंमान है। यद्यपि दीनताकी भावना कहीं भो 
नहीं है तो भी अहंन्तकी दिव्य-विभूतियोंके दर्नसे कविके रूपमें आचार्य चकित्त 
हैं । उनकी वीलरागताके प्रति अपार श्रद्धा है। भत: भक्त कविके समान भक्ति- 
विभोर हो आराध्यके चरणोंमें अपनेको समर्पित करनेकी इच्छा व्यक्त करते 
हैं। प्रमाण, हेतु, नय, और स्याद्वादका विवेचन भी सवंत्र होता गया हैं। 

भूत चेतन्यवादका निरसन करते हुए कबिने उसके सिद्धान्तपक्षके स्फोटनमें 
प्रबन्धात्मकता प्रदर्शित की है। इसी प्रकार सांख्य-सिद्धान्तके प्रकृति-पुरुष- 
वादमीमांसामें भो प्रबन्धसूत्र विद्यमाल हैं। आराध्यके स्वरूपविवेचनमें कविने 
तकके साथ इतिवुत्तात्मकताका सफल निर्वाह किया है । | 


अुतधर और सारस्वताधार्य : २४३ 
१६ ह 


न मृत्युरपि विद्यते प्रकृतिमानुषस्येव ते, 
मृतस्य परिनिवृतिन मरणं पुनर्जन्मवत्‌ । 
जरा च न हि यह पुविमलकेवलो त्पत्तित:, 
प्रभत्यरुजमैकरूपमब्तिष्ठते प्राइड मृतेः" ॥ 


है प्रभो ! साधारण मनुष्योंके समान आपकी मृत्यु भी नहीं होती है । यतः 
जन्ममरण होनेसे निर्वाणकी स्थिति घटित नही हो सकती है । अतएवं न आपका 
पुनजेन्म होता है, न मरण | अतएवं आप जन्ममरणातीत हैं । निर्मेल केवलज्ञान- 
की उत्पत्ति होनेसे जरा--वुद्धावस्थाजन्य कष्ट भी प्राप्त नही होता है। यत: 
वुद्धावस्थाका होना ही सम्भव नही है। और न कभी रोगका ही कष्ट आपको 
होता है। धातियाकर्मोंके नष्ट होते ही आप जन्म, जरा, मरणसे मुक्त हो 
जाते है। 


तीर्थंकरमें लोकिक अभ्युदयके साथ निःस्मंगता--अपरिग्रहता भी पायी 
जाती है। अभ्युदय और अपरिग्रह ये दोनो विरोधी धर्म हैं। अतः एकाश्रयमें 
इत दोनोंका साहचर्य किस प्रकार सम्भव है? इसी तथ्यको लेकर कविने 
विरोधाभास अलद्धार द्वारा अहंन्तके गुणोंपर प्रकाश डाला है-- 


सुरेन्द्रपरिकल्पित॑ बृहृदनध्यसिहासन , 
त्था55त्तपनिवा रणत्रयमथोल्लसच्चाम रम्‌ 
वह व भुवनत्रयं निरुपमा च निःसंगता, 
न संगतमिदं द्वयं त्वयि तथापि संगच्छते ।॥ 


इन्द्र द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सिहासन, आतप दूर करनेके लिये छत्रत्रय और 
भामर सुशोभित होते हैं। त्रिलोककी अन्तरंग और बहिरंग लक्ष्मा आपको 
प्राप्त हैं। तो भी आप अपरिग्रही हैं। लक्ष्मीका सदुभाव और अपरिग्रहत्व ये 
दोनों विरोधी धर हैं, एक साथ नही रह सकते हैं, तो भी ये दोनों आपमे पाये 
जाते हैं | तात्पयं यह है कि बीतरागी प्रभुके अन्तरग रूपमें केवलज्ञानादि लक्ष्मी 
है और बहिरंगमे देवों द्वारा किये गये अतिशयोंके कारण सिंहासन, छत्र, चमर, 
आदि वेभव विद्यमान है। अतएवं उसका अपरिग्रहत्वके साथ किसी भी प्रकार- 
का विरोध नही है। 


१. भ्रधथमगुच्छक, पात्रकेसारस्तो ।म्‌, पद्म २७, पु० २८८ । 
२. वही, पद्ध ६, पू० २८५। 


२४३ : तीर्थंकर भहावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


पात्रकेसरिस्तोत्रेके अध्ययनसे इलकी प्रतिभा और वेदुष्यका सहजमें परि- 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कविने परस्मेषदी क्रियाओंके स्थानमें संविधास्ये', 
संगछछते,* विरुध्यतेः, अबनुते , उपपद्यते", परिपण्यते', नरीनुत्यते, विश्वते*, 
उद्दाते', छिद्ते , युज्यत्ते*१, अनुषज्यते*, गम्यते*३ एबं चेष्टते'” आदि 
आत्मनेपदी क्रियापद प्रयुक्त किये हैं। इन क्रियापदोंसे यह अनुमान होता है 
कि आचाय॑ पात्रकेसरी विविध वादोंकी समीक्षा कर स्वमतकी स्थापना करना 
चाहते हैं। यतः आत्मनेपदो क्रियाएँ 'स्व'को अभिव्यंजनाके लिये आती हैं । 
जहाँ स्तोन्नोंमें स्‍्तोता अपने हृदयको खोलकर रख देता है और अपने समस्त 
दोष और आवरणोंको स्वीकार करता है वहाँ आत्मनेपदी क्रियाओंका व्यवहार 
किया जाता है। परस्मेपदी क्रियाएँ परस्मे-परार्थ-परबोधक पदसु” भर्थात्‌ 
जहाँ परका भाव अभिव्थक्त करना होता है वहां प्राय: परस्मेंपदी क्रियाओंका 
व्यवहार किया जाता है। 

जो कवि या लेखक सावधान रहकर रचना करता है वह परस्मेपदो और 
आत्मनेपदी क्रियाओंके मेदोंपर ध्यान रखता है। सामान्यतः: जहाँ 'स्व' और 
'पर'का मिश्वित भाव अभिव्यक्त करना होता है वहाँ आत्मतेपदी क्रियाएं 
व्यवहा रमें आती हैं । 

आचार्य पात्रस्वामीका स्यायविषयपर भी अपूर्व अधिकार है। उनके 
त्रिलक्षणकदर्थनके न मिलनेपर भी उसके वाक्योंके ग्रन्थान्त रोंमें उपलब्ध होने 
तथा उपयुक्त स्तोत्रसे न्यायविषयक परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । यहाँ 
स्तोत्रसे उदाहरणाथं एक पद्च प्रस्तुत है-- 

न हीन्द्रियधिया विरोधि न च लिंगबुडथा बचो, 
न चाप्यनुमतैेन ते सुनयसप्तथा योजितस्‌। 
व्यपेतपरिशद्रुन॒ वितथकारणादश्शंना- 
दतो5पि भगवंस्त्वमेव परमेष्ठिताया: पदस्‌*५ ॥ 
आचाये जोइंदु 

जैन परम्परामें 'जोइंदु' या 'योगीन्दु' एक अध्यात्मवेत्ता आचाये हैँ। इनके 
जीवन-वृत्तके सम्बन्धमें न तो इनके ग्रन्थोंसे सामग्री उपलब्ध होती है और न 
अन्य वाडमयसे ही । परमात्मप्रकाशमें कविने अपने नामका उल्लेख किया है 


१०१४ पातश्रकेसरिस्तोतर---१, 5, १३, २२९, २२, २९, २९, ३१, ह२, ३४, ३४, 
३६, ४८, ४८ पद्च । 
१५, बही, पद्म ११ । 


खुतधर ओर सारस्वताचार्य : २४३ 


और अपने शिष्यका ताम भट्टप्रभाकर बताया है। पंचपरमेष्ठीको तमस्कार 
करनेके पश्चात्‌ भट्टप्रभाकरने जितदेव और योगोन्दुसे निमंछ परिणामोंकी 
प्राप्तिके हेतु प्राथंना की है। यथा-- 

भावि पणविवि पंच-गुरु सिरि-जोइंदु-जिणाउ | 

भट्टपहायरि विण्णविउ विमल करेविणु भाउ*॥ 

शुद्धभावसे पंचपरमेष्ठियोंको नमस्कार कर भट्टप्रभाकर अपने परिणामोंको 

निमेल करनेके हेतु योगीन्दुदेवसे शुद्धात्मतत््व जाननेके लिए महाभक्तिसे 
प्रार्थना करता है। 


परमात्मप्रकाशके टीकाकार ब्रह्मदेवने अपनी संस्कृतटीकामे “जोइंदु- 
जिणाउ”का अर्थ योगीन्द्रदेवनामा भगवान्‌ किया है। समयसारकी टीकामें 
जयसेनने तथा योगीन्दुदेवेरप्युक्तम' कहकर परमात्मप्रकाशका निम्नलिखित 
दोहा उद्घृत किया है-- 
“ण वि उप्पज्जइ ण वि मरइ बंघु ण मोक्‍्खु करेइ । 
जिउ परमत्थे' जोइया जिणवरु एड भणेइ* ॥ 
अतसागरसूरिने कुन्दकुन्दके 'चरित्तपाहुड'की टीकामे३ 'उक्तउ्-च योगीन्द्र- 
नामाभट्टारकेण' लिखकर परमात्मप्रकाशके निम्नलिखित पद्मको प्रस्तुत 
किया है-- 
जसु हरिणच्छी हियवडए तसु ण वि बभु वियारि | 
एक्कहि केम समंति बढ़ बे खंडा पड़ियारि॥ 
इस प्रकार संस्क्ृतटीकाकारोंने जोइंदुको योगीन्दु नामसे अभिहित किया है 


ओर इसी नाभसे ये प्रसिद्ध भी हुए हैं। योगसारमें ग्रन्थकर्ताका नाम योगिचन्द 
बताया है, जो कि जोईंदुका रूपाम्तर है-- 


संसारह भय-मोयएण जोगिचद-मुणिएण । 
अप्पा-संबोहण कया दोहा इबक-सणेण"॥ 


योगीन्दु योगितरन्द्रका रूपान्तर है और इसका अपश्रंशरूप जोइंदु है। 





१. परमात्मप्रकाश, रायचन्द्रशास्त्रमाला, दोहा १।८। 

२. बही, १।६८ | 

३. कुन्दकुन्द, चारिस्तपाहुड-गाथा-१५। 

४. परमात्मप्रकाश, रायचन्द्रशास्त्रमाला, दोहा--१।१२१। 
५. योगसार, रायचब्द्रशास्व्रमाछा, दोहा--१०८ । 


२४४ - तीर्थंकर महायोर और उनकी आजार्थ-परम्परा 


प्रायः चन्द्रान्त सामोंकों संक्षिप्त रूप देनेके लिए ग्रन्धकार 'इन्दु' द्वारा अभिहित 
करते हैं। यथा--प्रभाचर्द्रका प्रभेन्दु, शुमचन्द्रका शुम्रेन्दु हो गया है (' इसी- 
प्रकार योगिचन्द्रका योगीन्दु या जोइंदु हुआ है। क्षतएव डॉ० ए० एन० उपा- 
धघ्येका यह सुझाव स्वंधा उच्चित है कि परमात्मप्रकाशके रचयिताका नाम 
योगीन्द्र नहीं, योगीन्दु है । 


जीवन-परियय 


जोइंदु कविके जीवनके सम्बन्धमें किसी भी साघनसे कोई प्रामाणिक सूचना 
प्राप्त नहीं होती है। परमात्मप्रकाशमें बताया गया है कि यह ग्रन्थ भट्टप्रभा- 
करके निमित्तसे लिखा जा रहा है। यह बात परमात्मप्रकाशके आदि और 
अन्तसे भी सिद्ध होती है। मध्यमे भी कई स्थलों पर भट्टप्रभाकरको सम्बोधन 
करते हुए कथन किया गया है। ग्रन्थकारने लिखा है-- 

इत्यु ण लेबउ पंडि्याह गुण-दोसु वि पुणरुतु । 
भट्ट-पभायर-कारणईं मईं पुणु वि पउसतु ॥ 

अर्थात्‌ हे भव्यजोबों ! इस ग्रन्थमें पुनरक्त नामका दोष पण्डितजन ग्रहण नहीं 
करेगे और न काव्यकलाको दुष्टिसे ही इसका परीक्षण करेंगे। यत:ः मैंने प्रमाक र- 
भट््‌टको सम्बोधित करनेके लिए परमात्मतत्त्वका कथन किया है। इस कथनसे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि भट्टप्रभाकर कोई मुमुक्ष था, जिसके लिए इस 
ग्रन्थका प्रतिपादन किया गया है । यह ग्रन्थ मुख्यरूपसे मुनियोंको लक्ष्यकर 
लिखा गया है। और इसके लेखक भी अध्यात्मरसिक मुनि ही हैं। अन्तिम 
मज़ुलके लिए आशीर्वादके रूपमे नमस्कार करते हुए लिखा है कि इस लोकमें 
विषयी जीव जिसे नही पा सकते, ऐसा यह परमात्मतत्व जयवन्त हो । विषया- 
तीत वीतरागी मुनि हो इस आत्मतत्त्वको प्राप्त कर सकते हैं। जो मुनि भाव- 
पूर्वक इस परमात्मप्रकाशका चिन्तन करते है वे समस्त मोहकों जीतकर 
परमार्थके ज्ञाता होते हैँ । अन्य जो भी भव्यजीव इस परमात्मप्रकाशको जानते 
हैं बे भी लोक और अलोकका प्रकाश करनेवाले ज्ञानको प्राप्त कर लेते है' | 
इस ग्रन्थके पठन-पाठनका फल शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्राप्ति है। 


उपयुक्त कथनसे इतना स्पष्ट ज्ञात होता है कि जोइदु मुनि थे ओर इनका 


कोई मुमुक्षु शिष्य भट्टप्रभाकर था | इसीको सम्बोधित करनेके लिए परमात्म: 
प्रकाशकी रचना को गयी है | 





१. परमात्मप्रकादश, रायबन्च्रशास्त्मालछा, दोहा--२।२११ । 
२. परमात्मप्रकाश--२।२०४-२०५ । 


ख्ुतधर और सारस्ववाबार्य : २४५ 


समय-निर्णय 
हॉ० ए० एन० उपाध्येने 'जोइंदु'के समयपर विस्तारपुवंक विचार किया है। 
उसके निष्कर्ष निम्नप्रकार हैं-- 
१. श्रुतसागरने चारित्तपाहुडकी टीकामें परमात्मप्रकाशके दोहे उद्घृत 
हैं। 


२. चौदहवी ओर बारहवी शताब्दोमें परमात्मप्रकाशपर बालचन्द और 
ब्रह्मदेवने क्रमशः कन्नड़ एवं सस्क्ृत टोकाएँ लिखो हें । 

३ कुन्दबुन्दके समयसारके टीकाकार जयसेनने १२वी शत्ताब्दीके उत्तराधंमें 
समयसा रटोका में परमात्मप्रकाशका एक दोहा उद्धुत किया है। 

४. हेमचन्द्रने मुनि रामसिहके दोहे अपने अपश्रंशव्याकरणमें उद्धृत किये 
हैं। रामसिहने जोइबुके योगसार और परमात्मप्रकाशसे बहुतसे दोहे ग्रहण कर 
अपनी रचनाको समृद्ध बनाया है। अत्त: जोइंदु हेमचन्द्र ओर रामचन्द्र दोनोंसे 
पूव॑बर्ती हैं । 

५, देवसेनकृत तत्त्वसारके अनेक पद्म परमात्मप्रकाशके ऋणी है । अतः 
जोइदु देवसेनसे भी पृव॑वर्ती हैं | 

६. चण्डके प्राकृतलक्षणमे 'यथा तथा अनयो: स्थाने'के उदाहरणमे निम्न- 
लिखित दोहा प्राप्त होता है-- 


काल लहेविण जोहया जिम-जिम मोहु गलेइ | 
तिमु-तिमु दंसण लहइ जिउ णियमें अप्यु मुणेइ" | 
अर्थात्‌ जोइंदु चण्डके पूब॑वर्ती हैं। पर चण्डके समयके सम्बन्धमें अभी सक 

मतेक्‍्य नहों है ।डॉ० पी० डी० गुणेका मत है कि चण्ड उस समय हुए हैं जब अप- 
भ्रष भाषा केवल आभोरोंके बोलचालकी ही भाषा नही थी, अपितु साहित्यिक 
भाषा हो चुको थी। अर्थात्‌ ईसाकी छठों शताब्दिके पश्चात्‌ चण्डका समय होना 
चाहिए । अन्य विद्वानोंका अनुमान है कि चण्डके व्याकरणको व्यवस्थित रूप 
७वीं शत्ताब्दिमे प्राप्त हुआ है। अतएव जोइदुका समय इसके पूर्व होना 
सम्भव है | 


कतिपय विद्वानोंने तो प्राकृतलक्षणका समय ई० पूवे माना है | पर यह तर्क- 
संगत नहीं है ।यत:ः जोइंदुके परमात्मप्रकाश और कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंके तुलनात्मक 
अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि परमात्मप्रकाश कुन्दकुन्दके मोक्षप्राभूत और पूज्य- 


१. वही, दोहा १।८५। 
१४६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आच्ार्य-परम्परा 


पादके समाधितंत्रके तुल्य है। परमात्मप्रकाश (१।१२१-१२४) में आत्माके 
तीन भेदोंका वर्णन है। यह वर्णन मोक्षप्राभूत (४-८) से मिर्छता है | सम्यक- 
दृष्टि और मिथ्यादृष्टिको परिभाषाएँ भी परमात्मप्रकाश (१७६-७७) और 
कुन्दकुन्दके मोक्षप्राभूत (१४-१५) में समान रूपसे पायी जाती हैं। ब्रह्मदेवने 
अपनी संस्क्ृतटीकामें ७६ और ७७वें दोहेका व्याख्यान लिखते हुए उक्त गाथाएँ 
उद्धृत की हैँ । इस प्रकार निम्नलिखित दोहे और गायाएँ समान भावको हैं--- 


मोक्लपाहुड परमात्मप्रकाश 

२४ गाथा १८६ दोहा 

३७ गाया २१३ दोहा 

५१ गाथा २।१७६-१७७ दोहा 
पृज्यपादके समाधितन्त्र ओर परमात्मप्रकाशकी तुलना-- 

समाधितन्त्र परमात्मप्रकाश 

४-५ पद्च ११११-१४ दोहा 

३१ पद्म २१७५; ११२३ दोहा 

६४-९६ पद्म २।१७८-१८० दोहा 

७० पद्म १।८० दोहा 


समाधितन्त्र और परमात्मप्रकाश दोनो ग्रन्थोमें विषयगत और शेलीगत 
अनेक समताएं पायी जाती है। वेयाकरण होनेके कारण पृज्यपादके उद्गार 
संक्षिप्त, परिमाजित और व्यवस्थित हैं | पूज्यपादने समाधित्तन्त्रमे जिस तथ्यको 
सक्षेपमें प्रतिपादित किया है उस तथ्यको जोइंदुने विस्तारपूर्वक निरूपित किया 
है। यहाँ तुलनाके लिए कतिपय पद्म उद्धृत किये जाते हैं-- 


यः परात्मा स एवाहं यो5हह स परमस्तत: | 

अहमेव मयोपास्यों नान्‍्यः कश्चिदिति स्थिति: ॥ 
--समाघितन्त्र, पद्च-३१ 

जो परमप्पा णाणमउ सो हु देड अणंतु। 

जो हुउ सो परमप्पु परु एहुउ भावि णिभंतु॥ 
--परमात्मप्रकाश, २।१७५ 

हि हि ० थ 
जीणें वस्त्रे यथात्मानं न जीण मन्यते तथा। 


जीर्णे स्वदेहेः्प्पात्मानं न जीण॑ मन्यते बुधः॥ 
--समाघितंत्र, पद्च-६४ 


अझुठधर और सारस्वताचार्य : २४७ 


जिण्णि वत्यि जेम बुहु देहुण मण्णइ जिण्णु । 
देहि जिण्णि जाणि तहूँ अध्यु ण मण्णह जिण्णु॥ 
--परमात्मप्रकाश, २।१७९, 
हर ८ रे 
नष्टे वस्त्रे यथात्मानं न नष्ट मन्‍्यते तथा। 
नष्टे स्वदेहेश्यात्मानं न नष्ट मन्‍्यते बुधः॥ 
--समाधितंत्र, पद्म ६५ 
वत्थु पणदुद्द जेम बुहु देहु ण॑ मण्णइ णद्ठु । 
णट्टे देहे णाणि तहेँ अप्पु ण मण्णइ णदठु॥ 
--परमात्मप्रकाश, दोहा २।१८० 

इस तुलनात्मक विवेचनसे निम्नलिखित तोन निष्कर्ष प्रस्तुत होते हैं--(१) 
जोइंदु पूज्यपाद (ई० सन्‌ छठी शत्ती)के उत्तरवर्ती हैं । 

(२) जोइदु चण्डके पूव॑वर्ती है। यत्तः चण्डने इनके पूर्वोक्त दोहेको उदा- 
हरणके रूपमें उद्घृुत किया है । 

(३) अत्तएव जोइंदुका समय पृज्यपादके पश्चात्‌ और चण्डके पूर्व अर्थात्‌ 
छठी शतीके पश्चात्‌ और सातवी शत्तोके पूर्व ई० सनकी छठो शताब्दीका उत्तराद्ध 
होना चाहिए। 
रचनाएँ 

परम्परासे जोइंदुके नामपर निम्नलिखित रचनाएँ मानी जाती है-- 

(१) परमात्मप्रकाश (अपश्र श) 

(२) नौकारश्रावकाचार (अपभ्र श) 

(३) योगसार (अपश्र श) 

(४) अध्यात्मसन्दोह (सस्कृत) 

(५) सुभाषिततत्र (संस्कृत्त) 

(६) तत्त्वाथंटीका (संस्कृत्त) 

इनके अतिरिक्‍त योगीन्द्रके नामपर दोहापाहुड (अपश्र श), अमृताक्षोती 
(संस्कृत) और निजात्माष्टक (प्राकृत) रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। पर यथाथर्थमें 


परमात्मप्रकाश और योगसार दो ही ऐसी रचनाएं हैं जो निर्श्रान्त रूपसे 
जोइंदुकी मानी जा सकतो हैं । 


परमात्सप्रकाश 
जोइंदु अध्यात्मवादी हैं, कवि नहीं। अपजंशमें शुद्ध अध्यात्मविचारोंकी 


१४८ : तीर्थंकर सह्दावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ऐसी सदाक्‍त अभिव्यक्ति अन्यत्र नहीं मिस्र सकती है। इसके. प्रर्मास्मभ्रकाशमें 
दो अधिकार हैं। प्रथम अधिकारमें १२६ दोहे और दवितोयमे' २१९ हैं। इने 
दोहोंमें क्षेषकक और स्थलूसंख्याबाह्मप्रक्षेफक भी सम्मिझित हैं। श्रह्मदेवके 
मतानुसार परमात्मप्रकाशमें समस्त ३४५ पद्म हैं। इनमें पाँच गायाएँ, एक 
सख्रम्घाा ओर एक मालिनी हैं किन्तु इन पद्मोंकी भाषा अपअ्रंश नहीं है। एक 
चतुष्पदिका भी है और शेष ३७७ दोहे हैं, जो अपश्र शमें निबद्ध हैं । 


विषय-वर्णनकी द्ष्ट्सि प्रारम्भके सात यद्योंमें पंचपरमेष्ठीको नमस्कार 
किया गया है। आठवें, नवें और दसवें दोहेमे भट्टप्रभाकर जोइंदुसे निवेदन 
करता है--- 


गउ संसारि वसंताहँ सामिय कालु अग्ंतु | 
पर मं कि पि ण पत्तु सुहु दुक्खु जि पत्तु महंतु ॥ 
चउ-गइ-दुक्खहँ तत्ताहें जो परमप्पठ कोइ । 
चउन-गइ-दुब्ख-विणासयरु कहहु पसाएँ सो वि॥" 


हे स्वामिन्‌ ! इस संसारमें रहते हुए अनन्तकाल बीत गया, परन्तु मैंने कुछ 
भी सुख प्राप्त नहीं किया, प्रत्युत्‌ महान्‌ दुःख ही पाता रहा। अतः चारों 
गतियोंके दुखोंसे सन्तप्त प्राणियोंके चारों गति-सम्बन्धी दुखोंका बिनाश करने- 
वाले परमात्माका स्वरूप बतलाइए । उत्तरमें जोइंदुने आत्माके त्तीन भेदोंका 
कथन किया है--(१) मूढ (२) विचक्षण और (३) ब्रह्म । 


जो शरीरको ही आत्मा मानता है, वह मूढ है । जो शरोरसे भिन्न ज्ञानमय 
परमात्माको जानता है, वह विचक्षण या पण्डित है। जिसने कर्मोका नाश कर 
शरीर आदि परद्रव्योंको छोड़ ज्ञानमय आत्माको प्राप्त कर लिया है वहू 
परमात्मा है ।* 


जोइदुके मतसे आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। निश्चमनयसे आत्मा 
और परमात्मामें कोई अन्तर नहीं है । जेसा निमेल श्ञानमय देव मुक्तिमें निवास 
करता है, वेसा ही परमब्रह्म शरीरमें निवास करता है। अतः दोनोंमें मेद नहीं 
किया जा सकता है |? यहाँ यह ध्यातव्य है कि जोइंदुने आत्माकों ब्रह्मादाब्द 
हारा अभिहित किया है, जिससे उनपर अद्वेतका प्रभाव मालूम पड़ता है। 


२१, परमात्मप्रकाश, ९।९-१० | 
२. बही, ६।१३-१५ | 
३. बही, १।२६ | 


भुतर और सारस्वताबार्थ : २४९ 


जोइंदुने आत्माके स्वरूप और आकारके सम्बन्धमें विभिन्न मतोंका निर्देश 
करते हुए जेन दृष्टिकोणके सम्बन्धमें बताया है। आत्माके सम्बन्धमें निम्न- 
लिखित मान्यताएँ प्रचलित हैं, आचाय॑ने इन मान्यताओंका अनेकान्तवादके 
आलोकमें समन्वय किया है-- 


१. आत्मा सवंगत्त है। 

२. आत्मा जड़ है। 

३. आत्मा शरीरप्रमाण है । 

४. आत्मा छुन्य है। 

१. कमंबन्धनसे रहित आत्मा केवलज्ञानके द्वारा लोकालोकको जानती है, 
अत: ज्ञानापेक्षया संगत है। 


२. आत्मज्ञानमे लीन जीव इन्द्रियजनित ज्ञानसे रहित हो जाते हैं, अतः 
ध्यान और समाधिको अपेक्षा जड़ है | 


३. शरीरबन्धनसे रहित हुआ शुद्ध जीव अन्तिमशरीरप्रमाण ही रहता 
है, न वह घटता और न वह बढ़ता ही है, अतः शरीरप्रमाण है। जिस 
शरीरको आत्मा धारण करतो है, उसी शरीरके आकारकी हो जाती है, 
अतएब प्रदेशके संहार और प्रसरपणके कारण आत्मा शरोरप्रमाण है । 

४. मोक्ष अवस्था प्राप्त करने पर शुद्ध जीव आठों कर्मो' और अठारह 
दोषोंसे शून्य हो जाता है, अत्त: उसे शुन्य कहा गया है।* 

द्वितीय अधिका रमे मोक्ष, मोक्षका फल एवं मोक्षके कारणका कथन किया 
गया है। प्रथम ग्यारह गाथाओंमे मोक्ष ओर उसके फछका कथन आया है। 
पष्चात्‌ मोक्षेके कारणोका निरूपण किया गया है। 'जोइन्दु'ने भी कुन्दकुन्दके 
समान सम्पग्दर्शन, सम्पस्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको मोक्षका कारण बतलाकर 
इन तीनोको निश्चयदृष्टिकी अपेक्षासे आत्मस्वरूप ही बतलाया है। इसके 
पश्चात्‌ समभावकी प्रद्ंसा को गयी है । 

जोइन्दुने पुण्य और पापकी समता बतलाते हुए लिखा है कि जो जीव 
पुण्य और पापको समान नहीं मानता, वह मोहके वशीभूत होकर चिरकाल 
तक भ्रमण करता है। इतना हो नहीं अपितु यह भी लिखा है कि वह पाप 
अच्छा है जो जीवको दुख देकर मोक्षकी ओर लगाता है। इसी प्रकरणमें 
पुण्यकी निन्‍दा भी की गयी है। आगेके दोहेमे आय॑शान्तिका मत दिया गया 
है। इस मतमें बताया गया है कि देव, शास्त्र और मुनिवरोंकी भक्तिसे पुण्य होता 


१. परमात्मप्रकाश १॥५२-५५ । 


२५० ; सोर्भकर महाजोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है, कर्मोंका क्षय नहीं होता, ऐसा आर्यक्ञान्ति भानते हैं। बच्चा, सिस्‍्या 
प्रतिक्रणण' आदिको पृण्यका कारण बतलाकर एकमात्र शुद्धनावकों ही उपादेय 
बतलाया है। यतः शुद्धोपयोगीके हो संयम, शीरू और तप सम्भव हैं। जिसको 
सम्यर्दर्शन और सम्यग्ज्ञान प्राप्त हें, उसीके कर्मों का क्षय होता है। अल: 
शुद्धोपयोग ही प्रधान है। चित्तकी शुद्धिके बिना योगियोंका तीर्थाटन करना, 
शिष्य-प्रशिष्योंका पालन-पोषण करना सब निरथंक है, जो जिनलिंग धारण 
कर भी परिग्रद रखता है, वह वमनके भद्षण करनेवालेके समान है। 
नग्नवेष धारण कर भी भिक्षामें मिष्टान्न भोजन या स्वादिष्ट भोजनकी कामना 
करना दोषका कारण है। आत्मनिरीक्षण ओर भात्मशुद्धि सवंदा अपेक्षित है। 
गोेगसार 


योगसारमें १०८ दोहे हैं। वण्यंविषय प्रायः परमात्मप्रकांशके तुल्य ही हैँ । 
इन दोहोंमें एक चौपाई और दो सोरठा भी सम्मिलित है। अपभ्रश भाषामे 
लिखा गया यह ग्रन्थ एक प्रकारसे परमात्मप्रकाशका सार कहा जा सकता है। 


इसके प्रारम्भमें भी आत्माके उन्हीं तीनों मेदोंका निरुपण आया है, जिनका 
परमात्मप्रकाशमें निर्देश किया जा चुका है। बताया है कि यदि जीव, तू 
आत्माको आत्मा समझेगा, तो निर्वाण प्राप्त कर लेगा | किन्तु यदि तु पर- 
पदार्थों को आत्मा मानेगा, तो संसारमें भटकेगा हो । 


कुन्दकुन्दने* कमंविमुक्त आत्माको परमात्मा बतलाते हुए उसे ज्ञानी, 
परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णु, चतुमुंख और बुद्ध कहा है। योगसारमें भी उसके जिन, 
बुद्ध, विष्णु, शिव आदि नाम बतलाये हैं। जोइन्दुने भी कुन्दकुन्दकी तरह 
निश्चय ओर व्यवहार नयोंके द्वारा आत्माका कथन किया है। योगसारमें ये 
दोनों ही दृष्टियाँ विशेषरूपसे विद्यमान हैं-- 


देहा-देवलि देउ जिणु जणु देवलिहिं णिएइ। 
हासउ महु पडिहाइ इहु सिद्धे भिक्‍ल ममेह ॥ 
श्रुतकेवलिने कहा है कि देव न देवालयमें है, न तोर्थो में । यह तो शरीर 
१. योगसार, दोहा १२। 
२. गाणी सिब परमेट्ठी सब्बण्ह्र विश्कू चउमुहो बुद्धो । 


अप्पो लि य परमप्पो कम्मविमुक्को य होह फुडे ॥--आवपाहुड, फलटन संस्करण, 
गाया १५० । 
३. योगसार, गाया ४३ । 


अुतधर और सारस्थताजार्थ : २५ 


रूपी देवालयमें है, यह निदचयसे जान लेना चाहिये । जी व्यक्ति शरीरके बाहर 
अन्य देवालयोंमें देवकी तलाश करते हैं, उन्हें देखकर हँसी आती है । 
योगसारके अध्ययनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसका विषय क्रमबद्ध 
नहीं है। यह एक सगम्रह जेसा है। विषयनिरूपणके लिये क्रमबद्ध दौलीका 
अनुसरण नहीं किया गया है| फुटकर विषयोंका संकलन जंसा प्रतीत होता 
है। यथा-- 
विरला जाणहिं तत्तु बुह विरला णिसुणहिं तत्तु। 
विरला झायहि तत्तु जिय विरला धारहिं तत्तु* ॥ 
विरले जन तत्त्वको समझते हैं, विरले ही तत्त्वको सुनते हैं, बिरले ही तत्त्वका 
ध्यान करते हैं और विरले ही तत्त्वको धारण करते हैं। यह दोहा अपने स्थान 
पर नहीं है । खीब-तान कर क्रमबद्धता सिद्ध कर भी दी जाय, तो भी उचित 
स्थान पर इसका सम्बन्ध प्रतोत नही होता । 


९८वें सख्यक दोहेमे पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानोके नाम 
गिनाये हैं। इसके आगे दोहा ९९से १०३ तक सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार- 
विशुद्धि और सूक्ष्मसाम्पदा गय सयमका स्वरूप बतलाया गया है। यहां यथा- 
ख्यातका स्वरूप छूटा हुआ है | अन्तमें बताया है कि जो सिद्ध हो चुके है, जो 
सिद्ध होंगे और जो वत्तमानमे सिद्ध हो रहे है, वे सब आत्मद्शनसे ही सिद्ध 
हुए हैं। यही आत्मदर्शन इस ग्रन्थका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । 


प्रतिभा और बेवुष्य 


जोइन्दू कविका अपश्रृंश भाषापर अपुव अधिकार है। इन्होंने अपने उक्त 
दोनो ग्रन्थोमें आध्यात्मरसका सुन्दर चित्रण किया है।। ये क्रान्तकारी विचार- 
धाराके प्रवत्तंक हैं। इसो कारण इन्होने बाह्य आडम्बरका खण्डन कर आत्मज्ञान- 
पर जोर दिया है | कविने लिखा है-- 


तत्तातत्तु मुणेवि मणि जे थक्‍का सम-भावि | 
ते पर सुहिया इत्यु जगि जहूँ रह अप्प-सहावि ॥।९ 


है जीव ! जिस मोहसे अथवा मोह उत्पन्न करनेवाली वस्तुसे मनमें कथषाय- 


भाव उत्पन्न हों, उस मोहको अथवा मोह-निमित्तक पदार्थंकों छोड, तभी मोह- 
जनित कषायके उदयसे छुटकारा प्राप्त हो सकेगा | तात्पये यह है कि विषया- 





१. योगसार, गाथा ६६। 
३ परमात्मप्रकाश २४३ । 


१५३ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


दिक सब सामग्री और मिथ्यादृष्टि पापियोंका संग सब तरहसे «मीहंकपायकों 
उत्पन्न करते हैं। इससे हों मनमें कधायरूपी अग्नि दहकती रहती है, जो ढसका 
त्याग करता. है, जही सच्ची शान्ति और सुखको पाता है। 
जोइन्दु कबिकी अपेक्षा अध्यात्मश्क्तिके निरूपक अधिक हैं। विषयासक्त 
जीवोंको १रमात्माका दर्शन नहीं हो सकता । अतएवं जिसने इस आसक्तिकों 
दूर कर दिया है, उसीके हृदयमें परमात्माका निवास सम्भव होता है । आचाये 
इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुये बतलाते हैं-- 
“जसु हरिणच्छी हियवडए तसु णवि बंभु वियारि। 
एक्काहि केम समंत्ति वढ़ बे खंडा पडियारि॥ 
णिय-मणि णिम्मलि णाणियहँ णिवसइ देउ अपाइ | 
हसा सरवरि लोणु जिम महु एहुउ पडिहाइ"॥ 
जो विषयोमें लीन है, उसे परमात्माका दर्शन नहीं हो सकता | बीतराग 
निविकल्प परमसमाधिरूप अनाकुरता हो आनन्दका कारण है। जिसके चित्तमें 
स्त्रीसम्बन्धी विकार है, वह शुद्धात्मामें अपनेको स्थिर नहीं कर सकता। 
विकारी आत्मा वक्र मानी जाती है और बक्र वस्तुमे सरलका प्रवेश नहीं हो 
पाता । अतएवं हाव-भाव और विश्रमसे दृषित चित्तवाला व्यक्ति ब्रह्म या 
आत्माका विचार नही कर सकता है। 


ज्ञानियोंके रागादिमलरहित निज मनमें अनादि देव अराधने योग्य शुद्ध 
आत्मा निवास कर रही है। जिस प्रकार मानसरोवरमें हंस लीन हुआ बसता 
है, उसी प्रकार जो शुद्धात्मामें निवास करता है, उसीके रागादि दोष दूर होते 
हैं। इस प्रकार आचाये जोइन्दुने अध्यात्मतत्त्वका निरूपण अपने दोनों ग्रन्थोंमें 
किया है । 


जेन रहस्यवादका निरूपण रहस्यवादके रूपमे सर्वप्रथम इन्हीोंसे आरम्भ 
होता है। यों तो दुन्दकुस्द, वट्टकेर और शिवायंकी रचनाओंमें भी रहस्यवादक 
तत्त्व विद्यमान हैं, पर यथाथंत: रहस्यवादका रूप जोइन्दुकी रचनाओंमें ही मिलता 
है। वर्गंसाँने जिस रहस्थानुभूतिका स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह रहस्यानुभूति 
हमें इनकी रचनाओंमें प्राप्त होतो है--“यदि संसारके प्रति अनासक्ति पूर्ण 
हो जाय और वहु अपने किसी भी ऐमन्द्रिय प्रत्यय द्वारा किये किसी व्यापारके 
प्रति चिपके नहीं, तो यही एक कराकारकी आत्मा होगी, जेसा कि संसारते 
पहले देखा न होगा । वह युंगफ्त्‌ समानरूपसे प्रत्येक कलामें पारंगत होगा, 


१. परमात्मप्र०, दोहा १११२१,१२२ । 
खतधर और सासस्वताचार्थ : १५३ 


या यों कहें कि वह 'सब'कों 'एक' में परिणत कर लेगा । वह वस्तुमात्रको 
उसके सहज शुद्ध रूपमें देख लेगा" ।” परमात्मप्रकाशके रहस्यवादमें आत्मानु- 
भूति सम्बन्धी विशेषताके साथ अन्य विशेषताएँ भो पायो जाती हैं। 


१ आत्मा और परमात्माके बीच पारस्परिक अनुभूतिका साक्षात्कार और 
दोनोके एकर्वकी प्रतीति । 


२. आत्मामें परमात्मशक्तिका पूर्ण विश्वास 

३, ध्येय, ध्याता या शेय-ज्ञातामें एकत्वका आरोप 

४. सासारिक विषयोके प्रति उदासीनता 

५. लौकिक ज्ञानके साधन इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना हू पूर्ण 
सत्यको जान लेनेकी क्षमता | 

६. अध्यात्मवादकी रहस्यवादके रूपमें कल्पना | 

७. निदवय और व्यवहार नयकी दृष्टियोंसे मेदाभेदका विवेचन । 

८. पृण्य-पापकी समता तथा दोनोको ही समान रूपसे त्याज्य माननेकों 
भावनाका सयोजन । 

९ अनुभूति द्वारा रसास्वादकी प्रक्रियाका स्थापन | 

इस प्रकार जोइन्दु अपभ्रशके ऐसे सर्वप्रथम कवि हैं, जिन्होंने क्रान्तिकारी 
विचारोंके साथ आत्मिक रहस्यवादकी प्रतिष्ठा कर मोक्षका मार्ग बतलाया है । 

वेदृष्यकी दृष्टिसे यह कहा जा सकता है कि इन्होंने कुन्दकुन्द और पुज्य- 
पादके आध्यात्मिक ग्रन्थोंका अध्ययन कर अपने ग्रन्थ-लेखनके लिये विषय-वस्तु 
ग्रहण की है। पूर्वाचार्योकी मान्य परम्पराको एक नये रूपमे ही उपस्थित 
किया है। यही कारण है कि जोइन्दुका प्रभाव अपभ्रंशके कवियोंके साथ हिन्दोके 
सन्त कवियों पर भी पड़ा है। कबो रने जिस क्रान्तिका री विचारधाराकी प्रतिष्ठा 
को है, उशका मूल स्रोत जोइन्दुकी रचनामें पाया जाता है । 


विमलसूरि 
प्राकृतते चरित-काव्यके रचयिताके रूपमे विमलसूरि पहले कवि और 
आचायं हैं। इनसे पूर्व आचाय यत्तिवुषभने अपने 'तिलोयपण्णत्ति' ग्रन्थमें त्रिषष्ठि- 
शलाकापुरुषोंके माता-पित्ताओंके नाम, जन्मस्थान, जन्मनक्षत्र, आदि - प्रमुख 
तथ्योंका संकलन ही किया था, पर चरितकाव्यके रूपमें उन्होंने कोई ग्रन्य नहीं 
लिखा है। आचाये शिवायेने भगवतो आराधनामें आराधकोंके नाम मात्र ही 
१ कुमारी एवलिन अण्डरहिल दि मिस्टिक वे--प० १५। 


श्षड : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दिये हैं, चरित नहीं । अतएवं प्राकृतमें चरित्त-काव्यके रचयिताके रूपमें आचार्य 
विमलसूरिका स्थान सबसे आगे है। 'कुवलयमाछा'में" इनके 'पंशमचरिय'का 
उल्लेख होनेसे विदित होता है कि विमछसूरिका 'प्रउमचरिय' वि० सं० ८३५के 
लगभग पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुका था । 
जोवन-परिचय 

विमलसू रिने ग्रन्थान्तमें अपनी प्रशस्ति अंकित की है। इस भ्रशस्लिके 
अनुसार ये आचाय॑ राहुके प्रशिष्य, विजयके शिष्य और 'नाइल कुल'के वंशज 
थे। नाइल कुलके सम्बन्धमें मुनि कल्याणविजयजीका अनुमान है' कि नाइछ 
कुल नागिल कुल अथवा नगेन्‍्द्र कुछ है। इसका अस्तित्व १२वीं शताब्दी तक 
प्राप्त होता है। १२बींसे १५वीं शताब्दो तक यह नगेन्‍्द्र गच्छके नामसे प्रसिद्ध 
रहा है। इस गच्छके आचाये एकान्तः सप्रदायका अनुकरण नहीं करते थे । 
इनके विचार उदार रहते थे | 


यही कारण है कि विद्वानोंने इन्हें यापनीय संघका अनुयायी माना है। 
लिखा है कि विमलसूरिकी दिगम्बर और द्वेताम्बर सम्प्रदायोंके प्रति उदारताका 
मुख्य कारण उनका यापनीय सघका अनुयायी होना है। श्री बी० एम० कुल- 
कर्णनि? निष्कर्ष निकाला है कि आचाय॑ विमलसूरि यापनीय संघके थे | 

यापनीय संघका साहित्य पर्याप्त मान्नामें प्राप्त होता है। यह सम्प्रदाय दर्शन- 
सारके कर्त्ता देवसेन सूरिके ' अनुसार वि० स० २०५में स्थापित्त प्रतीत होता 
है। कदम्ब, राष्ट्रकूट और दूसरे वंशके राजाओंने इस संघको भूमि इत्यादि 
दानमें दी है। श्वेत्ाम्बराचायं हरिभद्रसुरिने भी अपने ललितविस्तर ग्रंथमें 
यापनीय तनन्‍्त्रका सम्माल पूर्वक उल्लेख किया है। यापनीय संघका अस्तित्व 
विक्रमकी १५वी शताब्दी तक प्राप्त होता है। कागबाड़ेके अभिलेखसे यापनीय 
संघके धर्ंकीति और तागचन्द्रके समाधि ले लेनेका उल्लेंख भाया है। अतः 
बहुत सम्भव है कि विक्रमकी १५वीं-१६वीं शताब्दीके पश्चात्‌ इस संघका छोप 
हुआ होगा | बेलगाँवके दोडवस्ती अभिलेखसे यह ज्ञात होता है कि बापनियों 
द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा दिगम्बरो द्वारा पूजी जाती थी। अतः यह माना जा 
सकता है कि यापनीय सघके आचाय॑ दिगम्बरोंमें प्रतिष्ठित या मान्य थे। 


१. कुबरूयमाछा, अनुच्छेद ६, पृ० ४ । 
२. पठमचरिय, प्रथम भाग, सम्पादक, डॉँ० हर्मन जेकोबी, हस्ट्रोडकशन, पृ० १५ । 
३ वही, प० १८ । 
४. कह्लाणे वरणयरे दुष्णिसए पंचउत्तरे जादे । 
जावणिवसंघमावों सिरिकलसादों हु सेवडदों |--र्शनपार, भाथा २९ । 


अ्रतधर और सारस्यताचार्य : १५५ 


यही कारण है कि विमछसूरिने 'पउमचरियं'में दिगम्बर परम्परांके अनुसार 
सथ्योंका समावेश किया है। लेखकते कथाकी उत्थानिका श्रेणिकके प्रदनोत्तर 
द्वारा ही उपस्थित की है, जो कि दिगम्बराचार्योकी विशेषता है। इसके अति- 
रिक्त भन्‍्य तथ्य भी दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार समाविष्ट हैं। यथा-- 


१. महावीरका अविवाहित रहना 

२. त्रिसलाके गर्भभे महावीरका आना 

३. स्थावरकायके ५ भेदोंकी मान्यता 

४, चौदह कुलकरोंकी मान्यता 

५. चतुर्थ शिक्षा्रतमें समाधिमरणका ग्रहण 

६ ऋषभ द्वारा अचेलक ब्रतका अपनाया जाना 

७, सात नरक और सोलह स्वर्गों की मान्यता 

८ स्त्रीमुक्तिके सम्बन्में मोन 

९. केवछीके कवलाहारका अभाव 

१०. अष्वद्रव्यद्वा रा पूजनविधि 

इनके अतिरिक्त बवेताम्बर मान्यताएँ भी इस ग्रन्थमे उपलब्ध हैं। दिगम्बर 
मान्यताके सोलह स्वप्नोके स्थानपर चौदह स्वप्नोंका माना जाना, भरत चक्र- 
वर्तकि ९६ हजार रानियोंके स्थानपर ६४ हजार रानियोंकी कल्पना, आशी- 
बॉदिके रूपमें गुरुओ या मुनियों द्वारा धमंछाभ शब्दका प्रयोग किया जाना 
भादि ऐसे तथ्य है, जिनसे इरताम्बर मान्यताको पुष्टि होती है। बस्तुस्थिति 
यह है कि विमलसूरिते रामकथाका वह रूप अकित्त किया है, जो दिगम्बर 
श्वेताम्बर दोनोको अभिप्नेत है। संक्षेपमे विमलसूरि यापनीय सम्प्रदायके अनु- 
यायी है । 


समय-निर्धा रण 


विमलसूरिने 'पउमचरियं' को प्रशस्तिमें अपने समयका अंकन किया है। 
उसके आधारपर इनका समय ई० सन्‌ प्रथम शत्ती है, पर ग्रन्थके अन्त:परीक्षणसे 
यह समय घटित नही होता है | अतः जेकोवी और अन्य किद्वानोंने इनका समय 
ई० सन्‌ चौथो, पाँचवी शत्ताब्दी माना है। 


विमलसूरिके 'अउमचरिय'के आधार पर रविषेणने संस्कृत 'पद्मचरित॑' की 
रचना को है और इसका रचनाकाल ई० सन्‌ ७वीं शताब्दी है। अत्त: बिमल- 
सूरिका समय ७वी शत्ताब्दीके पूवं होना चाहिये। विमलसू रिने जिस परिमाजित 
महा राष्ट्री प्राकृतका प्रयोग इस भ्रन्थमें किया है, भाषाका वह रूप ई० सन्‌ 


१५६ : तोथेकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


द्वितीय शत्ताब्दीके पदचात्‌का ही है। अतएवं भाषा और हौलोकी सूँट्िते बिमर- 
सूरिके समयकी पूर्वावधि ई० सत्र द्वितीय शताब्दी भानी जा संकती है। इस 
ग्रन्थमें उज्जेनके स्वलन्त्र राजा सिहोदरका उल्लेख आया है, जिसका 
भृत्यराजाके साथ युद्ध हुआ था। यह इस ग्रन्थकों ई० सन्‌ दूसरी: झत्तीके पृ्वका 
सिद्ध नहीं करता है । यत्त: यह युद्ध महाक्षत्रिपोंकी ओर संकेत करता है। 
श्रीशेल और श्रीपवंतवासियोंका उल्लेख तृतीय शतीके आन्ध्र देशके श्रीपवत्तीय 
इक्ष्याकु राजाओंका स्मरण कराता है। बानन्द लोगोंका उल्लेख तोसरी-चौथी 
शतीके आनन्दबंशकी ओर संकेत करता है। दीना रका निर्देश भी इस रबनाको 
गुप्तकालीन सिद्ध करता है। अपक्रंश भाषाका प्रभाव और उत्तरकाछीन 
छन्दोंका प्रयोग इस रचनाको त्तीसरी-चोथी दाताब्दीका सिद्ध करता है। जैको- 
बी ने भी यही समय माना है । अतएव संक्षेपमें विमलसूरिका समय ई० सन्‌ 
चौथी शत्ताब्दीके लगभग मानना चाहिये । 


रचनाएँ 

विमलसूरिकी दो रचनाएँ मानी जातो रही हैं, 'पउमचरियं' और 'हरिवंस- 
चरियं' । पर अब कुछ विद्वानु 'हरिवंसचरियं'को विमलूसूरिकी रचना नहीं 
मानते हैं। उनका अभिमत है कि विमलसूरिकी एक ही रचना है 'पउमचरियं', 
यह दूसरी रचना भ्रान्तिवश ही उनको मान ली गयी है। 


पठ सचरिय 

इस ग्रन्थमें ११८ सर हैं और सात अधिकारोंमें समस्त कथावस्तु अंकित 
है। स्थिति, वंशसमुत्पत्ति, प्रस्थान, लवांकुशोत्पत्ति, निर्वाण और अनेक भव इन 
सात अधिकारोंका निर्देश किया गया है और समस्त रामकथाका समावेश इन 
सात अधिकारोंमें ही किया है । 

कथावस्तु--अयोध्या नगरीके अधिपति महाराज दशरथकी अपराजिता 
और अमित्रा दो रानियाँ थीं। एक समय नारदने दशरथसे कहा कि आपके 
पुत्र द्वारा सीताके निमित्तसे राबणका बध होनेकी भविष्यवाणी सुनकर विभीषण 
आपको मारने आ रहा है। नारदसे इस सूचनाको प्राप्त कर दशरथ छद्मवेशमें 
राजधानी छोड़कर चले गये | संयोगवश केकयीके स्वयंवरमें पहुँचे। केकयीने 
दशरथका वरण किया, जिससे अन्य राजकुमार रुष्ट होकर युद्ध करनेके लिए 
तैयार हो गये । युद्धमें दशरथके रथका संचालन केकयीने बड़ी कुशलताके साथ 
किया, जिससे दशरथ विजयो हुए। अतः प्रसन्‍त होकर दक्षरथने केकयीझो एक 
वरदान दिया । 


श्षुतणर और सारस्वताथार्य : २५७ 
१७ ह 


अपराजिताके गर्भसे एक पुत्रका जन्म हुआ, जिसका मुख पह् जेसा सुन्दर 
ट्लोनेसे पद्ष नाम रखा गया। इनका दूसरा नाम राम है, जो फ्चकी अपेक्षा 
अधिक प्रसिद्ध है । इसी प्रकार सुमित्रासे लक््म्ण और कंकयीके गर्भसे भरतका 
जन्म हुआ | 

एक बार राम--पष्च अधं-बबंरोंके आक्रमणसे जनकको रक्षा क रते हैं, जनक 
प्रसन्‍न हो अपनी औरस पुत्री सीताका सम्बन्ध रामके साथ तथ करते हैं। 
जनकके पृत्र भामण्डलको शेशवकालमें ही चन्द्रगति विद्याधर हरण कर ले 
जाता है। युवा होने पर अज्ञानतावश सीतासे उसे मोह उत्पन्न हो जाता है। 
चन्द्रगति जनकसे भामण्डलके लिये सीताकी यावना करता है। जनक असमं- 
जसमें पड़ जाते हैं ओर सीता स्वयंवरमे धनुषयज्ञ रचते हें। सीताके साथ 
रामका विवाह हो जाता है। 


दशरथ रामको राज्य देकर भरत सहित दीक्षा धारण करना चाहते हैं । 
केकयी भरतको गृहस्थ बनाये रखनेके हेतु वरदान स्वरूप दशरथसे भरतके 
राज्याभिषेककी याचना करतो है, दशरथ भरतको राज्य देनेके लिये तेयार हो 
जाते है। भरतके द्वारा आनाकानी करने पर भी राम उन्हें स्वयं समझा- 
बुझाकर राज्याधिकारी बनाते हैं और स्वयं अपनी इच्छासे लक्ष्मण तथा 
सीताके साथ वन चले जाते हैं। दशरथ श्रमणदीक्षा घारण कर तप करने 
लगते हैं। इधर अपराजिता ओर सुमित्रा अपने पुत्रके वियोगसे बहुत्त दुःखी 
होती हैं| कंकयोसे यह देखा नहीं जात्ता, अतः वह पारियात्र वनमें जाकर 
उनको छौटानेका प्रयत्न करती है, पर राम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। 

जब राम दण्डका रण्य वनमें पहुंचते हैं, तो लक्ष्मणको एक दिन तलवारकी 
प्राप्ति होती है। उसकी शक्तिकी परीक्षाके लिये वे एक झुरमुटको काटते हैं| 
असावधानीसे शंबुकको हत्या हो जाती है, जो कि उस झुरमुटमें तपस्या कर 
रहा था। शंबुककी माता चन्द्रनला, जो रावणको बहन थी, पुत्रकी खोजमें 
वहाँ भा जाती है| वह राजकुमारोंको देखकर प्रथमत: क्षुब्ध होती है, पश्चात्‌ 
उनके रूपसे मोहित होकर वह दोनों भाइयोंमेंसे किसी एकको अपना पति 
बननेकी याचना करती है। राम-लक्ष्मण द्वारा चन्द्रनखाका प्रस्ताव ठुकराये 
जाने पर वह क्रुद्ध होकर अपने पति खरदृषणको उल्टा-सीधा समझाकर उनके 
वधके लिये मेजती है। इधर रावण भी अपने बहनोईकी सहायताके लिये बहाँ 
पहुँचता है। रावण सीताके सौन्दय॑ पर मुग्ध हो राम और लक्ष्मणकी अनुपस्थिततिमें 
सीताका हरण कर लेता है। खरदृषणको मारनेके अनन्तर राम सीताको 
ने पाकर बहुत दुःखी होते हैं। उसी समय एक विद्याघर विराधित रामको 


२५८ ; तीर्थंकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


अपनी पैतुक॑ राजधानी पातारूपुर लंकामें ले जाता है, जिसे खरेंदवणने विरा- .. 
घितके पिताका वध कर छीन लिया था । ' 
सुग्रीव अपनो पत्नी तारको विटसुग्रीवके चंगुलसे बचानेके किये रामकी 
शरणमें जाता है और राम सुग्रीवके शत्रु विटसुग्रीवको पराजित कर वावर- 
$ आफ उपकार करते हैं। लक्ष्मण सुग्रीवको सहायतासे रावणका बंध 
कर हे । सीताको साथ छेकर राम लक्ष्मण सहित्त अयोध्या लौट आते हैं। 
अयोध्या लौटने पर केकयी और भरत दीक्षा धारण करते हैं । राम स्वयं 
राजा न बनकर लक्ष्मणको राज्य देते हैँ । कुछ समय पश्चात्‌ सीता गर्मंबती 
होती है, पर छोकापवादके कारण राम उनका निर्वासन करते हैं। संयोगवश 
पुंडरीकपुरका राजा सीताको भयानक अटवीसे ले जाकर अपने यहाँ बहुनकी 
तरह रखता है । वहाँ पर लवण और अंकुशका जन्म होता है। वे देशविजय 
करनेके पश्चात्‌ अपने दुःखका बदला लेनेके लिये राम पर चढ़ाई करते हैं, और 
अन्तमें पिताके साथ उनका प्रेमपृ्वंक समागम होता हैे। सीताकी अग्नि- 
परीक्षा होती है जिसमें वह निष्कलंक सिद्ध होतो है और उसी समय साध्वी 
बन जाती है। लक्ष्मपकी अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाने पर राम शोकामिभूत हो 
जाते है ओर आतृुमोहमें उनका शव उठाकर इधर-उधर भटकते हैं, तब वे 
दीक्षा ग्रहण कर लेते है और कठोर तप करके निर्बाण प्राप्त करते हैं। 
ससीक्षा--इस चरितकाव्यमें पोराणिक प्रबन्ध और शास्त्रीय प्रबन्ध 
दोनोंके छक्षणोंका समावेश है। वाल्मीकि रामायणकी कथावस्तुमें किचित्‌ 
संशोधन कर यथार्थ बुद्धिवांदकों प्रतिष्ठा की है। राक्ष॥ और वानर इन 
दोनोंको नृबंशीय कहा है। मेघवाहनने लंका तथा अन्य द्वीपोंकी रक्षा की थी 
अतः रक्षा करनेके कारण उसके वंशका नाम राक्षस वंश प्रसिद्ध हुआ । विद्या- 
धर राजा अमरप्रभने अपनी प्राचीन परम्पराको जीवित रखनेके लिए महलछोंके 
ततोरणों और ध्वजाओं पर वानरोंकी आकृतियाँ अंकित करायी थी तथा उन्हें 
राज्यचिहक्ककी मान्यता दी, अतः उसका बंद वानरगंश कहलाया | ये दोनों 
गंश देत्य और पशु नहीं थे, बल्कि मानवजातिके ही गंशविशेष थे । इसी 
प्रकार इन्द्र, सोम, वरुण इत्यदि देव नहीं थे, बल्कि विभिन्‍न प्रान्तोंके मानव- 
बंशी सामन्‍्स थे । रावणको उसकी मातलाने नौ मणियोंका हार पहनाया, जिससे 
उसके मुखके नो प्रतिबिम्ब दृश्यमान होनेके कारण पिताने उसका नाम 
दशानन रखा। 
इसी प्रकार हनुमान विद्याधर राजा प्रह लादके पुत्र पवतञ्जय और उनकी 
पत्नी अंजना घुन्दरीके औरस पुत्र थे । सूयंको फल समझकर हनुमान द्वारा 


.. अुतधर और सारस्मताबार्थ ; २५९ 


ग्रसित किये जानेका वृत्तान्त इस चरितकाव्यमें नहीं है। हनुरुहपुरमें जन्म . 
होनेके कारण उनका नाम हनुमान रखा गया था। 


सीताकी उत्पत्ति भी हलकी नोकसे भूमि खोदे जाने पर नहीं हुई है। वह 
तो राजा जनक और उनकी पत्नी विदेहाकी स्वाभाविक औरस पुत्री थी। 


हनुमान कोई पर्वत्त उठाकर नहीं छाये | वे विशल्या नामक एक स्त्री 
बचिकित्सकको धायरू लक्ष्मणकी चिकित्साके लिए सम्मानपूर्वक लाये थे । 


बरितकाव्यका सबसे प्रधान गुण तायकके चरित्रका उत्कर्ण दिखलाना 
है। दशरथ द्वारा भरतको राज्य देनेका समाचार सुनकर राम अपने पिताकों 
घेयं देते हुए कहते हैं कि पित्ताजी आप अपने वचनकी रक्षा करें । में नहीं 
चाहता कि मेरे कारण आपका लोकमें अपयश हो । जब भरत राज्य ग्रहण 
करनेमें आनाकानी करते हैं, तब राम उन्हें अपने पिताकी विमल कीर्ति बनाये 
रखने ओर माताके वचनकी रक्षा करनेका परामर्श देते हैँ। जब भरत अनु- 
रोध स्वीकार नहीं करते, तो राम स्वयं ही अपनी इच्छासे वन चले जाते हैं। 
यह नायककी स्वाभाविक उदारताका निद्शन है। युद्धेक समय जब विभीषण 
रामसे कहता है कि विद्यासाधनामें ध्यानमग्न रावणको क्‍यों नहीं बन्दो बना 
लिया जाए, तब राम क्षात्रधमं बतलाते हुए कहते हैं कि धर्म-कत्तंव्यमें लगे 
व्यक्तिको धोखेसे बन्दी बनाना अनुचित है | परिस्थितिवश लोकापवादके भयसे 
राम सीताका निर्वासन करते हैं। किन्तु सीताके अग्निपरीक्षाके अनन्तर राम 
बहुत पछताते है और क्षमा याचना करते है। 


रावण स्वय धामिक और ब्रत्ती पुरुष अंकित किया गया है। सीताकी 
सुन्दरता पर मोहित होकर रावणने अपहरण अवद्य किया, किन्तु सीताकी 
इच्छाके विरुद्ध उसपर कभी बलात्कार करनेकी इच्छा नहीं की । जब मन्दो- 
दरीने बलपूरवंक सीताके साथ दुराचार करनेकी सलाह रावणको दी, तो उसने 
उत्तर दिया--“यह्‌ संभव नही है, मेरा व्रत है कि मैं किसी भी स्त्रीके साथ 
उसकी इच्छाके विरुद्ध बलात्कार नहीं करूँगा”। वह सीताको लौटा देना 
चाहता था, किन्तु लोग कायर न समझ लें, इस भयसे नहीं लौटाता। उसने 
मनमें निश्चय किया था कि युद्धमें राम और लक्ष्मणको जीतकर परम वेभवके 
साथ सीताको वापस करूँगा | इससे उसकी कीत्तिमें कलंक नहीं लगेगा और 
यश भी उज्जवल हो जायगा। रावणकी यह विचारधारा रावणके चरित्रको 


उदात्तभूमि पर ले जाती है। वास्तवमें विमलसूरिने रावण जेसे पात्रोंके 
चरित्रको भी उन्नत दिखलाया है। 


२६० : लीथंकर महाबीर और उनकी आचार्य-प्रम्परा 


देशरथ रामके वियोगमें अपने प्राणोंका त्याग नहीं करते, धर्कि. निर्भय- 

वीरको तरह दीक्षा ग्रहण कर तपश्चरण करते हैं। कैकेयी ईर्यावश सरतकी राज्य 
नहीं दिलाती, किन्तु पति और पुत्र दोनोंको दीक्षा ग्रहण करते देखकर केंगे उसको 
मानसिक पीड़ा होती है । अत: वात्सल्यमावसे प्रेरित हो अपने पुत्रकों गृहस्थीमें 
बाँध रखना चाहती है। राम स्वयं वन जाते हैं, वे स्वयं भरतकों राजा बनाते 
हैं। रामके वनसे छौटनेके पश्चात्‌ केकथी प्रश्नजित हो जाती है और रामसे कहती 
है कि भरतको अभी बहुत कुछ सीखना है। भरतके दीक्षित हो जानेपर वह धरमें 
नहीं रह पाती, इसी क्रारण शान्तिला भके लिए बह दोक्षित होतो है। इस प्रकार 
'पठमचरियं" के सभी पातन्नोंका उदात्त चरित्र ओकित किया गया है। 


यह प्राकृतका स्ंप्रथम चरित महाकाव्य है। इसको भाषा महा राष्ट्रीय 
प्राकृत है, जिसपर यत्र-तत्र अपक्रंशका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भाषामें 
प्रवाह तथा सरलता है। वर्णनानुकूल भाषा ओज, माधुय॑ ओर प्रसाद गुणसे 
युक्त होती गयी है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिड्धु, श्लेष 
आदि अलकारोका प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। वर्णन संक्षिप्त होनेपर भो 
मामिक है, जेसे दशरथके कंचुकीकी वुद्धावस्था, सीताहरणपर रामका क्रन्दन, 
युद्धके पूर्व राक्षस सैनिको द्वारा अपनी प्रियतमा्रोंसे बिदा लेना, लंकामें वानर 
सेनाका प्रवेश होनेपर नागरिकोंकी घबड़ाहट और भागदौड़, लक्ष्मणको मृत्युसे 
रामकी उन्मत्त अवस्था आदि | माहिष्मतीके राजाकी नमंदामे जलक्रोड़ा तथा 
कुलाडुनाओं द्वारा गवाक्षोंसे रावणको देखनेका वर्णन भी मनोहर है। 


समुद्र, वन, नदी, पव॑त, सूर्योदय, सूर्थास्त, ऋतु, युद्ध आदिके वर्णन 
महाकाव्योंके समान हैं। घटनाओंकी प्रधानता होनेके कारण वर्णन लम्बे नहीं 
है। भावात्मक और रसात्मक वर्णनोंकी कमो नहीं है। 


इस चरित-महाकाव्यकी निम्न प्रमुख विशेषताएँ हैं-- 
(१) क़त्रिमताका अभाव | 
(२) रस, भाव और अलंका रोंकी स्वाभाविक योजना । 
(२) प्रसंगानुसार ककेश या कोमल ध्वतियोंका प्रयोग । 
(४) भावाभिव्यक्तिमें सरकृता और स्वामाविकताका समावेश । 
(५) चरितोंकी तकंसंगत स्थापना । 
(६) बुद्धिवादकी प्रतिष्ठा । 
(७) उदात्तताके साथ चरितोंमें स्वाभाविकताका समवाय | 2 
(८) कभाके निर्वाहके लिये मुख्य कथाके साथ अवान्तर कथाओंका प्रयोग । 


श्रतधर क्र सारस्वताबार्य : २६४ 


(९) महाकाव्योचित गरिमाका पूर्ण निर्वाह । 
(१०) सौन्दर्यके उपकरणोंका काव्यत्ववृद्धिके हेतु प्रयोग । 
(११) आयंजीवनका अक्ृत्रिम और साज्भोपाजु वर्णन । 
(१२) सामाजिक और राजनेंतिक परिस्थितियोंपर पूर्ण प्रकाश । 


आचाय॑ ऋषिपत्र 

जैनाचायं ऋषिपुत्र ज्योतिषके प्रकाण्ड विद्वान थे। इनके बश्ादिकका 
सम्यक्‌ परिचय नही मिला है । इतना ही पता चला है कि ये जेनाचायं गर्गंके 
पुत्र थे । गर्ग ज्योतिषशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान हैं। इनका एक ग्रन्थ खुदाबख्श- 
खाँ पब्लिक लाइब्रेरी पटना में 'पराशकेवली' नामका है । ग्रन्थ तो अजुद्ध है, पर 
विषयकी दुष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमें बताया है-- 

जेन आसीज्जगढ़ंद्यों गगंनामा महामुनिः। 
तेन स्वयं निर्णीति यं सत्पाशात्रकेवली ॥ 
एतज्ज्ञान महाज्ञानं जेनपिमिरुदाहुतम । 
प्रकाश्य शुद्धशीलाय कुलीनाय महात्मना ॥ 

“शनो5गुहलिकां दत्त्वा पूजापूर्वकमधवाकुमारी भव्यास्थासने स्थापयित्वा 
पाशको ढालाप्यते पश्चाच्छुभाशुभ ब्रवीति--इति गर्गंनामामहर्षिविरचितः 
पाशकेवली सम्पूर्ण:”। 

इन पंक्तियोसे स्पष्ट है कि गर्गाचार्य ज्योत्तिषशास्त्रके विशेषज्ञ थे। सम्भव 
है कि इल्हीके वशमें आचायं ऋषिपुत्र उत्पन्न हुए हो। जेनेतर ज्यौतिष ग्रन्थ 
'वाराहिसंहिता' और “अद्भृत सागर'में इनके वचन उद्धत है । इससे इनकी 
विद्त्तापर प्रकाश पड़ता है। आचार्य ऋषिपुत्रके वचन वाराहसंहित्ताकी 
भट्टोत्पलि-टीकामे भी उद्धृत हैं। अतः इनकी प्रसिद्धिका भी इसीसे अनुमान 
होता है । 

भट्टीत्पछि-टीकामें इनकी गणना ज्योतिषके प्राचीन आचाये आयंभद्ठ, 
कणाद, काश्यप, कपिल, गगं, पा राशर, बलूभद्र और भद्रबाहुके साथ की गयी है। 
इससे ऋषिपुत्र प्राचीन एवं प्रभावक आचाय॑ ज्ञात होते हैं। सम्भवत्त: गग्गंके 
पुन्न होनेके कारण ही ये ऋषिपुत्र कहे गये हैं। इनका निवासस्थान उज्जैनीके 
आस-पास ही प्रतीत होता है। ०४४४४०४०७ ०३४४॥०४०:घ७ में ऋषिपुत्र-संहितता- 
का भी उल्लेख आया है हे मदनरत्न नामक ग्रन्थमें भी ऋषिपुत्र-संहित्ताका 
तन प्राप्त होता है। इन्हें निमित्तशास्त्र, शकुनशास्त्र तथा ग्रहोंकी स्थिति . 
दारा भूत, भविष्यत्‌ और वत्तंमान काछीन फल, भूशोघन, दिकुशोधन, शल्यो- 


२६२ : तोथेकर महावीर और उन्तकी आखचायं-परम्परा 


द्वार, मेकापकं, आयाध्ॉनयन, मुहीौपक रण, गृहप्रवेश, उल्कापाल, शस्चब्रंतगर् 
एवं अहोंके उदमास्तका फंछ आदि बातोंका प्रतिपादक कहा गमा है। ऋषिपुत्र- 
ने अपने निमित्तशास्त्रमें जिन सत्वोंका उल्लेख किया है था जो गणितके संकेत 
दिये हैं, उज्जयिनीके रेखांझ और अक्षांश द्वारा घठित होते हैं। अतएव इसका 
जन्मस्थान उज्जयिनी होना सम्भव है | ' 
भट्टोत्पलि-टीका में राहुचा रके प्रतिपादन-सन्दभंमें ऋषिपुञके वचन निम्न 
प्रकार उद्धृत मिलते हैं-- 
यावतोंद्ञान. ग्रसित्वेन्दोरदयत्यस्तमेत्रि वा। 
तावतोंश्शान्‌ पृथिव्यास्तु तम एवं विनाशयेत्‌ ॥ 
उदयेपस्तमये वाषि सूर्यस्य ग्रहण भवेत्‌ | 
त्दा नुपभयं विद्यात्‌ परचक्रस्थ चागमस्‌ ॥ 
चिर गुल्काति सोमार्कों स्व वा ग्रसते यदा। 
हन्यात्‌ स्फीतानु जनपदान्‌ वरिघ्लांब्व जनाधिपान्‌ ॥ 
ग्रेष्मेण तत्र जीवन्ति नराध्चाम्बुफलेन वा। 
भयदुर्भिक्षरोगेश्व सम्पीड्यन्ते . प्रजास्तथा ॥ 
--सवि० बृ० पृ० १३४-१३५ 
उपयुक्त पद्य आचाय॑ ऋषिपुत्रके नामसे अद्भुतसागरके “राहो रद्भुतवात्तं:” 
नामक अध्यायमें 'अथ चिरग्राससर्वग्रासयो: फलस्‌ तत्र ऋषषपुत्र:' लिखकर दो 
स्थानोंपर उद्धृत्त किये गये हैं । इन श्लोकोंमें “शस्येन॑ त्त्र जीवन्ति नरा मूल- 
फलोदके:” इतना पाठ और अधिक मिलता है । इन्हीं पद्योंसे मिलता-जुछता 
वर्णन इनके “प्राकृतनिमित्तशास्त्र'में है, पर वहाँकी गाथाएं छाया नहीं हैं। 
अत्त: इतना स्पष्ट है कि ऋषिपुत्रके ज्योतिषविषयक ग्रन्थोंका प्राचीन भारतमें 
पर्याप्त प्रचार रहा है। उनके उत्तरकालीन आचार्यो ने इनके सिद्धान्तोंकी अपने 
ग्रन्थोंमें उद्धृत कर अपने वचनोंकी प्रामाणिकता घटित की है । 


समय-निर्धारण ॥ 

आचाये ऋषिपुत्रके समय-निर्धारणमें भारतीय ज्यौतिषशास्त्रके संहिता- 
सम्बन्धी इतिहाससे बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि यह परम्परा हाक संबत्‌ 
४०० से विकसित रूपमें प्राप्त है। बराहूमिहिरने (शक्त संवत्‌ ४२७, ई० सन्‌ 
४४८) बृडुज्जातकके २६वें अध्यायके ५वें पद्यममें कहा है--“मुनिमतान्यवलोक्य 
सम्यस्घोरां वराहुमिहिरो रुचिरां चकार ।” इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि 
वराहमिहिर के पूर्व होरा ओर संहिता सम्बन्धी ग्रन्थराशि वर्तमान थी। यही 


क्षुत्तर और सारस्वताघार्य : २६३ 


कारण है कि बृहज्जातकमें मय, यवन, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सिद्धसेन, जीव- 
शर्मा के सेलाजार आदि कई मह्॒ियोके वचनोंको समीक्षा को गयी है। 
संहिताश/स्त्रकी प्रौढ़ रचनाएं वराहमिहिर्से आरम्भ होतो हैं। वराहमिहिरके 
बाद कल्याणवमने शक सबतू ५०० के आस-पास सा रावली नासक होरा ग्रन्थ 
बनाया, जिममें उन्होंने वराहमिहिंरके समान अनेक आचार्यो के नामोल्लेखके 
साथ कनकाचारय और देवकीत्तिराजका भो उल्लेख किया है । संहिता-सम्बन्धी 
अनेक विषय भी सारावडीमें पाये जाते है | इस युगमें अनेक जैन एवं जैनेतर 
आचार्योने सहितासम्बन्धी प्रोढ़ रचनाए' लिखी हैं। इन रचनाओंकी परस्पर 
तुलना करने पर प्रतोत्त होगा कि इनमें एकका दूसरे ग्रन्थपर पर्याप्त प्रभाव 
है । कई विधय समानरपम प्रतिपादित किये गये हैं। उदाहरणके लिए गर्ग, 
वराहमिहिर और ऋषिपुत्रके एक-एक पद्म उद्धुत किये जाते हैं-- 
शशिशोणितवर्णाभो, यदा भवत्ति भास्कर: 
तदा भर्वान्त संग्रामा, घोरा रुधिरकर्दमा' ॥ 
>> गगें 
दिशिरुधिरनिमे भानौ नभ'स्थले भवन्ति सम्रामा. । 
--वराहुमिहिर 
समिलछोहिवण्णहोवरि संकुण इत्ति होइ णायव्वो । 
सगाम॑ पुण घोर खग्ग सूरो णिवेदेई॥ 
--ऋषिपुत्र 
इसी प्रकार चन्द्रमा द्वारा प्रतिपादित किये गये फलम भी समानता है। 
ऋषिपुत्र निमित्तशास्त्रका चन्द्रप्रकरण संहिताके चन्द्राचार अध्यायसे प्रायः 
मिलता-जुलता है| इस प्रकारके फल प्रतिपादनको प्रक्रिया शक सवत्‌की ५-६वीं 
शताब्दीमे प्रचलित थी। वुद्धग्गके अनेक पद्म ऋषिपुत्रके निमित्तशास्त्रसे 
मिलते-जुलते हैं । 
कृंष्णे शरोरे सोमस्य श॒द्राणा वधमादिशषेत्‌। 
पीते शरीरे सोमस्य वैश्यानां वधमादिशेत्‌ ॥| 
रक्‍ते शरोरे सोमस्य राज्ञां च वधमादिशेत्‌ । 
--वुद्धगर्ग 
विप्पाण देइ भय वाहिरण्णो तहा णिवेदेई। 
पीलो रेखत्तियणासं धूसरवष्णो य वयसाणं॥३८॥ 
किण्हो सुदृविणासों चित्तल॒वण्णो य हवइ पयहेऊ । 
दहिली रसखवण्णो सव्वम्हि य पाहिदो चदो ॥३९॥॥ 
““ऋषिपुत्र निमित्तशास्त्र 


२६४ : तीर्थंकर सहावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उपयुक्त तुछनात्मक.विवेचनका तात्पर्य यही है कि संहिताकालको प्रॉयः 
सभी रचनाएं ब्रिषयंकी समान हैं। इंस कालके लेखकोंने नवीन बातें 
बहुत कम कहीं हैं। फ ४ (कप भ्रणाछी गणितपर आश्षित न होनेके कार 
बाह्य निर्मित्ताधीन रही है। इस कालके ग्रन्थोंमें भोम, दिव्य और अन्तरिक्ष, 
इन तीन प्रकारके निर्मित्तोंका विशेषरूपसे बर्णन किया है। यभा-- 
दिव्यान्तरिक्ष भोम॑ तु त्रिव्रि्ध परिकोत्तितम । 
अद्भुत्तसागर १प० ६ 
बाराहोसंहितामें इन तीनों निमित्तोंके सम्बन्धमें लिखा है कि “भौम॑ चिर- 
स्थिरभव तच्छान्तिभिराहतं शममुपेति । नामसममुपैति मुदु्ता क्षरति न दिव्य 
वदन्त्येके” ॥| इसी प्रकार “आचार्य ऋषिपुत्रने--“जे दिद्ठु भुविरसण्ण जे दिद्ठा 
कुहमेणकत्ताण । सदसंकुलेन दिट्ठा बऊसट्टिय एण णाणघरिया' ॥ इत्यादि लिखा 
है । अतएवं संहिताकालकी उक्त रचनाकओंके अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि ई० सन्‌ 
५वी-६ठो शतीमें ऋषिपुत्नने अपना निमित्तशास्त्र लिखा होगा । निमित्तशास्त्रके 
अतिरिक्त संस्कृतमे भी इनकी कोई संहिताविषयक रचना रही है, जिसके उद्ध- 
रण भट्टोत्पली, अद्भुतसागर, शकुनसारोद्धार, वसन्तराजश्याकुन प्रभृति प्रन्थों- 
में पाये जाते है । इन ग्रन्थोंका रचनाकाल ओर संकलनकाल ई० सन्‌ दक्षवीं- 
ग्यारहवीं शत्ती है। अतएवं ऋषिपुत्रके समयको अवधि दशवीं शती सम्भव 
है। गर्गाचायं और ऋषि५ त्रकी रचनाओंमें समता रहनेके कारण इनके समयको 
निचली अवधि ई० सन्‌ पाँचवीं शती है । इसी प्रकार वराहमिहि रकी रचनाओंके 
साथ समत्ता रहनेसे भी पव्चम शतती समय आता है। 
ऋषिपुत्रका समय ज्ञात करनेके लिए एक अन्य प्रमाण यह है कि अद्भुत्त- 
सागरमे ऋषिपुत्रके नामसे कुछ पद्म प्राप्त होते हैं, जिससे उनका बराहुमिहिरसे 
पू्॑रबत्तित्व सिद्ध होता है--उक्तञ्च ऋषिपुत्रेण-- 
गगंशिष्या यथा प्राहुस्तथा वक्ष्याम्यत्तः परम । 
भौमभागंवराड्रूककेततो यामिनो ग्रहा:॥ 
आक्रन्दसारिणामिन्दुर्ये शेषा नागरास्तु ते। 
गुरुतौरबुधानेव नागरानाह देवर: ॥ 
परान्‌ धुमेन सहितान्‌ राहुमागंवलोहितान | ु 
इन पद्योंमें गगंशिष्य और देवर इन दो व्यक्तियोके नामोका उल्लेख किया 
गया है । यहां गगंशिष्यसे कौन-सा व्यक्ति अभिप्रेत है, यह नहीं कहा जा सकता, 
पर द्वितोय व्यक्ति देवलकी रचनाओंके देखनेसे प्रतोत होता है कि यह बराहू- 
मिहि्रके पुबंनर्तों हैं, क्योंकि अदुभुतसागरके प्रारम्भमें ज्योतिषके सिर्माता 


शरुवथर भर सारस्वतावार्य : २६५ 


आँषायोकी नामावलौ कालक्रमके हिसावसे दी गयी प्रतीत्त होती है। इसमें 
बुद्धगर्ग, गगं, पाराशर, वशिष्ठ, बुहस्पति, सूर्य, वादरायण, पीछुकाचाय, नृपपुत्र, 
देवर, कांध्यप, नारद, यवन, वराहमिहिर, वसन्‍्तराज आदि आचार्योंके नाम 
आये हैं। इससे ध्वनित होता है कि आचाय॑ ऋषिपुत्र देवलके पश्चात्‌ और 
वराहमिहि रके पृव॑वर्त्ती हैं। दोनोकी रचना-पद्धतिसे भी यह भेद प्रकट होता 
है, क्योंकि विषयप्रतिषधादनकी जितनी गम्भीरता वराहमिहिरमें पायी जाती 
है, उतनी उनके पृव॑वर्त्ती आचार्योमें नहीं । 

यदि (४६४०४५६४ 0४६४)०४2णप के अनुसार आचाय॑ ऋषिपुन्नके पिता 
जेनाचार्य गग॑ मान लिये जायें, तब तो उनका समय निविवाद रूपसे ई० सन्‌ 
की चौथी शती है, क्योंकि गर्गाचायं वराहमिहिरसे कम-से-कम सौ वर्ष पहले 
हुए हैं । गरगंसिद्धान्तके तत्व उदयकालीन ज्यौतिष-तत्त्वोके समकक्ष है। इस 
हिसाबसे ऋषिपुत्रका समय ई० सन्‌ चतुर्थ ढातोका मध्य भाग आता है | 


भट्टोत्पलका समय शक स० ८८८ और अद्भुतसागरके सकलूबिता मिथि- 
लाधिपति महाराज लक्ष्मणसेनके पुत्र महाराज वल्लालसेनका शक सं० १०९० 
है। अद्भृतसागरमे वराह, वृद्धग्गं, देवल, यवनेश्वर, मयूरचित्र, राजपृत्र, 
ऋषिपृत्र, ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, युलिश, विष्णुचन्द्र, प्रभाकर आदि अनेक आचार्योके 
वचन सग्रहीत है । अतः निविवाद रूपसे आचाय॑ ऋषिपुत्रका समय भट्टोत्पल 
ओर वल्लालसेनके पूर्व है । 


ऋषिपुत्रने प्राचीन प्राकृंतमे निम्मित्तशास्त्रकी रचना की है, इसकी भाषा 
सिद्धसेनके 'सम्मइ-सुत्त'की भाषासे मिलती-जुलुत्ती है। उपसगं और अव्ययोंके 
प्रयोग समान रूपमे पाये जाते है। ध्वनिपरिवर्तन सम्बन्धी नियम भी तुल्य हैं। 
हृस्वमात्रिक नियमका प्रयोग भी इस ग्रन्थकी भाषामे किया गया है। अत्एव 
भाषाकी दृष्टिस इसका रचनाकाल ई० सन्‌ छठी-सातबी शती होना चाहिए। 


ज्योतिषविषयक ज्ञान और रचना 

आचाय॑े ऋषिपुत्र फलितज्यौतिषके विद्वान थे। गणितसम्बन्धी इनकी एक 
भी रचनाका अब तक पत्ता नहीं लम सका है। उपलब्ध उद्धरण और ऋषिपुत्र 
निमित्तशास्त्रमे इनकी गणितविषयक विद्वत्ताका पता नहीं चलता है। इनकी 
त्रिस्कन्धात्मक ज्यौतिषमेसे केवल सहिता विषयसे सम्बद्ध रचनाएं ही प्राप्त 
हैं। प्रारम्भिक रचनाएं रहनेके कारण विषयकी गरम्भीरता नहीं है, केवल 
सूत्ररूपमें हो संहिताके विषयोंका ग्रथन किया गया है। 


निर्मित्तोके तीन भेद बतछाकर फल्देश लिखा है-- 


२६६ : तीर्थंकर महाबोर और उनको आचार्य-बरम्परा 


१. भौभिक--यृथ्वी सम्बन्धी निमिति। की 

२. विग्यकं--अआाकाश सम्बन्धी निमित्त | । बे 

३. शाब्दिक->विभिन्‍न प्रकार सुनाई पड़नेवाले धब्दजत्य निमित्त | 

आकाशसम्बन्धी निमित्तोंको बतझते हुए लिखा है-- ' 

सूरोदय अच्छमणे चंदमसरिक्खगहुचरियं । 
ल॑॑ पिच्छियं निरमित्त सब्ब॑ आएसिह कूणहं ॥ 

सूर्योदयके पहले और अस्त होनेके पश्चात्‌ चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रहचार एवं 
उल्का आदि गमन एवं पतनको देखकर श्युभाशुभ फलका ज्ञान करना चाहिए। 
इस शास्त्रमें दिव्य, अन्तरिक्ष ओर भोम इन तोनों भ्रकारके उत्पातोंका वर्णन भी 
विस्ता रसे किया है । वर्षोत्पात, दवोत्पात, उल्कोत्पात, गन्धर्वोत्पात, इत्यादि 
अनेक उत्पातोंके द्वारा शुभाशुभ फलका प्रतिपादन आया है। आवजाये ऋषि- 
पुत्रके निमित्तशास्त्रमे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय 'मेघयोग का है। इस प्रक- 
रणमे नक्षत्रानुसार वर्षकि फलछका अच्छा विवेचन किया है। प्रथम वुष्टि यदि 
कृत्तिका नक्षत्रमें हो, तो अनाजकी हानि, रोहिणीमें हो, तो देशकी हानि, मुग- 
शिरामें हो, तो सुभिक्ष, आर्द्रामें हो, त्तो खण्डवृष्टि, पुनवंसुमे हो, तो एक माह 
वृष्टि, पुष्यमे हो, तो श्रेष्ठ वर्षा, आाइ्लेषामे हो, तो अन्न-हानि, मधा और पूर्वा 
फाल्गुनोमे हो, तो सुभिक्ष, उत्तराफाल्गुनी ओर हस्तमें हो, तो प्रसन्नता, 
विशाखा ओर अनुराधामे हो, तो अत्यधिक वर्षा, ज्येष्ठामे हो, तो वर्षाकी कमी 
मूलमें हो, तो पर्याप्त वर्षा, पूर्वाषाढ़ा-उत्तराषाढ़ा और श्रवणमें हो, तो अच्छी 
वर्षा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपदमें हो, तो उत्तम वृष्टि 
ओर सुमिक्ष, एवं रेवती आश्विनी और भरणीमें हो, तो पर्याप्त वृष्टिके साथ 
अन्तभाव श्रेष्ठ रहता है और प्रजा सब तरहसे सुख प्राप्त करती है। भट्टो- 
त्पलि-टीकामें जो उद्धरण आये हैं उनमें सप्तमस्थ गुरु शुक्रे फलका प्रतिपादत 
बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। सूर्यग्रहण ओर चन्द्र्रहणका फलादेश भी 
तिथि ओर नक्षत्रोंके क्रमसे वर्णित दै। भुक्त, अभुक्त नक्षत्रोंका फलादेश भी बत- 
लाया गया है | सारांश यह है कि ऋषिपुत्रकी पूर्ण रचना एक निमित्तशास्त्र 
ही उपलब्ध है। विभिन्‍न ग्रन्थोंमें उद्धरण पाये जानेसे इनकी संहिता विषयक 
रचनाका भी अनुमान लगाया जा सकता है। 


आचार्य मानतुंग 
उत्थानिका 


भक्तिपूर्ण काय्यके सुष्ठा कविके रूपमें आचाय मानतुंग प्रसिद्ध हैं। इनका प्रसिद्ध 
शुसघर और सारस्वताचार्म ; २९७ 


स्तोत्र 'भक्तामर' दिगम्बर ओर ष्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें समानरूपसे समादुत 
है । भक्त-कविके रूपमें इनकी ख्याति चली आ रही है। इनकी रचना इत्तनी छोक- 
प्रिय रही है, जिससे उसके प्रत्येक पद्चके प्रत्येक चरणको लेकर समस्यापूर्व्यात्मक 
स्तोन्रकाव्य लिखे जाते रहे हैं । भक्तामरस्तोत्रकी कई समस्यापृत्तियाँ प्राप्त हैं | 


जोवन-परिचय 

आचाय॑ कवि मानतुगके जीवनवृत्तके सम्बन्धमें अनेक विरोधी विचार- 
घाराएँ प्रचलित है। भट्टारक सकलचन्द्रके शिष्य ब्रह्मतारी 'पायमल्छ' कृत 
'भक्तामरवृत्तिमे', जो कि वि० सं० १६६७ में समाप्त हुई है, लिखा है कि “धारा- 
धोश भोजकी राजसभामे कालिदास, भारवि, माघ आदि कवि रहते थे | 
मानतुंगने ४८ सांकलोंकों तोडकर जैनधमंको प्रभावना की तथा राजा भोजको 
जेनधमंका उपासक बनाया।* 

दूसरी कथा भट्टारक विश्वभूषणक्ृत्त 'भक्तामरचरित'में निबद्ध है। इसमें 
भोज, भतृंहरि, शुभचन्द्र, कालिदास, धनञ्जय, वररुचि और मानतुंग आदिको 
समकालीन लिखा है। बताया है आचाय॑ मानतुगने भक्तामरस्तोत्रके प्रभावसे 
अड़तालीस कोठरियोके तालोकी तोड़कर अपना प्रभाव दिखछाया ।९ 

आचार्य प्रभाचन्द्रने 'क्रिया-कलछाप'की टीकाके अन्तगंत भक्तामरस्तोत्र 
टीकाकी उत्थानिकासे लिखा है-- 


_मानतुगनामा सिताम्बरों महाकवि: निग्नेन्थाचायंवर्यरपनीत्तमहाव्याधि- 


अतिपन्ननिम्न॑न्थमार्गों भगवन्‌ कि क्रियतामिति ब्रुवाणो भगवता परमात्मनो 
गृणगणस्तोत्र विधीयतामित्यादिष्ट: भक्तामरेत्यादि” | 


अर्थात्‌-मानतुंग श्वेताम्बर महाकवि थे। एक दिगम्बराचार्यने उनको 
व्याधिसे मुक्त कर दिया, इससे उन्होंने दिगम्बरमागं ग्रहण कर लिया और 
पछा--भगवन्‌ ! अब में क्या करूँ | आचायेने आज्ञा दो--परमात्माके गुणोंका 
स्तोत्र बनाओ | फलत: आदेशानुसार भक्त।मरस्तोत्रका प्रणयन किया । 

विक्रम संवत्‌ १३३४ के श्वेत्ताम्बराचार्य प्रभाचन्द्रसूरिक्ृत 'प्रभावक- 
चरित'में मानतुंगके सम्बन्धमें लिखा३ है--ये काशी निवासी धनदेव सेठके पुत्र 
१. इस वृत्तिका अनुवाद पंडित उदयलाल कासलीवाल द्वारा सम्पन्न हुआ है और 

यह्‌ प्रकाशित है । 


९. यह कथा जैन इतिहास विश्ञारद पडित नाथूरामजो प्रेमीने सन्‌ १९१६ ई० में 
बम्बईसे प्रकाशित भक्तामरस्तोत्रकी भूमिकामें लिखी हूँ । 
३. प्रभावकचरितक़े अन्तर्गत मानतुंगसूरिचरितम्‌, पृ० ११२३-११ ७, । 


२६८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ये। पहले इस्होंने एक दिगम्बर सुनिसे दीक्षा ली और इनका नीम चारकीति 

' महाकीतसि रखा गया। अनन्चर एक इ्वेताम्बर सम्प्रदायकी अनुयायित्री 
श्राविकाने उनके कमण्डलुके जलमें त्रसजीव बतलाये, जिससे उन्हें दिगम्बर 
चर्यासे विरकक्‍ति हो गयी और जितर्सिह नामक श्वेलाम्बराचायके निकट दीक्षित 
होकर द्वेताम्बर साधु हो गये और उसी अवस्थामें भकक्‍तामरस्तोत्रकी' 
रचना की। 


वि० सं० १३६१ के भेरुतु गक़ृत 'प्रबन्धचिन्तामणि' ग्रन्थमें लिखा है कि 
मयूर और बाण तामक साला-बहनोई पंडित थे। वे अपनी विद्वत्तासे एक 
दूसरेके साथ स्पर्धा करते थे । एक बार बाण पंडित अपने बहनोईसे मिलने 
गया और उसके घर जाकर रातमें द्वार पर सों गया । उसकी मानवत्ती बहन 
रातमें रूठी हुई थी और बहनोई रातभर मनाता रहा । प्रात्त: होने पर मयूरने 
कहा--हे ! तन्‍्वगी प्रायः सारी रात बीत चली, चन्द्रमा क्षीण-सा हो रहा है, 
यह प्रदीप मानो निद्राके अंधीन होकर झूम रहा है, और मानकी सीमा तो 
प्रणाम करने तक होती है। अहो ! तो भी तुम क्रोध नहीं छोड़ रही हो ?” 

काव्यके त्तोन पाद बार-बार कहते सुनकर बाणने चौथा चरण बनाकर 
कहा--है चण्डि ! कुचोंके निकटवर्ती होनेसे तुम्हारा हृदय भो कठित हो 
गया है। 


गतप्राया रात्रि: कृशतनुशशि: शीयंत इब 
प्रदीपोध्य निद्रावशमुपपतो घूणित इबं। 
प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रूधमहों 
कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि! कठिनस्‌ ॥" 


भाईके मुँहसे चौथा चरण धुनकर बहन लज्जिल हो गयी और अभिक्षाप 
दिया कि तुम कुष्ठी हो जाओ। बाण पतिक्रताके शापसे तत्काल कृष्ठी हो गया। 
प्रात:काल शालसे शरीर ढककर राजसभामें आया । मयूरने 'बरकोढ़ी ' कहकर 
बाणका स्वागत किया । बाणने देवता राधनका विचार किया और सूर्यके स्तवन 
द्वारा कुछ्ठरोग दूर किया । मयूरने भी अपने हाथ-पेर काट लिये और चण्डिकाको 
१. प्रभावकचरितके कथानकर्मे बाण और मयूरकों ससुर और दामाद लिखा है तथा 
उपर्युक्त इलोकके चतुर्थ चरणमें “चण्डि' के स्थानके “'सुश्र्‌' पाठ पाया जाता है । 
२. वरकोढ़ी' प्राकृत पदका परदच्छेद करने पर 'बरक ओोढ़ी-शारू ओढ़कर आये 

हो तथा 'बरकोड़ी' अच्छे कुंष्ठी बने हो, अर्थ तिकरूता है । 


अुतघर बौर सारस्वताबार्म : २६९ 


“मां भांक्षीविश्षमम्‌” स्तुति द्वारा अपना झरीर स्वस्थ कर चमत्कार उप- 
स्थित किया । 

इन चमत्कारोंके अनन्तर किसी जेनधर्मंद्रेषीनी राजासे कहा कि यदि 
जैनोंमें कोई ऐसा चमत्कारी हो, तभी जैन यहाँ रहें, अन्यथा इन्हें नगर 
से निर्वासित कर दिया जाय | मानतुंग आचायंको बुलाकर राजाने कहा कि 
आप अपने देवताओंके कुछ चमत्कार दिखलाइये । 

आचायं--हमारे देवता बीत्तरागी हैं, उनमें क्या चमत्कार हो सकता है। 
जो मोक्ष चला गया है, वह चमत्कार दिखलाने क्या आयेगा । उनके किकर 
देवता हो अपना प्रभाव दिखलाते है । अतः यदि चमत्कार देखना है, तो उनके 
किकर देवताओंसे अनुरोध करना होगा । इस प्रकार कहकर अपने शरीरको 
४४ हंथकड़ियों और बेड़ियोंस कसबाकर उस नगरके श्रीयु गादिदेवके मन्दिरके 
पिछले भागमें बेठ गये। “भक्तामरस्तोत्र के प्रभावसे उनकी बेड़ियाँ टूट गयी 
ओर मन्दिर अपना स्थान परिवर्तित कर उनके सम्मुख उपस्थित हो गया । इस 
प्रकार मानतु'गने जिनशासनका प्रभाव दिखलाया। 

मानतुंगके सम्बन्धमें एक इतिवृत्त श्वेताम्बराचायं गुणाकरका उपलब्ध है । 
उन्होंने भक्तामरस्तोत्रवृत्तिमें, जिसकी रचना वि० स० १४२६ में हुई है, 
प्रभावकचरितके अनुसार मयूर ओर बाणको श्वसुर और जामाता बताया है 
तथा इनके द्वारा रचित सूयंशतक और चण्डोशतकका निर्देश किया है। राजा- 
का नाम वृद्धभोज है, जिसको सभामें मानतुंग उपस्थित हुए थे। 


उपयुक्त विरोधी आस्थानों पर दृष्टिपात करनेसे तथा वलल्‍्लालकविरचित्त 
भोजप्रबन्ध नामक ग्रन्थका अवलोकन करनेसे निम्नलिखित तथ्य उपस्थित 


हीते हैं-- 


१. मयूर, बाण, कालिदास और माघ आदि विभिन्‍न समयवर्ती प्रसिद्ध 
कवियोंका एकत्र समवाय दिखलानेकी प्रथा १० वी शतीसे १५ वीं शती तकके 
साहित्यमें प्राप्त होती है । 


२. मानतुंगको र्वेताम्बर आख्यानोंमें पहले दिगम्बर और पश्चात्‌ र्वेता- 
म्बर माना गया है| इसी प्रकार दिगम्बर लेखकोंने उन्हें पहले इवेताम्बर 
पश्चात्‌ दिगम्बर लिखा है। यह कल्पना सम्प्रदायव्यामोहका ही फल है॥ 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर सम्प्रदायोंमें जब परस्पर कटुता उत्पन्न हो गयी और 
मान्य आचार्योकी अपनी ओर खींच-तान होने छगो, तो इस प्रकार विकृत 
इतिबृत्तोंका साहित्यमें प्रविष्ट होता स्वाभाविक है । | 


२४० : तीर्थंकर महावीर ओर उतकी आचार्य-परम्परा 


३. मानतु यंने मकतामरस्तोजकी रचना की। दोलों संस्भद्धयोंत्रे. अपनी- 
अपनी मान्यताके अनुसार इस स्लोत्रको प्रतिष्ठा दी। प्रारम्भें इस स्तोवमें 
४८ स्तोत्र थे, जो काव्य कहलाते थे। प्रायः हस्तलिखित ग्रन्धोंमें ४८ काव्य ही 
मिलते हैं। प्रत्येक पद्ममें काव्यत्व रहनेके कारण हो ४८ पद्योंको ४८ काव्य 
कहा गया है। इन पचद्मोंमें इवेताम्बर सम्प्रदायने अक्ोकवृक्ष, पृष्पवृष्टि, दिल्य 
ध्वति और चमर इल चार प्रातिहास्योंके बोधक पद्मोंको ग्रहण किया और 
सिंहासन, भामण्डल, दुन्दुलि:ः एवं छत्र इन चार प्रातिहारियोंके विदेचक 
पद्योंकी निकाल दिया। इधर दिगम्बर सम्प्रदायकी कुछ हस्तलिखित पाण्डु- 
लिपियोंमें श्वेत्ताम्बर सम्प्रदाय द्वारा निकाले हुए चार प्रातिहारियोंके बोधक 
चार नये पद्य और जोड़ दिये गये। इस प्रकार ५२ पद्मोंकोी संख्या गढ़ छी 
गयी । वस्तुतः इस स्तोन्नकाव्यमें ४८ ही पद्च हैं । 

४. स्तोत्र-काज्योंका महत्व दिखछानेके लिए उनके साथ चमत्कारपूर्ण 
आख्यानोंकी योजना की गयी है। मयूर, पुष्पदन्त, बाण प्रभृति सभी कवियोंके 
स्तोत्रोंक पीछे कोई-न-कोई चमत्कारपूर्ण आख्यान विद्यमान हैं। भगवद्भक्ति, 
चाहे वह वीतरागीकी हो या सरागीकी, अभीष्टपूर्ति करती हैं। पुजापद्धतिके 
आरम्भके पृ्व॑ स्तोत्रोंकी परम्परा ही भक्तिके क्षेत्रमें विद्यमान थी। भक्त या 
श्रद्धालु पाठक स्तोन्नद्वारा भगवदगुणोंका स्मरण कर अपनी आत्माको पविद्र 
बनाता है। यही कारण है कि भक्तामर, एकीभाव, कल्याणमन्दिर प्रभृति 
स्तोत्रोंके साथ भी चमत्कारपूर्ण आख्यान जुड़े हुए हैं । 

अतएवं इन आशख्यानोंमें तथ्याश हो या न हो, पर इतना सत्य है कि 
एकाग्रतापृवंक इन स्तोत्रोंका पाठ करनेसे आत्मशुद्धिके साथ मनोकामनाकी 
पूर्ति भी होती है । स्तोत्रोंके पढ़नेसे जो आत्मशुद्धि होती है, वही आंत्मशुद्धि 
कामनापूरतिका साधन बनती है। मानतुग अपने समयके प्रसिद्ध आचाय॑ हैं 
और इनकी मान्यता दिगम्बर और ए्वेताम्बर दोनोंमे है। 
समय-विचार 

मानतुंगके समय-निर्धारणमें उक्त विरोधी आख्यानोंसे यह प्रकट होता है 
कि वे हुं अथवा भोजक समकाछीन हैं। इन दोनों राजाओंमेसे किसी एककी 
समकालीनता सिद्ध होनेपर मानतु गर्क समयका निर्णय किया जा सकता है। 
संप्रथम हम यहाँ मोजकी समकालीतता पर विच्ञार करेंगे । 


भोजनामक कई राजा हुए हैं तथा भारतीय आशख्यानोंमें विक्रमादित्य और 
भोजको संस्कृतकवियोंका आश्रयदाता एवं संस्कृत-साहित्यका लेखक माना 
गया है । 


श्रूतथर भौर धारस्वताचार्य ; २७१ 


भारतोय इत्तिहासमें बताया गया है कि सोयक--हर्षके बाद उसका यशस्त्री 
युत्र मुंज उपनाम वाक्पति वि० सं० १०३१ (ई० सन्‌ ९७४)में मालवाकी गद्दी 
पर आसीन हुआ | वाक्‌पति मुंजने लाट, कर्णाटक, चोल और केरलके साथ 
युद्ध किया था | यह योद्धा तो था ही, साथ ही कला ओर साहित्यका संरक्षक भी 
था। उसने घारानगरीमें अनेक तालाब खुदवाये थे। उसको सभामें पद्मगुप्त, 
घनव्जय, घनिक और हलायुध प्रभुति ख्यातितामा साहित्यिक रहते थे । 
मुंजके अनन्तर सिन्धुराज या नवसाहझांक सिहासनासोन हुआ । सिन्धुराजके 
अल्पकालीन शासनके बाद उसका पुत्र भोज परमारोंकी गद्दी पर बेठा । इस 
राजकुलका यह सवंशक्तिमान और यशस्वो नृपत्ति था। ब इसके राज्यासोन 
होनेका समय ई० सन्‌ १००८ है। भोजने दक्षिणी राजाओंके साथ तो युद्ध 
किया ही, पर तुरुष्क एवं गुजरातक कीति राजक साथ भी युद्ध किया । मेरुतुगके 
अनुसार भोजने ५५ वर्ष ७ मास और ३ दिन राज्य किया है। भोज विद्या- 
रसिक था। उसके द्वारा रचित ग्रन्थ लगभग एक दर्जन है। इन्हीं भोजके 
समयमें आचायं प्रभाचन्द्रने अपना प्रमेयकमलमातंण्ड लिखा है--श्री भो जदेव- 
राज्ये श्रीमद्धारानिवासिता परापरपरमेष्ठिपदप्रणामाजितामलपुण्यनिराकृत- 
निखिलमलकलऊ्ून श्रोमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योत- 
परीक्षामुखपदमिदं विवृतमिति" | 

श्री पडित केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने प्रभाचन्द्रका समय ई० सन्‌ १०५० के 
लगभग माना है। अतः भोजका राज्यकालू ११वीं शताब्दी है ! 

आचाय॑ कवि मानतु गके भक्ताम रस्तोत्रकी शेली मयूर और बाणकी स्तोत्र- 
शेलीके समान है । अत्तएव शैली तथा अन्य ऐतिहासिक तथ्योंके न मिलनेसे 
मानतुगने अपने स्तोत्रको रचना भोजराज्यकालमे नही की है। यतः भोजके 
समयमें मयूर और बाणका अस्तित्व सम्भव नहीं है । यह चमत्कारी आख्यानोंसे 
स्पष्ट है कि मानतु ग वाण-मयूरकालीन हैं और किसी न किसी रूपमें इनका 
सम्बन्ध बाण और मयूरके साथ रहा है। 

संस्कृत-साहित्यके प्रसिद्ध इतिहासज्न विद्वान डॉ० ए० बी० कीथने* भक्तामर 
कथाके सम्बन्धमे अनुमान किया है कि कोठरियोंके त्ताले या पाशबद्धता संसार- 


१. प्रमेयकमलमार्तण्ड, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १०४१, अन्तिम प्रशस्ति 
पू० २९४ | 


२, +* पारित ण॑ $ब्याहंता पेवधद्रापाट ]94] / औथ8८ 244-25 (॥२९॥६- 
०४४ 7०८७५) 


२७२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


बन्धनका रूपक है। इस प्रकारके रूपक छठी-सातवीं शतान्दीमें अनेक लिखे 
गये हैं । वसुदेव-हिंडीमें मर्वासदु:ख, विषयसुख, इन्द्रियसुख, जन्म-मरणके 
भव आदि सम्बन्धी अनेक रूपक आये है। डॉ० कीथका यह अनुमान ग्रदि सत्य 
है, तो इसका रचनाकाल छठी शताब्दीका उत्तराद या सातवींका पूर्वाद्व 
होना चाहिये | 

डाँ० कीथने यह भी अनुमान किया है कि मानतु ग बाणके समकाछीनों 
हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासञ्ञ प॑० गोरीशंकर हीराचन्द ओझाने अपने 'सिरोहीका 
इतिहास' नामक ग्रन्थमें मानतु मका समय हृषंकालीन माना है। श्रीहरषका 
राज्याभिषेक ई० सन्‌ ६०८ में हुआ था। अतएवं मानतुगका समय ई० सन 
की ७वीं झताब्दीका मध्यमाग होना सम्भव है । । 

भक्तामरस्तोत्रके अन्तरंग परीक्षणसे प्रतीत होता है कि यह स्तोत्र 
'कल्याण-मन्दिर'का परवर्त्ती है। 'कल्याण-मन्दिर'के रचयिता सिद्धसेनका 
समय षष्ठी शताब्दी सिद्ध किया.जा चुका है। अतः मानतु गका समय इनसे 
कुछ उत्तरवर्तों होना चाहिये। हमारा अनुमान है कि दोनो स्तोन्नोंमें उपलब्ध 
समता एक-दूसरेसे प्रभावित है। 

'कल्याण-मन्दिर'में कल्पनाकी जेसी स्वच्छता है, वेसी प्राय: इस स्तोतमें 
नहीं है । अत्त: कल्याण-मन्दिर भक्ताम रके पहले की रचना हो, तो आइएचयं नहीं 
है। यतः इस स्तोत्रकी कल्पनाओंका पल्‍लवन एवं उन कल्पनाओं में कुछ नवीन- 
ताओंका समावेश चमत्कारपुर्ण शैलीमें इस स्तोजमें हुआ है। भक्तामरमें कहा है 
कि सूर्यंकी बात ही क्या, उसकी प्रभा ही तालाबोंम कमछोंको विकसित कर 
देती है, उसी प्रकार है प्रभो ! आपका स्तोत्र तो दूर ही रहे, पर आपके नाम- 
की कथा ही समस्त पापोंको दूर कर देती है | यह नाम-माहात्म्य मूलतः श्री- 
मदभागवतसे स्तोत्र-साहित्यमें स्थानान्तरित हुआ है | यथा-- 

आस्तां तब स्तवनमस्तसमस्तदोष॑ 

त्वत्संकथापि जगतां दुरित्तानि हन्ति । 
दूरे सहख्लकिरणः कुरुते प्रमेव 

पद्माकरेषु जलजानि विकासभाडिज ॥ 


कल्याण-मन्दिरमें भी उपयुंक्त कल्पना ज्यों-की-त्यों मिलती है। बताया है 
कि जब निदाघमें कमलसे युक्त तालाबकी सरस वायु ही तीत्र आतापसे संतप्त 


१. ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिदरेचर, पृ० २१५। 
२. भक्तामरस्तोत्र, पद्म ९। 


ह शुतधर मोर सारस्वताचाय : २७३ 
१८ ' ' ; 


परच्चिकोंकी गर्मीसे रक्षा करती है, तब जलाशयकी बात ही क्‍या, उसी प्रकार 
जब आपका ताम ही संसारके तापको दूर कर सकता है, तब आपके स्तोत्रके 
सामर्थ्यका कया कहना | 
आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन ! संस्तवस्ते 
नामापि पाति भवतों भवतो जगन्ति। 
तीव्रातपोपहतपान्थजना न्विदाघे, 
प्रीणाति पद्मसरसः सरसो5निलो5पि" ॥ 
भक्तामरस्तोत्र ओर कल्याणमन्दिरकी गुणगान-महत्त्व-सूचक कल्पना तुल्य 
है। दोनों ही जगह नामका महत्व है। अतः एक दूसरेसे प्रभावित्त हैं अथवा 
दोनोंने किसी अन्य पौराणिक स्तोत्रसे उक्त कल्पनाएं ग्रहण की हैं । 
भकतामरस्तोत्रमें बतलाया है कि है प्रभो ! संग्राममें आपके लामका 
स्मरण करनेसे बलवान राजाओंके युद्ध करते हुए घोड़ों और हाथियोंकी भया- 
तक गरजतासे युक्त सैन्यदल उसो प्रकार नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, जिस प्रकार 
सूर्यके उदय होनेसे अन्धकार नष्ट हो जाता है। यथा-- 


वल्गत्तु रड्रगजगजितभीमनाद-- 
माजो बलं बलवतामपि भूपतीनास । 
उद्यहिवाकरमयूखशिखापविद्ध 
त्वत्कीत्तनात्तम इवाशु भिदामुपेति* ॥ 
उपयुक्त कल्पनाका समानान्तर रूप कल्याणमंदिरके ३२ वें पद्ममें उसी 
प्रकार पाया जाता है जिस प्रकार जिनसेनके पार्व्वाभ्युदयमें । कल्याणमंदिरमें 
भी यही कल्पना प्राप्त होती है। यथा-- 
यद्गजं दृजितघनोघमदअभी म-- 
अद्यत्तडिन्मुसलमांसलूघो रधारम्‌ । 
देत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि द्ते 
तेनेव तस्य जिन ! दुस्तरवारिकृत्यम्‌३ ॥ 
इसी प्रकार भकतामरस्तोन्नके “त्वामामनन्ति मुनयः परम पुमांसम्‌” 


(भक्तामर पद्य २३) और "“त्वां योगिनो जिन ! सदा परमात्मरूपम'”' (कल्याण- 
मदिर पद्य १४) तुलनीय हैं । 


१. कल्यागमन्दिर, पद्म ७। 
१. भकतामरस्तोत्र, पद्म ४२। 
२. कल्याणमन्दिर, पद्च ३२। 


२७४ : तीथंकर महावीर और उसकी आवायंबरमपर 


उपयुंक्त विश्लेषणके प्रकाशमें इस स्वीकृतिका विरोध तहीं किया जा सकता - 
कि भकक्‍्तामर और कल्याणमन्दिर दोनोंकी पदावलो, कल्पताएं एवं तथ्य, 
निरूपण-प्रणाली समान हैं ।.. | 

ये दोनों स्तोत्र तथ्य-विश्लेषणकी दृष्टिसे श्रीमद्भागवद्‌ ओर शेछीकी दृष्टि- 
से पुष्पदन्तके शिवमहिम्नस्तोत्रके समकक्ष हैं । 5 । 
रचता-परित्रय और काव्यप्रतिभा 

मानतुड्रकी एकमात्र रचना ४८ पद्मप्रमाण भक्तामर-स्तोत्र है। यह 
समस्त स्तोत्र वसन्ततिलकाउन्दमें छिखा गया है। इसमें आदितीर्थद्धूर 
ऋषभनाथकी स्तुति की गयी है । इस स्तोत्रकी यह चिशेषता है कि इसे किसी 
भी तीथ॑डूर पर घटित किया जा सकता है। प्रत्येक पद्यमें उपमा, उतोक्षा 
और रूपक अलड्भारका समावेश किया है। इसका भाषा-सौष्ठव और भाव- 
गास्मीयं आकषक है | कवि अपनी नम्नता प्रकट करता हुआ कहता है कि है 
प्रभो ! में अल्पज्ञ बहुश्रुतज्ञ विद्वानों द्वारा हँसीका पात्र होने पर भो आपकी 
भक्ति ही भुझे मुखर बनाती है। वसन्‍्तमें कोकिल स्वयं नहीं बोलना भाहती, 
प्रत्युत आम्रमञजरी हो उसे बलातु कूजनेका निमन्त्रण देती है। यथा-- 

अल्पश्रत्तं श्रुतवत्तां परिहासधाम 
त्वद्धाक्तिरेव मुखरीकुर्ते बलान्माम्‌ | 
यत्को किल: किल मधो मधुर विरीति 
तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेकहेतुः" | 

अतिशयोक्ति अलंकारके उदाहरण इस स्तोत्रमें कई आये हे । पर १७ वें 
पद्चका अतिशयोक्ति अलद्भधुगर बहुत ही सुन्दर है । कवि कहता है कि हे भगवन्‌ ! 
आपकी महिमा सूयंसे भी बढ़कर है, क्योकि आप कभी भी अस्त नहीं होते । न 
राहुगम्य हैं, न आपका महातल प्रभाव मेघोंसे अवरूद्ध होता है। आप समस्त 
लोकोंको एक साथ अनायास स्पष्ट रूपसे प्रकाशित करते हैं, जब कि सूर्य राहु- 
से ग्रस्त या मेघोंसे आच्छन्न हो जाने पर अकेले मध्यलोकको भी प्रकाशित करने- 
में अक्षम रहता है। यथा-- 

नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति | 
नाम्मोघरोदरनिख्द्धमहाप्रभावः | 
सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीन्‍्द्र ! लोके' ॥॥ 


१. भकतामरस्तोत्र, पद्म ६। 
२, बह्ही, प्र १७। 


शुत्धर और धारस्तताचार्य : २४५ ' 


यहाँ भगवानको अद्भुत सूर्यके रूपमें वणित कर अतिशयोकतिका चमत्कार 
दिक्षलामा गया है। 
कवि आदिजिनको बुद्ध, शद्भूर, धाता ओर पुरुषोत्तम सिद्ध करता हुआ 
कहता है-- 
बुद्धस्त्मेवः विबुधाचितबुद्धिबोधा-- 
स्व कद्भुरोपसि भुवनत्रयशद्धुरत्वात्‌ । 
धातासि धीर शिवमार्गविधेविधाना-- 
दरक्त “त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमो5सि" ॥ 
इस प्रकार इस स्तोत्र-काव्यमे भक्ति, दर्शन और काव्यकी त्रिवेणी एक 


साथ प्रवाहित प्राप्त होती है । 
रविषेण 


रविवेणाचार्य ऐसे कलाकार कवि हैं, जिन्होंने संस्कृतमें लोकप्रिय पौराणिक 
चरित्तकाव्यका ग्रथन किया है। पौराणिक चरित्तकाव्य-रचयिताके रूपमें रवि- 
बेणका सारस्वताचार्योमें महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
जीवन-परिचय 
आचाये रविषेण किस संघ या गण-गच्छके थे, इसका उल्लेख उनके ग्रन्थ 
'पह्मचरित' में उपलब्ध नहीं होता। सेनानत नाम ही इस बातका सूचक 
प्रतीत होता है कि ये सेनसंघके आचाय॑ं थे। पद्मचरिततमे निदिष्ट गुरुपरम्परा- 
से अवगत होता है कि इन्द्रवेनके शिष्य दिवाकरसेन थे ओर दिवाकरसेन- 
के शिष्य अहंत्सेन । इन अहंतसेनके शिष्य लक्ष्मणसेन हुए और लक्ष्मणसेनके 
शिष्य रविषेण । यथा-- 
शाताशेषकृतान्तसन्मुनिमन:सोपानपर्बावली 
पारम्पयंसमाधितं सुवचन सारा्थंमत्यद्भुतम्‌ । 
आसीदिन्द्रगु रोदिवाकरयत्ति: शिष्योःस्य चाहंन्मुनि- 
स्तस्माल्लक्ष्मणसेनसन्मुनिरद: शिष्यो रविस्तु स्मृतम्‌ ॥ 
सम्यग्दशंनशुद्धिका रणगुरुश्रेयस्करं पुष्कलं 
विस्पष्ट परम॑ पुराणममल श्रोमत्प्रबोधिप्रदम । 
रामस्थाद्भूतविक्रमस्थ सुकृतो माहात्म्यसद्धीत्तंनं 
श्रोतव्यं सत्ततं विचक्षणजनैरात्मोपका राथिभि:* ॥ 
१. भक्तामरस्तोत्र, पद्चध २५। 
२. पद्मचरितम्‌, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, १९३॥१६८-१६९ । 


२७६ : तीर्थंकर महावीर और उनको आधचार्य-परम्परा 


अर्थात्‌ यह पद्माचरित समस्त शास्त्रोंके ज्ञाता उत्तम मुनियोंके मनंको 
सोपान-परम्पराके समान नाना पर्बोकी परम्परासे युक्त है, सुभाषितोंसे परि- 
पूर्ण है, सारपुर्ण है तथा अत्यन्त आश्चयंकारी है। इन्द्रगुरुके शिष्य श्रीदिवाक र- 
यति थे। उनके शिष्य अहंदयत्ति हुए। उनके शिष्य लक्ष्मणसेन मुनि थे और 
उनका शिष्य में रविषेण हूँ । 

मेरे द्वारा रचित यह 'पद्मचरित' सम्यग्दशंनकी शुद्धताके कारणोंसे श्रेष्ठ 
है, कल्याणकारी है, विस्तृत है, अत्यन्त स्पष्ट है, उत्कृष्ट है, नि्ल है, श्रीसम्पन्न 
है, रत्नश्रयरूप बोधिका दायक है, तथा अद्भुत पराक्रमी पुण्यस्वरूप श्रीराम- 
के माहात्म्यका उत्तम कीत्तंन करनेवाला है, ऐसा यह पुराण आत्मोपका रके 
इच्छुक विद्वज्जनोंके द्वारा निरन्तर श्रवण करने योग्य है | 


उपयुक्त पद्मयोंसे रविषेणकों गुरु-परम्पराका परिश्ञान तो हो जाता है, पर 
उनके जन्मस्थान, बाल्यकाल, विवाहिल जीवन आदिके सम्बन्धमें कुछ भी 
जानकारी नही हो पाती । 

रविषेणने पद्मचरितके ४२ वें पब॑में जिन वृक्षोंका वर्णन किया है वे वृक्ष 
दक्षिण भारतमे पाये जाते है। कविका भोगोलिक ज्ञान भी दक्षिण भारतका 
जितना स्पष्ट और अधिक है उत्तना अन्य भारतोय प्रदेशोंका नहीं। अतएव 
कविका जन्मस्थान दक्षिण भारतका भूभाग होना चाहिए। 


समय-निर्षा रण 


आचाय॑ रविषेणके समय-निर्धारणमें विशेष कठिनाई नहीं है, क्योंकि रवि- 
षेणने स्वयं अपने पद्मचरित्तकी समाप्तिके समयका निर्देश किया है-- 


द्विशताभ्यधिके समासहस्ने समतीते<ंचतु्भवरषयुक्ते । 
जिनभास्करवर्दधमानसिद्धेश्वरित पद्ममुनेरिदं निबद्धसु) ॥ 


जिनसू्य--भगवानु महावीरके निर्वाण प्राप्त करनेके १२०३ वर्ष छः माह 
बीत जानेपर पद्ममुनिका यह चरित निबद्ध किया । इस प्रकार इसको रचना 
विं० सं० ७३४ (ई० सन्‌ ६७७) में पूर्ण हुई है। वीर निर्वाण सं० कातिक कृष्णा 
३० वि० सं० ४६९ पुव॑ंसे ही भगवान्‌ महाबीरके मोक्ष जानेकी परम्परा प्रच- 
लित है । इस तरह छः मासका समय और जोड़ देने पर वेशाख शुक्ल पक्ष बि० 


सं० ७३४ रचना-तिथि आती है। 


्ड ्ज 


१, पद्मचरितम, १२३।१८२। 
ध्रुत्धर और सारस्वताधार्य : २७७ 


बहिस्सावंध 
: रविषेणके स्वयंके उल्लेखोंके अतिरिक्त समकालीन और उत्तरबर्त्ती 

आजायोके निर्देशसे भी रविषेणके समयपर प्रकाश पड़ता है। 

इनके उत्तरवर्ती उद्योतनसूरिने अपनी कुबवलूयमालामे रविषेणकों पद्च- 
चरितके कर्त्ताके रूपमे स्मरण किया है। उद्योतनसू रिका समय ई० सन्‌ ७७८ 
(बि० सं० ८३५) है। प्रतीत होता है कि रविषेणकी ख्याति १०० वर्षो्में हो 
पर्याप्त विस्तृत हो चुकी थी । उद्योतनसूरिने लिखा है-- 

जेहि कए रमणिज्जे वरग-पठमाणचरिय वित्थारे। 
कहव ण सलाहणिज्जे ते कइणो जडिय-रविसेणे"॥ 

जिन्‍्होने रमणीय एवं विस्तुत वरांगचरित और पदञ्मचरित लिखे, वे जडित 
तथा रविषेण कवि केसे इलाघ्य नही, अपितु श्लाध्य है। हरिवशपुराणके रचयिता 
प्रथम जिनसेनने भी रविषेणका पद्मचरितके कत्तकि रूपमें स्मरण किया है-- 

कतपद्मोदयोद्योता प्रत्यहू॑ परिवत्तिता । 
मृत्ति: काव्यमयी लोके रवेरिव रवे: प्रिया" ॥ 

आचाये रविषेणको काव्यमयी मूर्ति सुयंको मूरतिके समान लोकमें अत्यन्त 
प्रिय है । यत्तः सूर्य जिस प्रकार कमलोंको विकसित्त करता है उसी प्रकार रवि- 
षेणने पश्च--रामके 'चरित्तको विस्तृत किया है। आचाय॑ जिनसे नने,हरिवंशपु राण- 
की रचना वि० स० ८४०में की है। इससे स्पष्ट है कि रविषेण वि० स० ८४० 
से पुव॑ंबर्ती हैं और यशस्त्री कब है। अतः बहि:साक्ष्य भी रविषेणद्वारा स्वयं 
सूनित समयके साधक हैं। 


रखना-परिचय ओर काव्य-प्रतिभा 


पश्मचरितमें पुराण और काव्य इन दोनों के लक्षण सम्मिलित है । विमल- 
सूरिक्षुत प्राकृत पउमचरियमका आधार रहनेपर भी इसमें मौलिकताकी कमी 
नहीं है। कथानक और विषयवस्तुमे पर्याप्त परिवत्तन किया है। वस्तुतः इस 
प्रन्‍्भका प्रणयन उस समय हुआ है जब संस्कृतमें चरित-काव्योंको परम्पराका 
पूर्ण बिकास नहीं हुआ था। इसमें वन, नदी, पव॑त्त, ग्राम, ऋतु-वर्णन, संध्या, 
सू्योदिय आदिका चित्रण महाकाव्यके समान ही किया गया है। कथाका आयाम 
पर्याप्त विस्तृत है | पद्मय--रामके कई जन्मोंकी कथा तथा उनके परिकरमें निवास 


१. कुवलयमाला-अनुच्छेद-६, पु०-४ | 
२. हरिवंधपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, ११ऐ४ । 





२७८ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आजाये-परम्परा 


करनेवाले सुऔ्रोव, विभीषण, हनुमानको जीवस-व्यापी कथा भी इसे चरिक्त- ' 
काव्यमें सम्बद्ध है। कलिपय पाजोके जोवन-आख्यान तो इतसे विस्तृत भाये हैं, 
जिससे उन्हें स्वतंत्र काव्य या पुराण भी कहा जा सकता है। ह 

आधिकारिक कथावस्तु मुनि य्मचन्द्रजीकी है और अवान्तर था आशंगिक 
कथाएँ वानर-वंश या विद्याधर-बंशके आख्यानके रूपमें आयीं हैं। इन दोनों 
बंशोंका कविने बहुत्त विस्तृत वर्णन किया है । यही कारण है कि चरितकाश्यंके 
समस्त गुण इस ग्रन्थमें समाविष्ट हैं। अंगीरूपमें शान्त रसका परिपाक हुआ 
है। श्वंगा रके संयोग और वियोग दोनों हो पक्ष सीत्ता-अपह रण एवं राम-विवाह: 
के अनन्तर घटित हुए हैं। करुण-रसके चित्रणमें अभृतपूर्व सफलता मिछी है । 
युद्धमें भाई-बंधुओंके काम आनेपर कुटुम्बियोंके विलाप पाषाणहृदयकों भी 
द्रवीभूत करनेमें समर्थ हैँ । वर्णनोंके चित्रणमें कविको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई 
है। नमंदाका रमणीय दृश्य अनेक उल्त्रेक्षाओं द्वारा चित्रित हुआ है । नमंदा 
मधुरशब्द करनेवाले नानापक्षियोंके समूहके साथ वार्ताक्षप करतों हुई-सी 
प्रतीत होती है। फेनके समहसे बहू हँसती हुई-सी मालम पड़ती है। तरंग- 
रूपी भूकुटीके विलासके कारण वह क्रुद्ध होता हुई नायिका-सी, आवत्तंरूपी 
बुदबुदोंसे युक्त नायिकाकी नाभि जैसी, विशाल तटोंसे युक्त स्थल नितम्ब जेसी 
एवं निर्मल जलू-वस्त्र जैसे प्रतीत होते थे । 

इस ग्रन्थमें १२३ पदव॑ हैं| इसे छह लण्डोंमें विभक्त किया जा सकता है--- 

१. विद्याधरकाण्ड 

२. जन्म और विवाहकाण्ड 

३. बन-अमण 

४ सोता-हरण और उसका अन्वेषण 

५. युद्ध 

६. उत्तरचरित 
संक्षिप्त कयावस्तु 

भगवान महावीरके प्रथम गणधर गौतमस्वामीको नमस्कार कर, उनसे 
रामकथा जाननेकी इच्छा प्रकट करनेपर, गौतमस्वामोने यह रामकथा कही है। . 

कथारम्ममें १. विद्याधरछोक २. राक्षसवंश ३. वानरवंश ४. सोमवंश 
५. सूरयंवंध और ६ इध््वाकुवंशके वर्णनके पश्चात्‌ कंभाज़्ोत सरिताको 
वेगवती धाराके समान आगे बढ़ता है । 

रावणका जन्म (७-८ पर्व)--राक्षसवंशी राजा रत्नञ्ञवा तथा सहारानों 


भरुतथर और सारस्ववाजार्ज : २७६ 


केकसीको रावण, कुम्मकर्ण और विभीषण नामक तीन पुत्र एवं चन्द्रनख्ता नामक 
पृत्रीका छाभ हुआ। ये चासें सन्‍्तानें पेदा होते ही अपनी-अपनी प्रकृतिके 
अनुसार अपनी-अपनी महृत्ताका संकेत देने लगीं। रत्नश्रवाने जन्मके समय ही 
रावणको दिव्यहारसे युक्त एवं मौलिक मालामें प्रतिबिम्बित, उसके एक ही 
सिरके दश प्रतिबिम्ब दिखलाई पड़नेके कारण उसका नाम दशानन रखा । 
विद्यासिद्धि (८ वा पव) अपने मौपेरे भाई इन्द्रकी विभूतिका श्रवण कर उसे 
परास्त करनेका लक्ष्य रखकर वे तीनों भाई विद्यासिद्धि हेतु घनघोर त्पशचरण 
करने लगे । अन्तमें अपनी दृढ़ता एव एकाग्रता और निर्मोहिता एवं निर्भीकताके 
कारण उन तीनो भाइयोंने अनेक विद्याओंको सिद्ध कर लिया | अपनी सफलता- 
का प्रारम्भिक चरण मान वे तोनों भाई दिग्विजयकी तैयारी करने लगे। 


वक्षिण विजय (९-११ पव॑)--रथनृपुरका राजा इन्द्र अत्यन्त शक्तिशाली 
था । अतः उसे परास्त करनेके उद्देश्यसे इन्होने आाक्रमणको तैयारी की । रावण- 
ने अपनी वीरता और कुशलतासे इन्द्रके सहायक यम, वरुण आदिको तो पहुले 
हो परास्त कर दिया था। अब उसको दुष्ट इन्द्रपर ही था। इन्द्र मानव हाते 
हुए भी अपने लिये इन्द्र हो समझ रहा था | इसी कारण उससे प्रान्तोय शासकों- 
को यम, वरुण, सोम आदि सन्नाओसे अभिदहित किया था। उसने कारागारको 
नरकसंज्ञा और अर्थ॑मन्रीकी कुबेरसंज्ञा अभिहित की थी। रावणने समस्त 
साधनपुर्ण सेना लेकर किष्किन्धापुरके राजा बलिको अपमानित किया और 
उसके साधुभाई सुग्रीवको अपना मित्र बनाया | 


रथनपुरके चारों ओर मायामयी परकोटा बना हुआ था। उसकी रक्षा 
अनेक विद्याधरोके साथ नलकृवर करता था | यह परकोटा अमेद्य था। इसके 
भेदनका परिज्ञान नलकूवरकी पत्नीको ज्ञात था और यह नारी रावणके रूप- 
को देखते ही मोहित हो गयी । रावणने झूठा आश्वासन देकर परकोटाभेदन- 
का उपाय ज्ञात कर लिया और अन्तमे विजयके पश्चात्‌ नककूबरकों बहांका 
राजा नियुक्त कर उसकी पत्नीको माँ शब्दसे सम्बोधित कर एवं पतिब्रता बने 
रहनेका उपदेश दे, वहांसे आगे बढ़ा । अनेक प्रकारसे युद्ध होनेके पशचात्त इन्द्र 
अपने मत्रिमंडल सहित बंदी बना लिया गया, पर उसके पिता सहखशूरके 
बे पर रावणने उसे मुक्त किया और अपनी महृत्ताका उदाहरण प्रस्तुत 

। 


हनुमान-जन्स (१५-१८ पर्व) 
आदित्यपुरके राजा प्रह लादके पुत्र पवनञझजयका विवाह राजा महेन्द्रकी पुत्री 
२८० +तीर्यकर महावोर और उनको आार्य-परम्परा 


अंजनासे हुआ । पवनञजय उसकौ सुन्दरतासे आक्ृष्ट होनेपर भी,. अंजनाकी 
एक सखी द्वारा अपनी निन्‍्दा सुनकर वह अंजनासे रुष्ट हो भया और विवाह 
हो जानेपर उसने 'अंजनाका परित्याग कर दिया | जब पवनण्जय सवणको 
किसी युद्ध में सहायता देनेके लिये जा रहा था, तो. उसका शिविर एक नदीके 
तठ पर स्थित हुआ | यहाँ चकवाके वियोगमे एक चकवीको' विक्लाप करते देख, 
उसे अंजनाकी स्मृति हो आयी और अपने किये कार्यो पर पश्चात्ताप करने छगा | 
बह सेनाको वहों छोड़ रात्िमें ही अंजना के पास चला आया । प्रथम मिलनके 
फलस्वरूप अंजना गर्भवती हुई। पवनअ्जय प्रभात होने के पूर्व ही बिना किसी- 
से कहे-खुने अंजनाके भवनसे चला गया | अंजनाकी सास तथा अन्य परिवारके 
व्यक्तियोंने जब्र उसके गर्भवतोके चिह्न देखे, तो परिव।रके अपवादके भयसे 
उन्होने अजनाको घरसे बाहर निकाल दिया। वह दर-दर भटकती हुई एक 
निरजंन बनमे पहुँचो | यहाँ उसने एक पुत्रको जन्म दिया | इसी समय आकाश- 
मार्गंसे राज। प्रतिसूयं जा रहा था। उसने जब एक नारीका करुण चीत्कार 
सुना, तो उसका हृदय पिघल गया और नीचे आकर परिचय जानना चाहा । 
इस परिचयके क्रममे जब उसे यह मालम हुआ कि यह उसको भाजों है, त्तो 
उसे अपार ह॒ए्ष हुआ और उसे पुत्रसहित लेकर अपने घर हनुरुह द्वीपमे चछा 
आया | मार्गंमे चलते हुए हनुमान अपने बाल्य-चाचल्यके कारण विमानसे नीचे 
गिर पड़े, पर हनुमानको चाट न लगी और जिस शिला पर वे गिरे थे वह 
शिला चूर-चूर हो गयी | हनुरुह द्वीपमें बालकके सस्‍्कार सम्पन्न किये गये । 
इसी कारण इसका नाम हनुमान रखा गया । 


युद्धमे विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ पवनझजय घर वापस छौटा, पर भंज- 
नाको न पाकर तथा उसके अपवादको ज्ञातकर उसे अपार वेदना हुई। फलत: 
वह घर छोड़कर वनकी खाक छानने चल दिया। वह बन-बन भटकता हुआ, 
वृक्ष और लताओंसे अजनाका पता पूछता हुआ उन्मत्तकी तरह भ्रमण करने 
लगा | कुछ समय पदचात्‌ वह भ्रमण करता हुआ हनुरुह दीप पहुँचा और वहाँ 
अपनी पत्नी और पुत्रको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ तथा सभीके साथ 
आदित्यपुर लौट आया । 


चन्द्रनखाका विवाह खरदूषण नामक राक्षसके साथ हुआ और इस दम्पतिके 
शंबूक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 


राजा वशरथका जल्म (१९-२१ पर्व)--इक्ष्वाकुर्वशमें अयोध्याके राजा 
अजके यहाँ दशरथका जन्म हुआ । दक्ष रथका जन्म उत्तम नक्षत्र और उत्तम 


श्रुतध्षर और सारस्वताचार्य : २८१ 


मुह॒र्तभें हुआ | फलस्वरूप यह जन्मसे हो वीर, प्रतापो और यश्ञास्वी या। 
इसकी तोन रानियाँ थीं । 

(क) दर्पपुरके राजाकी पुत्री अपराजिता या कौशल्या 

(ख) पश्मपत्र नगरके राजा तिलबन्धुकी पुत्री सुमित्रा 

(ग) रत्नपुरके राजाको पुत्रो सुप्रभा 

एक दिन रावणको किसीसे विदित हुआ कि उसकी मृत्यु राजा जनक 
ओर दशरथकी सन्‍्तानोंके द्वारा होगी। अतः रावणने अपने भाई विभीषणको 
मिथिलानरेश जनक और अयोध्यानरेश दशरथको मारनेके लिए भेजा, पर 
विभीषणके आनेके पूर्व ही नारदने उन दोनोंको सचेत कर दिया था। जिससे 
वे दोनों अपने-अपने भवनोंमें अपने-अपने अनुरूप कृत्रिम मू्ति छोड़कर बाहर 
निकल गये | विभीषणने इन पुतलोंको ही सचमुचका जनक ओर दशरथ 
समझा और उन्हींका मस्तक काटकर समुद्रमें गिरा दिया तथा वापस लोटकर 
लकामें वैभवपुवंक राज्य करने लगा | 


राजा दयरथको विजय एवं क्षेकेयोसे परिणय (२१-२५ पर्॑)--भ्रमण 
करते हुए राजा दशरथ अनेक सामन्तोंके साथ केकय देश पहुँचे और वहाँकी 
राजपुत्री कैकेयीको स्वयम्वरमें जोत लिया। स्वयंवरमें समागत राजाओने 
इन्हे अज्ञातकुलशीरू समझकर इनको युद्ध करनेका निमन्त्रण दिया। दक्ष रथने 
रणभूमिमे उत्तरकर वीरतापुवंक युद्ध किया और केकेयोने उनके रथका 
संचालन किया । जिससे महाराज दक्ष रथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने केकेयीसे 
बर माँगनेको कहा । समय पाकर चारों रानियोंको चार पूत्र उत्पन्न हुए। 
कौशल्याने राम, सुमित्राने लक्ष्मण, फैकेयीने मरत ओर सुप्रभाने शत्र ध्तको 
जन्म दिया । 

सोताका जन्म (२६-३० पव्॑)--राजा जनकके यहाँ सीता नामक पुत्री 
और भामण्डल नामक पुत्रने जन्म लिया। पृवंजन्मको शत्रुताके कारण किसी 
विद्याधरकुमारने भामण्डलका अपहरण किया औौर उसे वनमें छोड़ दिया । 
इस कुमारका छालन-पारूत चन्द्रगति नामक विद्याधरने किया। नारद किसों 
कारणवश् सीतासे रुष्ट हो गये और उसका एक सुन्दर चित्रपट तैयार कर 
भामण्डलको भेंट किया। भामण्डल सीताके सुन्दर रूपको देखते ही आसक्त 
हो गया ओर विद्याधरों सहित मिथिला पर आक्रमण कर दिया, पर मनोहर 
नगर और वाटिकाको देखते ही उसे जातिस्मरण हो गया और उसे यह ज्ञात 
हो गया कि सोता उसकी सहोदरा है। अतएवं उसने जनकके समक्ष अपना 
परिचय प्रस्तुत किया तथा उन्हें सीताका स्वयम्वर करनेका परामश्य॑ दिया। 


२८२ : तीर्थंकर महावयीर और उतकी आधार्म-परम्परा 


ध्वयम्वरमें वज्ावत्त घलुषको चढ़ातेकी हांत॑ रखी गयी। अन्य -राजाओंके 
असमर्थ रहने पर रामने इस घनुषकों चढ़ाया ओर सीताके साथ उनका विवाह, 
सम्पन्न हुआ । 

रामके बड़े होने पर दशरथको संसारसे विरक्ति हो भभो और वे रामकों 
राजा बनाकर स्वयं मुनिदीक्षा ग्रहण करनेको तैयारी करने छगे । जब केके- 
यीको यह समाचार ज्ञात हुआ, तो उसने अपने सुरक्षित वरको माँग लिया, 
जिसके अनुसार भरतको अयोध्याका राज्य और रामको बनवास दिया गया । 


३. बनभ्रमण 


(क) रामका अनवास (४१ वां प्॑)--राम लक्ष्मण और सीताके साथ 
दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये । मार्गमें कितने हो त्रस्त राजाओका अभय- 
दानद्वारा उद्धार किया। केकेयी और भरत्त बनमें जाकर रामको लौट 
आनेका अनुरोध करने लगे, पर पिताको इच्छाके विरुद्ध कायं करना रामने 
स्वीकार नहीं किया | 

(ख) युद्धोंका वर्णन (४२ वां पव॑)--राम-लक्ष्मणने यहाँ पर अनेक शत्रुओं, 
धर्मंविरोधियों, पापियो और अन्यायी अत्याचारियोंको सही मार्ग पर न आनेके 
कारण यमलोक भेज दिया। राजा वज्ञकर्णको सिहोदरके चक्रसे बचाया, 
वाल्थाविल्यको म्लेच्छके कारागारसे मुफ्त किया एवं भरतका विरोध करने- 
वाले अतिवीयंका नतंकीका वेशधारण कर लक्ष्मणने उसका मान खण्डित 
किया । लक्ष्मणका अनेक राजकुमारियोंके साथ विवाह हुआ। दण्डक- 
वनमें निवास करते हुए 'राम-लक्ष्मणने मुनिको आहारदान दिया और 
जटायु नामक वृद्ध तपस्वीसे सम्पर्क स्थापित किया । 


(ग) शम्बूकमरण एवं खरदूषणसे युद्ध (४२-४४ पव॑)--सुयहास नामक 
तलवारको पाने हेतु खरदूषणका पुत्र शम्बूक त्तपस्या कर रहा था, किन्तु 
अभ्रमवश बाँसोंके भिड़ेमें छिपे हुए शम्बूकका लक्ष्मण द्वारा अस्त्रपरीक्षासे मरण 
हो गया । विलछाप करतो हुई उसकी माता चन्द्रनखा लक्ष्मणके रूपसे मोहित 
होकर कामतृप्तिकी भिक्षा माँगने रमी, किन्तु उसमें असफलता देख, पतिसे 
लक्ष्मणपर बलात्कारका दोषारोपण कर युद्ध करनेका अनुरोध किया। दोनों 
पक्षोंमें भयंकर बुद्ध हुआ, खरदूषण आदि अनेक राक्षस यमपुरी पहुँचा 
दिये गये । ह 

* ४. सीताहरुण और अन्वेष्ण (४५-५५ पव॑)--अपने बहनोईकी सहायता 
करनेके हेतु आया हुआ रावण सीताके अभिन्‍थ लावण्यको देखकर मोहित हो 


आ्ुतपर और सारस्वताचार्य : २८३ 


गयाँ। उंस समय राम-लक्ष्मण बाहर गये हुए थे। अतः बंलांतु उसका 
अपहरण कर, अपने पुष्पक विमानमें बेठाकर छकाकी ओर चल दिया | मार्ममें 
जटायु एवं रत्नजटो नामक विद्याघरोंसे युद्ध करना पड़ा, पर इस युद्धमें 
राबणकी हो विजय रही | 


राम जब युद्ध समाप्त कर वापस लौटे, तो कुटियाकों सीतासे शन्‍्य देखकर 
विलाप करने लगे। रामने अपने का्यंके सिद्धथर्थं वानरवंशी राजा सुग्रीव्से 
मित्रता को और उनकी सहायतासे सीताका पत्ता लगाया | 


५. युद्ध (५६-७८ पर्व)--सुग्रीव आदि विद्याधरोकी सहायतासे रामकी 
समस्त सेता आकाशमार्ग द्वारा लका पहुँच गयो और रामने भयंकर युद्ध 
आरम्भ किया । सर्वप्रथम रामने रावणके पास संधिका प्रस्ताव भेजा, पर उसने 
उसे अस्वोकार कर दिया | रावणके अनेतिक व्यवहारसे दु:खी होकर विभी- 
षण भी रामसे आकर मिल गया और रामने विभीषणको लंकाका राज्य देनेका 
संकल्प कर लिया। 'दोनो ओरसे भयकर युद्ध हुआ और अन्तमे पापपर 
पुण्यको विजय हुई । रामने रावणका बध कर पृथ्वीको निष्कटक बनाया । 


६. उत्तरचरित 


(क) राज्योंका वितरण एवं सोतात्याग ( ७९-१०३ पं )--रावणकी 
मृत्युके पदचात्‌ राम-लक्ष्मणने लेकाबासियोका भाश्वासन दिया और युद्धसे 
भस्त-व्यस्त लकाकी स्थितिको सम्भाला। अन्तर अयोध्या लछौट आनेपर 
अपने राज्यका समुचित बेंटवारा किया। 


समय पाकर सीता गर्भवती हुई किन्तु दुर्भाग्यसस रावणके यहाँ निवास 
करनेके फ़ारण प्रजा द्वारा निन्‍्दा होनेसे, रामने सोताका निर्वासन कर 
दिया । सोत्ता वन-वन भ्रमण करने लगी, उसने वज्ञजघ मुनिके आश्वममे 
लब और कुशको जन्म दिया । 


(ल) जग्निपरीक्षा ((०४-१०९ पर्व)--दिग्विजयके समय लव और कुशका 
राम-लक्ष्मणके साथ घनधघोर युद्ध हुआ । नारदने उपस्थित होकर राम-लक्ष्मणको 
लब और कुशका परिचय कराया । अग्निपरीक्षा द्वारा सोताकी शुद्धि को गयी। 
सीताके शीलके प्रभावसे अग्निका दहुकता कुण्ड शीतल जल बन गया | रामने 
सीतासे पुनः गृहावासमें सम्मिलित होनेका अनुरोध किया, पर सीताने अनु- 
रोधको ठुकरा दिया और आधिकाका ब्रतत ग्रहण कर लिया तथा तपश्च- 
रण द्वारा द्वादशम स्वर्गंका लाभ किया | 


२८४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आंचार्य-परम्परा 


नारायण और बलभदक्‍्के प्रेम-सौहादंकी चर्चा स्वर्गलोक तक व्याप्त हो 
गयी । अतएव परीक्षार्थ दो देव अवोध्या आंगे और लछत्मणसे समके मरणका 
असत्य समाचार कहा। लक्ष्मण सुनते हीं निष्प्राण हो गये, इस समाचारसे राम 
अत्यन्त दु:खित हुये और लक्ष्मणके मोहमें उनके शवको लिये हुए छः मास 
तक घूमते रहे । अन्तमें कृतान्तवक्रके जीवने, जो स्वग॑में देव हुआ था, रामको. 
समझाया । रामने लक्ष्मणके शवकी अस्त्येष्टि क्रिया की ओर राम जिनदीक्षा 
लेकर तपश्चरण द्वारा मोक्ष पधारे। 


समोक्षा 

इस कथावस्तुमें घटनाओं और आख्यानोंका नियोजन बड़े ही सुम्दररूपमे 
किया गया है। चरित-काव्यकी सफलताके लिए कथानकंका जेंसा गठन होना 
चाहिये वेसा इस ग्रन्थमें उपलब्ध है। कालक्रमसे विश्वेंखलित घटनाओंको 
रीढ़की हड्डीके समात दृढ़ और सुसंगठित रूपमें उपस्थित किया है। रामकी 
मूलकथाके चारों ओर अन्य घटनाएं लत्ताके समान उगती, बढ़ती और फैलत्ती 
हुई चली हैं। कथानकोंका उततार-चढ़ाव पर्याप्त सुगठित है। पात्रोंके भाग्य 
बदलते हैं | परिस्थितियाँ उन्हें कुछसे कुछ बना देती हैं । वे जीवनसंघषंमें जूझ- 
कर धषंणशील रूपकी अवतारणा करते हैं। निसस्‍्संदेह रविषेणने कथानक- 
सूत्रोंकी कलात्मक ढगसे संजोया है । 

पद्मचरितकी कथावस्तुमे निम्नलिखित तत्त्व उपलब्ध हैं-- 

(क) योग्यता 

(ख) अवसर 

(ग) सत्कायेता 

(घ) रूपाकृति 


योग्यता 

कथानकको अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियोंकी ओर मोड़ना योग्यताके 
अन्तगंत आता है। रावणद्वारा 'दशरथ-जनक-संततति विनाशका कारण होगी' 
ऐसी शंका होने पर उत्तके विनाशकी योजना, साहसगत्ति विद्याघर द्वारा 
सुग्रीवका वेष बनाकर उसके राज्य पर आधिपत्य करता, रामके वनवासमें 
छायाके समात्त लक्ष्मण द्वारा भाईकी सेवा करना आदि प्रसंगोंके मठनमें कविमे 
योग्यत्तातत्वका समावेक्ष किया है। रावणका राम-लक्ष्मणको वलिष्ठ समझ 
अपने भाई एवं पृश्नोंके बन्दी होने पर विजयप्राप्त्यर्थ बहुरूपिणी विद्याको सिद्ध 
करनेके लिए प्रस्तुत होना कथानकको प्रतिकूलसे अनुकूछ परिस्थित्तियोंकी ओर 


खुतवर और पारस्वताधार्य : २८५ 


मोड़ता है। इसी प्रकार अग्निपरीक्षामें अग्ति-कुण्डका जल-कुण्ड होना भी 
योग्यतातत्वके अच्तगेत है । 


अयसर 


रसपुष्टिक लिए यथासमय रसमय प्रसंग या सन्दर्भोंका प्रस्तुतीकरण कथा- 
तकनियोजनमें अवसरतत्तव है । पवनञ्जय विलाप करतो हुई अंजनापर, 
दृष्टिपात भी नही करता है, किन्तु सूर्यास्तके समय पतिवियोगमें विलपती हुई 
अकवोको देखकर अंजनाकी मानसिक स्थितिका अनुमान लगा, पवनअजयका 
युद्धके लिए जाते हुए मार्गमेंस छोट आना अवसरतत्त्वके अन्तगंत है। इसो 
प्रकार भरतद्वारा रामसे राज्य करनेका आग्रह करनेपर भी रामकी अस्वीकृतिके 
कारण उन्हींकी आज्ञासे निश्चित समय तक राज्य स्वोकार करना भी कथा- 
नकका अवसरत्तत््व है। रथनृपुरके मायामयी परकोटेको त्तोड़नेके लिए नल- 
कूवरकी पत्नीका प्रसाधत भी अवसरत्त्त्वके अन्तगंत है । 


सत्कार्यता 

सत्कायंतासे तात्पयं इस प्रकारसे सदर्भोंके संयोजनसे है, जो स्वत्तल्त्ररूप- 
में अपना अस्तित्व रखकर प्रसंगगर्भत्वको प्राप्त हो किसी कार्यविशेषकी 
अभिव्यंजना करते हैं। रावणद्वारा विद्यासिद्धिहेतु तपस्या करना, देवोंका 


उपद्रव कर उसको अपने लक्ष्यसे विचलित करनेका प्रयत्न करना, दशरथद्वारा 
कैकेयीको स्वय॑म्बरमे प्राप्त कर, युद्धमे सहयोग देनेपर बर प्रदान करना आदि 


प्रसंग स्वतन्त्र होते हुए भी मूलकथानकमे गंभित होकर कार्यंविशेषकी अभि- 
व्यजना कर रहे हैं । 


रूपाकुति 


कथावस्तुमें इतिवृत्तका वस्तुव्यापारोंक साथ उचित एवं संतुलितर्पमें 
नियोजन द्वारा रूपाकृति उपस्थित करना, रूपाकृति नामक तत्त्व है | मूल कथा- 
नकके साथ अवान्तर कथाओंका संमिश्रण अंग-अगीभाव द्वारा करना ही इस 
तस्वका कार्य है । कवि कथावस्तुका विस्तार न करके छोटी-छोटी कथाओं द्वारा 
भी रूपाकृति त्तत्त्का नियोजन कर सकता है। 'पद्मचचरितम्‌' में राम-लक्ष्मण 
वनमें निवास करते हैं, लक्ष्मणद्वारा शम्बकका वध हो जाता है । शोकाकुलिता 
उसकी माता चल्द्रनखा राम-लक्ष्मणकों देखकर मोहित हो, अभिकाषाकी पूर्ति 
न होनेपर रुष्ट हो जाती है और अपने पतिसे उल्टा-सीधा भिड़ा देती है | इस 
प्रकारकी अवान्तरकथाएँ पश्चचरितमें कई दशक हैं। इन अवान्तरकथाओंका 


२८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


बस्तुव्यापारोंकें साथ अंग-अंगीभावसे संयोजन किया गया है £ अतएंव रूपा- 
कृतितत्वका पूर्ण समाजेश हुआ है | व ह 
रविषेणने कथा-वस्तुके साथ वानरबंश, राक्षसवंध आदिकी व्याख्याएँ भो 
बुद्धिसंगत की हैं। निःसन्देह कविका यह प्रन्थ प्राकृत 'पउमचरिय' पर आधृुत 
होनेपर भी कई मौलिकताओंकी दृष्टिसे अद्वितीय है। 
वानरबंशको उत्पत्तिके सम्बन्धमें वाल्मीकिने लिखा हैं कि ब्रह्माका निर्देश 
पाकर अनेक देवताओंने अप्सराओं, यक्ष, ऋक्ष,, नागकन्याओं, किस्नरियों, 
विद्याधरियों एवं वानरियोंके संयोगसे सहस्रों पुत्र उत्पन्न किये। माता-पिताके 
प्राकृतिक गुणोसे युक्त होनेके कारण ये स्वभावत्तः साहसी, पराक्रमी, धर्मात्मा, 
न्‍्यायनीतिप्रिय एवं तेजस्वी हुए | ब्रह्मासे जामवान, इन्द्रसे बलि, सूथ॑ंसे सुग्रीव, 
विश्वकमसि नल, अग्निसे नील, कुबेरसे गन्धमादन, बृहस्पतिसे तार, अध्वनी- 
कुमारोंसे मयन्द और ट्विविन्द, वरुणसे सुषेण एबं वायूसे हनुमानकी उत्पत्ति 
हुई । 
रविषेणके मतानुसार देवताओंसे बानरोंकी उत्पत्ति नहीं हुई है." न बानर 
और देवताओंका शारीरिक संयोग सम्बन्ध ही सिद्ध होता है। अतः ब्रह्मा, 
इन्द्र, सुयं, विश्वकर्मा, नल, अग्नि, कुबेर, वरुण, पवन आदि तत्तद्‌ नामधारी 
मानवव्यक्तिविशेष हैं। इन व्यक्तिविशेषोंसे ही वानरजातिके व्यक्ति पेदा हुए हैं। 
रविषेणके मतमें वानर एक मानवजातिविशेष हैं। जिन विद्याधर राजाओंने 
अपना ध्वज-चिह्न वानर अपना लिया था, वे विद्याधर राजा वानरवंशी कहुलाने 
लगे। वानर पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं जो विद्याधरों या भूमियोचरियोके रूपमें 
वर्णित हैं। इस प्रकार रविषेणने वाल्मीकिद्वारा कल्पित पशुजातिका मानवी- 
करण किया है । 
इसी प्रकार राक्षसवंशके सम्बन्धमें भी रविषेणकी मान्यता वाल्मीकिसे 
भिन्न है। रविषेणने जिस प्रकार बानरद्वीपनिवासियोंको वानरवंशी माना 
है', उसी प्रकार राक्षसद्वीपवासियोंकों राक्षसवंधी कहा है। बताया है कि 
विजयाडंके पश्चिममें एक द्वीप है, जहाँ विद्याधर राजाओंका निवास हैं। 
उस द्वीपका नाम राक्षस द्वीप है। अतः वहाँके निवासो राक्षस कहलाने छगे हैं। 
अमराख्य और भानुराख्य नामक तेजस्वी राजाओंकी परम्परामें मेघवाहन 
नामक पुत्रने जन्म लिया । इसके राक्षसनामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अत्यन्त 


१. पद्मचरितम्‌ ६१३३, ६॥७०-७१, ६॥७२-७५ । 
२. वही ६२१४, ६४१८२-१८६ + 
३. वही ५३८५ | 


शुतपघर और सारत्यदाधार्य : २८७ 


प्रभावशाली एवं स्वयशा भिलाषी हुआ" ।इस राक्षस राजासे प्रवर्शित बंश राक्षस- 
वंश कहलाने लगा । ये राक्षस जनसाधारणकी रक्षा करते थे, इसलिये भी 
राक्षस कहलाने लगे। अत्तएवं रावणको राक्षस मानना भूल है। ये सम्भ्नान्त 
मानव थे, राक्षम नहीं । इस प्रकार कविने राक्षत और वानरबंशकी विशिष्ट 
व्यास्याएँ प्रस्तुत की हैं। 

छन्द, अलंकार आदिकी दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। इसमें ४१ 
प्रकारके छन्दोंका व्यवहार किया गया है। 


क्रमसं ० नासछन्द संख्या 
१ अनुष्टुप्‌ १६४४० 
२ अतिरुचिरा ५्‌ 
३ अपरवक्र १ 
॥ अश्वललितिम्‌ १ 
५ आर्या श्र 
६ आर्यवित्तम्‌ ८ 
ह आर्याछन्द ४९, 
८ आर्यागीति २७ 
९, इन्द्रवज्रा श्२ 
१० इन्द्रवदना २ 
११ उपजाति १३४ 
१२ उपेन्द्रवत्ञा ३३ 
१३ को किलकच्छन्द १ 
श्ड चण्डी १ 
१५ चतुष्पदिका २ 
१६ द्रतविलम्बित १० 
१७ दोधक १० 
श्८ त्रोटक १ 
१९, पृथ्वी ३ 
२० हृषिणी १ 
२१ पुष्पिताग्रा ६ 
रर प्रमाणिका १ 
र्३े भद्रक १ 


१. प दच्चचरित, ५।३८६। 


२८८ : तोथंकर महावीर और उनकी आच्ार्य-प्रम्परा 


इ्पसं० आमछन्द ४] संघ 


२४ ह मुजंगप्रयात ५्‌ 
२५ मन्दाक्रान्ता १५ 
२६ मत्तमयूर ह' 
२७ मालिनी र्श्५ 
र्८ रथोद्धता ह। 
२९, ,... रुचिरा ७ 
३० वंश॑ंस्थ र५ 
३१ वबसनन्‍्ततिलूका द्ृ 
३२ वियोगिनी ७ 
३३ विद्युन्माला १ 
३४ वंशपन्नपतित्तस्‌ |। 
रे५ खरघरा ५्‌ 
३६ शादूलूविक्रीडितम्‌ र्५्‌ 
३७ शालिनी ७ 
३८ शिखरिणी | 
३९, श्रकछल्द १ 
४० हरिणी १ 


इस ग्रन्थमें इककीस छन्द इस प्रकारके आये हैं, जिनका निर्धारण सम्भव 
नहीं है। यथा १७।४०५-४०६, ४२३७, ६४, ७७; ११२९५, ९६, ११४|५४, ५५, 
१२३|१७०-१७९, १८१,१८२ | रविषेणाचायने संगीतात्मक संगीत विकासके 
लिये छन्‍्दोयोजना की है। यतः विशिष्ट भावोंकी अभिव्यक्ति विशिष्ट छन्दोंके 
द्वारा ही उपयुक्त होती है' लूयकी व्यवस्था छन्दोंके निर्माणमें सहायक होती 
है । यही कारण है कि रविषेणने लय और स्वरोंका सुन्दर निर्वाह किया है | 
इनकी छन्दोयोजनाके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-- 

१ संगीत-धर्मका प्रादुर्भाव 

२. रागात्मक वृत्तियोंका अनुरंजन 

३. विशेष मनोभावोंका क्षनुरंजन 

४. प्रेषणीयताका समावेश 

अख्का र-पोजनाकी अपेक्षासे भी यह्‌ काव्य सफल है। इसमें अनुप्रास, 
इलेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, पक, अतिशयोक्ति, सन्देह, मीलित, सार, विरोधाभास 
अआन्तिसान, उल्लेख, उत्तर, स्मरण, परिकर, अनन्वय, बिनोक्ति, दृष्टान्त, 


आुतधर और सारस्वताचार्थ : २८९ 
१९ ह 


कार्ब्यक्रैंग, निदर्शना, यथासंख्य, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, प्रतीष, उदात्त, 
संसृष्टि आदि ३२ प्रकारके अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। विशेषोबित, यथासंल्य बोर 
काव्यलिंगके उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 
विशेषोक्ति-- 
शौय॑रक्षितलो कोषपि नयानुगतमानसः | 
लक्ष्म्यापि कृतसम्बन्धो न गर्वग्रहदूषितः" ॥ 
राजा श्रेणिक अपनी श्र-वीरतासे समस्त लोकोंकी रक्षा करता था, तो भी 
उसका मन सदा नीतिपूर्ण था | लक्ष्मोसे उसका सम्बन्ध था, फिर भी वह 
अहुंका रग्रहसे दूषित नहीं होता था । 
यहाँ पर कारण दर्शाते हुए भी कार्यामुख बताया गया है, अतः विशेषोक्ति 
अलंकार है। 
यथासंख्य-- 
स्फूरद्श:प्रतापाभ्यामाक्रान्तभुवनावथ । 
अभिरामदुरालोकौ शीततिग्मकराविव* ॥ 
बढ़ते हुये यश ओर प्रतापसे लोकको व्याप्त करनेवाले लव और कुश 
चन्द्र एव सूयंके समान सुन्दर तथा दुरालोक हो गये। यहाँ पर चन्द्र और 
सूयंका अन्वय सुन्दर और दुरालोकके साथ क्रमशः हो किया गया है । 
स्वभावोक्ति-- 
वीक्षमाण: सितान्‌ दन्तान्‌ दाडिमीपुष्पछोहिते। 
अवटीटे मुखे तेषां भास्वत्काउचनतारके? ॥ 
इस पद्चमें वानरजातिके स्वाभाविक गुणोका वर्णन होनेसे स्वभावोक्ति 
अलंकार है। इसी प्रकार नमंदावर्णन, सुमेरवर्णन, वनवर्णन आदिमे भी 
मानवीकरण किया गया है। आचाय॑ने अपने काव्यके आधारका स्वयं निरू- 
पण करते हुये लिखा है-- 


वद्धंमानजिनेन्द्रोकल: सोध्यम्थों गणेश्वरम्‌ । 
इन्द्रभूति परिप्राप्तः सुधम॑ धारणीभवम्‌ ॥ 
प्रभव॑ं क्रमत: कीर्ति ततोश्नु(नृ)त्तरवाग्मिनम। 
लिखितं त्तस्य संप्राप्य रवेर्यत्नोल्यमुद्गत:' ॥ 
१, पद्मचरित २।५३ 
३२. वही १००५३। 
3). प्चचरित, ६११४। 
४. वही १।४१-४२ | 





२९९ : तीथंकर महावीर और उतकी आचार्यन्परम्परा 


थर्दमान जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ यहू अर्थ ; नामक गौतर्म 
गणघरको प्राप्त हुआ ॥ सत्पश्चात्‌ घारिणीके पुत्र । तदनल्तर 
प्रभभको और पह्चात्‌ श्रेष्ठ वक्ता कीतिघर आचार्यको उक्त अर्थ प्राप्त 
हुआ । आचाय॑ रविषेणने इन्हीं कीतिधर आचारयंके वचनोंका अवलोकन क्र, 
इस 'पद्यचरिलतस'की रचना की है। ' 

यहाँ यह विधारणीय है कि पद्ममें आया हुआ कीतिघर आचायं कोन है 
और उसके द्वारा रामकथा सम्बन्धी कौन-सा काव्य लिखा गया हैं? जैन साहित्यके 
आलोकमें उक्त प्रइनोंका उत्तर प्राप्त नहीं होता है। श्रीनाथुरामजी प्रेमीने इस 
ग्रन्यथकी रचना प्राकृत 'पउमचरियं'के आधार पर मानी है। अत्तः संक्षेपर्मे यही 
कहा जा सकता है कि यह एक सफल काव्य है, जिसकी रचना कवि आचारये 
रविषेणके द्वारा की गयी है। 

भूगोलकी दुष्टिसे भी यह ग्रल्थ अत्यधिक उपयोगी है। इसमें सुष्टिको 
अनादिनिधन बताया ग्रया है और उत्सपंण एवं अवसर्पण कालमें होनेवाली 
वृद्धि-हानिका कथन आया है। युगमानका वर्णन प्रायः 'तिलोयपण्णत्ति'के समान 
है | भोगभूमि और कर्मभूमिकी व्यवस्था भी उसीके समान .वर्णित्त है। बताया 
है कि भोगभूमिके पर्वत अत्यन्त ऊँचे, पाँच प्रकारके वर्णोसे उज्जवल, नाना 
प्रकारकी रत्नोंकी कान्तिसे व्याप्त एवं सवंप्राणियोंको सुखोत्पादक होते हैं। 
नदियोंमें मगरमच्छ आदि नहीं रहते, पर कमंभूमिमें यह व्यवस्था परिरवातित 


हो जाती है। 
जटासिंहनन्दि 
पुराण-काव्यनिर्माताके रूपमें जटाचायंका नाम विशेषरूपसे प्रसिद्ध है। 
जिनसेन, उद्योतनसूरि आदि प्राचीन आचायोंने जटासिहनन्दिकी प्रशंसा की है । 
जिनसेन प्रथमने लिखा है-- 
बराड्नेव सर्वाद्धिव॑राजुचरिताथंवाक्‌ । 
कस्य नोत्पादयेद्‌ गाढ़मनुरागं स्वगोचरस ॥* 
जिस प्रकार उत्तम स्त्री अपने हस्त, मुख, पाद आदि अंगोंके द्वारा अपने 
विषयमें गाढ़ अनुराग उत्पन्न करती है, उसी प्रकार वशद्भुचरित्की अर्थ॑पु्ण 
वाणी भी अपने समस्त छल्द, अलंकार, रीति आदि अंगोंसे अपने विषयमें किसी ., 
भी रसिक समालोचकके हृदयमें गाढ़ राग उत्पन्न करती है । 
जिनसेन द्वितीयने भी अपने बादिपुराणमें जटाचायंका आदरपुर्चक स्मरण 
किया है। लिखा है-- 
१. हरिवंशपुराण, भारतीय शानपीढ संस्करण १॥३५ 


आुवधर और सारस्वताचार्य: २९१ 


काव्यानुचिन्तते यस्य जटाः प्रबलवृत्तयः: | 
अर्थानस्मान्‌ वदन्‍्तीव जटाचाय॑: स नोध्वतात्‌ ॥" 
जिनकी जटारूप प्रबल--युक्तिपूर्ण वृत्तियाँ-टीकाएँ काव्योंके अनुचिन्तनमें 
ऐसी शोभायमान होती थी, मानों हमें उन काव्योंका अर्थ ही बतला रही हैं, 
इस प्रकारके वे आचाय॑ जटासिह हमछोगोंकी रक्षा करें। 
उद्योतनसूरिने अपनी कुवलूयमालामें वराज्भचरित्तके रचयिताके रूपमें 
जटाचायैका उल्लेख किया है। 


जेहि कए रमणिज्जे वरंग-पउमाण-चरिय वित्यारे | 
कह व ण सलाहणिज्जे ते कइणो जडिय-रविसेणे ॥*९ 
इसी प्रकार धवल कविने भी जटाचायंका आदर पूर्वक स्मरण किया है-- 
मुणि महसेणु सुलोयणु जेण पठमचरिउ मृणि रविसेणेण । 
जिणसेणेण हरिवंसु पवित्तु जडिल मुणिणा वरंगचरित्तु ॥* 


चामुण्डरायने चामुण्डपुराणमें जटासिहनन्दि आचायंका वर्णन किया 
है ओर इसमें उन्होने वराज़चरितके रचययिताके रूपमें जटासिहनन्दिको 
माना है। 


जीवन-परिच्रय 


डॉ० ए० एन० उपाध्येने भण्डारकर ओरियन्टल रिसचं इन्स्टोट्यूट, पूना- 
की पत्रिका १४ वी जिल्दके प्रथम-द्वितोय अंकमे वराज्भ.चरित और उसके कर्ता 
जटासिहनन्दिपर विस्तृत शोधनिबन्ध प्रकाशित किया था | तदनन्तर उन्हीं 
द्वारा सम्पादित उक्त ग्रन्थ सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हुआ । इसकी प्रस्तावनामें 
आपने लिखा है-- 


“किसी समय निजाम स्टेटका 'कोपल' ग्राम, जिसे 'कोपण' भी कहते है, 
संस्क्ृतिका एक प्रसिद्ध केन्द्र था। मध्यकालीन भारतमें जेनोंमे इसको अच्छी 
स्याति थो और आज भी यह स्थान पुरातन-प्रेमियोंके स्नेहका भाजन बना 
हुआ है। इसके निकट पल्लकोगुण्डु नामको पहाड़ीपर अशोकका एक अभि- 
लेख उत्कीणित है, जिसके निकट दो पद-चिह्न अंकित हैं। उनके ठीक नीचे 


१. आदिपुराण १।५० । 
र. कुवलयमाला, सिंधो सोरिज, अनुच्छेद छ: प० ४ | 
३. सी० पी० ओर वरारकी संस्कृतप्रतियोंका कैटलॉग, पृ० ७६४ । 


२९२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पुरानी कन्नइमें दो पंक्तिका एक अभिलेख उत्कीर्ण है, जिसमें लिखा है कि 
“चावय्यने जटासिहनल्थाचायके पदचिस्होंकों तैयार कराया'।* ० 

इससे विदित्त' है कि जटासिहनन्थाचार्यने 'कोप्पल' में समाधिमरण धारण 
किया था | डॉ० उपाध्येका अनुमान हैं कि ये जटािहनन्दि ही प्रस्तुत महाकवि 
हैं। कन्नड़साहित्यमें आये हुये इनके विविध उल्लेख इन्हें कर्नाटक अधिवाशी 
सिद्ध करते है। साथ हो यह भी सिद्ध होता है कि कोप्पलमें इन्होंने अपंना 
अन्तिम जोवन व्यतोत किया होगा | बराज्भुचरितमें आये हुये वर्णनोंसे भो 
ये दाक्षिणात्य सिद्ध होते हैं । 


स्थितिकाल 
प्रन्थका र अपने परिचय और ग्रन्थ रचना-समयके सम्बन्धमं मौन है। उत्तर- 
कालीन लेखकोंके उल्लेखोंके आधा रपर ही इनके समयका अनुमान किया जात्ता 
है । उद्योतनसू रिकी 'कुवलयमाला', जिनसेन प्रथमके 'हरिवंशपुराण' एवं जिन- 
सेन द्वितीयके 'आदिपुराण' के उल्लेखोंके अतिरिक्त उत्त रबरत्ती पम्प, रायमल्डके 
मन्त्री और सेनापति चामुण्डराय, धवल, नयसेन, पाश्वंपण्डित, महाकवि जश्न, 
गुणवर्म, कमलभव एवं महाबलू कवियोंने भी वराज्जुचरित या जटाचायं अथवा 
दोनोंका स्मरण किया है। अतएवं यह निष्कष॑ निकालता सहज है कि जटाचार्य॑ 
और उनके वराज्ुचरितकी ख्याति ई० सन्‌ को आठवीं शत्तीके पूब ही हो चुकी 
थी । यतः उद्योतनसूरिका समय ई० सन्‌ ७७८ है। जिनसेन प्रथमने हरिवंशकी 
समाप्ति सन्‌ ७८३ ई० में की थी । आदिपुराण (८३८ ई०) में जिनसेन द्वितीय- 
ने जटाचायके जिस स्वरूपका निर्देश किया है, उस स्वरूपसे प्रतीत होता है 
कि इनकी लहराती हुई जटाएँ लम्बी-लम्बी थी। इसो कारण ये जटिलया 
जटाचार्य कहे जाते थे। इसके पश्चात्‌ तो जटाचायं ओर उनके वराज्जुचरित- 
की ब्याति इतनी बढ़ी कि १०वीं शताब्दीके कन्नड़ महाकवि पम्पने इनका आदर 
पूर्वक स्मरण किया और चामुण्डरायने तो बराज़ुबरितके उद्धरण हा दे डाले 
है। ११ वीं ओर १२ वीं शतीके अपश्रंशके महाकवि धवरू और कन्नड़के महा- 
कवि नयसेन" ने भी इनका स्मरण किया है। १३वीं शतीमें वराज्नरित 
कवियोंका आदर्श काव्य बन गया था | फलत: पाइ्वपण्डित (६० १२०५) जन्न 
(ई० सनु१२०९), गुणवर्म (६० १२३०), कमलूमव (अनुमानतः ई० १२३५) और 
महाबल (ई० १२५४) ने गौरवके साथ इनका स्मरण किया है। ये उल्लेख 
वराज़चरित और उसके कर्त्ता जटाचायंकी ब्यातति एवं लोकप्रियताकों श्रकट 


१. बराज्भरचरित, प्रस्तावना, पृ० ६३ । 


आूतघर और सारस्वताचार्थ : २९३ 


करते हैं। तथा सभी भाषा और सम्प्रदायोंके कवियों द्वारा उनका आदर किया 
जाना बतऊते हैं। उद्योतनसूरिने इनका उल्लेख रविषेणसे पहले किया है। 
उससे अनुमान है कि आचार्य रविषेणसे वराज्रुचरितकार पूर्व॑वर्ती हैं और 
अधिक प्रासद्ध रहे होगे । अत: कहा जा सकता है कि जेन सस्क्ृत-प्रबन्ध-काव्य- 
के ये ही आद्य रचयिता है। जिस प्रकार आचाय समन्तभद्र संस्कृतके आद्य 
स्तुतिकार हैं, उसी प्रकार जटासिहनन्दि आदि प्रबन्ध-काव्यरचयिता हैं । 


पश्मचरित और वराज्रचरित इन दोनोंकी शेली और स्थापत्यके अध्ययनसे 
ऐसा भी अवगत होता है कि वराज्चरित्त पद्मचरितके पद्चातु लिखा गया है । 
यत: प्मचरितका स्थापत्य पुराणका है, तो वराज्भरचरित्तका स्थापत्य पुराण- 
काव्यका है। पुराण और पुराण-काव्यमें पर्याप्त अन्तर है। पुराणमें कथा सर्ग- 
बढ्ध होती है और साथ ही उसमे सानुबन्धता पायी जाती है। वराजुचरित्तकी 
कथामे अनुबन्धोंकी कमी है। अतः हमारा अनुमान है कि बरांगचरित पद्म- 
चरित्तसे कम-से-कम बीस वर्ष बाद लिखा गया है। सस्कृत्-काव्यक्षेत्रमें रामायण, 
व महाभा रतके पश्चात्‌ अलक्ृतकाव्योका प्रादुर्भाव होने लगा था और भारबि 
जैसे कवि किराताजुंनीय जैसे काव्योका प्रणयन कर चुके थे । वराज्रचरित पर 
“किरात'के स्थापत्यका गहरा प्रभाव है । छन्दोंका प्रयोग तो 'किरात'के समान 
है ही, पर युद्ध और वस्तु वर्णन भी 'किरात'के समकक्ष है। अतएव जटासिह- 
नन्दिका समय भारविसे कुछ पश्चादवर्ती अर्थात्‌ ७वी शताब्दीका अन्तिम 
पाद होना चाहिये। उद्योतनसूरिके निर्देशसे ये «वीं शत्ताब्दीसे पृव॑वर्ती है। 
अतएवं इत्तका समय ७वींका उत्तराध एवं ८वी शताब्दीका पूर्वाद्ध है | 


कजन 


१. नयसेनने धर्मामृतके प्रारस्भमें नवम पद्धसे लेकर उन्नतालीसवे पश् तक गुरु- 
परम्पराका स्मरण किया है। यह निम्न प्रकार है--अहंद्बलि, गुणधरभट्टा रक, 
आर्यमंक्ष , नागहत्ति, धरसेनाचार्य, पृष्पदन्त, भूतबलि, जयनन्दि, बुन्दकुल्दाचार्य, 
जटासिहनन्दि, कूचीभट्टारक, समन्तभद्र, पृज्यपाद, विद्यानन्द, सिद्धसेन, श्रुतकीर्ति, 
प्रभाचन्‍्द्र, जिनसेन पण्डित, यतिबृषभ, शुभचन्द्र, सिद्धान्तदेव, रामनन्दि सैड्धान्तिक 
जिनसेनाचार्य, इन्द्रसेन, भेरुण्ड पण्डित, सिद्धातेष, वादिराज, मेघचन्द्र, कीतिदेव 
राजसिह, पश्मनन्दि, सागरचन्द, वासपूज्य भट्टारक, प्रभाचन्द्र भट्टारक । चारुसेना- 
चार्य अमोघचन्द्र, रामसेनवुति, कनकनन्दि, अकलंकदेव, माघनन्दि, पम्प, रन्न, 
जम्न मोर गुणधर्मका स्मरण किया है। नयसेनका प्रस्तुत ग्रन्थ शक सं० १०३७ 
नन्‍्द संवतूसरके भाद्रपदके शुक्लपक्ष में हस्ताक॑ दिनको समाप्त हुआ है । प्रन्थ- 
का रचनाकाल ब्रन्थमें अंकित है | 





१६४ : तीचेकर महावीर ओर उनकी आाय॑-परभ्परा 


रचनाएँ जोरे प्रतिमा .. । हे 

जटासिहनन्दिको वराजूचरिलके अतिरिक्त अन्य कोई रथना उपलब्ध नहीं 
है। पर बराज़चरितको प्रौढ़ता और उसमें प्रसंगवश् आये हुये सेद्धान्तिक वर्ण्तो 
के अवछोकनसे यह विश्वास नहीं होता कि इस कविकी यही एक रचसा रहीं: 
होगी । हमारे इस अनुमानको पुष्टि योगेन्द्ररचित 'अमृतांशीति'में जटाचायके 
नामसे आये हुए निम्नलिखित उद्धरणसे भी होती है-- 


'जटासिहनन्याचायंवृत्तम' 
तावल्क्रियाः प्रवरतंन्ते यावदद्वेतस्थ गोचर | 
अद्वये निष्फले प्राप्ते निष्क्रियस्य कुतः क्रिया ॥ 


यह पद्य बराज़ुचरितमें नहीं मिलता है। जटाचार्यके नामसे उल्लिखित होनेके 
कारण, जिसमें यह पद्म रहा है, ऐसी अन्य कोई रचना होनी चाहिए । 


कविने वराज़ूवरितको चतुबंगं समन्वित, सरल शब्द-अर्थ गुम्फित धम्म- 
कथा कहा है-- 


स्वज्ञभाषित्तमहानदधौतबुद्धि: 
स्पष्टेन्द्रिय: स्थिरमतिमितवाइमनोज्ञ: । 
मुष्ठाक्षरों जितसभ: प्रयुह्ीतवाक्यो 
वकक्‍तुं कथां प्रभवति प्रतिभादियुक्त: ॥ 
इति धर्मकथोहेशे. चतुवंगंसमन्विते | 
स्फुटशब्दार्थंसंदभे॑.. वराज़चरिताश्रिते ॥ 
जनपद-नगर-नुपतति-नृपपत्नीवर्णनो नाम प्रथम: सर्ग:*। 
वराज्ुचरित एक पौराणिक महाकाव्य है। इसमें पुराणतत््व और काव्य- 
तत्त्वका मिश्रण है। इसकी कथावस्तुके नायक २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ तथा 
श्रीकृष्णके समकालिक वराज़ हैं। नायकमें धोरोदात्तके सभी गुण विद्यमान हैं । 
इस पौराणिक भहाकाव्यमें नगर, ऋतु, उत्सव, क्रोड़ा, रति, विप्रलूम्म, विवाह, 
जन्म, राज्याभिषेक, युद्ध, विजय आदिका वर्णत भहाकाब्यके समान ही है। 
इसमें ३१ सर्ग हैं। पर लक्षण-श्न्थोंके अनुसार महाकाव्यमें ३० सगंसे अधिक 
नहीं होने चाहिए। नायक वराजुमें घर्म निष्ठा, सदाचार, कत्तंब्यपरायणला, 


१. अमृताशीति, भाणिकजन्द्र दिगम्बर जैन प्रस्थमाल़ा, पु० २१, पु० ९८, पद्च ६७ ' 
२. वराजुचरित, मा० दि० जैन अन्यमाक्ा, १९१८ । 


..'शुतथर और दारस्वतावार्भ : २९५ . 


सहिष्णुता, विवेक, साहस, लौकिक और आध्यात्मिक शत्रुओं पर विजयफ्राप्ति 
आदि धीरोदात्त* नायकके गुण पाये जाते हैं । 


कथावस्तु ु 

बिनीत देशकी रम्या नदीके तटपर स्थिति उत्तमपुरमें भोजवंशी महाराज 
धर्मसेन राज्य करते थे | इनकी पट्‌टरानीका नाम गुणवत्ती था, इस जे आक 
गर्भभे कुमार वराड्रका जन्म हुआ था । वयस्क होनेपर वराज्भकुमारका विवाह 
द्श डी कन्याऔके साथ बेर दिया गया । वरदत्त नामक कैवलीसे धर्मोपदेश 
सुनकर वराजुने अणुत्रत ग्रहण किये । जब वराज्ुको युवराज पद दिया गया, 
तो उसकी सौतेली मात्ता तथा भाई सुषेणको ईर्ष्या हुई। इन्होंने सुबुद्धि मन्त्रीसे 
मिलकर षड़्यन्त्र किया, फलतः मन्त्री द्वारा सुशिक्षित एक दुष्ट घोड़ा वराज़ुको 
लेकर जंगलकी ओर भागा और वराज्भ पहित एक कुएँमें गिर गया । वराज् 
किसी प्रकार कुएँसे निकलकर चला तो दुर्गम वनमें एक व्यात्नने उसका पीछा 
किया । जगली हाथीकी सहायतासे उसकी रक्षा होती है। अनन्तर एक यक्षिणी 
उसे एक अजगरसे बचातो है। अरण्यमें भटकते हुये वराज्भ बलिके हेतु भील 
द्वारा पकड़ लिया जाता है; किन्तु सांससे दशित भिल्लराजके पुत्रका विष 
उतार देनेके कारण उसे भुक्ति मिल जाती है| कुमार वराज्ध सेठ सागरबुद्धिके 
बंजारेसे मिलता है और उसकी जंगली डाकुओंसे रक्षा करता है। फलत्त: 
कश्चिदूभटके नामसे अज्ञातवास करने लगता है । हाथीके लोभसे मथुराधिपतिने 
ललितपुर पर आक्रमण किया, तो कश्चिद्‌ भटने उसका सामना कर अपनी 
वोरताका परिचय दिया | अतएवं ललितपुराधिपने आधा राज्य देकर वराज्का 
विवाह अपनी कन्यासे कर दिया । 


वरागके लुप्त होनेपर सुषेणको यौवराज पद प्राप्त होता है, पर योग्यताके 
अभावमे उसे शासनप्रबन्धमे सफलता प्राप्त नही होततो । धंसेनको वृद्ध एवं 
उत्तराधिकारी शासक सुषेणको कायर समझकर वकुलाधिप उत्तमपुर पर 
आक्रमण करता है। अतः धरंसेन ललितपुराधिपसे सेनिक सहायता माँगता 
है। इस अवसर पर वराजुकुमार उपस्थित हो वकुलाधिपको परास्त कर देता 
है। जनता उसका स्वागत करती है और वह विरोधियोंको क्षमाकर पिताकी 
अनुमृतिसे दिग्विजयके लिए प्रस्थान करता है। एक नये समृद्ध राज्यको बह 
स्थापना करता है, जिसकी राजधानो सरस्वतो नदीके तटपर स्थित आनतंपुरको 
_बनाता है। कुमार वराज्ज यहाँ पर एक विशाल जिन मन्दिरका निर्माण कराता 
१. साहित्यद्पण ३।३२ । 


२९६ : तोथकर महावीर ओर उनकी आचाय॑-परम्परा 


है और धामिक' आयोजन पूर्वक बिम्बप्रतिष्ठाविधिकों सम्पन्न कराता है। 
नास्तिक भत्तोंका खण्डन कर समंत्रियोंके संदेहको निमुंछ कर उन्हें दुढ़ श्रद्धानी 
बनाता है। कुछ दिनोंके अनन्तर कुमार बरांगकी अनुपमा महारानीको कुक्षिसे 
पुत्रका जन्म होता है, जिसका नाम सुवात्र रखा जाता है। 

एक दिन कुमार वरांग आकाझसे टूटते हुए तारेको देखकर विरक्त हो 
जाता है और उसे संसारकोी अनित्यताका भान होता है | बह अपने पुत्र सुगात 
को राजसिहासन सौंपकर वरदत्त केवलछोके समक्ष जाता है और वहाँ दिगम्बरी 
दीक्षा ग्रहण कर लेता है। रानियाँ भी घामिक दीक्षा धारण करतो हैं। वराज्ु 
कुमार उग्र तपश्चरण करता है ओर शुक्लध्यात द्वारा कर्मंशत्रुओंकोी परास्त 
कर सदगति लाभ करता है। ' 


समीक्षा 


प्रस्तुत 'वरागचरित'के रचयिताने इसें धर्मकथा कहा है। पर वस्तुत: है 
यह पौराणिक महाकाव्य । इसमें पौराणिक काव्यके तत्त्व समवेत हैं। कविने 
आरम्भमें ही कहा है-- पा 


द्रव्य फल प्रकृतमेव हि सप्रभेद ' 
क्षेत्र च' तोर्थथथ कालविभागभावों। 
अजद्भानि सप्त कथयन्ति कथा प्रबन्ध 
तैः संयुत्ता भवत्ति म्रुक्तिमती कथा सा ॥ 
>-जराज़ुचरितम्‌ १॥६ 


स्पष्ट है कि कबिने इसे धर्ंकथा--पौराणिक कथाकाव्य कहकर इसमें 
पुराणके सात अगोंका समावेश किया है । कंथा संगंबद्ध है तथा कथामें ताटक- 
को सन्धियोंका नियोजन भी है। आरम्भसे वराज्के जन्म तकको कथामें मुख- 
सन्धिका नियोजन है । वरांगका युवराज होना और ईर्ष्याका पात्र बनना प्रति- 
मुख-सन्धि है। घोड़े द्वारा उसका अपहरण, कुँएमें गिराया जाना, कुएसे निकल 
कर बाहर आना, बव्यात्न, भिल्‍ल आदिके आक्रमणोंसे उसका रक्षित रहना तथा 
कुमार वराज्भ का सागरदत्त सेठके यहाँ गुप्तरूपसे निवास करना, बकुछाधिप 
का उत्तमपुर पर आक्रमण करना ओर कुमार द्वारा प्रतिरोध करने तककी 
कथावस्तुमें गर्भसन्धि है। इस सन्धिमें फल छिपा हुआ है और प्राप्त्याशा 
और पताकाकां योग भी वंतंमान है। कुमारकी दिग्विजय, राज्यस्थापना 
तथा प्रतिद्नन्द्दो सुषेण द्वारा शत्रुताका त्याग नियताप्ति है। दिग्विजयके कारण 


' भुतधर और सारस्वताअार्थ : २९७ 


विरोधियौंका उन्मूलन, समृद्धि और अभ्युदयके साधवोंके सदभावके कारण, 
आत्मकल्याणके साधनोंका विरलत्व, जिनालय-निर्माण भौर जिनबिम्बप्रति- 
ध्ठाके सम्पन्त होने पर भो निर्वाणरूप फलकी प्राप्तिको असम्निकटता फछ 
प्राप्तिमें बाधक है। अतएवं इस स्थितिको विमशंसन्धिकी स्थिति कहा जा 
सकता है। वाराज़का विरक्त होकर तपश्चरण करना और सद्गतिलाभ 
निर्वेहणसन्धि है। अतः सामान्यतः कथावस्तुमे संघटन सन्निहित है, पर 
चतुर्थ सगंसे दशम सर्य॑ पयंन्त तथा २६वें ओर २७वे सगंकी कथावस्तुका मुल्य 
कथासे कोई सम्बन्ध नहीं है। इन सर्गोंके हुटा देने पर भी, कथावस्तुमे कोई 
कमी नही आती है । ये सगं केवल जेन सिद्धान्तके विभिन्‍न तत्वोंका प्रतिपादन 
करने के लिये हो लिखे गये हैं । 
यक्षिणीका आगमन और कुमारका अजगरसे रक्षा करता, हाथीकी सहा- 

यतासे व्याक्रसे बचना आदि अलौलिक तत्त्व है । इसी प्रकार घोड़े द्वारा कुमार- 
का अपहरण, मन्त्र द्वारा भिल्लराजके पुत्रका निविषीकरण प्रभृति आदि अप्रा- 
कृतिक तत्व भी समाविष्ट हे। प्रकृतिचित्रण और वस्तुव्यापारवर्णनमे कवि 
प्रत्येक वस्तुकी सुक्ष्म-से-सुक्ष्म विगत देता हुआ दृष्योंका ताँता बाँधता चलता 
है। युद्ध, अटवो आदिके वर्णन तो बाल्मीक और व्यासके समान साँगोपाँग है। 
चरित्र-चित्रणमें कवि आवृत्ति, अनुप्रास आदिका प्रयोग करता तथा सदुपदेश 
प्रस्तुत करता हुआ आगे बढ़ता है । वस्तुचित्रणका निम्नलिखित उदाहरण 
दृष्ठब्य है-- 

जलप्रभाभि: कतभूमिभागा प्राचीनदेशोपहितप्रवालाम । 

सर्वाज॑नोपात्तकपोलपालीं वेडूयंसव्यानवत्ती पराघध्यांग्र ॥ 

हेमोत्तमस्तम्भवृत्तां विशालां महेद्रनीलप्रतिबद्धकुम्भाम । 

ता पद्चरागोपगृहीतकष्ठां. विशुद्धरूपोन्नत्तचारुकूटामु ॥ 

द्विजातिवक्त्रोदूगलितप्रलब्धां मुक्ताकलापच्छुरितान्तरालामू। 

मन्दानिलाकम्पिचलत्पताकामात्मप्रभाह्व पित्तसू यंभासस्‌ ॥। 

नानाप्रकारोज्जवलूरत्नदण्डा विलासिनीधारितचामराह्ास्‌ । 

आरुह्म कन्यां शिविकां पृथुश्री: पुरी विवेशोत्तमनामधेयाम्‌" ॥ 

पालकीका धरातल पानीके समान रगोका बनाया गया था, फलुत: वह 

जलकुण्डकी भ्रान्ति उत्पन्न करता था। उसकी बन्दनवारमें लगे हुए मूंगे दूर 
देशसे लाये गये थे। उसके कबृत्तरों युक्त छज्जे बनानेमें तो सारे संसारका 
धन ही खर्च हो गया था। उसको छत वेदूर्य मणियोंसे नि्चित थी। स्वर्ण 


१. वराजूबरित २५३-५६। 
२९८ : तोथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


निर्मित स्तम्मों पर महेस््रनीलमणिके कलक्ष तथा ऊपरी भाग थंदर्मसगं- 
मणिसे लचित था. ओर रजतके कऊूश सुधोभित थे। ऊपरी भागमें मणियोंके 
पक्षी बने थे, जिनके मुखसे मिरते हुए घुक्काफल चिजित किये गये थे । प्राकको 
का मध्यभाग मुक्तामणियोंसे व्याप्त था | ऊपर छगी हुई पताकाएँ लहरा रही 
थीं। उठानेके दण्डोंमें नाना प्रकारके रत्न जटित थे । ह 

स्पष्ट है कि कल्पनाके ऐश्वर्यके साथ-साथ कविका सूक्ष्म निरीक्षण भी अभि- 
नन्‍्दनीय है। पालकोके स्तम्भों पर ऊपर और नीचे दोनों और कलझ्ोंका 
विवेचन, कविकी दुष्टिकी जायरूकताका परिचायक है। यर््याप इस प्रकारके 
वर्णन काव्यकी रसपेशलताकी वृद्धि नहीं करते, तो भी वर्णनकी मजुलू छटा 
विकीर्ण कर पाठकोंको चमत्कृत करते हैं। 

कल्पना और वर्णनोंके खनोत कविमे बाल्मीकि और अश्वधोषसे ग्रहण किये 
है। बाल्मीकि रामायणमें जिस प्रकार शुपंगखा राम-लक्ष्मणसे पत्ति बननेकी 
प्राथंना करतो है, उसी प्रकार यक्षिणी इस काव्यमें वराजड़से । निश्चयत्त: इस 
कल्पनाका स्रोत बाल्मीकि रामायण है। 

वर्णन, धामिक, तथ्य और काव्य चमत्कारोंके रहने पर भी कविने रसामि- 
व्यक्तिमे पूरा कौशल प्रदर्शित किया है । वरांड्र ओर उसकी नवोढा पत्नियों- 
की केलिक्रीड़ाओके चित्रणमें सभोग-श्छृंगा रका सजीब रूप प्रस्तुत किया गया" 
है। कविने त्रयोदश सम वीभत्स रसका बहुत ही सुन्दर निरूपण किया है। 
पुलिन्दकी वस्तीमें जब कुमार वराज्भु पहुँचा, तो उसे वहाँ पुलिन्दराजके 
झोपड़ेके चारों ओर हाथियोंके दाँत्तोंकी बाढ़, मुगोंकी अस्थियोके ढ़ेर, मांस और 
रकतसे प्लावित शवों द्वारा उसका अच्छादन, बेठनेके मण्डपमें चर्वी, आँतें, नस- 
नाड़ियोंके विस्तार तथा दुर्गन्ध पूर्ण वातावरण मिला । कबिने यहाँ पुलिन्द- 
राजके झोपड़ेकी वोभत्सताका मूत्तंरूप चित्रित किया है। पुलिन्दके भोषण 
कारागारका चित्रण भी कम वीभत्सता उत्पन्न नहीं करता है। 

कविने चतुदंश सरंमें वीररसका पूर्ण चित्रण किया है। पुलिन्दराजके साथ 
बे हुए युद्धका समस्त विभाव और अनुभावों सहित निरूपण किया 
गया है । 

इस काव्यमें वसस्ततिछका, उपजाति, पुष्पिताग्रा, प्रहषिणी, मालछिती, 


वराजुचरित, सर्ग २, पद्म ८९-९४ | 
. वहीं सर्ग १३ इलोक ५०-५१ । 
. वही सर्य १३ इकोक ५६-५७ । 
. वही सर्ग १६ इलोक ३५-४६ । 


नर ७ 0 ०७ 


'धृतधर और स्ारस्ववाबार्थ : २९९ 





भुज॑गप्रयात, वंशस्थ, अनुष्टुपू, मालभारिणी और द्रुतविलम्बित छन्‍्दोंका प्रयोग 
हुआ है। कविको उपजाति छन्‍्द बहुत प्रिय है। भाषामें जहाँ पाडित्य है, वहाँ 
व्याकरण-स्खलन भी पाया जाता है । इस काव्यके प्रारम्भके त्तीन समोभें कवि- 
की अपूर्व काव्यप्रतिमा परिलक्षित होती है । 


आचार्य अकलंकदेव 

प्रास्ताविक 

जेन परम्परामे यदि समन्तभद्र जैन न्‍्यायके दादा हैं, तो अकलक पित्ता। 
ये बड़े प्रखर ताकिक और दाशंनिक थे। बौद्ध दर्शनमें जो स्थान धमंकोतिको 
प्राप्त है, जैन दर्शनमे वहीं स्थान अकलकदेवका है। इनके द्वारा रचित प्राय: 
सभी ग्रन्थ जेन दर्शन और जैन न्याय विषयक है। इनके इन ग्रन्थोंको, इन 
विषयोंका आकर' ग्रन्थ कहा जा सकता है। 

अकलंकके सम्बन्धमें श्रवणवेलगोलाके अभिलेखोंमे अनेक स्थान पर स्मरण 
आया है। अभिलेखसख्या ४७ में लिखा है-- 

“बट्तकेंप्वकलद्धूदेवविबुध: साक्षादय भूतले*” 

अर्थात्‌ अकलकदेव षट्दर्शन और तकंशास्त्रमे इस पृथ्वी पर साक्षात्‌ 
विबुध (बृहस्पतिदेव) थे । 

एक अन्य अभिलेखमें इनके द्वारा बौद्धांदि एकान्तवादियोंको परास्त किये 
जानेकी चर्चा की गयी है-- 

भट्टाकलद्भोधक्ृत. सौगतादिदुर्वाक्यपड्धस्सकलडूभूतं । 
जगत्स्वनामेव विधातुमुच्चे. साथ सामन्‍्तादकलझ्भमेव* ॥। 

निश्चयत. अकलंकदेव द्वारा जैन न्यायका सम्बद्धंन हुआ है। अभिलेख नं* 
१०८ में पृज्यपादके पश्चात्‌ अकलंकदेवका स्मरण'किया गया है और मिथ्यात्व 
अन्धका रको दूर करनेके लिये सूययंके तुल्य बताया गया है-- 
तत्त: पर शास्त्रविदां मुनीना- 

मग्रेसरो&भूदकलडुसूरि: | 

मिथ्यान्धका रस्थगित्ता खिलार्त्या, 
मा प्रकाशिता यस्य वचोमयूखे:३ ॥ 
१. जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख ४७, पृ० ६२, पद्म ३० । 
२. वही, पृ० १९८-१९९, पद्च २१। 
३. वही, पु० २११, पद्य १८, अभिलेख १०८ । 


३०० : तोथंकर महाथोर और उनकी आचार्य-परम्परा 








जीवन-परिचय ६ 

अकछंक मान्यखेटके राजा, शुभतुंगके मन्‍्त्री पुरुषोत्तमके पत्र थे। 'राजा- 
बलिकथे' में इन्हें काउचीके जिनदास नामक ब्राह्मणका पुत्र कहा गया है। 
पर तत्त्वार्थवातिकके प्रथम अध्यायके अन्तमें उपलब्ध प्रशस्तिसे ये लघुहव्व- 
नृपतिके पुत्र प्रतीत होते हैं। प्रशस्तिसें लिखा है-- 

जीयाब्चिरमकलडुबह्या लघुहव्वनृपतिवरतनयः । 
अनवरतनिखिलजननुत्तविध: प्रशस्तजनहुथः |॥ 

ये लघुहव्वनुपति कौन हैं और किस प्रदेशके राजा थे, यह इस पद्चसे या 
अन्य सख्रोतसे ज्ञात नहीं होता । नामसे इतना प्रतीत होता है कि उन्हें दक्षिणका 
होना चाहिए और उसी क्षेत्रके वे नृपति रहे होंगे । 

प्रभावनद्रके कधाकोषमें अकलंककी कथा देते हुए लिखा है कि एकबार 
अष्टाहिका पवंके अवसरपर अकलंकके माता-पिता अपने पुत्र अकलंक और 
निष्कलक सहित मुनिराजके पास दर्शन करने गये। धर्मोपदेश श्रवण करनेके 
पदचात्‌ उन्होंने आठ दिलनोंके लिये ब्रह्मवरय॑ ब्रत ग्रहण किया और पुत्रोंको भी 
ब्रह्मचयं॑त्रत दिलाया । जब दोनों भाई वयस्क हुए और मात्ता-पिताने उनका 
विवाह करना चाहा, तो उन्होने मुनिके समक्ष ली गयी प्रतिज्ञाकी याद दिलायी 
ओर विवाह करनेंसे इन्कार कर दिया। पिताने पुत्रोंको समझाते हुये कहा कि 
“बह ब्रत तो केवल आठ दिनोंके लिये ही ग्रहूण किया गया था । अतः विवाह 
करनेमें कोई भो रुकावट नहों है।” पिताके उक्त वचनोंकों सुनकर पुत्रोंने 
उत्तर दिया--'/उस समय, समय-सोमाका जिक्र नहीं किया गया था। अतः 
ली गयी प्रतिज्ञाको तोड़ा नहीं जा सकता ।'' 

पिताने पुनः कहा--“वत्स | तुम लोग उस समय अबुद्ध थे। अतः लो 
गयी प्रतिज्ञामे समय-सोमाका ध्याल नहीं रखा । वहाँ लिये गये वब्रतका आशय 
केवल आठ दिनोंके लिये हो था, जीवन-पयेन्‍तके लिये नहीं । अतएव विवाह कर 
तुम्हे हमारी इच्छाओंको पूर्ण करना चाहिये ।” 

पुत्र बोले--“पिताजी ! एक बार ली गयी प्रतिज्ञाको तोड़ा नहीं जा 
सकता | अत: यह ब्रत लो जीवन-पयेन्‍्तके लिये है। विवाह करनेका अब प्रइन 
ही नहीं उठता ।" ' 

, पुत्रोंकी दृढ़ताको देखकर मात्ता-पिताको आएचर्य हुआ | पर वे उनके 

अभ्युदयका ख्याहकर उनका विवाह करनेमें समर्थ न हुए। अकलूंक और 
निष्कलंक ब्रह्मचयंको साधना करते हुए विशाध्ययन करने छगे। 


श्रुतक्षर और सारस्यताचार्य ;: ३०१ 


काञ्चीपुरीमें बौद्धघमंके पालक पल्‍लवराजकोी छत्रच्छायामें अकलंकने 
बौद्धन्यायका अध्ययन किया | अकलंक शास्त्रार्थी विद्वान थे। इन्होंने दीक्षा 
लेकर सुधापुरके देशीयगणका आचार्यपद सुशोभित किया । अकलंकने हिस- 
शीतल राजाकी सभामें शास्त्रार्थ कर तारादेवीको परास्त किया ।' 
ब्रह्म नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोष और मल्लिषेण-प्रशस्तिसे भी उक्त 
तथ्य पुष्ट होता है। मल्लिषेण-प्रशस्तिका अंकनकाल शक सं० १०५० है। 
अत्तएव ई० सन्‌ १०७१ के लगभग अकलंकदेवके सम्बन्धमें उक्त मान्यता प्रच- 
लित हो गयी थी-- 
तारा येन विनिज्जिता घट-कुटी-गृूढ़ावतारा सम॑ 
बौद्धेयों धुत-पीठ-पीडित-कुदृग्देबात्त-सेवाऊुजलि: | 
प्रायश्चित्तमिवाइप्रि-वारिज-रज-स्नानं च यस्याचरतु 
दोषाणा सुगत्तस्स कस्प विषयो देवाकरूड्ू: कृती ॥ 
चूण्णि॥ यस्येदमात्मनोपउन्य-सामान्य-निरवद्य-विद्या-विभवोपवण्णंनमाकर्ण्यते॥ 
राजन्साहसतुज् सन्ति बहवः र्वेतातपत्रा नृपाः 
किन्तु त्वत्सदृशा रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुल्लेभा: । 
लव्॒वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाग्मिनो 
ताना-शास्त्र-विचा रचातु रधिय: काले कलौ मह्ठिधा:" ॥ 


नेमिदत्तके आराधनाकथाकोषमें बताया है--'मान्यलेटके राजा शुभतुंग 
थे । उनके मंत्रीका नाम पुरुषोत्तम था । पद्मावती उनकी पत्नी थी। पश्मावतीके 
गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए--अकलंक और निष्कल'क । अष्टाक्निका महोत्सवके 
प्रारम्भमें पुरुषोत्तम मन्त्री सकुटुम्ब रविगुप्त नामक मुनिके दशंनार्थ गये और 
वहाँ उन्होंने पुत्रों सहित आठ दिनोंका ब्रह्मचयं व्रत ग्रहण किया । युवावस्था 
होनेपर पुत्रोंने विवाह करनेसे इन्कार कर दिया और विद्याध्ययनमें सलूूग्न हो 
गये | उस सयय बौद्धधर्मका सवंत्र प्रचार था । अतएव वे दोनों महाबोधि-विद्या- 
लयमे बौद्ध-शास्त्रोंका अध्ययन करने लगे। 


एक दिन गुरुमहोदय दिष्योंको सप्तभंगी-सिद्धान्त समझा रहे थे, पर 
पाठ अशुद्ध होनेके कारण वे उसे ठीक नहीं समझा सके । गुरुके कहीं चले जाने 
पर अकलंकने उस पाठको शुद्ध कर दिया। इससे गुरुमहोदयकों उनपर जेन 
होनेका सन्देह हुआ । कुछ दिनोमे उन्होने अपने प्रयत्नो द्वारा उनको जैन 
प्रमाणित कर लिया। दोनों भाई कारागृहमे बन्द कर दिये गये | रात्रिके 


१. जैन छिलालेखसंग्रह, प्रथमभाग, अभिलेख ५४, पु० १०४, पद्च २०-२१। 


३०२ : तीर्थंकर महाबोर ओर उनकौ आचार्य-परम्परा 


समय दोनों भाईयोंने का रागुहेसे लिकझ जानेका प्रयत्न किया । वे अपने अयत्नमें 
सफल भी हुये ओर कारागृहसे निकल भागे । 'प्रात्तःकाल ही बौद्ध गुंदको उसके 
भाग जानेका पता चछा | उन्होंने चारों ओर घुड़सवारोंकों दौड़ाकर दोलों 
भाईयोंको पकड़ लानेका आदेश द्विया | 

घुड़सवा रोने उनका पीछा किया। कुछ दूर आगे चलते पर दोनों भाईयीमि.. 
अपने पीछे आनेवाले घुड़सवा रोंको देखा और अपने प्राणोंकी रक्षा न होते देख 
अकलक निकटके एक तालाबमें कूद पड़े। और कमलहूपतन्रोसे अपने आपको 
आच्छादित कर लिया । निष्कलंक भी प्राणरक्षाके लिये शीघ्रतासे भाग रहे थे । 
उन्हें भागता देख तालाबका एक धोबी भी भयभीत होकर साथ-साथ भागने 
लगा । घुड़सवार निकट आ चुके थे । उन्होंने उन दोनोंको शीघक्ष ही पकड़ लिया 
और उनका वध कर डाछा। घुड़सवारोके चले जाने पर, अकलंक तालाशसे 
निकल निभंय होकर भ्रमण करने लगे । 


कलिंग देशके रतनसंचयपुरक्रा राजा हिमशीतरू था। उसकी रानी मदन- 
सुंन्दरी जिनधमंकी भक्त थी। वह बडे उत्साहके साथ जेनरथ निकालना चाहतो 
थो । किन्तु बोद्ध गुरु रथ निकलने देतेके पक्षमें नहीं थे। उनका कहना था कि 
कोई भी जेन विद्वान जब तक मुझे शास्त्रा्थमें पराजित नहीं कर देगा, तब- 
तक रथ नहीं निकाला जा सकता है । गुरुके विरुद्ध राजा कुछ नहीं कर सकता 
था | बड़े ध्मंसकटका समय उपस्थित था। जब अकलंककों यह समाचार 
मिला, ता वे राजा हिमशीतलकी सभामें गये और बौद्ध गुरुसे शास्त्रार्थ करनेको 
कहा । दोनोंमे छः मास तक परदेके अन्दर शास्त्रार्थ होता रहा। अकलंकको 
इस शास्त्रार्थसे बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने इसका रहस्य जानना चाहा । उन्हें 
शोष्न ही ज्ञात हो गया कि बौद्ध गुरके स्थान पर, परदेके अन्दर धड़ेमें बेठी बौद्ध- 
देवी तारा द्ाल्त्राथं कर रही है। उन्होंने परदेको खोलकर घड़ेको फोड़ 
डाला | तारादेवी भाग गयो भौर बौद्ध गुरु पराजित हुए। जेनरथ निकाला 
गया ओर जेनधमंका महत्त्व प्रकट हुआ । 


'राजावलिकथे मे भी उक्त कथा प्रायः समान रूपमें मिलती है। अन्तर 
इतना ही है।क काड्चीके बौद्धोंने हिमशीततलकी सभामे जेनोंसे इसी शर्त पर 
झास्त्रा्थ ककया कि हारने पर उस सम्प्रदायके सभी मनुष्य कोल्हूमे पेलवा दिये 
दिये जाये । इस कथाके अनुसार यह शास्त्रा्थ १७ दिनों तक चला है। अक- 
लरूकको कुसुमाण्डिनी देवोने स्वप्लमें दर्घन देकर कहा कि तुम अपने प्र्नोंको 
प्रकारान्तरस उपस्थित करने पर जीत सकोगे। अकलंकने वेसा ही किया और 
वे बिजयो हुए । बौद्ध कलिगसे सिलोन चले गये । ' 


श्रुतधर ओर सारह्वतालार्य ; ३०३ 


उपयुक्त कथानकोंसे यह स्पष्ट है कि अकलंकदेव दिग्विजयों श्ास्त्रार्थो 
विद्वान थे। मल्लिषेण-प्रशस्तिके दुसरे पद्चमें आया है कि राष्ट्रकूटवंशी राजा 
साहसतुंगकी सभामें उन्होंने सम्पूर्ण बौद्ध विद्वानोंकी पराजित किया । कास्न्चीके 
पल्‍लववशो राजा हिमशीतलको राजसभामें भी उन्होंने अपूबं विजय प्राप्त को 
थी । इसी कारण विद्यानन्दने अकलंकको सकलतार्किकचक्रचूड़ामणि कहा है। 
समव-निर्धारण--अकलंकदेवके समयके सम्बन्धमें दो धारणाएँ प्रचलित 
हैं| प्रथम घारणाके प्रवत्तंक डा० के० बी०१ पाठक हैं और दूसरी धारणाके 
प्रवर्तक प्रो० श्रीकण्ठ शास्त्री तथा आचाय॑ जुगलकिशोर मुख्तार हैं। डा ० 
पाठकने मल्लिषेण-प्रशस्तिके 'राजन्‌ साहसतु ग' श्लोकके आधार पर इन्हें राष्ट्र- 
कूट-वंशी राजा दन्तिदुर्गं या कृष्णराज प्रथमका समकालीन सिद्ध किया है 
तथा अकलंकचरितके निम्नलिखित पद्यमें आये हुए 'विक्रमाक' पदका अर्थ शक 
सवत्‌ किया है-- 
विक्रमार्कशकाब्दीयशतसप्तप्रमाजुषि । 
काले अकलंकयतिनो बौद्धेर्वादो महानभूत्‌ ॥ 


अत्त: इनके मत्तानुसार अकलूंका समय शक सं० ७०० (७७८ ई०) है। 

दूसरी विचारधाराके पोषक श्रीकण्ठशास्त्री और आचाय॑ जुगलकिश्ोर 
मुख्तार उक्त पद्यमें आये हुए (विक्रमाक' पदका अथं विक्रम संबत्‌ करते हैं। अत: 
अकलंकका समय वि० स० ७०० (ई० सन्‌ ६४३) का विद्वान मानते हैं। प्रथम 
परम्पराके समर्थको मे स्व० डा० आर० जी० भण्डारकर, स्व० डा० सतीश- 
चन्द्र विद्याभूषण और स्व श्री पं० नाथूरामजी प्रेमी है। दूसरी धारणाके 


१. डा० के० बी० पाठक--(भतृ हरि) और कुमारिल--ज० ब० रा० ए० सो० 
भाग १८), डा० सतीशचन्द विद्याभूषण-(हि० इ० ला० पु० १८६), डा० एस० 
आल्टेकर (दी राष्ट्रकूटाज़ एण्ड देअर टाइम्स, पृ० ४०९) पं० नाथूरामजी प्रेमी 
(ज० हि० भाग ११ अंक ५-८), डा० वी० ए० सालेतौर (मिडि० जैनि पृ० ३५), 
आर नर्रासहाचार्य (इन्स० एट श्रवणबेलगोलाके हढि० सं० की भूमिका), एस०७ 
श्रीकष्ठ दास्त्री (ए० भा० ओ० रि० इं० भाग १२ में 'दी एज आफ हांकर”), 
पं० जुग़लकिशोर मुख्तार (जें० सा० इ० बि० प्र० पृ० ५४१), डा० ए० एन० 
उफध्ये (डा० पाठकाज व्यू ऑन अनन्तवीर्याज डेट--.ए० भा० दि० इं० भाग 
१३, पृ० १६१ ), पं० कलादाचन्द्र शास्त्री (न्या० कु० च०, प्रथम भागकी प्रस्ता० 

' पृ० १०४ ), डॉ० ज्योतिप्रसाद जेन--जैन सन्देश श्ोधांक तथा पं० महेन्द्रकुमार 
न्‍्यायाजार्य (सि० वि» की प्रस्ता०, पृ० ४४), डा० आर० जी० भष्डारकर 
(शान्तरक्षितास रिपर्टेंसस), पिठर्सन आदि । 


३०४ : तो्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पोषकोंमें डा० ए० एन० उपाध्ये, आच्ाय्य जुबलकिशोर मुख्तार और थी पं० 
केलाशचन्द्रजी शास्त्री प्रभृति विद्वान हैं।  ' 
उक्त दोनों घारणाओंका आलोडन कर डा० महेच्धकुमारजी व्याया- 
चार्यते अकलंकद्वा रा भतुहरि, कुमारिर, धर्मकोतति, प्रज्ञाकर और कर्णगोमी 
आदि आचायोंके विचारोंको आछोचना पाकर अकलंकका सभय ई० सन्‌ ८वीं ' 
शी सिद्ध किया है | न्यायाचायंजीके प्रमाण पर्याप्त तबल हैं। आपने अकलंक- 
देवके ग्रन्थोंका सूक्ष्म अध्ययन कर उक्त निष्कर्ष निकाला है! । 
आचाय॑ कैलाशचन्द्रजी शास्त्रोने गहन अध्ययत कर अकलंकदेवका समय 
ई० सन्‌ ६२०-६८० तक निश्चित किया है भर महेन्द्रकुपा रजोके अनुसार यह 
समय ई० सन्‌ ७२०-७८० आता है | इस तरह इन दोनो सम्रयोंके मध्यमें १००' 
वर्षोंका अन्तर है। 
पधनञ्जयने अपनी नाममालामें एक पद्य लिखा है, जिसमें अकलंकके 
प्रमाणका जिक्र आया है। लिखा है-- 
प्रमाणमकलड्भुस्य॒पुज्यपादस्य लक्षणम्‌ 
घनञ्जयकवे: काव्यं रत्नत्रयमपरश्चिमम्‌ ॥ 


अकलंकका प्रमाण, पृज्यपादका व्याकरण और धनज्जय कविका काव्य 
ये तोनों अपश्चिम रत्न हैं । 


अकलंकदेवकी जेनन्यायको सबसे घड़ी देन है प्रमाण। इनके द्वारा की 
गयी प्रमाणव्यवस्था दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोके आचारयोने 
अपनी-अपनी प्रमाणमीमांसाविषयक रचनाओं में ज्यों-का-त्यों अनुकरण किया 
है। अतः धनंजयने इस पद्चयमें जेन ताकिक अकलंकदेव और उनके प्रमाण- 
जास्त्रकां उल्लेख किया है। 

धनअ्जजयके पदचात्‌ बी रसेनस्वामीने अपनी धवलछा सथा जयघवला टीकाओं- 
में और उनके शिष्य जिनसेनने महापुराणमें अकलंकका निर्देश किया है। वीरसेन 
स्वामीने अकलंकदेवका नामोल्लेख किये बिना 'तत्त्वाथ॑भाष्य' के तामसे उनके 
तत्त्वाथंवातिकका तथा सिद्धिविनिश्वययका उल्लेख करके उन्तके उद्धरण दिये 
हैं। जिनसेनने लिखा है-- 


१.  स्थायकुमुदचनस्द्र, भाग २, अकलूंकग्रस्थत्रयथ एवं सिद्विविनिशयटीका इन तीनों 
ग्रन्थोंकी प्रस्तावना । 





अ्ुतथर और सारस्वताचार्य : १०५ 
२० 


भट्टाकलजुश्रीपालपात्रकेसरिणां.. गुणा: | 
विदुषां हृदयारूढा हारायन्तेषतिनिमंला: | 
अर्थात्‌ भट्ट अकलंक, श्रीपाल और पात्रकेसरी आदि आन्षायोके अत्यन्त 
निमंल गुण विद्वानोंके हृदयमें मणिमालाके समान सुशोधित होते हैं। 
वीरसेनने धवलाटीकामें 'इति' शब्दका अर्थ बतलानेके लिए एक पथ्य उद्धृत 
किया है, जो घतञ्जय कविकी अनेकार्थनाममारलाका ३९ वाँ पद्य है। अत्तः 
धनण्जय वीरसेनसे पृव॑वर्ती हें ओर धनज्जयसे पूर्ववर्ती अकलंक हुए हैं । 
अत्तएय अकलंकका समय सातवीं शततीका उत्तराद्ध सिद्ध होता है । 
रचनाएँ 
अकलंकदेवकी रचनाओंको दो वर्गोमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम 
वर्गमें उनके स्वतन्त्र-ग्रन्थ और द्वित्तीय वर्गमें टीका-ग्रन्थ रखे जा सकते हैं। 
स्वतन्त्र-प्रल्थ निम्नलिखित हैं-- 


१. स्वोपज्षवृत्तिसहित लघोयस्त्रय 
२. न्‍्यायविनिश्चय सर्वृत्ति 
३. सिद्धिविनिश्चय सरृत्ति 
४. प्रमाणसंग्रह सवृत्ति 
टीकाग्रस्थ 
१. तत्त्वाथंवात्तिक सभाष्य | 
२. अष्टशती--देवागमविवृति | 
१. रुघोयस्‍्त्रय --में त्तीन छोटे-छोटे प्रकरणोंका संग्रह है--(१) प्रमाण- 
प्रवेश (२) नयप्रवेश और (३) निक्षेपप्रवेश | प्रमाणप्रवेशके चार परिच्छेद 
हैं-- (१) प्रत्यक्षपरिच्छेद (२) विषयपरिच्छेद (३) परोक्षपरिच्छेद और (४) आगम- 
परिच्छेद । इन चार परिच्छेदोंके साथ नयप्रवेश तथा प्रवचनप्रवेशको मिलाकर 
कुछ छः परिष्छेद स्वोपज्ञविवृत्तिमें पाये जाते हैं। लघीयस्त्रयके व्याख्याकार 
आचार्य प्रभावन्द्रने प्रवचनप्रवेशके भी दो परिच्छेद करके कुल सात परिच्छेदों 
पर अपनी 'त्यायकुमुदचन्द्र' व्याख्या लिखो है। लघोयस्त्रयमें कुछ ७८ का रिकाएँ 
हैं किन्तु मुद्रित लघीयस्त्रयमें ७७ हो कारिकाएं हैं, “लक्षण क्षणिककान्ते'? (कारिका 
२५) नहीं है। इसके प्रथम परिच्छेदमें साढ़े छः, द्वितीय परिच्छेदमें ३, तृतीयमें 
_१२, चतुर्यमें ७, पंचममें २१ तथा षष्ठमें २८ इस प्रकार कुछ ७८ कारिकाएं हैं। 
१. आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, १५३ । 
२. अकलडुग्रन्थत्रयके अन्तर्गत, सिंधी सिरीज । 


३०६ : तीर्थंकर महाबीर ओर उनकी आचायं-परम्परा 


अकलंकदेवने इसपर संक्षिप्त विवुति सी छिली है। पर यह 'विवृत्ति कारि- 
काओंका व्यास्यानरूप स होकर सूचित विषयोंकी पूरक है। यह मूल कलेकोके 
साथ ही साथ छिखी गयी है। पं० महेन्द्रकुमा रजीते लिखा है--''मारूम होता है 
कि अकलख़ूदेव जिस पदार्थंको कहना चाहते हैं, वे उसके अमुक ब्रंशकी कारिका 
बनाकर बाकीको गद्यभआगमें लिखते हैं। अतः विषयकी दृष्टिसि गद्य और पद्च 
दोनों मिलकर ही ग्रन्थकी अखण्डता स्थिर रखते हैं। धरंकीतिकी प्रमाण- 
वातिककी वृत्ति भी कुछ इसी प्रकारको है। उसमें भी कारिकोक्त पदार्थंको 
पूति तथा स्पष्टताके लिए बहुत कुछ लिखा गया है ।”" 

लघीयस्त्रयके प्रथम परिच्छेदमें सम्यकज्ञानकी प्रमाणता, प्रत्यक्ष-परोक्षका 
लक्षण, प्रत्यक्षेक सांव्ययहारिक और मुख्य रूपसे दो भेद, सांव्यवहारिकके 
इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षरूपसे दो भेद, मुख्यप्रत्यक्षका समर्थन, सांव्यवहारिकके 
अवग्रहादिरूप भेद तथा उनके लक्षण, अवग्रहादिके बह्वादिरूप मेद, भाव- 
इन्द्रिय, द्रव्यइन्द्रियके लक्षण, पुव॑-पुव॑ ज्ञानकी प्रमाणता ओर उत्तरोत्तर ज्ञानोंकी 
फछरूपता आदि विषयोंका कथन आया है। 

द्वितीय परिच्छेदमेंद्रव्य पर्यायात्मक वस्तुका प्रमागविषयत्व तथा अर्थ॑- 
क्रियाकारित्वके विवेचनके पश्चात्‌ नित्येकान्त और क्षणिकेकास्तमें क्रम-यौंग- 
पद्यसे अथंक्रियाकारित्वका अमाव प्रतिपादित किया है। वस्तुको नित्य 
माननेपर आनेवाले दोषोंकी समीक्षा की है। वस्तु न सबंथा नित्य है भौर न 
अनित्य । वह किसी नयविशेषकी अपेक्षासे नित्य है और इतर नयकी अपेक्षासे 
अनित्य। लिखा है कि मेदाभेदात्मक वस्तु द्रव्याथिक और पर्याथिक नयकी 
अपेक्षासे हो घटित होती है। द्रव्याथिक अभेदका आश्रय करता है और पर्या- 
थिक भेदका । यथा-- 

अथेक्रिया न युज्यते नित्य-क्षणिकपक्षयों:। 
क्रमाउक्रमाभ्यां भावानां सा लक्षणतया मता* ॥ 

तृतीय परिच्छेदमें मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता तथा अभिनिबोधका शब्द- 
योजनासे पूर्व अवस्थामें मतिव्यपदेश तथा उत्तर अवस्थामें श्रृतव्यपदेश, 
व्याप्तिका ग्रहण प्रत्यक्ष और अनुमानके द्वारा सम्भव न होनेसे व्याप्तिग्राही तकका 
प्रामाण्य, अनुमानका लक्षण, जलूचन्द्रके दुष्टान्तसे कारणहेतुका समर्थन, कृत्ति- 
कोदय आदि पूर्वंचर हेतुका समर्थन, अदृश्यानुपलब्धिस परचेतन्‍्य आदिका 


६. अकलूडूपल्यत्रय, प्रस्ताववा, पृष्ठ ३५-३६ । 
२. लजीयस्त्रथ, कारिका ८। 


भृतथर और सारस्वताक्षर्य : ३०७ , 


अभावज्ञान, नेयायिकाभिमत उपमानका सादृव्यप्रत्यभिन्नानमें अन्तर्भाव, प्रत्य- 
भिज्ञानके वैसादुश्य, आपेक्षिक प्रतियोगी आदि भेदोंका निरूपण, बौद्धमतमें स्व- 
भावादि हेतुओंके प्रयोगमें कठिनता, अनुमान-अनुमेयव्यवहारकी वास्तविकता 
एवं विकल्पबुद्धिकी प्रमाणता आदि परोक्षज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंका 
निरूपण किया है । 


चतुर्थ परिच्छेदमें ज्ञानमें ऐकान्तिक प्रमाणत्ता या अप्रमाणताका निषेध कर 
प्रमाणाभासका स्वरूप, सविकल्प ज्ञानमे प्रत्यक्षमासताका अभाव, अविसंवाद 
और विसवादसे प्रमाण-प्रमाणभासव्यवस्था, विप्रकृष्ट विषयोंमें श्रुतकी प्रमाणता, 
हेतुबाद और आप्तोक्त रूपसे द्विविध श्रुतक्ती अविसंवादि होनेसे प्रमाणता, 
शब्दोंके विवक्षावाचित्वका खण्डनकर उन्तकी अर्थंवाचकता आदि श्रुतसम्बन्धी 
विषयोंका विवेचन किया गया है। प्रमाणके स्वरूप, सख्या, विषय और फलरूका 
निरूपण भी प्रमाणप्रवेशमें किया है। 


पञ्चम परिच्छेदमें नय-दुनंयके लक्षण, द्रव्याधिक और पर्यायाथिक रूपसे 
नयके मूल भेद, सदरूपसे समस्त वस्तुओंके ग्रहणका संग्रहनयत्व, ब्रह्मवादका 
संग्रहाभासत्व, बौद्धाभिमत क्षणिक एकान्तका निरास, गृण-गुणी, धर्म-धर्मीकी 
गौण-मुख्य विवक्षामें नेगमत्रयकी प्रवृत्ति, वेशेषिकसम्मत गुण-गुण्यादिके एकान्त 
भेदका नेगमाभासत्व, प्रमाणिक भेदका व्यवहा रनयत्व, काल्पनिक भेदका व्यव- 
हाराभासत्व, कालकारकादिके भेदसे अथ्थंभेदनिरूपणकी शब्दनयता, पर्याय- 
भेदसे अथेभेदक कथनका समभिरूढ नयत्व, क्रियाभेदसे अथंभेदप्ररूपणका एवं- 
भूतनयत्व, सामग्री-मेदसे अभिन्‍न वस्तुमें भी षटकारकोका सम्भवत्व प्रति- 
पादित किया गया है। यहाँ लूघीयस्त्रयका द्वितीय प्रकरण नयप्रवेश समाप्त 
होता है। शब्दज्ञानको प्रत्यक्षताका निरसनकर अनुमानवत्‌ उसकी परोक्षता 
सिद्ध करते हुए अकलड्ुदेवने लिखा है-- 
'अक्षशब्दाथंविज्ञानमविसंवादत: . समस्‌ | 
अस्पष्ट शब्दविज्ञानं प्रमाणमनुमानवत्‌ ॥ 
तदुतत्तिसारूप्यादिलक्षणव्यभिच्षारेषपि आत्मना यदर्थंपरिच्छेदलक्षणं ज्ञानं 
तत्तस्येति सम्बन्धात्‌ । वागर्थज्ञानस्यापि स्वयमविसंवादात्‌ प्रमाणत्वं समक्षवत्‌ । 
विवक्षाव्यत्तिरेकेण वागर्थज्ञानं वस्तुत्तत्त्वं प्रत्याययत्ति अनुमानवत्‌, सम्बन्ध- 
30004 । वाच्यवाचकलक्षणस्थापि सम्बन्धस्य बहिरथंप्रतिपत्तिहेतुतोप- 
लब्धे: | 


१. लघीयस्त्रय, सवृत्ति, कारिका ४६। 





३०८ ; तीर्थंकर महावीर और उत्की आचार्य-परम्परा 


प्रवचनप्रवेशमें प्रमाण, नय और निशेपके कथनकी, प्रतिता, अर्थ, और 
आलोककी ज्ञानकारणताका खण्डन, अन्धकारकों ज्ञानका विंषय होनेसे 
आंवरणरूपताका अभाव, तज्जन्म, ताद्गप्य और तदध्यवसायका प्रमाणमें अप्रयो- 
जकत्व, श्रुतक्रे संकलादेश और विकलादेशरूप उपयोग, “स्थादस्त्येव जोवः' 
इस वाक्यकी विकलादेशता, “'स्याज्जीव एव” इस वाक्यकी सकलादेशत्ता, 
शब्दकी विवक्षासे भिन्‍न वास्तविक अर्थकी वाचकता, नेगमादि सात नयोंमेंसे 
आदिके चार नयोंका अर्थनयंत्व, शेष तीन नयोंका शब्दनयत्व, नामादि चार 
निक्षेपोंके लक्षण, भरप्रस्तुतनिराकरण तथा प्रस्तुत अथंका निरूपणरूप निक्षेपका 
फल इत्यादि प्रवचनके अधिगमोपायभूत प्रमाण, नय और निशक्षेपका निरूपण 
किया गया है। शास्त्रज्ञानका सादित्व-अनादित्व सिद्ध करते हुए लिखा है। 
यथा-- 
श्रुतादर्थमनेकान्तमधिगम्याभिसन्धिभि: । 
परीक्ष्य तांस्तान्‌ तद्धर्माननेकान्‌ व्यावहा रिकानु ॥ 
नयानुगतनिक्षेपैरुपाये भें दवेदने । 
विरचय्याथंवाकूप्रत्ययात्ममेदान्‌ श्रुतार्पितान्‌ ॥ 
अनुयुज्यानुयो गेश्व॒ निर्देशादिभिदां गतें: । 
द्रव्याणि जीवादीन्यात्मा विवुद्धाभिनिवेशन: ॥ 
जीवस्थानगुणस्थातमागंणास्थानत्तत्त्ववितू । 
तपोनिर्जीणंकर्मा5्यं विमुक्त: सुखमृच्छति" ॥। 
इस प्रकार इसमें प्रमाण, नय ओर निक्षेपका निरूपण किया है । 
२ ल्यायबिनिरचय सवृत्ति* 


विनिश्चयान्त ग्रन्थ लिखनेकी प्रणाली प्राचीन रही है। धर्मकीतिका भी 
प्रमाणविनिइ्चय नामक ग्रन्थ मिलता है| 'तिलोयपण्णत्ति” में भी 'लोकविनि- 
श्चय' नामक ग्रन्थकी सूचना है। न्‍्यायविनिश्चयमें प्रत्यक्ष, अनुमान और 
प्रवचन ये तीन प्रस्ताव हैं। प्रथम प्रस्तावमें १६०३, द्वितीयमें २१६३ ओर 
तृतीयमें ५४, कुछ ४८० कारिकाएँ हैं । सिद्धसेनके न्यायावतारमें भी प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शब्द इन तीन प्रमाणोंका विवेचल किया गया है। 

प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावमे प्रत्यक्ष-प्राणपर विस्तारपुवंक विचार किया 
गया है। इसमें इन्द्रियप्रत्यक्षका रुक्षण, प्रसामसम्प्लबधुचन, चक्षुरादि- 


१. लत्ीयस्त्रय, कारिका ७३-७६ । 
२. बादिराणसूरिकी टीकासहित भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा प्रकाशित है । 


श्रृतधर और सारस्वताश्रार्य : ३०९ 


वुद्धियोंका व्यवसायात्मकत्व, विकल्पके अभिलापकत्व आदि हक्षणोंका . 
खण्डन, झञानके परोक्षवादका निराकरण, ज्ञानके स्वसंवेदनकी सिद्धि, जानान्तर- 
वेशज्ञालका निरास, अचेतनज्ञालनिरास, साकारज्ञाननिरास, निराकारज्ञान- 
सिद्धि, सवेदनाद्वेत्तनरास, विश्रमवादनिरास, बहिरथंसिद्धि, चित्रज्ञानखण्डन, 
परमाणुरुप बहिरर्थका निराकरण, अवयवोंसे भिन्न अवयवीका खण्डन, 
द्रव्यका लक्षण, गुण-पर्यायका स्वरूप, सामान्यका स्वरूप, अर्थंके उत््पाद-व्यय- 
प्रौव्यका समर्थत, अपोहरूप सामान्यका निरास, व्यक्तिसे भिन्न सामान्यका 
खण्डन, धर्ंकीतिसम्मत प्रत्यक्षकक्षणका खण्डन, धौद्धकल्पित स्वसंवेदन, घोगि, 
मानस प्रत्यक्षनिरास, सांख्यकल्पित प्रत्यक्षतक्षणका खण्डन, नैयायिकके 
प्रत्यक्षका समालोचन, अतोन्द्रियप्रत्यक्षका लक्षण आदि विषयोंका विवेचन 
किया गया है | 

द्वितीय अनुमानप्रस्ताव अनुमानसे सम्बद्ध है। इसमें अनुमानका लक्षण, 
प्रत्यक्षको त्तरह अनुमानकी बहिरथंविषयतता, साध्य-साध्याभासके लक्षण, 
बोढ़ादि मतोंमे साध्य-प्रयोगकी असम्भवता, शब्दका अरथंवाचकत्व, दब्दसदूत- 
प्रहणप्रकार, भूतचेत्तन्यवादका निराकरण, गुण-गुणीभेदका निराकरण, 
साधन-साधनाभासके क्षण, प्रमेयत्वहेतुकी अनेकान्तसाधकत्ता, सच्त्वहेतुकी 
परिणामिता प्रसाधकता, त्रेरूप्यसण्डनपूर्वक अन्यथानुपपत्तिसमर्थन, तर्ककी 
प्रमातता, अनुपलम्भहेतुका समर्थन, पृवंचर, उत्तरचर और सहचर हेतुका 
समर्थन, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक और अकिज्चित्कर हेत्वाभासोंका विवेचन, 
दृषणाभासकक्षण, जातिलक्षण, जयेत्तरव्यवस्था, दृशन्त, दुष्टान्ताभासविचा र, 
वादका छक्षण, निग्नहस्थानलक्षण, वादाभासलक्षण आदि अनुमानसे सम्बन्ध 
रखनेवाले विषयोंका वर्णन आया है । 

तृतीय प्रवचनप्रस्तावमें आगमसम्बन्धी विचार किया गया है। इसमें 
भवबनका स्वरूप, सुगतके आप्तत्वका निरास, सुगतके करुणावत्व तथा चतु- 
रायसत्यप्रतिपादकत्वका समालोचन, आग्मके अपोरुषेयत्वका खण्डन, सर्वज्ञत्व 
समर्थन, ज्योतिर्ज्ञानोपदेश, सेत्यस्वप्नज्ञान तथा ईक्षणिकादि विद्याक्क द्ष्टन्त 
द्वारा सर्वभत्वसिद्धि, शब्दतित्यत्वनिरास, जीवादित्त््वनिरूषण, नैरात्त्य 
भावताकी निरथंकता, मोक्षका स्वरूप, सप्तभंगोनिरुपण, स्थाद्वादमें दिये जाने 
वाले संशयादि दोबोका परिहार, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदिका प्रामाष्य, प्रमाण- 
का फल आदि विषयोंका विवेचन आया है । ' 

यह प्रन्य कई कक महत्त्वपूर्ण है। कारिकाओंके साथ उत्थानिका- 
वाक्य भी गद्यमें निबद्ध हैं। विवृति टोकात्मक न होकर विशेष विषयके सूचन 


३१० : तीघकर महाबीर भोर उन्तको आचार्यपरम्परा 


रूपसें लिखी गयी है। काररिकाएँ और वृत्ति दोनों प्रौढ़ एवं मम्प्रौर आवामें . 
निबद्ध हें। उनसे भकलद्ुदिवको सू क्स प्रज्ञा और तीक्य समालोचना अवगत 
कर पाठक प्रभावित्त हुए बिना नहीं रहता । उदाहरणाथं नित्येकान्त, क्षणिके-' 
कान्त आदिको उनके द्वारा को गयी समीक्षा दुष्टव्य है-- 
अत्यन्वामेदभेदीं न सढ़तो न परस्परम्‌,। 
दुश्यादृश्यात्मनोबुद्धिनिर्भासक्षणभजयो: ॥ 
स्वंधा<्थंक्रियाध्योगात्‌ तथा सुप्तप्रबुद्धयो: । 
अंशयोयंदि तादात्म्यमभिज्ञनमनन्यवत्‌ ।। 
संयोगसमवायादिसम्बन्धाद्यदि. बत्तते । 
अनेकश्रेकमेकत्रानेक॑ वा परिणामिन:" ॥ 
सर्वेथा नित्यका खण्डन करते हुए लिखा है-- 
नित्यं सवंगतं सत्त्वं निरंशं व्यक्तिभिर्य॑दि ॥ 
व्यक्त व्यक्त सदा व्यक्त त्रेलोक्यं सचराचरम | 
सत्तायोगाहिना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा ॥ 
सर्वेर्था: देशकालाश्च सामान्य सकल मतम्‌ | 
सर्वेभेदप्रभेदं सत्‌ सकलाजडु” शरोरबत्‌'॥ 
३. प्रमाणसंग्रह* 
इसमें ५ प्रस्ताव और ८७३२ कारिकाएँ हैं। प्रथम प्रस्तावमें ९ कारिकाएँ, 
द्वितीयमें ५, तृत्तीयमें १०, चतुर्थमें ११५, पञचममें १०३, षष्ठमें १२३, सप्तममें 
१०, अष्टममें १३ और नवममे .२ कारिकाएँ हैं। प्रथम प्रस्तावमे प्रत्यक्षका 
लक्षण, श्रुतका प्रत्यक्षानुमानागमपुव॑कत्व, प्रमाणका फल, मुख्यप्रत्यक्षका लक्षण 
आदि प्रत्यक्षविषयक सामग्री वर्णित है । 
द्वितीय प्रस्तावमें स्मृतिकी प्रमाणता, प्रत्यभिज्ञानका प्रामाण्य, तकंका 
लक्षण, प्रत्यक्षानुपलम्भसे तकंका उद्भव, कुतकका रक्षण, विवक्षाके बिना भी 
शब्दप्रयोगका सम्भव, परोक्ष पदा्ोमें श्रुस्ते अविनाभावग्रहण आदिका 
कथन है। 
इस प्रस्तावमें परोक्षके भेद, स्मृति प्रत्यभिन्नान और त्तकंका विशेष रूपसे 
कथन आया है | 


१. न्यायविनिश्वय सवृत्ति, प्रत्यक्षप्रस्ताव, कारिका १४१-१४३ | 
२ वही, प्रत्यक्षप्रस्ताव, कारिका १५१-१५३ | 
३. अकलडुग्रन्थत्रय सिंधी सिरोज । 


श्ुतधर श्रोर सारस्वताबार्य : ३११ 


तृतीय प्रस्तावमें अनुमानके अवयव, साध्य-साधनका लक्षण, साध्याभासकां 
लक्षण, सदसदेकान्तमें साध्यप्रयोगकी असम्भवत्ता, सामान्यविशेषात्मक 
वस्तुकी साध्यता एवं अनेकान्तात्मक वस्तुमें दिये जानेबाले संशयादि आठ 
दोषोंकी समीक्षा अद्धित है। चतुर्थ प्रस्तावमें हेतुसम्बन्धी विचार आया है | 
इसमें त्रिर्प हेतुका खण्डन करके अन्यथानुपपत्तिरूप हेतुलक्षणका समर्थन 
किया गया है। हेतुके उपलब्धि और अनुलब्धिरूप भेदोंका बिवेचन कर पूर्व॑- 
चर, उत्तरवचर और सहचर हेतुसम्बन्धी विचार किया गया है। इस प्रस्तावमें 
विभिन्‍न मतोकी समोक्षापूर्वंक हेतुका स्वरूप निर्धारित किया है। 


पञ्चम प्रस्तावमें असिद्ध, विरुद्धादि हेत्वाभासोंका निरूपण, स्ंथा 
एकान्तमे सत्तवहेतुकी विरुद्धता, सहोपलम्भनियम, हैतुकी विरुद्धत्ता, विरुद्धा- 
व्यभिचारोका विरुद्धमे अन्तर्भाव, अज्ञात्तहेतुका अकिड्चित्‌करमें अन्तर्भाव 
आदि हेत्वाभासविषयक प्ररूपण आया है तथा इसमे अन्‍्तर्व्याप्तिका भी समर्थन 
किया है! 


षष्ट प्रस्तावमे वादका लक्षण, जय-पराजयव्यवस्थाका स्वरूप, जातिका 
लक्षण, द्युष्टत्वादिके अभेदप्रसमका सयुक्तिक उत्तर, उत्पादादित्रयात्मकत्व 
समर्थन, सवंथा नित्य सिद्ध करनेमे सत्त्वहेतुका असिद्धत्वादि निरूपण आया है। 
इस भ्रस्तावमे शन्यवाद, संवृतिवाद, विज्ञानवाद, निविकल्पकदर्शन, अपोहवाद, 
क्षणभगवाद, असत्कायंवाद आदिको भी समीक्षा की गयी है। 


सप्तम प्रस्तावमे प्रवचनका लक्षण, सर्वज्ञसिद्धि, अपौरुषेयत्वका निरसन, 
तत्वज्ञानसहित चारित्रको मोक्षहेतुत्ता आदि विषयोंका विवेचन आया है। 

अष्टम प्रस्तावमें सप्तभंगीके निरूपणके साथ नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु- 
सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एबम्भूत इत सात लयोंका कथन आया है। 

नवम प्रस्तावमे प्रमाण, नय और निक्षेपका उपसंहार किया गया है | 
४. सिद्धिविनिद्चय सवृत्ति" 


सिद्धिविनिश्चयमे १२ प्रस्ताव हैं। इनमें प्रमाण, नय और निक्षेपका विवेचन 
है। प्रथम प्रस्ताव प्रत्यक्ष-सिद्धि है। इसमे प्रमाणका सामान्य लक्षण, प्रमाणका 
फल, बाह्यार्थकी सिद्धि, व्यवसायात्मक विकल्पकी प्रमाणता और विशदता, 
चित्रज्ञानकी त्तरह विचित्र बाह्य पदार्थोको सिद्धि, निविकल्पक प्रत्यक्षका निरास, 








१. सिद्धिविनिश्चय अनन्तवीयंकी टीका सहित, भारतीय ज्ञानपीठ काशी संस्करण । 


३१२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्वसंवेदनप्रत्यक्षके निविकल्पकत्वका खण्डन, अविसंवादकी बहुलतासे अमा्ण 
व्यवस्था आदि विषयोंका विचार किया गया है। 

द्वितीय सविकल्प सिद्धि-प्रस्तावमें अवग्रह्मदि ज्ञानोंका वर्णन, मानस-प्रत्यक्ष- 
को आलोचना, निविकल्पसे संविकल्पको उत्पत्ति एवं अवग्नहादियें पुव॑-पूव॑को 
प्रमाणता ओर उत्तर-उत्त रमें फलहफताकी सिद्धि की गयी है । 


तृतीय प्रमाणान्तर-सिद्धि में स्मरणको प्रमाणता, प्रत्यभिज्ञानका प्रामाण्य, 
उपमानका सादृश्यप्रत्यभिज्ञानमें अन्तर्भाव, तककी प्रमाणताका समर्थन, क्षणिक- 
पक्षमें अर्थक्रियाका अभाव आदिकी समीक्षां आयी है। 

चतुर्थ जीवसिद्धि-प्रस्तावमें शानको ज्ञानावरणके उदयसे मिथ्याशान, 
क्षणकाचित्तमे कार्यकारणमाव, सन्‍्तान आदिकी अनुत्पत्ति, जीव और कम 
चेत्तन और अचेतन होकर भो बन्धके प्रति एक हैं, कर्माखव तत्तोपप्लवंबाद, 
भूतचेतन्यवाद एवं विभिन्न दर्शनोंमें मान्य आत्मस्वछपका विवेचन किया है। 

पञ्चम प्रस्ताव जल्प-सिद्धि है। इसमें जल्पका छक्षण, उसकी चतुरज्भता, 
जल्पका फलमाग्ग प्रभावना, दब्दकी अथंवाचकत्ता, निग्रहस्थान एवं जय- 
पराजयव्यवस्थाकी समीक्षा को गयी है । 

छठा हेतुलक्षणसिद्धि-प्रस्ताव है। इसमें हेतुका अन्यथानुपपत्तिलक्षण, 
तादात्म्य-सदुत्पत्तिसे हो अविनाभावकोी व्याप्ति नही, हेतुके भेद, कारण आदि- 
का कथन आया है। 

सप्तम प्रस्ताव शास्त्र-सिद्धि है | इसमें श्रुतका श्रेयोमांगंसाधकत्व शब्दका 
अर्थ॑ंवाचकत्व, स्वप्नादि दक्षामें भो जीवकी चेत्तनता, भेदेकान्तमें कारक, ज्ञापक 
स्थितिका अभाव, ईढ्वरवाद, पुरुषाद्वेतवाद, वेदका अपोस्षेयवाद आदिका 
समालोचन किया है। 

अष्टम सर्वज्षसिद्धि-प्रस्तावमें सर्वशकी सिद्धि और नवम शब्दसिद्धि प्रस्ताबमें 
शब्दका पौद्गलिकत्व सिद्ध किया है। दशम प्रस्तावका नाम अथंनयसिद्धि 
है | इसमें नयका स्वरूप, नेगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु-सूत्र इत चार अर्थ- 
नयों और नयाभासोंका वर्णन आया है । 

ग्यारहवाँ शब्दनयसिद्धि-प्रस्ताव है| इसमें शब्दका स्वरूप, स्फोटवादका 
खण्डन, शब्दनित्यत्वका निरास, हाब्दनय, समभिरूढनय एवं एवम्भूतनय 
आदिका वर्णन आया है। 
* बारहनाँ निक्षेपसिद्धि-प्रस्ताव है। इसमें निक्षेपका लक्षण, भेद, उपभेदोंका 
स्वकृप एवं उनकी सम्भावताओं पर विचार किया गया है। 


अतजर और सारस्वताचार्थ : ३६५४ 


५. तश्वार्थभातिक समाध्यं 


इस ग्रन्थके मंगलपद्यके चतुर्थ चरणसे 4वक्षे तत्त्वायंवरात्तिकं' लिखकर 
अकलंकदेवने इस ग्रत्थको 'तत्त्वाथंवात्तिक' कहा है। तत्त्वाथंसूत्रके प्रत्येक 
सूत्रपर वात्तिकरूपमें व्याख्या लिले जानेके कारण यह तत्त्वाभंचात्तिक कही 
गयी है। वात्तिक इछोकात्मक भो होते हैं ओर गद्यात्मक भी | कुमारिलका 
मीमांसाइलोकवात्तिक और धर्मकीतिका 'प्रमाणवासिक' पद्मोंमे लिखे गये हैं। 
पर न्यायदर्शनके सूत्रोंपर उद्योतकरने जो वात्तिक रचा है, वह गद्यात्मक है। 
अतएव यह अनुमान लगाना सहज है कि अकलकने उद्योत्तकरके अनुकरण पर 
गद्यात्मक तत्त्वाथंवातिक रचा है। अकलडूकी विशेषता यह है कि उन्होंने 
तत्त्वाथंसूत्रके पर वात्तिक रचे और वारत्तिकोंपर भाष्य भी लिखा है। इस तरह 
इस ग्रन्थमें वात्तिक पृथक्‌ हैं ओर उनकी व्याख्या-भाष्य अछग है। इसी कारण 
इसकी पुष्पिकाओंमे इसे 'तत्त्वाथंवात्तिकव्याख्यानालंकार' संज्ञा दी गयी है। 


यह ग्रन्थ तत्त्वार्थमृत्रकी व्याख्या होनेके कारण दश अध्यायोंमें विभक्त है । 
इसका विषय भी त्तत्त्वाथंसूत्रके विधयके समान हो सेद्धान्तिक और दाशंनिक 
है। तत्त्वाथ॑सूत्रके प्रथम त्तथा पंचम अध्यायमें क्रमश: ज्ञान एवं द्रव्योंकी चर्चा 
आयो है ओर ये दोनों विषय ही दर्शनशास्त्रके प्रधान अग है। अतः अकलंक- 
देवने इन दोनों अध्यायोंमें अनेक दार्शनिक विषयोंकी समीक्षा की है। दशंन 
शास्त्रके अध्येताओंके लिये तत्त्वाथ॑वात्तिकके ये दोनों अध्याय विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 


तत्त्वार्थवात्तिककी एक प्रमुख विशेषता यह है कि जितने भी मन्तव्य उसमें 
चचित हुए, उन सबका समाधान अनेकान्तके द्वारा किया गया है। अत: दाशं- 
लिक विषयोसे सम्बद्ध सूत्रोंके व्याख्यानमें अनेकान्तातुवात्तिक अवश्य पाया 
जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि वात्तिककारने दार्शनिक विषयोंके कथन- 
सन्‍्दभंमें आगमिक विषयोंको भो प्रस्तुत कर अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा की है । 


तृतीय, चतुर्थ अध्यायोंमें छोकानुयोगसे सम्बद्ध विषय आये हैं। इस्र विषयके 
प्रतिपादनमें 'तिलोयपण्णत्ति' आदि प्राचीन ग्रत्थोकी अपेक्षा अनेक नवीनताओं- 
का समावेश किया गया है। इस ग्रन्थकी विशेषत्ताओंके सम्बन्धमें प्रशाचक्षु पं० 
८ कंब ४ लिखा है-- राजवात्तिक और इलो कवा त्तिकके इतिहासज्ञ अभ्यासी- 

मालूम पड़ेगा कि दक्षिण हिन्दुस्तानमें जो दार्शनिक विद्या और स्पर्धाका 
समय आया और अनेकमुख पाण्डित्य विकसित हुआ, उसीका प्रतिबिम्ब इन 
दोनों ग्रन्धोंमें है। प्रस्तुत दोनों वात्तिक जैनदर्शनका प्रामाणिक अभ्यास करने- 
के पर्याप्त साधन है। परन्तु इनमेंसे 'राजवात्तिक'का गद्य सरक भौर विस्तृत 


३१४ : तोबकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


हौनेसे तत्त्वाथंके सम्पूर्ण दोकाग्रन्थोंकों मरज अकेला ही पूर्ण करता है। ये दो... 
बांतिक यदि नहीं होते, तो दसवीं शताब्दी तकके दिगम्बर चाहित्यमें जो 
विशिष्टता आयो, और उसकी जो प्रतिष्ठा बंधी वह निएययसे अध्री ही रहतो। 
ये दो वात्तिक साम्प्रदायिक होनेपर भी अनेक दृष्टियोंसे भारतोय दार्शनिक 
साहित्यमें विशिष्ट स्थान प्राप्त करें, ऐसी योग्यता रखते हैं। इनका अवलोकन , 
बौद्ध ओर वैंदिक परम्पराके अनेक विषयों पर तथा अनेक ग्रन्थों पर ऐततिहांसिक 
प्रकाश डालता है।' 


'तस्वाय॑वात्तिक'का मूल आधार पृज्यपादकी सवा्थंसिद्धि है। सवायंसिद्धि- 
की वाक्यरचता, सूत्र जेसी संतुलित और परिमित है। यही कारण है कि 
अकलंकदेवने उसके सभी विशेष वाक्योंको अपने वातिक बना डाले हैं, और ' 
उनका व्याख्यान किया है। आवश्यकतानुसार नये वात्तिकोंकी भी रचना की 
है, पर सर्वार्थ सिद्धिका उपयोग पुरी तरहसे किया है। जिस प्रकार बीज वृक्षमें 
समाविष्ट हा जाता है, उसी प्रकार समस्त सर्वाथसिद्धि तत्वाथंबात्तिकमें समाधविष्ट 
है, पर विशेषता यह है कि सर्वार्थसिद्धिके विशिष्ट अम्यासीको भी यह प्रतीति 
नही हो पाती कि बह प्रकारान्तरसे सर्वार्थसिद्धिका अध्ययन कर रहा है। 

तत्त्वाथंवात्तिक मे यों तो अनेक विषयोंकी चर्चा की गयी है, पर विशेषखूपसे 
जिन विषयोंपर प्रकाश डाला गया है, वे निम्नलिखित हैं-- 

१. कर्ता और करणके भेदाभेदकी चर्चा। तोनों बाच्यों द्वारा ज्ञानको 
व्युत्पत्ति २. आत्माका ज्ञानसे भिन्नाभिन्‍्नत्व । 

३. केवल ज्ञानप्राप्तिके द्वारा मोक्षकी मान्यताका निरसन कर मोक्षमार्गे- 
का निरूपण | सन्दर्भानुसार सांख्य, वेशेषिक, न्याय और बोद्ध दर्शनोंको समीक्षा 

४. मुख्य और अमुख्योका विवेचन करते हुए अनेकाल्तदृष्टिका समर्थन । 

५. सप्तभंगीके निरूपणके पश्चात्‌ अनेकास्तमें अनेकान्त को सुघटना | 

६. अनेकान्तमें प्रतिपा।दत छछ, संशय आदि दोषोंका निराकरण करते 
हुए अनेकान्तात्मकत्ताको सिद्धि । 

७. एकान्तवादमें ज्ञानके करण-कतृत्त्वका अभाव | 

<- आत्म-अनात्मवादियोका समीक्षा । 

५, प्रत्यक्ष-परोक्षसम्बन्धों ज्ञानकी व्याख्याओंका विस्तृत विवेचन । ह 

इस सन्दर्भमें पूर्व पक्षके रूपमें बौद्ध, स्याय, वेशेषिक, मोमांसक आदि दा 
निकोंकी समीक्षा । 


१ तस्वार्थसृत्र, भारत जैन महामंडल वर्षा, द्वितीय संस्करण, सन्‌ १९५२, पृ० ७८, ७९+, 


श्रतध्नर और सारस्वताबार्य : ३१५ 


१०. चै्षुकै प्राप्यकारित्व और श्रोत्रके अप्राप्यकारित्वका निराकरण | 

११: श्रुतज्ञानके अन्तगंत अनुमानके पृव॑चत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदुष्ठ 
भेद तथा उपमान, ऐत्तिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभावका समावेश । 

१२. आत्मसिद्धि । 

१३, स्वात्मा और परमात्माके विदलेषणके साथ सप्तभंगीके सकलादेश और 
विकलछादेशोंका विवेचन । 

१४ 'द्रव्यत्वयोगात्‌ द्रव्य और “गुणसंद्रावो द्रव्य की विस्तृत समीक्षा | 

१५ विभिन्न दश्शनोंके आलोकमे शब्दके मूतिकत्वका विवेचन । 

१६, स्फोटवाद-समीक्षा । 

१७ कोक्‍्वल, काण्ठेविटि, कौशिक, हरि, इमश्रुमान, कपिल, रोमस, हरि- 
ताश्व, मुण्ड और आइवलायन बादि क्रियावादियोका समालोचन । 

१८ मरीचिकुमार, उलूक, कपिल, गाग्यं, व्याप्रभूत्ति, माठर, मौदूगलायन 
आदि अक्रियावादो दाशंनिकोंकी समीक्षा | 

१९. साकल्य, वासकल, कुथुमि, सात्यमुग्री, चारायण, कठ, माध्यन्दिच, 
मौद, पेपलादि, वादरायण, येतिकायन, वसु और जेमिनि आदि अज्ञानवादियों- 
का समालोचन । 

२०. वश्षिष्ठ, पाराशर, जतुकण्ण, बाल्मीकि, रोमहरषिणी, व्यास, एलापुत्र, 
औपमत्यव, इन्द्रदत्त आदि वेनिक वादियोंकी समीक्षा । 

२१. जीव-अजीव आदि तत्त्वोंका निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, 
स्थिति और विधानपूवेक विवेचन | 

२२. ज्ञानोके विषयक्षेत्रका कथन | 

२३. नयोका सोपपत्तिक निरूपण | 

२४. शरीरोका सविस्तर निरूपण | 

२५. छोकरचना-क्षेत्रकल और घनफलोका निरूपण । 

रे६ गुणस्थान, ध्यान, अनुप्रेक्षा एव मा्गंणा आदिका विस्तृत कथन । 

२७. द्रव्य और तत्त्वोंकी व्यवस्थाका कथन । 

इस प्रकार 'तत्त्वार्थराजवात्तिक' मे अनेक विशेष बातोंका कथन आया 
है । यह ग्रन्थ अध्याय, आहिक और वात्तिकोमे विमक्त है। यहाँ उदाहरणा्थ॑ 
एकाध वात्तिक प्रस्तुत करते हैं, जिससे अकलंकदेवकों विषथश्रतिपादनसम्बन्धी 
विशेषता अभिव्यक्त हो जायगी। 

प्रसाणनयार्षणाभेदात्‌--“एकान्तो द्विविध:--सम्पगेकान्तो मिथ्येकान्त 
इति। अनैकान्तो5पि द्विविध:---सम्यगनेकान्तो सिथ्यानेकास्त इति । तन्न सम्य- 


३१६ : तीभकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मेकास्सो हेतुविशेषसाभरथ्यपिंताः प्रमाणप्ररूपिताये कदिशादेश: 4 एकात्पावधा रणेन 
शअन्याशेषनिरा क रण॑प्रवणप्रोणिधिमिथ्यैकान्त:। एकत्र सप्रतिपक्षानेकधर्मस्वेरूप- 
निरूपणो युकत्यागमाम्यामविरुद्ध: सम्यगनेकान्त: । तदत्त्त्वभांववस्तुशुन्य परि- 
कल्पितानेकात्मक॑ केवल वबाग्विज्ञानं मिथ्यापनेकान्त: । तत्र सम्यगेकान्ती नय 
इत्यूच्यते । सम्पगनेकाल्तः प्रमाणम्‌ | नयार्पणादेकान्तो भवति एकनिश्लयप्रवण- 
त्वात्‌, प्रमाणापंणादनेकान्तो भवत्ति अनेकनिए्चययाधिकरणत्वात्‌" | 


€. अष्टचातो 

. जेनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शंन है। आचाय॑ समस्तभद्र अनेकान्तवादके 
सबसे बड़े व्यवस्थापक हैं। उन्होंने आप्रमीमांसा नामक प्रन्थ द्वारा उसकी 
व्यवस्था की है । इसी आप्तमीमांसापर अकलंकदेवने अपनी “अष्टशती' वृत्ति 
लिखी है। इस वृत्तिका प्रमाण ८०० इलोक है, अत: यह अष्टशती कहलाती है। 
विद्यानन्दने समन्तभद्रके उक्त ग्रन्थपर अष्टसहल्नी नामकी टीका लिखी है, जिसमें 
अष्टशतीको 'दूधमें चीनी” की त्तरह समाविष्ट कर लिया है। शतीके रचयित्ता 
अकलकदेवने इसमें अनेक नये तथ्योंपर प्रकाश डाछा है। विभिन्न दर्शनोंके 
द्वैत-अद्वेतवाद, शाशइवत-अजाश्वतवाद, वक्‍तव्य-अवक्तव्यवाद, अन्यता-अनन्य- 
तावाद, सापेक्ष-अनपेक्षवाद, हेतु-अहेतुवाद, विज्ञान-बहिरर्थवाद, देव-पुरुषार्थ- 
बाद, पुण्य-पापवाद और बन्ध-मोक्षका रणवादकी समीक्षा की गयी है। उनके 
प्रतिपादनका एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 

“स्वभावान्तरात्स्वभावव्यावृत्ति रन्‍्यापोह:” संविदो ग्राह्माकारात्कथड्चिद्‌- 

व्यावृत्ती--अनेकान्तस वित्ते: स्वलक्षणप्रत्यक्षवृत्तावषि संवेद्याका रविवेक स्ब- 
भावान्तरानुपलब्धे: स्वभावव्यावृत्ति: शवरूविषयनिमसि५पि लोहितादीनां पर- 
स्परव्यावृत्ति रन्यथाचित्रप्रतिभासासंभवात्‌, तदन्‍्यतमवत्तदालम्बनस्थापि नीला- 
देरभेदस्वभावापत्ते: : तद्बतस्तेम्यो व्यावृत्तिरेकानेकस्व भावत्वात्‌ रूपादिवत्‌ 
अन्यथा द्र॒व्यमेव स्थान्न रूपादय:” ।* 


अनेकान्तात्मकवस्तुकी सिद्धि करते हुए लिखा है--- 


“यत्सत तत्सवंमनेकान्तात्मक वस्तुतत्त्वं सवंधा तदर्थक्रियाकारित्वात्‌। 
स्वविषयाका रसंवित्तिवत्‌ । न किब्चिदेकान्तं वस्तुतत्त्वं सर्गथा तदर्थक्रियासंभ- 





१. तत्त्वार्थवात्तिक, भारतीय ज्ञानपीठ काशी संस्करण, १।६-७ | 
२. अष्टशती, भारतीय जेन सिद्धान्त अकाशिमी संस्था, काशी, सन्‌ १९१४ ६०, कारिका 


१५९, पु० १० । २ 
बुतधर और सारस्वतांचाययं : ३१७ 


वात्‌ गमसकुसुमादिवत्‌ । नास्ति सदेकान्तः सर्वव्यापारविरोषप्रसंगात्‌ असदे- 
कान्तवदिति विधिना प्रतिषेघेन आा वस्तुतत्त्य॑ नियम्यते” ।* 


झोली एवं काव्यप्रतिभा 
अकलंकदेवकी शोली गूढ़ एवं शब्दाथंगर्मित है। ये जिस विषयको भी ग्रहण 
करते हैं, उसका गम्भीर और अथंपूर्ण वाक्योंमें विवेचन करते हैं। अतः कम- 
सते-कम शब्दोंमें अविक-से-अधिक विषयका निरूपण करना इनका लक्ष्य है। 
अकलंकदेवका उनकी रचनाओंपरसे षड्दर्शनोंका गम्भीर और सूक्ष्म चिन्तन 
अवगत होता है। फलत: उनका अतल तलस्पर्शी ज्ञान सर्वत्र उपलब्ध है। 
इनकी कारिकाओंमें अथंगाम्भीयं है, प्रसंगवश वे वादियोंपर करारा व्यंग्य 
करनेसे भी चूकते नहीं है । व्यंग्यके समय इनको रचनाभोंमें सरसता आ जाती 
है, और दर्शनके शुष्क विषय भी साहित्यके समान सरस प्रतीत होने लगते 
हैं। अदृश्यानुपलब्धिसे अभागकी सिद्धि न माननेपर वे बौद्धोंपर व्यंग करते 
हुए कहते हैं-- 
दध्यादौ न प्रवत्तेत बौद्ध/ तदभुक्तवे जनः। 
अदृश्यां सौगतीं ततन्न तनूं संशद्भुमानक: || 
दध्यादिके तथा भुक्ते न भुक्त काड्जिकादिकस्‌ । 
इत्यसो वेत्तु नो वेत्ति न भुक्ता सौगती तनु: ॥ 
अदुश्यकी आशंकासे बौद्ध दही खानेमें नि:शंक प्रवृत्ति नही कर सकेंगे, 
क्योकि वहाँ सुगतके अदृश्य शरीरकी शंका बनी रहेगी । दही खानेपर काअजी 
नहीं खायी, यह तो वे समझ सकते हैं, पर बुद्ध शरीर नहीं खाया, यह समझना 
उन्हें असम्भव है। 
यह कितना मामिक व्यंग्य है । धर्मकीतिके अभेदप्रसंगका उत्तर भी अक- 
लंकदेवने व्यंग्यात्मक रूपमें दिया है। अकलकदेब कठिन-से-कठिन विधयको भी 
व्यंग्यात्मक सरलरूपमें प्रस्तुत करते हैं । यों तो अकलंकदेवने अनुष्टुप्‌ छन्‍्दोंमें 
ही अधिकांश कारिकाएँ लिखी है, पर उन्हें शादूलूविक्रीडित और त्नग्धरा छल्द 
भी विशेष प्रिय है। जहां उन्हे थोड़ा-सा भो अवसर मिलता है कि वे इन छन्‍्दों- 
का प्रयोग करने लगते है। न्यायके प्रकरणोंमें उद्देश्यनिर्देशक ओर उपसंहा- 
रात्मक पद्मोंमें इन छन्दोंका प्रयोग पाया जाता है। मंगलाचरणके पद्मोमें 
अलछूंका रोंका नियोजन भी विद्यमान है | निम्नलिखित पद्चमें सम्यवज्ञानकों जल- 


१. अधष्दहाती, कारिका १०९, पृ० ४ट। 
२. सिद्धविनिद्ययटीका, भारतीय ज्ञानपीठ काशी संस्करण, भाग र,पृ० ४३७ | 


३१८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी जआचार्य-परम्परा 


रूपक प्रदान कर मलिन हुए स्थायमार्यके प्रक्षाललकी बात वे किठ॒ती सदमता्से 
व्यकत करते हैं--+ 
बालानां हित्तकामिनामतिमहापापैः पुरोपाजिते: ' 
माहारम्यात्तमसः स्वयं कलिबलात्‌ प्रायो गुणदेषिभि; । 
न्यायोध्यं मलिनोकृत: कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते, 
सम्यग्शानजलेबं बोभिरमरू ततानुकम्पापरे: ॥" 
इसी प्रकार अनुप्रास, यमक आदि अलंकार भी इनके दर्शन-ग्रत्थोमें काव्य- 
रचना न होनेपर भी प्राप्त हैं। शेलीकी दुष्टिसि अकलंक निश्चय ही उद्योतकर 
और धमंकीतिके समकक्ष हैं । 


एलाचाये 


एलाचायंका स्मरण आचाय॑े वीरसेनने विद्यागुरुके रूपमें किया है। उन्होंने 
'छखा है-- 
जस्साएसेण मए सिद्धंतमिदं हि अहिलहुदं । 
महु सो एलछाइरियो पस्चियउ वरबी रसेणस्स ॥ 
जिसके आदेशसे मेंने इस सिद्धान्तग्रल्थको लिखा है वह एलाचार्य मेरे ऊपर 
प्रसन्न हों । 
वीरसेनाचार्यने जयधवलाटोकामें भी एलाचायंका स्मरण किया है तथा 
उनको कृपासे प्राप्त आगम-सिद्धान्तको लिखे जानेका निर्देश किया हैं। बताया 
है--“एदेण वयणेण सुत्तस्स देसामासियत्त जेण जाणाबिदं तेण चउण्हंं गईणं 
उतुच्चा रणाबलेण एलाइरियपसाएण य सेसकम्माण परूषणा कीरदे ।” 


अर्थात्‌ उच्चारणाके बलसे और एलाचायके प्रसादसे चारों गतियोंमें शेष 
कर्मों की प्ररूषणा करते हैं--कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओघनिर्देश ओर आदेशनिर्देश ) इनमेंसे ओघषको अपेक्षा मिथ्यात्वकी तीन 
प्रकृत्तियोंका जधन्यकाल एक समय है, तथा उत्कृष्टकाल दो समय है। इसी 
प्रकार असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि, संज्यातगण-हानि और 
असंख्यातगुण-हानिके जघन्य और उत्कृष्ट कालका आनयन एलाचार्यके उप- 
देहासे किया है । 





१. घवलाटीका, अन्तिम प्रशस्ति, पुस्तक १६, गाथा २ । 
२. जयघवछादीका समस्वित कसायपाहुड, माय ४, ५० १६९ | 


.श्रुतप्र और सारस्वताचार्य : ३१९ 


परिचय 
गुद्धपिच्छके नामान्तरोंमें एलाचार्यके नामकी गणना पायी जाती है। किन्तु 
प्रस्तुत एलाचायं उनसे भिन्न हैं। ये वीरसेनके समकालीन हैं और उनका 
सैद्धान्तिक पाण्डित्य असाधारण होगा | इन्द्रनन्दिते अपने श्रुतावता रमें एला- 
चारयंके सम्बन्धमें लिखा है-- 
काले गते कियत्यपि तत: पुनश्चित्रकूटपुरवासी। 
श्रीमानेलाचार्यो.. बभूव.. सिद्धान्ततत्त्वज्ञ: ॥ 
तस्य समीपे सकल॑ सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरु:। 
उपरितमनिबन्धनाद्याधिकारानष्ट च लिलेख ॥ 
बप्पदेवके पद्चात्‌ कुछ वर्ष बीत जानेपर सिद्धान्तशास्त्रके रहस्य ज्ञाता 
एलाचाय हुए । ये चित्रकूट नगरके निवासी थे। इनके पाइ्व॑में रहकर वीर- 
सेनाचाय॑ने सकल सिद्धान्तोंका अध्ययन कर निबन्धनादि आठ अधिकारोंको 
लिखा । 
इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि वीरसेन आचार्यने आगमग्नन्थोंका अध्ययन 
एलाचार्यसे किया था| प्राचीन समयमें विद्यागुरु और दोक्षागुरु पृथकू-पृथक्‌ 
हुआ करते थे | अतः एलाचाय॑ वोरसेनके विद्यागुरुके रूपमें रहे होंगे । 
जयधवलाटीकाके प्रथम भागमें एलाचार्यंके वात्सल्यको आचाय॑ वी रसेनने 
प्रशंसा की है। लिखा है--जीव्भमेलाइरियवच्छओ'* इस कथनसे ध्वनित 
होता है कि एलाचायें वीरसेनको बहुत स्नेह करते थे। यही कारण है कि 
उन्होंने अपनेको एलाचायंका वत्स कहा है । 
समय-निर्णय 


इनके समयका निर्धारक रूपसे बड़ा प्रमाण यही है कि वीरसेनने उन्हें 
अपना गृरु बताया है और उन्हीके आदेशसे सिद्धान्त-प्रन्थोंका प्रणयन किया 
है। अत: एलाचार्य वीरसेनके समकालीन अथवा कुछ पृव॑बर्तो हैं। वीरसेनने 
धवलाटीका राक सवत्‌ ७२८ (ई० सन्‌ ८१६)में समाप्त की थी | अतएवं एलाचार्य 
आठवीं शताब्दोके उत्तराध और नवमी शतीके पूर्वाईडके विद्वानाचायं हैं । 
प्रतिभा एवं बेदृष्य 

एलाचार्यके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है और न कोई ऐसी कृति ही उपलब्ध है, 
१. इल्द्रनन्दि श्रुतावतार, इछोके १७७-१७८ | 
२. जयधवलाटीका समन्वित कसायपाहुड, १ पु० ८१ ॥ 


३२० ; तोर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्प्रा 


एलाचार्मकी कृतिग्रोंके उद्धरण ही मिलते हों । वीरसेनके गुरु होंनेके कारण ये 
सिद्धान्तशास्त्रके मर्मश् विद्वान थे, इसमें सन्देह नहीं। वोरसेनस्वामीने जय- 
घवलाटीकामें मतभेदोंका निर्देश करते हुए स्पष्ट लिखा है कि भठ्टा रक एलछा- 
चायके द्वारा उपविष्ट व्याख्यान ही समीचीन होनेसे ग्राह्म है। यथा-- 

“तदो पुव्वुत्तेलाइरियमडारएण उबइट्ृृवक्खाणमेव पट्ठाणभावेण 
एत्य बेतव्वं" |! 

इस उद्धरणसे एलाचायेकी प्रतिभाका अनुमान छूगाया जा सकता है। 
एलाचायं वाचकगुरु थे और उनकी प्रतिभा अप्रतिम थी । 


वीरसेनाचार्य 


जिनसेन प्रथमने अपने हरिवंशपुराणमें कविचक्रवर्सीके रूपमें वोरसेन 
आचायेका स्मरण किया है। यथा-- 


जितात्म-परलोकस्य कवीनां चक्रवतिनः । 
वीरसेनगुरो: कीतिरकलड्भावभासते ॥* 
जिन्होंने स्वपक्ष और परपक्षके लोगोंको जीत लिया है तथा जो कवियोंके 
चक्रवर्ती हैं, ऐसे वीरसेनस्वामीकी निमंल कीर्ति प्रकाशित हो रही है । 
आचाय॑ वीरसेन सिद्धान्तके पारज्भत विद्वान तो थे ही, साथ ही गणित्त, 
न्याय, ज्यौत्तिष, व्याकरण आदि विषयोंका भी त्तलस्पर्शी पाण्डित्य उन्हें प्राप्त 
था । इनका बुद्धिवेभव अत्यन्त अगाध और पाण्डित्यपूर्ण है। वीरसेनस्वामीके 
शिष्य जिनसेनने अपने आदि१राण एवं धवरा-प्रशस्तिमें इनकी 'कविवृन्दारक' 
कहकर स्तुति की है। उन्होंने लिखा है-- 
श्रीवी रसेन इत्यात्तभट्वारकपुथुप्रथ:  । - 
स नः पुनातु पृतात्मा कविवृन्दारकों मुत्तिः॥ 
लोकवित्त्वं कवित्वब्न्ब स्थितं भटद्वारके द्यस्‌। 
वाडःमिताइबाहूमिता यस्य वाचा वाचस्पतेरपि॥। 
सिद्धान्तो पनिबन्धानां विधातुमंद्गु रोश्चिरस । 
मन्मन:सरसि स्थेयान्‌ मुदुपादकुशेशयस्‌ ॥ 


१. कंसायपाहुड, भाग १, पृ० १६२ । 
२. हरिवंदपुराण १।३९। 
३. आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपीढ संस्करण, १।५५-९७ । , 


अत्बर और सारस्वताचार्भ : ३२१ 
३१ 


वे अत्यन्त प्रसिद्ध वीरसेन भट्टारक हमें पवित्र करें, जिनकी मात्मा स्वयं 
पवित्र है, जो कवियोंमें श्रेष्ठ हैं, जो लोकव्यवहार और काव्यस्वरूपके महातर 
ज्ञाता हैं तथा जिनकी वाणीके समक्ष ओरोंकी तो बात ही क्या, स्वयं सुर-गुरु 
बृहस्पतिकी वाणी भी सीमित--अल्प जान पड़ती है। सिद्धान्त--घट्खण्डायभ 
सिद्धान्तग्रन्थके ऊपर उपनिबन्धन--निबन्धात्मक टीका रचनेवाले मेरे गुर 
वीरसेन भट्टारकके कोमल चरण-कमल सवंदा मेरे मनरूपी सरोबरमें विद्य- 

रहें । 
कप के अवतरणसे यह स्पष्ट है कि वीरसेनाचायं कवि और वाग्मी तो थे 
ही, साथ हो सिद्धान्तग्रन्थोंके टोकाकारके रूपमें भी प्रसिद्ध थे। 
जीवन-परिचय 

वीरसेनने अपनी घवलाटीका-प्रशस्तिमें अपने गुरका नाम एलाचाय॑ लिखा 
है। पर इसी प्रशस्तिकी चोथी गाथामें गुरुका नाम आायंनन्दि और दादागुरुका 
नाम चन्द्रसेन कहा है । डॉ० हीरालाल" जेनका अनुमान है कि एलाचाय॑ इनके 
विद्या-गरु ओर आयंनन्दि इनके दीक्षा-गुरु थे। इनकी शाखा पश्च्चस्तु- 
पान्वय कही गयी है। इस शाखाका सम्बन्ध उत्तर भारतके मथरा और हस्ति- 
नापुरके साथ रहा है। इसकी एक उपशाखा दक्षिण भारतमे भी जा बसी थी । 
प्रशस्तिसे* वीरसेनाचायं सिद्धान्त, छनन्‍्द, ज्योतिष, व्याकरण और न्याय 
शास्त्रके वेत्ता तथा भट्टारकपदसे विभूषित सिद्ध होते हैं । 


इन्द्रनन्दिके 'श्रुतावता र'से5 ज्ञात होता है कि बप्पदेवकी टीका लिखे जानेके 
उपरान्त कितने ही वर्ष परचात्‌ सिद्धान्तोंके तत्त्वज्ञ एलाचार्य हुए, ये चित्रकूटमें 
निवास करते थे। वीरसेनने इनके पास समस्त सिद्धान्तग्रन्थोंका अध्ययन 
किया गुरुकी अनुज्ञा प्राप्त कर वाटग्राम (बड़ोदा) में आये और वहांके आन- 
तेन्द्र द्वारा बनवाये हुए जिनालयमें ठहरे। यहाँ बप्पदेव गुरु द्वारा निर्मित टीका 
प्राप्त हुई। अनन्तर उन्होंने ७२००० इलोकप्रमाण समस्त षट्खण्डागमकी 
घवलाटीका लिखो । तत्पश्चात्‌ कषायप्राभूतकी चार विभक्तियोंकी २०,००० 
इलोकप्रमाण ही जयधवलाटोका लिखे जानेके उपरान्त उनका स्वगंवास हो 


१. धवलाटीका, पुस्तक प्रथम, प्स्तावना, पु० ३६ । 
२. सिद्धंत-छंद-जोइस-वायरण-पमाणसत्यणिवुणेण । 
भट्टारएण टीका लछिहिएसा बवीरसेणेण ॥५॥ 
धवल्गटीकाकी अन्तिम प्रशस्ति । 
३. श्रुतावतार इलोक १७७-१८४। 


३२२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


हा 

गया और उनके शिष्य जिनसेन द्वितीयने अवशेष अयधवरूदीका ४०,००० 
इलोकप्रमाण लिखकर पूरी की । | ह 

भद्वा रक पदवीको प्राप्त वीरसेनस्वामी साक्षात्‌ केवडीके समान समस्त 
विद्याओंके पारगामी थे । उनको भारती"---दविश्यवाणी भारती--भरतचरक्र- 
बर्तीकी आज्ञाके समान षट्खण्डमें प्रब्ित थी। आर्थात्‌ जिसं प्रकार घटखंण्ड- 
पृथ्वीपर भरतचक्रवर्तीकी आज्ञाका अबाधगतिसे पालन किया जाता था, उसी 
प्रकार आचार्य वीरसेनकी बाणीका भी सम्चार छह खण्डरूप षट्खण्डागम 
नामके परभागममें सब ही विषयोंभें निविवादरूपसे मात्य है। उन्होंने मूल 
ग्रन्थमें आये हुए विषयोंकी बहुत स्पष्ट व्याख्या की है, जिसका खण्डन कोई नहीं' 
कर सकता है। चक्रवर्ती भरतकी आज्ञा जहाँ सम्पतसि--लक्ष्मीवन्तोंकों प्रसन्‍्न 
करनेवाली थी, वहां वीरसेनकी मधुर वाणी समस्त प्राणियोंको प्रमुदित करने- 
वाली थी। भरतकी आज्ञाका सथ्चार यदि उनके द्वारा आक्रान्त समस्त पृथ्वी 
पर था, तो उनकी वाणोका सज्चार कुशाग्र बुद्धिक कारण समस्त विषयोंमें-- 
सिद्धान्त, न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रोंमें था। उनकी स्वाभाविक प्रज्ञा-- 
अदृष्ट और अश्रुतपदार्थोको अवगत करने रूप योग्यताको देखकर विज्ञजनोंकी 
सर्वज्ञके विषयमें आशद्भा नष्ट हो गयी थी। यतः जब एक व्यक्ति आगम द्वारा 
इत्तना बड़ा ज्ञानी हो सकता है, तो अतीन्द्रियप्रत्यक्षक्षानधारी सर्वज्ञ समस्त 
पदार्थोका ज्ञाता यदि है, तो इसमें कौन-सा आइचर्य है। बताया है-- 


य॑प्राहुः प्रस्फुरदुबोधदीषितिप्रसरोदय: । 
श्रुतकेवलिन॑ प्राज्ञा: प्रज्ञाश्रमणसत्तमस्‌ ॥। 
यस्य नैसगिकी प्रज्ञां दृष्ट्या सर्वाभामिनीम | 
जाता: सर्वज्षसद्भधावे निरारेका मतोषिणः॥ 
“-जयधवलाप्रशस्ति, पद्म २२-२१ | 
स्थिति-काल 
आजाय॑े वोरसेनका स्थिति-काल विवादास्पद नहीं है, बयोंकि उनके शिष्य 
जिनसेनने उनकी अपूर्ण जयधवलाटीकाको शक संवत्‌ ७५९ की फाल्गुत 
शुबला दंशमीको पूर्ण किया है। अतः इस सिथिके पूर्व ही बोरसेनावार्यका 
समय होना चाहिए ओर उनकी धवलाटीकाकी समाप्ति इससे बहुत पहले 
होनी चाहिए । यह टीका जयतुज़देवके राज्यमें समाप्स हुई थी । राष्ट्रकूट 
१. प्रीणितप्राणिसम्पत्तिराक्रास्ताशषैयगौचरा । 
भारती भारतीयाजञा पद्शण्डे म्स्य नास्खकृत्‌ ॥ .. ---अयधवकाप्रशस्ति । 


शुतंपर और श्रारस्‍्वतञाचाय: ३२३ 


नरेशोंमें जयतुज़ उपाधि अनेक राजाओंकों है, पर इनमेंसे प्रथम जयतुख 
गोविन्द तृतीय थे, जिनके शिलालेख शक संबत्‌ ७१६-७२३५ के मिले हैं कह 
अतएव यह अनुमान लगाना सहज है कि धवलाटीकाकी समाप्ति ह्न्हीं 
गोविन्द तृतीयके समयमें हुई है। डॉ० ही यलालजी जेनने अनेक प्रमाणोंके 
आधारपर धवलाटोकाका समाप्ति-काल शक संवतू ७३८ सिद्ध किया है। 
आपने लिखा है कि जब जयतुज्भुदेवका राज्य पूर्ण हो चुका था और बोहण- 
राय (अमोध वर्ष) राजगद्दीपर आसीन हो चुका था, उस समय घवलाटीका 
समाप्त हुई।'* 


अत: आचाय॑ वीरसेनका समय ई० सन्‌ की «वीं शताब्दि (ई० सन्‌ ८१६) है। 


रखनाएँ 

इनको दो ही रचनाएँ उपलब्ध हैं। इन दोमेसे एक पूर्ण रचना है और 
दूसरी अपूर्ण | इन्होंने बहत्तर हजार इलोकप्रमाण प्राकृत और संस्कृत-मिश्रित 
भाषामें मणि-प्रवालन्यायसे 'धवला'टीका लिखी है। 

दूसरी रचना 'जयघवला'टीका है । इस टीकाको केवल बीस हजार इलोक- 
प्रमाण ही लिख सके थे कि असमयमें उनका स्वर्गवास हो गया । इस त्तरह्‌ 
बोरसेनस्वामीने बानबे हजार इलोकप्रमाण रचनाएँ लिखी हैं । एक व्यक्ति अपने 
जीवनमें इतना अधिक लिख सका, यह आश्चयंकी वस्तु है। इन दीकाओंसे 
वीरसेनकी विशेषज्ञताके साथ बहुज्ञता भी प्रकट होती है! सैद्धान्तिक विषयों- 
की कितनी सूक्ष्म जानकारी थी, यह देखते ही बनत्ता है । 
धबलाटोकाकी रचना करनेका हेतु 

इन्द्रनन्दिके श्रत्तावत्तारसे ज्ञात होता है कि बप्पदेवकी टीकाको देखकर 
वीरसेनाचायंकों धवलाटीका लिखनेकी प्रेरण प्राप्त हुई। इस टीकाके स्वाध्यायसे 
वीरसेनने अनुभव किया कि सिद्धान्तके अनेक विषयोका निवंचन छूट गया है, 
तथा अनेक स्थलोंपर व्रिस्तृत सिद्धान्त-स्फोटन सम्बन्धी व्याख्याएँ भी अपेक्षित 
हैं। अतएवं इन्होने एक नयी विवृति लिखनेकी परम आवद्यकता अनुभव की | 
फलत: बप्पदेवकी टीकासे प्रेरणा प्राप्त कर 'घवला' एवं 'जयधवला' नामक 
टीकाएँ लिखीं | 
टोकासस्वन्धी भौलिकताएँ 


बीरसेनाचायं मूलतः सेद्धान्तिक, दाशंनिक और कवि हैं। आचाय॑ जिन- 


१. श्रवल्वाटीका समन्वित षट्खण्डागम, प्रथम पुस्तक, प्रस्तावना, पृ० ४०-४९ । 


३२४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सेनने उन्हें उपनिवन्धनकर्ता कहा है। अतंएवं इनकी घबरा एवं जयथवरूां 
टीकाएँ वस्तुत: उपनिबन्धन हैं। उपनिबन्धनमें परम्परानुमोदमके साथ जिस 
विषयका प्रस्तुतीकरण किया जाता है, उस विषय या वस्तुपर उसके स्वरूप, 
प्रकृति, गुण-दोष आदिकी दृष्टिसे तकंपूर्ण विवेचन या समाछोखन भी अपेणित 
होता है। इस टीकामें विच्षार-प्रगल्मता, अनुभव-शीलता एवं विषयकी प्रोढ़ता 
रहनेके कारण ही इसे उपनिबन्धकी संज्ञा दी गयी है। सांस्कृतिक उपकरणोंका 
अत्यधिक बाहुलय है | निमित्त, ज्यौतिष एवं न्‍्यायशास्त्रकी अगणित सुक्ष्म और 
विशेष बालें पायो जाती है। इसमें दो मान्यताओंका उल्लेख उपलब्ध होता 
है--( १) दक्षिण प्रतिपत्ति और (२) उत्तर प्रतिपत्ति" | 

दक्षिण प्रतिपत्तिको आचाय॑ प्रमाण मानते हैं और उत्तर प्रतिपत्तिको वाम; 
क्लिष्ट एवं आचार्याननुमोदित । टीकामें उक्त दोनों-प्रतिपत्तियोंका विवेचन करते 
हुए लिखा है कि तियंडच, दो मास और मुहत्तंपृथकत्वके ऊपर सम्यक्त्व और 
संयमासयमको तथा मनुष्य गर्भसे लेकर आठ बर्ष ओर अन्तमुंहत्तके अपर 
सम्यक्त्व, संयम और सयमासंयमको प्राप्तकर सकते हैं* | इस उपदेशको आचाय॑- 
परम्परागत होनेसे उन्होंने दक्षिण प्रतिपत्ति या ऋजु प्रतिपत्ति बतलाया है । 
इसके विपरीत तियंञ्च तीन पक्ष, तीन दिन और तोन अन्‍्तमुहृत्तके ऊपर 
सम्यक्त्व, संपयमासंयमको तथा मनुष्य आठ वर्षके ऊपर सम्यकत्व, संयमासंयमको 
प्राप्तकर सकते है | इस उपदेशको परम्परागत न होनेके कारण उत्तर प्रतिपत्ति 
या अनूजु कहा गया है । 


१. के थि पृन्वुत्तपमाणं पचर्ण करेति। एदं पंच्णं वक्‍्खाणं पचाइज्जमाणं दब्खिण- 
माइरियपरंपरागयमिदं जं वुत्त होइ | पुन्वुत्तवक्खाणमपवाइज्जमरार्ण वाउं आइरिय- 
परंपरा-अणागदमिदि णायब्यं एसा उत्तरपड़िवती । एत्य दस अवणिदे 
दक्खिण-पडिवत्ती हवदि । 

--धवल्यटीका खण्ड १, भाग २, पु० ३, पुृ० ९२-९४ | 

२. एत्थ वे उवदेसा--तं जहा--तिरिक्लेशु वेमास-मुहत्त-पुषस्सुवरि सम्मत्त संजमा- 
संजमं व जीवो पडिवज्जदि । मणुस्सेसु गव्भादिअद्ु वस्सेसु अंतोमुदुत्तन्भहिएसु सम्भत्तं 
संजमं संजमासंजमं च पडिवज्जदि त्ति । एसा दक्खिणपड़िवत्ती । दब्खिणं उज्जुनं 
आइरियपरंपरागदमिदि एम्ट्री । --धवछा, पु० ५, पृ० ३२। 

३. (क) तिरिक्ल्लेसु तिण्णिपक्ख-तिण्णिदिवस-अंतोमुदुत्तस्सु वरि. सम्भत्तं संजमासंजमं ज॑ 

पडिवज्जदि । मणुस्सेसु अट्ठ बस्साणमुवरि सम्मत्त संजर्म संजमसंजम जे 

पड़िवज्जंदि सि । एसा उत्तरपड़िवत्ती उत्तरमणुज्जुबं | आइरियपरंपराएं णाय- 
दम्भिदि । “-चवरा, पु० ५, पु० दे रे 





अआतघर और सारस्वताचार्यम : १२५ 


जयधवलाप्रशस्तिसे अवग॒त होता है कि वीरसेनंकी टोका ही यथार्थ टीका 


है। शेष तो पद्धति या पंजिका हैं। यथा-- 
टोका श्रीवी रसेनीया शेषा: पद्धति-पओ्जिका:" । 


स्पष्ट है कि वीरसेनस्वामीने अपनी इन विशाल टीकाओंमें सेद्धान्तिक 
चर्चाओंका पूर्णतया समावेश किया है। समस्त श्रुतज्ञानको ऐसो सुन्दर व्याख्या 
अन्यत्र मिलना सम्भव नहीं। महाकर्मंप्रकृतिप्राभ्त और कषायप्राभृतसंबधी 
जो ज्ञान बीरसेनको गुरुपम्परासे उपलब्ध हुआ, उसे इन दोनों टोकाओंमे 
पथावत्‌ निबद्ध किया गया है। आगमकी परिभाषामें ये दोनों टीकाए' दुष्टिवाद- 
के अगभूत दोनो प्राभृतोका प्रतिनिधित्व करती हैं। अतएवं इन्हे स्वतन्त्र 
ग्रन्थाको संज्ञा दी जा सकती है । यही कारण है कि आज 'षट्खण्डागम' सिद्धांत्त 
धवलसिद्धान्तके नामसे और 'पेज्जदोसपाहुड' जयधवलसिद्धान्तके नामसे 
ख्यात है | 

टोकाकी प्रामाणिक्रताके लिए वो रसेनाचार्यने समस्त परम्पराके अनुसार हो 
विवक्षित विषयका प्रतिपादन किया है। यदि उन्हे कही किसी आचायेका 
अभिप्राय सूतरविरुद्ध या परम्पराविरुद्ध प्रतीत हुआ है, तो उन्होंने उसे भग्राह्म 
घोषित किया है। उदाहरणार्थ द्रव्यप्रमाणसूत्र ७ की व्याख्यामे प्रमत्त- 
संयतोंका प्रमाण ५०, ३९, ८२, ०, ६ बत्तलाया गया है। इसपर वहां शद्धुत को 
गयी है कि सूत्रमे जब उनका प्रमाण कोटिपृथक्त्व ही निर्दिष्ट किया गया है तब 
उसे एक निर्श्चित सख्यामे केसे गिनाया गया ? इस शंकाके उत्तरमे बताया 
गया है कि हमने इसे आचायंपरम्परागत जिनोपदेशसे जाना है। 

यदि बीरसेनको कही किसा आचार्यक्रा व्याख्यान सूत्रसे विरुद्ध मालूम हुआ 
है, त्तो उसे उन्होने अप्रमाण बताया है। यथा--परिकर्मं में राजुके अधंच्छेदोको 
संज्या और द्वीप-सागरसब्या जम्बूढ्ोपके अधच्छेदोसे एक अधिक निदिष्ट की 
गयी है। इस व्याख्यानको सूत्रविरुद्ध बतलाकर अग्नाह्म कहा है । 





(ख) एसा उत्तरपडिवत्ती । एत्थ दस अवणिदे दक्खिणपडिवत्ती हुवदि । 
“पयलरा, पु० ३, पु० ९४ ।) 
(ग) एसा दविखिणपडिवत्ती “'एतो उत्तरपर्डिवात्ति वत्तइस्सामो । 


बही, ३।९८, ९९ । 
१. जयधवला प्रशस्ति, पद्य ३९। 


२. एदमेत्तियं होदि त्ति कधं णव्यदे ? आइरियपरंपरागदजिणोवदेसादों । 
--धवलछा पु० ३, पृ९८९ । 


3२६ : तीर्थंकर महाबीर ओर उनको आचार्य-बरम्परा 


जहाँ उन्हें आचार्यपरम्परायत उपदेश प्राप्त. नहीं हुआ, किन्तु 
उपवेक्ष प्राप्त रहा है वंहाँ उन्होंने उसके आधारसे भी विधयका विषेजत किया है" 

यदि उन्हें कहींपर उक्त दोनों ही प्रकारका उपदेक्ष नहीं प्राप्त हुआ, तो 
वहाँ उन्होंने युक्तिषलसे सृत्रके अनुकूल विषय-य्यवस्था प्रतिपादित की है। पर . 
इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। यथा-- ह 


दोपसमुद्रोंकी संख्याके विषयमें आचार्योंमें मंतमेद रहा है । आचार्य कौरसेन- 
स्वामी ज्योतिषी देवोंकी संख्या छानेके लिए स्वम्भ्रमण समुद्रकी 'बाहावेदिका 
के आगे भी पृथ्वोका अस्तित्व स्वीकार करते हैं, तथा राजुके संब्यात अर्द्धच्छेदों 
का पतन भी अनिवायं मानते हैं। इस प्रकार उनको. अरद्ध॑च्छेदोंके प्रमाणकी 
परोक्षा-विधि अन्य आचार्यों की उपदेश-परम्पसाका अनुसरण नहीं करतो है । 
यह तो केवल 'तिलोयप्रणत्ती के अनुसार ज्योतिषी देवोंके भागहारकों उत्पन्न 
करनेवाले सृत्रके आश्रयसे युक्ति द्वारा कथन किया है। इस सम्बन्धमें अन्य 
उदाहरण भी दुष्टव्य हैं। यथा, सासादन स्थानगत जोबोंकी संख्या निकालनेमें 
अन्तमुंहृत' शब्दमें अवस्थित 'अन्तर' झब्दकों सामीप्य अर्थंका बाचक मानकर 
मुहर्तसे अधिक कालको भी अन्‍्तमुंहृतं स्वीकार करते हुए असंख्यात आवली 
प्रमाण अवहार कालका कथन किया है। इसी प्रकार आयतचतुरस्न लोकका 
कथन किया है। 


आचाय॑ वोरसेनस्वामोने सूत्रों द्वारा प्राप्त होनेवाले बिरोधोंका भी समन्वय 
करनेकी चेष्टा को है। 


सूत्रविरोध-समन्वय 

आचाये वीरसेनने सृत्रोंमें प्राप्त होनेवाले पारस्परिक विरोधोंका समन्वय 
करते हुए व्याख्यान किया है । छुद्रकबन्धके अन्तगंत अल्पबहुत्व अनुयोगद्वा रके 
७४ वें सूत्रमें स॒क्ष्म वनस्पत्तिकायिकजीवोंसे वतस्पत्तिकायिक जीवोका प्रमाण 
विशेष अधिक कहकर ७५ वें सूत्रमें निगोदजीबोंको उन बनस्पतिकाबिकजीबोंसे 
विशेष अधिक निदिष्ट किया है। इसपर छांकाकारने नि्ोदजीबोंके वनस्पति- 
कायिकजीवोंसे भिन्न न होनेके कारण उक्त वनस्पतिकाभिकोंके ही अन्तगंत 
होनेसे इस ७५ वें सन्नको निर्ंक बताया है। आचार्य बीरसेनने शंकाकारको 
शंकाका समाधान करते हुए लिखा है कि वनस्पतिकायिकजीवोके बा ॥ 
कथन करनेके पश्चात्‌ उसके आगे निमोदजोबोंको विशेष अधिक है कप 
१, सब्वकम्माणं ट्विदीओं श्र घेप्यंति, किंतु एक्कस्सेव कम्मट्रिदी घेष्पदिय कंंदो 

ग्रुरूवदेलादी । --पबला, पुस्तक ४, पु०७ ४०२, 


अृतघर और पारस्वतवाधांय : ३२७ 


वह सत्र यदि न माना जाय, तो सिद्धान्त-विरोध आयगा | क्रैवली और श्रृत॑- 
कैेबलीके न रहनेके कारण उपलब्ध सूत्रोंमें कोन सूत्र आवश्यक है और कोन 
आवश्यक नही, इसका निर्णय सम्भव नही है। अतएब स॒त्रकी आशातनाके 
भयसे दोनों हा सूत्रोंको व्याख्या करना आवश्यक है। हमने तो गौत्तमस्वाती 
द्वारा प्रतिपादित अभिश्रायका कथन किया है। 


इसी प्रकार भागाभागानुगम अनुयोगढ्वा रमे भी यही समस्या उपस्थित हुई 
है। वहां सक्षम वनस्पतिकायिकजीवोंके साथ-साथ सुद्षष निगोदियाजीबोंका 
निर्देश भो अलगसे किया गया है। अतएव निम्नलिबित तोनों सृत्रोंका समन्वय 


नहीं हो पाता है-- 


सुहुमबणप्फदिकाइया सुहमणिगोदजीवा सव्वजीवाणां केवडियो भागों ? 
सुहुमबणप्फदिकाइय-सुहुमणिगोदजी व पज्जत्ता सब्वजीवाणां केवडियों भागों ? 


सुहुमवणप्फदिकाइय-सुहुमणिगोदजीब अपज्जत्ता सब्वजीवाणां केवडियो भागों ? 


इसका समाघान करते हुए वीरसेनस्वामीने लिखा है--“णिगोदा सब्खे 
वणप्फदिकाइया चेव, ण कष्णे; एदेण अहिप्पाएण काणि वि भागाभागसुत्ताणि 
ट्विदाणि। कुदो ? सुहुमवणप्फदिकाइयभागाभागस्स तिसु वि सुत्तेसु णिगोदजीव- 
णिद्देसाभावादो । तदा तेहि सुत्तेहि एदेसि सुत्ताण विरोहो होद त्ति भणिदे जि 
एवं त्तो उबदेसं लद्धण इद सुत्त इद चासुत्तमदि आगमणिउणा भर्णतु, ण च 
अम्हे एत्थ वोत्तु समत्था, अलद्धोवदेसत्तादो ।”* यहाँ ३४वें सूत्रकी व्याख्यामे शका 
उठायी गयी है कि भागाभागसे सम्बद्ध कुछ सूत्र ऐसे है, जिनके अभिप्रायसे सब 
निगोदजीव वनस्पतिकायिक ही सिद्ध होते है, उनसे वे भिन्न सिद्ध नही होते, क्योंकि 
उक्त तोनो सूत्रोमे केवल सृक्ष्मवतस्पतिकायिक जोबोका ही निर्देश किया गया 
है, निगोदजाबोका निर्देश वहां अलूगसे नही आया है। ऐसी अवस्थामे उन 
सूत्रोसे इन सूत्रोका विरोध होना अनिवायं है ? इस शकाके उत्तरमे आचाये 
वीरसेनने बताया है कि थदि ऐसा है, तो यह सूत्र है और मह सूत्र नहीं है, 
इसका कथन उपदेश पाकर वे करे, जो आगममे निपुण हैं। हम इस प्रसंगमें 
कुछ नही कह सकते, क्योकि इसके सम्बन्धमें हमे उपदेश प्राप्त नहीं है । 

इसी प्रकार वर्गंणाखण्डके अन्‍्तगंत प्रकृतिअनुयोगद्वारके १२०वें सूत्रमें 
मनुष्यगतिप्रयोग्यानुपूर्वके भेदोंकी सख्या निरदिष्ट की गयी है। इस सृत्रके 
व्याब्यानमे कुछ आचार्योंका अभिप्राय तो यह है कि उध्वेकपाटछेदनसे निष्पन्न 


१. पट्खण्डागम, पुस्तक ७, सूत्र २९, ३१, ३२३ पृ० ५०३-५०६ । 
२. पद्खष्हायम, पु० ७, पृ९ ५०६-५०७ | 


३२८ : तीघेकर सहाबोर ओर उनकी झ्ाचार्म-परम्परा 


४५ छाल योजन बाहुल्यरूप तियंक प्रतरोंको श्रेणीके असंख्यात्॒यें भागमात्र 
अवगाहनाभेदोंसे गृणित करने पर प्राप्त राश प्रमाण मनुष्यबतिप्रायोग्यानु- 
पूर्वीके भेद हैं, और दूसरोंका मत यह है कि ४५ काख योजलोंके राजुप्रसरके 
अद्ध॑च्छेद करने पर पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र जो अद्ध॑च्छेद प्राप्त होते 
हैं, उतने प्रमाण मनुष्यमतततिप्रायोग्यानुपूर्वीके भेद हैं । 


इसपर घवलाका रने कहा है कि उपदेश प्राप्त कर, कोन व्याख्यान सत्य है 
और कौन असत्य, इसका निर्णय करना चाहिये। ये दोनों ही उपदेश सूत्र सिद्ध 
हैं। यत्तः आगे इन दोनों ही उपदेशोंके आश्रयसे पृथक्‌-पृथक्‌ अल्पबहुत्वकी 
प्ररूपणा की गयी है | यथा--एत्य उबदेसं लद्ध एदं चेव वव्ार्णं सच्चमण्णं 
असच्चमिदि णिच्छओ कायज्यो।| एदे च दो वि उवएसा युत्तसिद्धा | कुदो ? 
उवरि दो वि उपदेसे अस्सिदूण अप्पाबहुगपरूवणादो” | इस प्रकार विरोधी 
सृश्रोंका समन्वयक र आगमप्रमाणका कथन किया है । 


अन्य भ्रन्थोंके निर्देश 


बीरसेनस्वामी के वेदुष्यका परिश्ञान इसी बातसे किया जा सकता है कि 
उन्होने अपनी इस टोकामें प्राचोन आगमके उपलब्ध साहित्यका पुर्णतया उप- 
योग किया है। जिन आचार्योंके नामका निर्देश प्रन्थोल्लेखपूर्वंक किया गया 
है, वे निम्न प्रकार हैं--- 


१. गृद्धपिच्छाचायंका" तत्त्वाथंसूत्र, २. तत्त्वाथथभाष्य३ (तत्त्वाथंवात्तिक- 
भाष्य), ३. सन्मतिसूत्र, ४. सत्कमंप्राभुत," ५. पिण्डिया, ६. तिलोयपण्णत्ति,* 
७. व्याख्या प्रश्नप्तिरग, ८. प्रास्तिकायप्राभृत*, ९. जीवसमास*०, १०. पृज्यपाद- 


१. धवलाटीका समन्वित षट्खण्डायम, पु० १३, पृ० ३८१ । 
२. वही, पु० ४, पृ० ३१६, पु० १, पु० २५८ । 

हे. वही, पु० १, पु० १०३ । 

४. वही, पु० १, पृ० १५: पु० ९, पु० २४३-४४ । 

५. वही, पु० १, पु० २१७, २२१ : पु० ११, पृ० २१। 
६. वही, पु० २, पु० ७८८। 

७. वही, पु० ३, पु० ३६, पु० ४, पृ० १५७ । 

वही, पु० ३, पृ० ३२५, पु० १०, पु० २३८ । 

९, बही, पु० ४, पृ० ३१५-३१७ । 

१०. वही, पु० ४, पु० ३१५। 


(घ 


अतबर ओर सारस्वतानार्थ : ३६९ 


विरचित" सारसंग्रह, ११. प्रभाचर्द्र* भट्टारक (प्रन्थकार), १९, समन्तभत्रर 
स्वामी (प्रन्थकार), १३. छेदसुत्र*, १४ सत्कमंत्रक्ृतिप्राभत", १५. सूल- 
तस्त्र*, १६. योनिप्राभुत* और १७ सिद्धिविनिश्वय । 


इनके अतिरिक्त 'घट्खण्डागम'के अन्त्गंत विविध अनुयोगद्वार जेसे सन्त- 
सूत्र (पु० २, पृ० ६५७), वर्गंणासूत्र (पु० १, पृ० २९०), वेदनाक्षेत्रविधान 
(पु० ४, पृ० ९४), चूलिकासूत्र (पु० ६, पृ० ११८) और वर्गंणासूत्र (पु० १, 
पृ० २९०) इत्यादि उसी षट्खण्डागमके छठे खण्डस्वरूप महाबन्ध (पु० ७, पृ० 
१९५) तथा कसायपाहुड (पु० १, पृ० २१७) व उससे सम्बद्ध चणिसूत्र (पु० ६, 
पृ० १७७', उच्चारणाचाय (१० १०, पृ० १४४), निक्षेपासाय (पु० १९०, पु० 
४५७), महाबाचक आयेनन्‍दों (पु० १६, पृ० ५७७), आर्यमक्ष क्षमाश्रमण (पु० 
१६, पृ० ५१८) और नागहस्तो (पु० १५, पृ० २२७) आदिका उल्लेख तो 
जहाँ-तहाँ बहुतायतसे हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य वीरसेनने 
'कसायपाहुड' और उससे सम्बद्ध चुणिसूत्रोंका अध्ययन भो सूक्ष्मरूपसे किया 
है। धवलाटोकामें अनेक स्थलोंपर चूणिसृत्र और कसायपाहुडके उल्लेख आये 
है। निम्नलिखित ग्रन्थोके उद्धरण या नाम भी धवलाटीकामे पाये जाते है । 
१ आचाराज्नियुंक्ति, २ मूलाचार, ३ प्रवचनसार, ४ सन्मतिसूत्र, ५ पंचास्ति- 
कायप्राभत, ६ दशवेकालिक, ७ भगवती-आ राधना, ८ अनुयोगद्वा र, ९ चा रित्र- 
प्राभूत, १० स्थानागसूत्र, ११ शाकटायनन्यास, १२ आचाराजड्सत्र, १३ लूघीय- 
स्‍त्रप, १४ आप्तमीमासा, १५ युक्त्यनुशासन, १६ विशेषावश्यकभाष्य, १७ सर्वार्थ- 
सिद्धि, १८ सौन्दरनन्द, १९ धनञ्जयनाममाला और अनेकार्थनाममाछा, २० 
भावप्राभूृत, २१ बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र, २२ तन्दिसत्र, २३ समवायाज़, २४ आवश्यक- 
सृत्न, २५ प्रमाणवात्तिक, २६ सांख्यकारिका ओर २७ कमंप्रकृति । 


धवलाटीकामें जिन गाथाओंको उद्घृत किया गया है उनमेंसे अधिकांश 


१ धवलटीका समन्वित पट्खण्डागम, पु० ९ पृ० १६७। 
२ वही, पु० ९ पृ० १६६। 

३. वही, पु० ९, पु० ६९७। 

४ वही, पु० ११, १० ११५। 

५. वही, पु० ९, पु० ३१८ . पु० १५, पृ० ४३ । 

६. वही, पु० १३, पृ० ९० । 

७. वही, पु० १३, पृ० ३४९ । 

<. वही, पु० १३, पृ० ३५६ । 


३३० : तीथंकर महावीर और उनकी आचारय-परम्परा 


गायाएँ गोम्मट्सारमें उपलब्ध होती हैं। कुछ गाभाएं 'विलोंकसार', जम्वूँ 
द्वीपप्रशति' और “वंसुनन्दिभावकाचार'में भी पायो जातो हैं। ये सब ग्रन्थ 
घवराटीकाके परए्चात्‌ रखे गये हैं। अतः यह अनुमान होता है कि इन प्राधीन 
गाथाओंका जोत एक ही रहा है। उस एक हो ख्ोतसे वो रसेलाचार्यने गायाएं 
ग्रहण की हैं ओर उसी ख्रोतसे अन्य भ्रन्थर्नयिताओंने श्री । अतएवं वो रसेना- 
चार्यका वेदृष्य बहुज्ञके रूपमें स्पष्टया अवगत होता है। 


फ्योतिष एवं गणित विधयक निर्देश 


भाचाय॑ वीरसेन ज्यौतिष, गणित, निमित्त आंदि विषयोंके भो शाता थे । 
ज्यौत्तिबकी अनेक महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ इनकी टीकामें आयी हैं । ५ वीं शताब्दोसे 
लेकर ८ वीं शताब्दी तक ज्योतिषविषयक इतिहास लिखमेके लिए इनकी 
यह रचना बड़ी ही उपयोगी है । ! 


ज्यौतिषसम्बन्धो चर्चाओंमें ननदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा संज्ञाओंके 
नाम आये है। रात्रि-मुहुत्तं और दिन-मुह॒र्तों की भी चर्चा की गयी है। वर्ष, 
अयन और ऋतु सम्बन्धी विचार भी महत्त्वपूर्ण हैं । नि्मित्तोंमें व्यंजन और 
छिन्न नि्ित्तोंकों चर्चाएँ आयी हैं । 


बीजगणित 

गणितकी दृष्टिसि भी यह ग्रन्थ अपूर्व है। यहाँ हम गणितके कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत करेंगे | 

इसमे प्रधानरूपसे एकवर्णसमीकरण, अनेकवर्णसमीकरण, करणी 
कल्पितराशियाँ, समानान्तर, गुणोत्तर, व्युत्क्रम, समानान्तर श्रेणियाँ, 
संच्रय, धातांकों और लघुगणकोंका सिद्धान्त आदि बीजसम्बन्धी प्रक्रियाएँ 
मिलती है । धवल्ममे अई को अके घनका प्रथम वर्गमूल कहा है । अ' को अके 
घनका घन बताया है। अ९ को अके बर्गंका घन बंतलाया है । भक्रे उत्तरात्तर 
बग॑ और घनमुल निम्नप्रकार है :-- 


भ का प्रथम बग्गं अर्थात्‌ (अ१) > अ' 

» दितीय बग ,, [नी)भज्मन्लीर 

» पुतीय बर्ग ,, (थ)३०अ्ल्ओर ३ 

हु चतुर्थ बगं का (अ)४०अ“ 5 अ'े ढ़ 
इसी प्रकार क वर्ग... ,,. » (अ")5% «० ओके 


भुदथर भोर सारस्वतातषर्य : ३३१ 


इन्ही सिद्धान्तोंपरसे घाताद्धु-सिद्धान्त निम्न प्रकार बनाया है-- 
९ न व्र बस जन न चक्र: (ञ्न ) न द्भू, इन 
घातांक-सिद्धान्तोके उदाहरण घवलाके फुटकर गणितमें मिलते" हैं । 


श्रेणोग्यवह्य र, अद्ध च्छेद, व्यास, त्रिज्या, चतुरत्र, त्रिकोण एवं अनेक 
प्रकारके बहुभुज क्षेत्रोंके क्षेत्रफलानयनकी विधि विस्तारपुबंक वर्णित है। 
गणितानुयोगका दुष्टिसे वीरतनाचायंका ज्ञान असाधारण था। उन्होंने बर्गाक, 
धातांक, वर्गंवर्गाक, घनाक, ऋण एवं धन करणियोके गणित विस्तारपृवंक 
बर्णित किये हैं। कोण, रेखा, समकोण, अधिकोण, न्यूनकोण, समतरू, धन- 
परिमाण, व्यवच्छेदक, सूर्चीछेद, वक्ररेखा आदिकी गणितावधियाँ भो बणणित हैं। 


दैली 


धवला और जयधवला टीकाओकोी शेछीमे निम्नलिखित पाँच गुण 
समाहित है-- 


१. प्रसादगुण 

२. समाहारशक्ति 

३. तक या न्यायशैली 
४. पाठकदशैलो 

५. सर्जकशैली 


१. प्रसादगुण 


विषय-विवेचनमे आचायंने पद और वाक्योका अर्थ तो स्पष्ट किया ही है, 
पर साथ ही तत्सम्बन्धी विषयको उपस्थित कर सूत्रोंका इतना स्पष्टीकरण 
किया है, जिससे सूत्रके समान्य अर्थके साथ उसके विशेष हृद्यको भी अवगत 
करने मे बुद्धिको व्यायाम नहीं करना पड़ता है। शंका-समाधानद्वारा विषय- 
निरूपणम सरलता, स्वच्छता और आडम्बरहीनता परिलक्षित होतो है। इस 
टीकाका धवलानाम भो विषय-प्रतिपादनको स्वच्छताका द्योतक है। यथा-- 
/ एत्ता' एतस्मादित्यथं: | कस्मात्‌, प्रमाणात्‌ । कुत एतदवगम्यते ? प्रमाणस्य 
जीवस्थानस्थाप्रमाणादवता रविराधात्‌ । नाजलात्मकहिमवतो निपतजञ्जलात्मक- 
_ँज्ञया व्यभिचार:, अवयवितोध्वयस्यात्र वियोगापायस्य विवक्षितत्वात्‌ । वाबय- 


१. छट्ठृवग्गस्स उवरि सत्तमवग्गस्स हेटुदो त्तिवुत्त जत्यवत्ती ण जादेत्ति | 
+--धवला, पुस्तक रे, पु० २५३ 
३३२ : तोर्थंकर महायोर ओर उनको आधार्य-परम्परा 


विनोध्वयवों भिन्नो, विरोधात्‌ | सदपि प्रमाण द्विविधे द्रव्यभावग्रमाणमेदात्‌ । 
द्रष्यप्रमाणात्‌ संल्येयासंल्येयानन्तात्मकद्धव्यजी वस्थानस्थावतार: । भावध्रमाण 
पञ्चविधम्‌-- आभिणिवोहियभावपमाण सुदभावषषमाणं मणपज्जवभावपमाणं 
मोहिभावपमाण केवरलुभावपमाण्ण चेदि” | । 


२. समाहारशक्ति 

शंका-समाधान द्वारा विषयका समन्वय और संक्षेपण करते हुए विविध 
भंगोंका संयोजन करना समाहारश क्तिके अन्तगंत है |-टीकामें इस गुणके कारण 
अपने विधयकी पुष्टिके लिए पुर्वाचार्यों द्वारा प्ररपित गाथाओं और वाक्योंका 
“उक्तठच' कहकर ऐसा उपन्यास किया है, जिससे उद्धतांश विषयमें दूध-पानीकी 
तरह मिश्रित हो गये हैं। आचायंकी यह समाहारशक्तिका ही परिणाम है, 
जिससे विस्तृत विवृतिमें विभिन्न विषयोंका समावेश्ष गंगामें समाविष्ट होनेवाली 
विभिन्‍न नदियोंके समान एक ही स्थान पर हुआ है और सभी विधय अन्तिम 
निष्कर्षके रूपमें एक हो तथ्यकी सम्मिलित रूपम अभिव्यञ्जना करते हैं । 
यथा--“तद्व्यतिरिक्तं द्विविध॑ कमंनोकमंम ज़ूलभेदात्‌ । तत्र कमंमजूल दर्शन- 
विशुद्यादि-षोड शधा-प्रवि भक्त-तोथंक र-ना मकर्म-का रणे जी व-प्रदेश -निबद्ध-ती थ॑- 
कर-नामकम माज़ुल्य-निबन्धनत्वान्म ज्रुलम्‌ । थत्तम्नोकमंमज़ुलं तद द्विविधम, 
लौकिक लोकोत्तरमिति | तत्र लौकिक त्रिविधम, सबित्तमचित्तं मिश्रमिति | 
तत्राचित्तमज़ु लमू-- 

सिद्धत्य-पुण्ण-कुंभो वंदणमाला य मंगल छत्त | 
सेदो वष्णो आदंसणों य कण्णा य जच्चस्सो ॥ 

सचित्तमजूलम । मिश्रमज्भुलं सालद्भारकन्योदि: ।” 
तक॑ या न्यायशेली 

न्यायको दैलीमें स्वयं नाताप्रका रके विकल्प उठाकर तटस्थभावसे विषय- 
को प्रस्तुत करना और विषयके उपस्थापनमें तकंका आश्रय लेकर निष्कर्ष 
निकालना आचाय॑ वीरसेनको अभीष्ट है। लोकिक और सेद्धान्तिक दोनों हो 
प्रकारके विषयोंके प्ररूपणमें उक्त प्रक्रियाको अपनाया गया है। यथा--/स्थाव- 
अस्तु वग्नहों निर्यरूपो वा स्यादनिर्णयरूपो वा? आदये अवायास्तर्भावः। 
चेन, ततः परचात्संशयोत्पतते रभावप्रसंगान्निणंयस्थ विपयंयानध्यवसांय 
विरोधात्‌। अनिर्णयरूपदच्षतूु, संशयविपर्ययानंध्यवसायेश्वन्तर्भावादिति ? न, 


१. धवलाटीका समन्वित घट्खण्डाग्रम, पु० १, पृ० ९२-९३ । 
२. वही, पु० १, पृ० २६-२७। 


शरुतधर और सारस्वताबार्थ : २३३, 


अवग्रहस्य ह्ेविध्यात्‌ | द्विविधो&बग्रहो विशदाविज्वदावग्रहभेदेन । तत्र विक्लदो 
निर्भयरूप: अनियमेनेहावाय-धा रणाप्रत्ययोत्पत्तिनिबन्धने:' !। यहाँ अवश्नह 
निर्णभयरूप है या अनिर्णयरूप। प्रथम पक्षमें उसका अवायमें अन्तर्भाव 
होना चाहिये, पर ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर उसके संशयकों 
उत्पत्तिके अभावका प्रसंग आयगा । तथा निर्णयके विपयंय और अनध्यवसाय 
रूप होनेका विरोध भी है। अनिर्णयस्वरूप माननेपर अवग्रह प्रमाण नहीं हो 
सकता ,क्योंकि ऐसा होनेपर उसका संशय, विपयय॑ ओर अनध्यवसायमें अन्तर्भाव 
होगा ? उक्त शड्भा ठीक नहीं है, क्योंकि अवग्रह दो प्रकारका है विशदावग्रह्‌ 
और अविशदावग्रह। इस प्रकार तकपरूवंक विषयका प्रस्तुतीकरण किया 
गया है | 
४. पाठकशेली 

जिस प्रकार कोई पाठक--शिक्षक अपने छात्रकों विषय समझःते समय 
ज्ञानकी विभिन्‍न दिशाओंसे तथ्योंका चयन कर उदाहरणों और दृष्टान्तों द्वारा 
विषयबोध कराता है तथा अपने अभिमतकी पुष्टिके लिए प्रामाणिक व्यक्तियोंके 
मतोंको उद्धरणके रूपमे उपस्थित करता है। ठीक इसी प्रकारकी धवलाटीका- 
को शैली है। कठिन शब्दों और वाक्‍्योंके निवंचन एक कुशल प्राध्यापककी 
शैलीमे निबद्ध किये गये हैं । 
५, प्जकशेली 

'धवलाटीक।' टीका होनेपर भी, एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। आचाय॑ वोरसेनने 
इस टीकाको टीका या भाष्यके रूपमें ही प्रथित नहीं किया है, बल्कि एक स्वतन्त्र 
ग्रल्थके रूपमें विधयको उपस्थित किया है। स्वतन्त्रग्रन्थकर्त्ता और भाष्य- 
प्रणेतामें मूल अन्तर यह होता है कि स्वतन्त्रग्नन्थरचयिता विषयकी अभि- 
व्यश्जना अपने क्रमसे निश्चित शेलीमें प्रस्तुत करता है, साथ हो मौलिक 
तथ्योंकी स्थापना भी करता चलता है। विषयप्ररूपणके लिए उसके समक्ष 
किसी भी तरहका अवरोध या अन्य कोई बन्धन नहीं रहता है। भाष्य या 
विवृतिका रके समक्ष मूल-प्र्थकार द्वारा निरूपित विषयोंकी सीमा एवं उनके 
प्रतिपादनके मार्गमे विभिन्न प्रकारके अवरोध उपस्थित रहते हैँ । अतः टीकाका र- 
में परवश्ानुवर्तित्त्त पाया जाता है। विवृति-लेखक स्वत्तनत्र मतकी स्थापनाके 
लिए भीत्तरसे बेचेन रहता है, पर उसकी सीमा उसे आगे बढ़नेसे रोकती है । 
आचाय॑ वीरसेनमें परवशानुवर्तित्व रहनेपर भी स्वतन्त्र रूपसे कर्म-सिद्धान्त 
_एवं विभिन्‍न दार्शनिक मान्यताओंके निरूपणकी पूर्ण क्षमता है। यही कारण है 


१. पटुखण्डागस, घबरा पु० ९, पृ० १४४-१४५ | 


३३४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचाय॑-परम्परा 


कि उन्होंने करतिषय तेथ्य बहुत मोलिक और नृतनहूपमें अभिव्यक्त किये हैं । 
अतएव वीस्सेनस्वामीकी शैलोमें सजेनात्मक प्रतिभाका पूर्ण समावेश पाया 
जाता है | 
सूल्य एवं निष्कर्ष | ह 

यह पहले हो लिखा जा चुका है कि धवरहूाटीकाका मूल्य किसी भी स्वततस्त्र 
ग्रन्थसे कम नहीं है। इसमें ब्रहीतग्राहो ज्ञानको प्रमाण माना गया है। आचाय॑ 
बीरसेनकी दृष्टिमें प्रमाणताका कारण संशय, विपयेय और जनध्यवसायका 
न उत्पन्न होना है । जिस ज्ञानमें तीनों अज्ञानोंकी निबृत्ति रहती है, वह ज्ञान 
प्रमाण होता है। इसी प्रकार अवग्रह, ईहा आदि ज्ञानोंके निवंचन भी नवीन 
रूपमें प्रस्तुत किये गये हैं । उपयोगके स्वरूप-विवेचनमें सामान्यपदसे आत्मा- 
का ग्रहण कर दर्दानोपयोगका स्वरूप आमभ्यन्तरप्रवुत्ति और ज्ञानोपयोगका 
स्वरूप बाह्मप्रवृत्ति बतलाया है । संक्षेपमें इस टीकाका मूल्य निम्नलिखित सूत्रों- 
में अभिव्यक्त किया जा सकता है-- 

१. पूर्वाचार्योंकी मान्यताओंका पुष्टीकरण | 

२. पारिभाषिक ब्दोके व्युत्पत्तिमलक निर्वचनोंका विवेचन | 

३. नवीन दार्शनिक मान्यताओंका सयुक्तिक प्रतिपादन । 

४. मणि-प्रवालन्यामद्वारा मिश्वित भाषाका प्रयोग कर अपने युग तकको 
भाषामलक प्रवृत्तियोका निरूपण । 

५. पाठकशेलीद्वा रा विषयोंका विशदीकरण । 

६. संख्याओं, सूत्रों एवं गणितविषयक मान्यताओंका विवेचन । 

७. भग और विकल्प जालका विस्तार कर विषयका वित्तत भिन्‍तकी 
प्रक्रिया द्वारा उत्थापन । 

८. मूलसूृत्रोमें प्रयुक्त प्रत्येक पदका पर्याप्त विस्तार और सम्दर्भाँका विशदी- 
करण | 

९, प्रषनोत्तरों द्वारा विषयका स्फुटीकरण । 

१०, शंकाओं और समाघानोंके सन्दर्भमें पाठान्तरोंका संकेतोक रण | 

११. पूर्वाचायोंके सन्दर्भोंको उद्धत कर ऐतिहासिक तश्योंका प्रतिपादल | 

१२. स्वकथनके पुष्टीकरणके हेतु अन्य आचार्यो के वाक्‍्यों या मान्यताओंका , 
प्रस्तुतीकरण | 

१३. विरोधी विषयोंमें गुर-परम्पराका अनुसरण कर निर्णयका प्रतिपादन। 

१४. श्रुतबहुभागको विस्मृतिके गर्मसे निकालकर स्वतन्त्र एवं सर्जनात्मक 
शक्षसमें निबद्धोकरुण । 


धुवध्र और सरस्थताचार्य :-३३५ 


० #. 


१५ सृत्रकारके वंशानुवर्तित्त्त रहनेपर भी स्वतस्त्ररूपसे कम-सिद्धान्त एवं 
दार्शनिक सिद्धान्तोंका निरूपण । 


वीरसेनाचार्यने अकेले वह काय॑ किया है, जो कार्य महाभारतके रचयिताने 
किया है। महाभारतका प्रमाण एक लक्ष इलोक है और यह टीका भी लगभग 
इतनी ही बड़ी है। अत्तएव 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तद्कंवचिद्‌' उक्ति 
यहाँ भी चरिताथ है । 


जिनसेन द्वितीय 


आचायं जिनसेन द्वितोय, श्रुतधर और प्रबुद्धाचा्योके बीचकी कड़ी होनेके 
कारण इनका स्थान सारस्वताचार्योमे परिगणित है । ये प्रतिभा और कल्पनाके 
अद्वितीय धनी है। यहो कारण है कि इन्हें 'भगवत्‌ जिनसेनाचाय' कहा जाता 
है। श्रुव या आगम ग्रन्थोकी टीका रचनेके अतिरिक्त मूलग्रन्थरचयिता भी हैं । 
इनका पाण्डित्य साहित्य-गगनमें भास्करके समान निरन्तर प्रकाशित है। 


जीवन-परिचय 


इनके वेयक्तिक जीवनके सम्बन्धमें विशेष जानकारी अप्राप्त है। जअयधवला 
टोकाके अन्तमें दो गयो पद्य-रचनासे इनके व्यक्तित्वके सम्बन्धमे कुछ जानकारी 
प्राप्त होती है। इन्होने बाल्यकालमे (अबिद्धकर्ण --कर्णसस्का रके पूर्व) ही जिन- 
दीक्षा ग्रहण कर ली थी। कठोर ब्रह्मचयंकी साधना द्वारा बाग्देवीकी आराधनामे 
तत्पर रहे । इनका शरीर कृश था, आकृति भी भव्य और रम्य नही थी । 
बाह्य व्यक्तित्के मनोरम न होनेपर भो तपश्चरण, ज्ञानाराधन एवं कुशाग्र 
बुद्धेकि कारण इनका अन्तरज्भ व्यक्तित्व बहुत ही भव्य था। ये ज्ञान और 
अध्यात्मके अवतार थे। इनको जन्म देनेका गौरव किस जात्ति-कुलको प्राप्त 
हुआ, यह निश्चयपू्वंक नहीं कहा जा सकत्ता । 


जिनसेन मूलसंघके पञ्चस्तूपान्वयके आचायं हैं । इनके गुरुका नाम वीरसेन 
ओर दादागुएका नाम आरयं॑नन्दि था। वीरसेनके एक गुरुभाई जयसेन थे। यही 
कारण है कि जिनसेनने अपने आदिपुराणमें 'जयसेन'का भी गुरुरूपमे स्मरण 
किया है। जिनसेनके सतीर्थ दशरथ नामके आचाय॑ थे । उत्तरपुराणको भ्रशस्तिमें 
गुणभद्वाचायंते बताया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका सधर्मी सूर्य होता है, उसी 
प्रकार जिनसेनके सधर्मी या सतोर्थ दशरथ गुरु थे, जो कि ससारके पदार्थोंका 
अवलोकन करानेके लिए अद्वितीय नेत्र थे। इनकी वाणीसे जगत्‌का स्वरूप 


३३६ : तीर्थंकर महावीर और उनको आधार्य-परम्परा 


अवगत किया जाता था।"* कु 

जिनसेन ओर दक्षरथ शृरुका सुप्रसिद्ध शिष्य गुणभद्र हुमा, जो व्याकरण, 
सिद्धान्त और काब्यका परगामी था। गृणभद्रने आदिधुराणके ज्रवशिष्ट अंशको 
आरम्भ करते समय जिनसेनके प्रति अपनी बड़ी भारी खद्घधा-भक्ति समपित की . 
है तथा उनके ज्ञान-चरिवकी मुक्तकष्ठ्से प्रशंसा की है । 


जिनसेनका चित्रकूट, वंकापुर और बटग्रामसे सम्बन्ध रहा है ।* वंकापुर 
उस समय वनवास देशकी राजधानी था, जो वर्तमानमें धारवाड़ जिलेमें है । 
इसे राष्ट्रकूट अकालूवर्षके सामन्‍्त लोकादित्यके पिता वंकेयरसने अपने नामसे 
राजघानी बनाया था।? बटग्राम और बटपदको एक मानकर कुछ विद्वात्‌ बड़ोदा- 
को बटग्राम या बटपद कहते हैं । चित्रकूट भी वतंमान चित्तोड़से भिन्न नहीं है । 
इसी बित्रकूटमें एलाचायं निवास करते थे, जिनके पास जाकर वो रसेनस्वामीचे 
सिद्धान्तग्रन्थोंका अध्ययन किया था ! 


जिनसेनके समयमें राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ थी तथा शास्त्रसमुन्नतिका 
यह युग था । इनके समकालीन नरेश राष्ट्रकूटवंशी जयतुड्र ओर नुपतुड्ध 
अपरनाम अमोधवर्ष (सन्‌ ८१५-८७७ ई०) थे। इनकी राजधानी सान्यखेटमें 
उस समय विद्वानोंका अच्छा समागम था । अमोधवर्ष स्वयं कवि और विद्वान 
था| उसने 'कविराजमार्ग! नामक एक अलड्ूगा रविषयक श्रन्थ कन्नड़ भाषामें 
लिखा है | अमोघवर्ष जिनसेनका बड़ा भक्त था | महावीराचार्यके 'गणितसार- 
संग्रह' और 'संस्कृतकाव्य प्रश्नोत्तररत्नमाला के उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि अमोध- 
बषेने जैन दीक्षा ग्रहण कर ली थी। अमोघवर्षके समयमें केरल, मालवा, गुजर 
और चित्रकूट भी राष्ट्रकूट राज्यमें सम्मिलित थे। श्री पं० नाथूरामजी 
प्रेमीका अनुमान है कि बड़ौदा भी अमोधवर्षके राज्यमें सम्मिलित था | आन- 
तेन्द्र कोई राष्ट्रकूट राजा या सामनन्‍्त रहा होगा, जिसके बनवाये मन्दिरमें 
धवलाटीका लिखो गयी ५ अत्तएव जिनसेनका सम्बन्ध चित्रकूटके साथ रहनेसे 
तथा अमोधवर्ष द्वारा सम्मानित होनेसे इनका जन्मस्थान महाराष्ट्र और कर्णा- 
टककी सीमाभूमिको अनुमानित्त किया जा सकता है। 


उत्त रप्राणप्रशस्ति श्लोक ११-१३ तक । 

आग्रत्य चित्रकूटात्त तः स भगवान्‌ गुरोरनुज्ञानात्‌ 

उत्तरपुराण प्रशस्ति ३२-३४ तथा श्रुतावतार इलोक-६७९ । 
सहावीर गणितसार, झोलापुर संस्करण, ११३, १८ । 

आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ प्रथम संस्करण प्रस्तावना, पु० १९ । 


शधृतभर और सारश्यताचार्य : ३३७ 


दी ह#% > एूएण 2७ 


श्र 


अभिलेखोंमें वर्णत जिनसेनका व्यक्तित्व 
अवणबेलगोलाके अभिलेखोंमें जिनसेनके उल्लेख अनेक स्थातों पर आये हैं। 
अभिलेखसंस्या ४७, ५०, १०५ और ४२२ में जिनसेनका निर्देश आया है। 
मेघचन्द्रप्रश्षस्तिमें लिखा है-- 


“सिद्धान्त जिन-वी रसेन-सदुश: शास्त्राब्ज-भा-भास्क र: ।”" 
जीयाज्जगत्यां जिनसेनसूरिय॑स्योपदेशोज्जवलूदप॑ णेन । 
व्यक्तीकृतं सवेमिद विनेया: पुण्यं पुराण पुरुषा विदन्ति ॥ 
विनय-भरण-पात्र भव्यलौकेकमित्रं विवुधनुतचरित्रं तद्गणेन्द्राग्रपुत्र । 
विहितभूवनभद्रं वौतमोहोरुनिद्रं विनमत्त गृणभद्रं तीर्णविद्यासमुद्र ॥। 
इन दोनों पद्मोंमें जिनसेन ओर गणभद्र दोनोंकी प्रशंसा की गयी है। जिन- 
सेनके उपदेशसे गुणभद्रने अवशिष्ट आदिपुराणको पूर्ण किया और उत्तर! राणकी 
रचना को है। अभिलेखसख्या ४२२ में जिन जिनसेनका नाम आया है वे 
आचार्य जिनसेन द्वितीयसे भिन्न कोई भट्टारक हैं। अतः अभिलेखोंसे यह स्पष्ट 
है कि जिनसेन द्वितीय सिद्धान्त, पुराण और काव्यरचनामें अत्यन्त पटु थे । 
इनकी कविता-निश्व॑रिणीके सीकरोंसे सन्तुष्ट भव्यजन आनन्दमें मग्न होने लगते 
हैं। सरस्वतीका यह लाड़ला अपने युगका महान्‌ विद्वान और आचाय॑ है। 
अभिलेखमें जो जिनसेनके उपदेशकी बात कही गयी है उसकी पृष्टि महा- 
पुराणके मज्भूलपदोंसे भो होती है। उन्होंने मज़ुलाचरणमें ही यह निर्देश कर 
दिया है कि यदि मेरे द्वारा यह ग्रन्थ पूर्ण न हो सके तो तुम (गृणभद्र) इसे 
पूर्ण करना। अतः अभिलेखोका सम्बन्ध जिनसेनाचार्यके साहित्यके साथ भी 
घटित हो जाता है। 
समय-विचार 
हरिवशपुराणके रचयिता जिनसेन प्रथमने वीरसेन और जिनसेनका उल्लेख 
किया है। उन्होने लिखा है-- 
जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिन:। 
वीरसेनगुरो. कीतिरकलद्भावभासते ॥ 
या5मिताभ्युदये पाएवें जिनेन्द्रगुणसंस्तुति: | 
स्वासिनों जिनसेनस्य कीत्ति सड्भीतंयत्यसौ ।| 
१. जैनशिलालेस संग्रह, प्रषम भाग, अभिलेख ४७, पु० ६२ ० 
रै. वही, अभिलेख-१०५, पृ० १९९, पच्च २२-२३ ; 25% 


-३ ३4 : तीर्थंकर भहावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


5 


' वर्धभानपुराणोद्दादित्योक्तिगमस्तव:। 053 
प्रस्फुरन्सि गिरीज्षान्त: स्कुटरफटिकमित्तियु | । 

जिन्होंने वरकोकको जात लिया है ओर जो कवियोंके चक्रवर्ती हें उस 
वीरसेनगुरुकी कलद्भु रहित कीति प्रकाशित हो रही है। जिनसेनस्वामीले.. 
पाश्वंचाथ भगवानके गुणोंकी स्तुति बनायो है--पाश््वाम्युदयकी रचता की है, 
वही स्तुति उनकी कीत्तिका वर्णन कर रही है। इन जिनसेनके वर्धभानपुराण 
रूपी उदित होते हुए सूर्की उक्तिरूपी रह्दिमयाँ विद्वद्‌ पुरुषोंके अन्त:करण- 
रूपी स्फटिक-भूमिमें प्रकाशमान हो रही हैं । 

उक्त सन्दर्भ॑में प्रयुकत 'अवभासते', 'सद्भीत॑यतति', 'प्रस्फुरन्त” जेसे बत्ते- 
मानकालिक क्रियापद हरिवंशपुराणके रचयिता जिनसेतका इनकों समकाछीन 
सिद्ध करते हैं। हरिवंशपुराणकी रचना शक संवत्‌ ७०५ (ई० सन्‌ ७८३) में 
पूर्ण हुई है। अतः जिनसेनस्वामीका समय ई० सनकी आठवीं शतीका उत्त- 
राद्ध है। जयघवलाटीकाकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि इसकी समाप्ति 
जिनसेनने शक्र संवत्‌ ७५९ फाल्गुन शुक्ला दक्षमीके पूर्वाह्रमें की है। इस 
टीकाको वीरसेनस्वामीने प्रारम्भ किया था, पर वे ४० हजारइलोकप्रमाण 
ही लिख सके थे । अपने गुरुके इस अपूर्ण कार्यको जिनसेनने थूर्ण किया है। 
जिनसेनने आदिपुराणका प्रारम्भ अपनी वृद्धावस्थामें किया होगा। इसी 
कारण वे इसके ४२ पर्व ही लिख सके | अतः: जयघवछाटोकाके अनन्लर 
आदिपुराणकी रचना माननेसे जिनसेनका अस्तित्व ई० सनकी नवम्‌ छातो 
तक माना जा सकता है। गुणभद्गने उत्तरपुराणकों समाप्ति ई० सन्‌ <९७में 
की है। 


यह पहले ही लिखा जा चुका है कि जिनसेनाचार्यके शिष्य गणभद्नने 
आदिपुराणके ४२ वें पके चतुर्थ पद्यसे समाप्तिपयंन्त कुछ १६२० इलोक रचे 
हैं। महापुराणके द्वितीय भागस्वरूप उत्तरपुराणको ग्रुणभद्गने पूर्ण किया हैं। 
आदिपुराणमें अशदिलीयंडूुरकर जीवनवृत्त है और उत्तरपुराणमें अजिल- 
नाथतीर्षड् रसे महावीरपरयंन्त २३ तीथंडूर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ 
बलमभद्र ओर ९ प्रतिनारायण तथा जीवन्धर स्वामी आदि विशिष्ट पृण्यात्मा . 
पुरुषोंके कथानक अंकित किये गये हैं। उत्तरपुराणके अन्तमें गुणभद्रके क्षिष्य 
लोकसेन द्वारा छिखित प्रशास्तसे ज्ञात होता है कि शक संचत ८२०, श्रावण 
शुक्ला पंचमी गृुरुवारकों इस ग्रन्थकी पूजा भो गयी। अतः उत्तरपु राणकोी 


१. हरिवंशपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, १।३९-...४३। ' 
भुतघर और वारस्वताचार्भ : रेश९.. 


समाप्ति इससे पहले होनी चाहिये । इस प्रकार गृणभद्रका समय भी ई० सनकी 
दह्षम शताब्दि माननेमें किसी प्रकारकी बाघा नहीं आतो है। वास्तब्रमें 
वोरसेन, जिनसेन और गुणभद्गर--इन तीनों आचार्यों का साहित्यिक व्यक्तित्व 
अत्यन्त महनीय है और तीनों एक दुसरेके अनुपूरक हैं | वोरसेमके अपूर्ण 
कार्यकों जिनसेनने पूर्ण किया है और जिनसेनके अपूर्ण कार्यको गुणभद्रने । 


रखनाएँ 

जिनसेनाचार्य काव्य, व्याकरण, नाटक, दर्शन, अलड्भार, आचार, क्म॑- 
सिद्धान्त प्रभुति अनेक विषयोंके बहुज्ञ विद्वान थे । इनकी केवल तीन ही रचनाएँ 
उपलब्ध हैं । वर्धभानचरितकी सूचना अवध्य प्राप्त होती है, पर यह कृति 
अभी तक देखनेमें नहीं आयी है । 

१, पार्द्वाभ्युदय 

२. आदिपुराण 

३. जयधवलाटीका 


१. पाइव्वस्युवय 

यह कालिदासके मेघदूत नामक काव्यकी समस्यापूरति है। इसमें कहीं 
मेघद्ततके एक और कही दो पादोंको लेकर पद्मय-रचना की गयी है। इस काव्य- 
ग्रत्थमें सम्पूर्ण मेघदूत समाविष्ट है। अतः मेघद्तके पाठशोधनके लिए भी इस 
ग्रन्थका मूल्य कम नही है। 


दीक्षा धारण कर त्तीथंकर पाश्व॑नाथ प्रतिमायोगमें विराजमान हैं। पूर्व 

भवका विरोधी कमठका जीव शम्बर नामक ज्योतिष्कदेव अवधिज्ञानसे अपने 
शत्रुका परिज्ञान कर नानाप्रकारके उपसगे देता है। इसी कथावस्तुको 
अभिव्यज्जना पार्श्वभ्युदयमें की गयी है। श्यृंगाररससे ओत-प्रोत मेघद्तको 
शान्तरसमे परिवर्तित कर दिया गया है । साहित्यिक दृष्टिसे यह काव्य बहुत 
सुन्दर और काव्यगुणोंसे मडित है। इसमें चार सम हैं--प्रथम सर्गमें ११८, 
द्वित्तोय सग॑में ११८, तृतीयमें ५७ और चतुर्थमें ७१ पद्म हैं। इस काव्यमें 
शम्बर (कमठ) यक्षके रूपमें कल्पित है। कविता अत्यन्त प्रौढ़ एवं चमत्कार- 
पूर्ण है। यहाँ उदाहरणार्थ एक-दो पद्म उद्धृत किये जाते हैं-- 

तम्त्रीमादं नयनसलिले: सारयित्वा कर्थ॑ंचित्‌ 

स्वाहजुल्यग्रे: कुसुममृदुभिव॑ल्लरीमस्पृशन्ती । 
१ पाएवम्युदय, निर्णय सागर प्रेस, बम्धई। 


-३४० : ती्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ध्यायं ध्यायं त्वदुषयमन॑. 'शन्यचिन्तानुकण्ठी 
भूवोभूय: स्ववस्षप्ति कृ्ता मूछंतां विस्मरन्‍्ती" ॥ 
आम्रकूट पव॑तके छ्िखर पर मेघके पहुँचने पर कवि पर्वतत-क्षोमाका वर्णन 
करता हुआ कहता है-- * 
कृष्णाहि: कि बलयितततनु: मध्यमस्याधिणशेते 
कि वा नीलोत्पलविराचितं शेखरं भूभृतः स्थात्‌ । 
इत्याशदुं जनयति पुरा मुग्धांबद्याधरोणां, 
त्वाय्याड्डे शिखरमचलः स्तिग्धवेणीसवर्णे* ॥ 
समस्यापूर्तिमें कविने सर्गधा नवीन भावयोजना की है। मार्गवर्णन और 
वसुन्धराकी विरहावस्थाका वर्णन मेघदूतके समान ही है | परन्तु इसका संदेश 
मेघद्तसे भिन्‍न है। शम्बर पा्९ध्गनाथके धैर्य, सौजन्य, सहिष्णुता और अपार 
शक्त्तिसे प्रभावित होकर स्वयं बेरभावका त्याग कर उनकी शरणमें पहुंचता 
है ओर पद्चात्ताप करता हुआ अपने अपराधको क्षमायाचना करता है। कविने 
काव्यके बीचमें “पापापाये प्रथममुदितं कारणं भक्तिरेव” जेसी सृक्तियोंको 
भी योजना को है। इस काव्यमें कुल ३६४ मन्दाक्रान्ता पद्य हैं। 
२. आवदिपुराण? 
यह आकर ग्रन्थ है। पुराण होते हुए भी इसमें इतिहास, भूगोल, संस्कृति 
समाज, राजनीति और अथव्षासत्र भादि विषय भी समाविष्ट है। जिनसेनने 
पुराणके लिए आठ वण्यं विषय बतलाये है । 
१. लोक--लोक-संस्थान, लोक-आक्त्ति, क्षेत्रफल, भेद एवं उर्ध्दी, मध्य 
और अधोलोकका वर्णन, क्षेत्र, द्वीप, पर्गत, नदी आदिका वर्णन | 
२. देश--जनपदोंका चित्रण । 
३. नगर--अयोध्या, वाराणसी प्रभृति नगरियोंका चित्रण । 
४. राज्य--राज्योंकी समुद्धिका चित्रण | 
५. तीथ॑--धर्मप्रवृत्ति एवं तोर्थभूमियोंका निरूपण । 
६. दान-तप--तप-दानकी फलोत्पादक कथाओंका वर्णन | . 
७. गति--चतुरगतिके दुःखोंका वर्णन । 
८. फल--पुण्य-पापके फलके साथ मोक्षप्राप्तिका निरूपण । 


१, पादर्थाम्युदय ३१३९ । 
२. वही १॥७० । 
३. यहू भारतीय ब्ानपीठ द्वारा प्रकाशित हैं । 


अलचर ओर साश्यताबार्म : ३४२ 


इन आठ विषयौंके अतिरिक्त आदिपुराणमें निम्नलिखित पौराणिक तत्त्व 
भी विद्यमान हैं -- 
१. शलाकापुरुषोंके कथानकसंयोगोंका देवी घटनाओं पर आश्रयण । 
२. आख्यानोंमें सहसा दिशापरिवतंन । 
३. समकालीन सामाजिक समस्याओंका उद्घाटन । 
४. पारिवारिक जीवनके कटु-मधु चित्र | 
५. संवाद-तत्त्वकी अल्पता रहनेपर भी घटनासत्रों द्वारा आख्यानोंमें 
गतिमत्वधमंकी उत्पत्ति । 
६. कथाओंके मध्यमें पूर्नजन्मके आख्यानोंका समवाय, धमंततत््व और 
धर्मसिद्धान्तोंका नियोजन । 
७. रोचकत्ता मध्यबिन्दु तक रहतो है। अतः आगेकी कथावस्तुमें सघनता 
और घटनाओं का बाहुल्‍य । 
८. अलूकृत वर्णनोके साथ लोकतत्व और कथानकरूढियोंका प्रयोग । 
९. लोकानुश्रुतियाँ, पुराणगाथाएँ, लोकविश्वास प्रभृत्तिका संयोग । 
१०. प्रेम, श्वंगार, कुतृहुल, मनोरजन, रहस्य एवं धमंश्रद्धाका वर्णन । 
११. जनमानसका प्रत्तिफलत, पूर्वजन्मके सस्कार और फलोपभोगोंकी 
तरेलताका चित्रण | 


आविपुराणको संक्षिप्त कथा-वस्तु 


_आदिपुराणकी कथा-वस्तुके प्रधान नायक आदि तीर्थंकर ऋषभदेव और 
उनके पुत्र भरतचक्रवर्ती है। इन दोनों शलाकापुरुषोके जीवनसे सम्पर्क रखने- 
वाले कितने ही अन्य महापुरुषोको कथाएं भी आयी हैं। इस महाग्रन्थकी कथा- 
तु ४७ पर्वो में विभक्त है। प्रथम दो परवोर्मे कथाके वक्ता, श्रोता एवं पुराण 
श्रवणका फल आदि वर्णित है। तृतोय पव॑में उत्सपैण और अवसपंण काछोंके 
पुषुमसुषुमादिभेदो एवं भोगभूमिकी व्यवस्थापर प्रकाश डाला गया है। प्रति- 
श्रुति आदि कुलकरोंकी उत्पत्ति, उनके कायं और उनकी आयु आदिका वर्णन 
आया है। अन्तिम कुलकर नाभिरायके समयमें गगनाज़ूणमें सर्वेप्रथम घनघंटा, 
विद्युत प्रकाश और सूर्यकी स्वर्ण रश्मियोके सम्पर्कसि उसमें रंग-विरंगे इन्द्रधनुष 
दिखलायी पढ़ते हैं। वर्षा होती है और वसुधातलू जल्मय हो जाता है। 
मयूर नृत्य करने लगते हें औौर चिरसतप्त चातक सन्तोषकी साँस लेता है| 
कल्पवृक्ष नष्ट हो जाते हैं और विविध प्रकारके घान्य अपने-आप “उत्पन्न होने 
लगते हैं। कल्पवृक्षोंके न रहनेसे प्रजामें व्याकुलता व्याप्त हो जाती है और 


* बैड: तीर्थंकर महावीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


सभी लोग आजीविकाबिहीन दुःखी हो, नामिरायके पांस आकर निर्वाह योग्य 
व्यवस्था पूछते हैं। . | ः यु 

तामिराय चौंदह॒वें कुलकर-मनु थे । उन्होंने घान्य, फल, इक्ष, रस आदि- 
की उपयोग करनेके विधि बसलायी तथा मिट्टीके बत्तन बनाकर आवद्यकताको 
पूर्ति करनेका उपदेश दिया । भ्रजामें सुख ओर शान्ति बनाये रखनेके लिए 
दण्डव्यवस्था भी प्रतिषादित को । इसी पर्व॑में सभी कुछकरोंके कार्योंका वर्णन 
आया है। चतुर्थ पर्वमें पुराणके वर्णनीय विषयोंका प्रतिपादन करनेके अलन्तर 
जम्बू द्वीपके बिदेह क्षेत्रके अन्तगंत गन्धिलदेश ओर उसकी अलकानगरीका 
चित्रण आया है। इस नगरोके अधिपति अतिबल विद्याधर और उसकी मनो- 
हरा नामक राज्ञीका वर्णन किया है। इस दम्पत्तिके महाबरू सामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ | अतिबल बिरक्त होकर दीक्षित हो गया और महाबलरूको शासन- 
भार प्राप्त हुआ | महाबलके महामति, सम्भिन्नमति, शतमति और स्वयंबुद्ध ये 
चार मन्त्री थे। राजा मन्त्रियोंके ऊपर शासनभार छोड़कर भोगोपभोगोंके 
सेवनमें आसक्त हो गया | 

पंचम पव॑में महाबलकी चिरक्ति और सलेखनाका निरूपण किया है। २२ 
दिनोंकी संलेखनाके प्रभावसे महाबल ऐशान स्वगरेंमें ललितांग नामका महद्धिक 
देव होता है। षष्ठ प्॑में आयुके छः मास शेष रहनेपर ललितांग दुःखी होता 
है, पर समझाये जानेपर वहू अच्युत स्वगंकी जिनप्रतिमाओंका पुजन करते- 
करते चेत्यवृक्षके नीचे पंचनमस्कार मन्त्रका जाप करते-करते स्वगंकी 
आयुको पूर्ण करता है। ललितांग स्वगंसे च्युत हो, पृष्कलावति देशके उत्पल- 
खेट नगरके राजा वज्जवाह ओर रानी वसुन्धराके गर्भसे बद्धजंघ नामका 
राजपुत्र होता है। ललितांगको प्रिया स्वयंप्रभा पुण्डरोकिणी नगरीके राजा 
बज्ञदन्तके यहाँ श्रीमती नामको पुत्री होती है। यशोधर गुरुके कंवल्ममहोत्सव 
के लिए देवोंको आकाशमें जाते देखकर श्रोमतीको पुबंभवका स्मरण हो आता 
है और वह अपने प्रिय रूलितांगदेवको प्राप्त करनेके लिए कृत्संकल्प हो जाती 
है। पंडिताघाय उसकी सहायता करती है। बह श्रीमती द्वारा निमित पूर्वभव- 
के प्रतोकोंसे युक्त चित्रपटको लेकर उत्परलेटके महायूत जिनालूयमें पहुंचतो 
है। यहांपर चित्रपटको फेल देती है । दर्शकबुन्द उसे देखकर चकित हो जाते 
है, पर उसके यथायं रहस्यसे अनभिज्ञ ही रहते हैं । 


सप्तम पव॑में बताया गया है कि छलितांगदेवका जीव वच्धजंध महायुत् 
चेन्यारूयमें आता है, और उस चित्रपटकों देखते ही, उसे अपने पूर्वंजन्मका 
स्मरण हो जाता है, जिससे वह अपनी प्रिया स्वयंप्रभाको प्राप्त करनेके छिए 


अंतर और सारस्वतादार्य ; ३४३ 


बेचैन हो जाता है| पण्डित्ताधायको वह भी एक चित्रपट भेंट करता है, जिसमें 
स्वयंप्रभाके जीवनरहस्यकों भंकित किया गया है। वच्चजंघ पुण्डरीकिणी 
नगरीमें आता है ओर श्रीमततीके साथ उसका विवाह हो जाता है | लल्तांगदेव 
और स्वयप्रभा पुन: वज्नजघ ओर श्रामतीके रूपमे सयोगको प्राप्त करते हैं । 


अष्टम पव॑ में वत्चजधघ और श्रीमत्तीके भोगोपभोगोका वर्णन किया गया 
है। वजञ्जजंघका श्वसुर वज्त्रदन्‍त चक्रवर्ती कमलमे बन्द मृत भ्रमरको देखकर 
विरक्त हो जाता है । पुत्र अमिततेजके द्वारा शासन स्वीकृत न किये जानेपर 
वह उसके पुत्र पुण्डरीकको राज्य देकर यशोधर मुनिके समक्ष अनेक राजाओंके 
साथ दीक्षित हो जात्ता है| पण्डिताधाय भी दीक्षित हो जाती है। चक्रवर्तीकी 
पत्नी लक्ष्मीमति एण्डरीकको अल्पवयस्क्र जानकर राज्य सम्भालनेके लिए अपने 
जामाता वज्ञजघको बुलाती है। वज्ञजंघ अपनी प्रिया श्रीमतोके साथ पुण्ड- 
रीकिणी नगरीको प्रस्थान करता है। वह मार्यमें चारणऋ<द्धिधारी मुनियोंको 
आहारदान देता है। वह दमधर नामक मुनिराजसे अपने भवान्तर जानना 
चाहता है, मुनिराज उसे आठवे भवमे तीर्थंक * होने तथा श्रोमतोको दानतीथ्थ- 
का प्रवतंक श्रेयांस होनेकी भविष्यवाणी करते है । वद्जजध पुण्डरीकिणी नगर- 
मे पहुँचकर सबको सान्त्वना देता है और अपने नगरमें लौट आता है। 


नवम परे प्रारम्भमे भोगोपभोगोका चित्रण आया है। एक दिन वच्नजघ 
और श्रीमती शयनागारमे शयन कर रहे थे, सुगन्धित द्रव्यका धूम्र फेलनेसे 
शयनाग़ार अत्यन्त सुबासित हो रहा था । सयोगवश द्वारपाल उस दन गवाक्ष 
खोलना भूछ गया, जिससे हवास रुक जानेके कारण उन दोनोकी मृत्यु हो 
गयी। पात्रदानक प्रभावसे दोनो उत्तरकुरुमे आयं-आर्या हुए। प्रीतिकर 
मुनिराजके सम्प्कसे आर्य मरण कर ईशान स्वरग॑मे श्रीधर नामका देव हुआ । 
आर्या भी उसी स्वगंमें देवी हुई । 

दशम पव्व॑के प्रारम्भमे प्रीतिकरके केवलज्ञान-उत्सवका वर्णन आया है । 
श्ीधर भी इस उत्सवमे सम्मिलित हुआ | अन्तमे वह स्व*्से च्युत होकर जम्बू 
द्वीपके पूर्व विदेहकी सुषमा नग रीमें सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामक रानीके 
गर्भसे सुविधि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। यह चक्रवर्ती राजा हुआ ओर श्रीमती- 
का जीव केशव नामक इसका पुत्र हुआ | सुविधि पुत्रके अनुरागके कारण मुनि 
ने बन सका, पर घरपर हो श्रावकके ब्रतोंका पालन कर सन्यासके प्रभावसे 
सोलहवें स्वग॑में अच्युतेन्द्र हुआ । 

एकादश पर्वमें अच्युतेन्द्रके पर्याय वच्धनाभिका वर्णन आया है। वज्धनाभि 
चक्ररत्नकी प्राप्तिके अनन्तर दिग्विजयके लिए प्रस्थान करता है। राज्यको 


3४४ : तीर्थंकर महायोर और उनको जाचारयं-परम्परा 


समृद्ध करनेके पदलणात्‌ वह दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारंजेंभावनाओंका 
चखितन कर तीर्थकरप्रफ़ृत्रिका बन्ध करता है। अन्समें प्रायोपगमन संन्यास 
धारण कर सर्वार्थश्निद्धि बिमानमें उत्पन्न होता है । 

द्वादश पर्व॑में अहभिन्द्रका जीव ऋषभदेवके रूपमें नाभिराय और मरुदेवी- 
के यहाँ जन्म धारण करता है। इस परब॑में मरुदेवीकों गर्भावस्था और देवियोंकों 
की गयी सेवाका वर्णन किया गया है। 


तयोदश पव॑में आदितीर्थंकर ऋषभदेवका इन्द्र द्वारा जन्माभिषेक उत्सवके 
किये जानेका निरूपण आया है। उनका सुमेरु पबंतपर एक हजार आठ कलूशों- 
के द्वारा अभिषेक सम्पन्त होता है। चतुदंश पर॑में इन्द्राणो बालकको बस्त्रा- 
भषणोंस सुसज्जित कर माताको सौंप देती है। इन्द्र ताण्डव्नृत्य कर उनका 
ऋषभदेव नाम रखत्ता है। 


पञचदद् पव॑में ऋषभदेवके शारीरिक सौन्दयं और उनके एक हजार आठ 
शुभ लक्षणोंका वर्णन आया है। महाराज नाभिराय युवक होनेपर पुत्रसे 
विवाह करनेका अनुरोध करते है। फलस्वरूप कच्छ और महाकच्छको बहनें 
यशस्वती और सुनन्दाके साथ ऋषभदेवका विवाह सम्पन्न होता है। 


पोडशपवंके अनुसार यशस्वत्तीके उदरसे भरतचक्रवर्तीका जन्म होता है 
और सुनन्दाके उदरसे बाहुवलीका। ऋषभदेवकों यशस्वत्तीसे अन्य ९८ पुत्र 
और ब्राह्मी नामक कन्याको प्राप्ति होती है। सुनन्‍्दासे बाहुबलीके अतिरिक्त 
सुन्दरी नामक कन्यारत्न भी उपलब्ध होतो है। ऋषभदेव प्रजाको असि, 
मषि, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प इन षट्‌ आजाविकोपयोगी कर्मोंको 
दिक्षा देते हैं । क्षत्रिय, वेश्य और शूद्व इन तोन वर्णो को व्यवस्था करते हैं । 


सप्तदश पव॑ में ऋषभदेवको विरक्ति प्राप्त करनेके लिए एक मामिक घटना 
घटित होती है। नीलाञ्जना नामक नतंको अचानक विलीन हो जाती है। 
ऋषभदेव इस अघटित घटनाको देखते ही विरक्त हो जाते हैं । स्वर्गंसे छौका- 
न्तिकदेव आकर उनके वेराग्यको पृष्टि करते हैं । वे अयाध्याके पटद्ुपर भरतका 
दाज्याभिषेक कर अन्य पुृत्रोंकी यथायोग्य राज्य देते हैं। सिद्धार्थंथनमें जाकर 
परिग्रहका त्यागकर चेत्र कृष्ण नवमोके दिन ऋषभदेव दीक्षा ग्रहण कर लेते 
हैं। इनके साथ चार हजार अन्य राजा भी दीक्षित हो जाते है । 

अष्टदश पव॑में बताया गया है कि ऋषभदेव छः माहका योग लेकर 
शिलापट्ूपर आसीन हो जाते हैं। दीक्षा धारण करते ही मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है । साथमें दीक्षित हुए राजा भ्रष्ट हो जाते हैं और विभिन्‍त मसोंका 


अतधर ओर सारस्वताचार्य : ३४५ 


प्रचार करते हैं। कच्छ, महाकच्छके पृत्र नमि-विनमि भगवान ऋषभदैवसे 
कुछ माँगने आते हैं | धरणेन्द्र उन्हें समझाकर विजयाधंपव॑त पर ले जाता है। 

एकोनविश पर्वमें धरणेन्द्र द्वारा नमि-विनमिको विजयादंपर्बतकी नग- 
रियोंका परिचय दिया गया है। विशपव॑में आदिती्थंकर ऋषभदेवका एक 
वर्षके तप्रचरणके अनन्तर हस्तिनापुरमे श्रेयांसके यहाँ इक्षु ररका आहार 
होता है । 

एकविश पव॑में ध्यानका वर्णन किया गया है । द्वाविश पव॑ में ऋषभदेवको 
केवलज्ञानकी प्राप्ति, ज्ञानकल्याणक उत्सव एवं समवशरणका चित्रण आया है। 
त्रयोविश पव॑में समवशरमें इन्द्रने आदि तीथंकरकी पूजा-स्तुति की है। चतु- 
विद पव॑में भरत द्वारा भगवान ऋषभदेवकों पूजा को गयी है। इसी पव॑में 
भगवानको दिव्यध्वनिका भी वर्णन आया है। पंचविश पवव॑में अष्टप्रातिहाय॑, 
चोंतीस अतिशय और अनन्तचतुष्टय सुशोभित तोथंकरकी स्तुति की गयी है । 
इस पर्वमें सहुल़्नामरूप महास्तवन भी आया है । 


षड्विशतित्तम पर्वमें भरत द्वारा चक्ररत्नकी पूजा ओर पुत्रोत्सव सम्पन्न 
करनेका वर्णन समाहित है। चक्रवर्ती दिग्विजयके लिए पूर॑ दिशाकी ओर 
प्रस्थान करता है । सप्ततविशतितम पव॑मे गगा और वन शोभाका वर्णन आया 
है। अष्टविशतितम पका आरम्भ दिग्विजयाथ चक्रवर्तके सैनिक प्रयाणसे 
होता है। चक्रवर्तीको सेना स्थलमार्गसे गंगाके किनारेके उपवनमें प्रविष् 
होतो है। उसने लवण समुद्रको पार कर मागधदेबको जीता | एकोनत्रिशत्तम 
पव॑मे दक्षिण दिशाकी ओर अभियान करनेका वर्णन आया है। त्रिवातितम 
पव॑मे चक्रवर्ती दक्षिणन्रों विजय कर पर्िचम दिशाकी ओर बढ़ता है और 


विन्ध्यगिरिपर पहुँचता है। अनन्तर समुद्रके किनारे-किनारे जाकर लवण समुद्रके 
तटपर पहुँचता है | 


एकत्रिशत्तम पब॑मे आया है कि अठारह करोड़ घोड़ोंका अधिपति भरत 
उत्तरकी ओर भ्रस्थान करता है और विजयाद्ध'की उपत्यकामें पहुँचता है । 
द्ात्रिशत्तमपव॑मे विजयाधंके गुहा-द्वारके उद्घाटनके अनन्तर नागजातिको बशमें 
किये जानेका वर्णन है। चिलात ओर आवर्त दोनों ही मलेच्छ राजा निरुपाय 
होकर दरणमें आते है । 

त्रयस्त्रिज्त्तम पव॑मे बताया है कि भरतचक्रवर्ती दिग्विजय करनेके पश्चात्‌ 
सेना सहित अपनी नगरीमें आता है। मार्गमें अनेक देश, नगर ओर नदियोंका 
उल्लंघन कर कलासपव॑तपर अनेक राजाओंके साथ ऋषभदेवकी पूजा करता है। 


२४६ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


,. चतुस्विश्षतम पत्र॑में चक्रक्ती केलाससे उत्तरकर' अयौध्यांकी ओर लह॒तीं 
' है । यहाँ चक्ररत्न मगरीके भोतर प्रविष्ट नहीं होता, सिश्चिलज्ञानियों द्वारा 
भाइयोंकों विजित करनेकी बात शात्तकर भरत उनके पास दूल ब्रेंजता है। 
बाहुबलोको छोड़ भरतके अन्य सब भाई. ऋषमभदेवके श्ररणमलपरें जाकर 
दोक्षित हो जाते हैं । 

पञ्चत्रिश्नत्तमपव॑में बाहुबलिद्वारा भरतका युद्धरननमन्‍्त्रण स्वीकार कर 
लिया जाता है। षद्त्रिशत्तमप॑में भरत ओर बाहुबलिके नेत्र, जल और मल्ल: 
युद्धका वर्णन आया है। उक्स तोनों बाहुबलिको विजयी देखकर भरत 
कुपित हो चक्ररत्नका उपयोग करते का जिससे बाहुबलि विरक्त हो जिन- 
दोक्षा ग्रहण कर लेते हैं । सप्तत्रिशत्तम पर्ब॑में चक्रवर्तीके अयोध्या नगरोमें प्रवेश- 
का वर्णन भाया है। अष्टन्रिशत्तम प॑ंमे भरतद्वारा अशुनक्नत्तियोंको अपने घर 
बलाये जानेका उल्लेख आता है। भरत इस सन्दभंमें ब्राह्मणवर्णकी स्थापना 
करते हैं। एकोनचत्वारिशत्तम और एकचत्वारिशत्तम पर्वो में क्रियाओं और 
संस्का रोंका वर्णन आया है । द्विचत्वारिशत्तम परद॑में राजनीति और वर्णाश्रम- 
धमंका उपदेश अंकित है। त्रिचत्वारिशत्तम और चतुश्चत्वारिशत्तम पर्नों में 
जयकुमा रका सुलोचनाके स्वयंवरमें सम्मिलित होना तथा अन्य राजाओंके 
साथ युद्ध करनेका वर्णन आया है। 

पञ्चचत्वारिशत्तम प्॑में जयकुमार और सुलोचनाके प्रेमनमिलनका चित्रण 
आया है | जयकुमार सुलोचनाको पटरानी बनाता है। षट्चत्वा रिश्षत्तमपर्यमें 
जयकुमार और सुलोचनाके अपने पू्वंभवका स्मरणकर मूछित होनेका वर्णन 
आया है। अन्तिम सप्तचत्वारिशत्तम परवव॑में पृ भवावलोकी चर्चा करते हुए 
कहा है कि जयकुमा र संसारसे विरक्‍त हो जाता है और दीक्षित्त हो ऋषभदेवके 
समवशरणमें गणधरपद प्राप्त करता है। चक्रवर्ती भरत दाक्षा ग्रहण करता 
है, और उसे तत्काल केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌ ऋषमदेव अस्तिम 
विहार करते हैं और के लासपवंतपर उन्हें निर्वाणप्राप्ति हो जाती है । 

इस प्रकार आदिपुराणमें ऋषभदेवके दस पृवभवोंको कथाएँ आयी हैं। 
दोनों शलाकापुरुषोंका विस्तुत जीवन-परिचय इस पुराणमें अंकित है । 

इस ग्रन्थके ४२ वर्ष (पर्ग) जिनसेनने लिखे हैं और उनको मृत्यु हो जानेपर 
शेष पाँच पर्व उनके शिष्य गुणभद्वने लिखे हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ 'महापुराण' 
सामसे प्रसिद्ध है और सुयोग्य गुरु-शिष्यको मह अनुपम कृति मानी जातती.है। 
३. जयघवलाटीका 

कपमप्राभतके प्रथम स्कन्‍्धकों चारों विभकतियों पर जयधवला वामको 


शुत॒थर और सारस्वताचार्द : १४७ 


बौस हजार इलोकप्रमाण टीका लिखनेके अतन्तर आचार्य वीरसेनका स्वगंवास 
हो गया, अतः उनके शिष्य जिनसेनने अवशिष्ट भागपर चालीस हजार इलोक- 
प्रमाण टीका लिखकर उसे पूर्ण किया*। यह टीका भी वीरसेनस्वामीकी शैली 
(संस्कृतमिश्चित प्राकृत भाषा) में मणि-प्रवालन्यायसे लिखी गयी है। टीका 
इस रूपमे लिखी गयी है कि अन्तःपरीक्षणसे भी यह निर्णय नहीं किया जा 
सकता कि गुरु और शिष्यमसे किसने कितना भाग रचा है। इसीसे जिनसेना- 
चारयके वेदुष्य और रचनाचातुयंका अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने जय- 
घवलाकी प्रशस्तिमें लिखा है कि गुरुके द्वारा बहुवकतव्य पूर्वार्धके प्रकाशित्त 
कर दिये जानेपर, उसको देखकर इस अल्पवक्तब्य उत्तराधेको पूरा किया | 
इस टीकाको तीन स्कन्धोंमें विभाजित किया गया है--१. प्रदेशविभक्ति- 
पयन्त प्रथम स्कन्ब; २. सक्रम, उदय और उपयोग द्वितोय स्कन्ध एवं ३. शेष 
भाग तृतोय स्कन्‍्ध है। इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अनुसार सक्रमके पहलेका 
विभक्तिपयंन्त भाग वीरसेनस्वामोने रचा है। गणना करनेपर विभक्तिपर्यन्त 
ग्रन्थका परिमाण साढ़े छब्बीस हजार इलोक है, पर यहाँ गणना स्थूलरूपमें 
ग्रहणकर बीस हजार प्रमाण कहा गया है । अवशेष टीका जिनसेनस्वामीकी है | 


आचाय॑ विद्यानन्द 


आचार्य विद्यानन्द ऐसे सारस्वत्त है, जिन्होने प्रभाण और दर्शनसम्बन्धी 
ग्रन्‍्थोंकी रचनाकर श्रुतपरम्पराको गतिशील बनाया है। इनके जीवनवृत्तके 
सम्बन्धमे प्रामाणिक इतिवृत्त ज्ञात नही है। 'राजावलीकथे'मे विद्यानन्दिका 
उल्लेख आत्ता है और संक्षिप्त जीवन-वृत्त भी उपलब्ध होता है, पर बे सार- 
स्वताचार्य विद्यानन्द नही हैं, परम्परा-पोषक विद्यानन्दि हैं । 


जोबन-व॒त्त 


आचाय॑ विद्यानन्दको रचनाओंके अवलोकनसे यह अवगत होता है कि ये 
दक्षिण भारतके कर्णाटक प्रान्तके निवासी थे। इसी प्रदेशनो इनकी साधना 
और कार्यभूमि होनेका सौभाग्य प्राप्त है। किवदन्तियोंके आधारपर यह माना 
जाता है कि इनका जन्म ब्राह्मण परिवारमें हुआ था। इस मान्यताकी सिद्धि 
इनके प्रखर पाण्डित्य और महती विद्वतासे भी होती है । इन्होंने कुमा रावस्थामें 


१. पष्ठिरेव सहल्राणि ग्रन्थानां परिमाणत: । इलोकेनानुष्टुभेनात्र निदिष्टान्यानुपूर्वश: ।। 
विभक्तिः प्रथमस्कन्घो द्वितीयः सक्रमोदयो । उपयोगरच शेषस्तु तृतीय: स्कन्ध इष्यते ॥ 
जयधवला प्रशस्ति ९१० | 

ऐ४८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ही वेक्षेषिक, न्याय, सीमांसा, वेदान्त आदि दर्शनोंका अध्ययन कर लिया था ॥ 
इन आस्तिक दर्दानोंके, अतिरिक्त ये दिद्नाग, धर्मकोति और प्रजश्ञाकर बमांदि 
बौद्ध दार्शनिकोंके मन्तव्योंसे भी यरिचित थे । शक संवत्‌ १३२० के एक अभि- 
लेखमें' वणित नन्दिसंघके मुनियोंकी नामावलिसें विद्यातन्दका नाम प्राप्त कर 
यह अनुमान सहजमें छगाया जा सकता है कि इन्होंने तन्दिसंघके किसी आचार्य- 
हे दीक्षा ग्रहण की होगी। जेन-वाइमयका आलोडन-बिलोडन कर इन्होंने अपूर्य 
पाण्डित्य प्राप्त किया। साथ हा मुनि-पद घारणकर तपद्चर्या द्वारा अपने 
चरितको भी निर्मल बनाया । 


इनके पाण्डित्यकी ख्यात्ति १० वीं, ११ वीं शत्तीमें ही हो चुकी थी। यही 
कारण है कि बादिराजने (ई० सन्‌ १०५५) अपने “पादवेनाथबरित” नामक 
काव्यमें इनका स्मरण करते हुए लिखा है-- 
ऋजुसत्र॑ स्फुरद्रत्न॑ विद्यानन्दस्य विस्मय: । 
शृण्वतामप्यलद्ारं दीप्तिरड्भेध रज़रुति" ॥ 
आदचयं है कि विद्यानन्दके तत्त्वाथंडलोकवातिक और अष्टसहस्री जेसे 
दीप्षिमान अलझद्धारोंको घुननेवालोंके भी अज़ोंमें दीप्ति आ जाती है, तो उन्हें 
धारण करनेवालोंकी बात ही क्या है ? 
इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि सारस्वताचार्य विद्यानन्दकी कौति ई० सन्‌ की 
१०वी शत्ताब्दिमें हो व्याप्त हो चुकी थी । उनके महनीय व्यक्तित्वका सभी पर 
प्रभाव था। दक्षिणसे उत्तर तक उनकी प्रखर न्यायप्रतिभासे सभी आशचर्य- 
चकित थे | 


समय-विचार 


आचार्य विद्यानन्दने अपनी किसी भी कृतिमें समयका निर्देश नहीं किया 
है। अतः इनके समयका निर्णय इनकी रचनाओंकी विषय-वस्तुके आधारपर ही 
सम्भव है। विद्यानन्द और इनकी क्ृतियोंपर पृव॑वर्ती ग्रन्थकार गृद्धपिच्छाचार्य॑, 
स्वामी समन्‍्तभद्र, श्रीदत्त, सिद्धसेन, पात्रस्वामी, भद्ठाकलदू, कुमारसेन, कुमार- 
नन्दि भट्टारकका प्रभाव स्पष्टतया लक्षित होता है। अतः विद्यानन्द इत आचायों 
के पदचात्वर्ती हैं। विद्यानन्दने 'तत्त्वाथंध्लोकवातिकमें श्रीदत्तके जल्प और 
वाद सम्बन्धी नियमोंका उल्लेख किया है | बादके दो भेद हैं--१. वीतरागवाद 
और २. आभिमानिकवाद | वीतरागवाद तत्त्ब-जिज्ञासुओंमें होता है। अत्तः 





१. जैनबिललेख संग्रह, प्रथम भाग, लेखाडु १०५, (२५४) । 
२. पाहवनाथवरित, ११२८ | 


श्रुत्धर और सारस्यताडार्थ : ३४९ 


. इसके दौ अंग हैं--वादी और प्रतिवादी | आभिमानिकवाद जिगीषुओंमें होता है 
और उसके वादो, प्रतिवादी, सभापति और प्राश्निक--ये चार अज्ज हैं। आभि- 
मानिकवादके भी दो भेद हैं--(१) तात्विकवाद और (२) प्रातिभवाद | अपने 
इस वादसम्बन्धी कथनकी पुष्टिके लिए श्रीदत्तके मतका उपस्थापन किया है। 
जल्पके भी तात्तविक और प्रतिभ ये दो भेद किये गये हैं। इस प्रकार विद्यानन्दने 
अपनेसे पूव॑वर्ती श्रीदत्त और उनके “जल्पनिर्णय' ग्रत्थका उल्लेख किया है। 

आचार्य जिनसेन द्वितीयने श्रीदत्तका स्मरण किया है और जिनसेनका 
समय ई० सन्‌ नौवीं शरताब्दि है। अतः श्रीदत्तका सयय इनसे पहले होना 
चाहिए। आचायय॑ पृज्यपादने अपने जैनेन्द्र व्याकरणके “गणे श्रोदत्तस्थ स्त्रियां'+ 
सूत्र द्वारा श्रीदत्तका उल्लेख किया है। यदि ये श्रीदत्त ही प्रस्तुत श्रीदत्त हों 
तो श्रीदत्तका समय पृज्यपादसे पूर्व अर्थात्‌ छठी शतताब्दिसे पूर्व आता है। अतः 
इस आधारसे विद्यानन्दका समय छठीं शताब्दिके बाद सिद्ध होता है । 

विद्यानन्दने 'तत्त्वार्थड्लोकवात्तिक में* सिद्धसेनके सन्मतिसृत्रके तीसरे 
काण्डगत “जो हेउवायपक्खम्मि” आदि ४५वीं गाथा उद्घृत की है। एक 
दूसरी जगह? “जावदिया वयणवहा तावदिया होंति णयवाया” ,आदि तीसरे 
काण्डकी ४७वयी गाथाका संस्कृत्तरूपान्तर दिया है। अतः विद्यानन्द सिद्धसेनके 
पदचादूवर्ती हैं, यह स्पष्ट है। पात्रस्वामी और भट्टाकलड्भूेके उद्धश्ण और 
नामोल्लेख भो इनके ग्रन्थोंमे मिलते हैं। अकलड्भूकी “अष्टशती' को तो अष्ट- 
सहस्रोमें आत्मसात्‌ ही कर लिया गया है। अतएवं इनका समय सातवीं शताब्दि- 
के पश्चात्‌ होना चाहिए। अकलडूके उत्तरवर्ती कुमारनन्दि भट्टारकके बाद- 
न्‍्यायका त्तत्त्वाथंइलोकवात्तिक', 'प्रमाणपरीक्षा' और 'पत्रपरीक्षा'मे नामोल्लेंख 
किया है, तथा वादन्यायसे कुछ कारिकाए' भो उद्धृत्त को हैं। अतः विद्यानन्द 
कुमारनन्दि भट्टारकके उत्तरवर्ती है। कुमारनन्दि अकलद्भु ओर विद्यानन्दक 
मध्यमें हुए हैं। अतः इनका समय आठवीं और नौवी शताब्दिका मध्यभाग 
होना चाहिए । 

विद्यानन्दका प्रभाव माणिक्यनन्दि, वादिराज, प्रभाचन्द्र, अभयदेव, 
देवसूरि आदि आचार्योपर है। माणिक्यनन्दिका समय विक्रमकी ११ थीं शती 
है और अकलंकदेगका समय विक्रमकी ८ वीं दती है। अत्तएग विद्यानन्दका 
समय माणिक्यनन्दि और अकलंकका मध्य अर्थात्‌ ९ वीं शत्ती होना चाहिए । 
१. जैमेन्द्रन्याकरण १।४॥३४ | 
२. तत्तवार्थश्लोकबातिक, पृ० ३। 
३. बही, पु० ११४, 


३५० : तीभकर महावीर और उत्की आचार्य-परम्परा 


, विद्यानस्दने अपने 'तत्त्वाथंइलोकवात्तिक' और अध्टसहली' में उद्योतकर 
वाक्यपदी यकार भतुहरि, कुमारिलभट्ट, प्रभाकर, प्रशस्तपाद, व्योमशिवाचार्थे, 
धर्मकीति, प्रशाकर, मण्डनमिश्र और 5 403 ४क 8 मतोंकी समीक्षों की है । 
है। इन द्ाशंतिक विद्वानोंका समय ई० सन्‌ ७८८ के पहले हो है | अतः 
विद्यानन्दके समयकी पूव्वेवर्ती सीमा ७८८ ई० है और उत्तर सीमा पराईवेनाथ- 
चरित और व्यायविनिश्वयविवरण (प्रशस्ति श्लोक २) में विद्यानन्दका 
उल्लेख रहनेसे ई० सन्‌ १०२५ है। इन दोनों समय-सीमाओंके बीच ही इनका 
स्थितिकाल है । 

आचाय॑ विद्यानन्दने “प्रशस्तपादभाष्य' पर लिखी गयी चार टीकाओंमेंसे 
व्योमशिवकी “व्योमवत्ती' टीकाके अतिरिक्त अन्य तीन टीकाओंमेंसे किसी भी 
टीकाकी समीक्षा नहीं की है। अतः स्पष्ट है कि श्रीधरकी न्यायकन्दली 
(ई० सन्‌ ९९१) और उदयनकी किरणावली (ई० सन्‌ ९८४) के पूर्वे विद्यानन्दका 
समय होना चाहिए । इस प्रकार इनकी उत्तर सीमा ई० सन्‌ १०२५ से हटकर 
ई० सन्‌ ९८४ हो जाती है। 
'अष्टसहल्ली' की अन्तिम प्रशस्तिमें बताया है कि कुमारसेतकी यृुक्तियोंके 
वध्धंनाथे ही यह रचना लिखी जा रही है। यथा-- 
वोरसेनाख्यमोक्षगे चारुगुणानध्यंरत्नसिन्धुगिरिसततम्‌ | 
सारतरात्मध्यानगे मारमदाम्भोदपवनगिरिगद्धरायितु ॥ 
कष्टसहल्नी सिद्धा साष्टसहस्रीयसमत्र में पुष्यात्‌। 
शब्वदभी ष्रसहस्री कुमा रसेनोक्तिवर्धमानार्था ॥ (नर्द्धा), 
इससे ध्वनित्त होता है कि कुमा रसेनने आप्तमीमांपर कोई विवृत्ति या विवरण 
लिखा होगा, जिसका स्पष्टीकरण विद्यानन्दने किया है। निदचयत: कुमारसेन 
इनके पूर्ववर्ती हैँ। कुमारसेनका समय ई० सन्‌ ७८३ के पृ माना गया है। 
जिनसेन प्रथमने अपने हरिवंद्पुराणमें कुमारसेनका उल्लेख किया है-- 
“आकूपार यज्ञों लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्जवलूम | 
गुरोः कुमारसेनस्थ विचरत्यजितात्मकम्‌" ॥ 
ओर जिनसेनने अपने हूरिवंशपुराणकी रचना ई० सन्‌ ७८रेमें की है। 
यहाँ यह विचारणीय है कि जितसेन प्रथमने कुमारसेनका तो स्मरण किया 
है, पर विद्यानन्दका नहीं । अत: इससे सिद्ध होता है कि हरिवंशपुराणकी 


१. मष्टसहस्नी, निर्णयसार प्रेस, बअम्वई, सन्‌ १९१५, अन्तिम प्रशस्ति पृ० २९५ | 
१. हरिबंशपुराण, भारतीय शानपीऊ संस्करण, हट पृ० ५।. 


आुतधर और सारस्ववॉचर्य: २५१ 


सचनाके समय तक विद्यानन्दकों ऐसी व्याति प्राप्त नहीं हुई थी, जिससे पुरा' 
कार उनका स्मरण करता । 

कतिपय विद्वानोंका अभिमत है कि विद्यानन्दका कायेक्षेत्र दक्षिणमें ग 
बंशका गंगवाड़ी प्रदेश है और विद्यानन्दकी स्थिति गंगनरेश शिवमार द्विर्त 
तथा राममल्ल सत्यवाबय प्रथम (ई० सन्‌ ८१०-८१६)के समयमें रही है 
विद्यानन्दने प्रायः अपनी समस्त कृतियोंकी रचना गंगनरेशोंके राज्यकाल 
की है। अतः सम्भव है कि पुन्ताटवंशी जिनसेनने इनका स्मरण न किया हो 

जैनन्यायके उद्भट विद्वान्‌ डॉ० पं० दरबारीलाल कोठियाने विद्यानन्द 
जीवन और समय पर विशेष विचार किया है। उन्होने निष्कर्ष निकालते ह 
लिखा है-- 

“विद्यानन्द गड़नरेश शिवमार द्वितीय (६० सन्‌ ८१०) और राचलल सर 
वाक्य प्रथम (ई० सन्‌ ८१६) के समकालीन हैं। और इन्होंने अपनी क्रृत्ति 
प्रायः इन्हीके राज्य-समयमे बनाई हैं, विद्यानन्दमहोदय और तत्त्वाथंइलोः 
वात्तिकको शिवमार द्वितीयके और आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा तथा युकत्यनुद 
सनालहकृति ये तीन कृतियाँ राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (ई० ८१६-८३०) 
राज्यकालमे बनी जान पड़ती है। अष्टसहस्ली, श्लोकवात्तिकके बादकी अं 
आप्तपरीक्षा आदिके पूर्वंकी रचना है-- करीब ई० ८१०-८१५ में रची गयी प्रती 
होती है। तथा पत्रपरीक्षा, श्रोपुरपाश्व॑नाथस्तोत्र और सत्यशासनपरीक्षा 
तोन रचनाएं ई० सन्‌ ८३०-८४० में रची ज्ञात होती है। इससे भी आचा 
विद्यानन्दका समय ई० सन्‌ ७७५-८४० ई० प्रमाणित होता है ।''* 

डॉ० कोठिया द्वारा निर्धारित समय भी उपयुंक्त समयके समकक्ष है। अतए 
आचार्य विद्यानन्दका समय ई० सन्‌ की नवम शत्ती है । 
रचनाएँ 

आचाय॑ विद्यानन्दकी रचनाओंको दो वर्गों मे विभकत किया जा सकत 
है--१ स्वतन्त्र ग्रन्थ और २ टीका ग्रन्थ । 
स्वतन्त्र ग्रन्थ 

इनको स्वतन्त्र रचनाएँ निम्नलिखित है-- 

१. आप्तपरीक्षा स्वोपज्नवृत्तिसहित्त 


१. श्रीपुरपादर्वनाथस्तोत्र, वीर सेवा मन्दिर सरसाका, सन्‌ १९४९ ई०, प्रस्तावन 
पु० १२। 
२. आप्तपरीक्षा, वीरसेवामन्दिर संस्करण; सन्‌ ९९४९, पृ० ५३। 





३५२: तीथंकर महाबोर और उतकी आचार्य-परम्परा 


२. प्रभाधपरोक्षा | 
३. पत्रपरीक्षां 

४. सत्यशासनपरीक्षा 

५. श्रीपुरपाएव॑नाथस्तोत्र 

६. विद्यानन्दमहोदय 


टीकाग्रत्थ 
१. अष्ट्सहसी 
२. तत्वार्थश्लोकवा त्तिक 
३. युवत्यनुशासनारलूड्भार 


१. आप्त-परीक्षा " स्वोपक्षवुत्तिसहित 


इस ग्रन्थमें १२४ कारिकाएँ, स्वोपज्ञ वृत्ति सहित निबद्ध हैं। इस भ्रन्थमें 
परमेध्ठीगुणस्तोत्रकी आवश्यकता प्रतिपादित करनेके पश्चात्‌ पर-अपर निः:श्रेयस्‌- 
का स्वरूप, बन्ध ओर बन्धकारणोंकी सिद्धि, उनके अभावकी सिद्धि, सहेतुक 
निजंराकी सिद्धि परमेष्ठीगत प्रसादका लक्षण, मंगलकी नियुक्ति और अथ्थ, 
शास्त्रा रम्भमें परमेष्ठीगुणस्तोत्रकी आवश्यकता एवं प्राभिमत आप्तोके निरा- 
करणकी साथंकता बतलूायी गयी है। 


ईदव र-परीक्षा प्रकरणमें ईदवरके मोक्षमार्गोपदेशको असम्भवत्ता, वेशेषिका- 
भिमत षटपदाये समीक्षा, द्रव्यलक्षणके योगसे एक द्रव्यपदाथंकी असिद्धि, द्वव्य- 
लक्षणत्वके योगसे दो द्रव्यलक्षणोंमें एकताकी असिद्धि, द्रव्यत्वके बोगसे एक 
द्रव्यपदार्थभी असिद्धि, गुणत्वादिके योगसे एक-एक गुणादि पदार्थोंकी असिद्धि, 
“इहेदम्‌ प्रत्यय' सामानन्‍्यसे भी द्रव्यादि पदार्थोंकी असिद्धि, संग्रहसे भी द्रव्यादि 
पदार्थोकी असिद्धि, द्वव्यत्वाभिसस्बन्धसे एक द्रब्यपदार्थ माननेका निरास, 
गुणत्वादि अभिसम्बन्धसे एक-एक गुणादिपदार्थ माननेका निरास, पृथ्वीत्वादि 
अभिसम्बन्धसे एक-एक पृथ्वी आदि द्रव्य माननेका निरास, संग्रहके त्तीन भेद 
ओर उनकी समीक्षा, ईश्वरके जगत कतृत्वकी समाछोचना, ईएवरके नित्य ज्ञान 
माननेमें दोष-प्रदशंन, ईद्वरके अनित्यज्ञानकी मोमांसा, अव्यापक ज्ञानमें दोष, 
ईव्व रके नित्य व्यापक ज्ञानमें दोष, समवायका स्वरूप और समीक्षा, समोग 
और समवायकी व्यथंता, सत्ता और समवायके एकत्वका खण्डन, सत्ताकों 


१. डॉ० दरबारीलाल कोठ़िया द्वारा सम्यादित और वीरसेवा मन्दिर द्वारा प्रकाशित, 
१९४९ ॥ 


जुतभर बोर सारस्वताजार्य : ३५३ 
श्र 


स्वत्तन्त पदार्थ न माननेमें दोष एवं ईश्वर-परोक्षाका उपसंहार आदि विषय 
बणित हैं । 

कपिल-परीक्षाके अन्तगंत कपिलके मोक्षमार्गोपदेशकत्वका तिरास, प्रधानके 
मुक्तामुक्तत्वकी कल्पना ओर उसको समीक्षा एवं प्रधानके मोक्षमार्गोपदेशकत्वका 
समालोचन आया है। 

सुगत-परीक्षामें सुगतके आप्तत्वका परीक्षण किया गया है। इस प्रकरणमें 
सुगतके मोक्षमार्गोपदेशकत्वका निराकरण, सोत्रान्तिकोंके मतको समीक्षा, 
यौगाचार--संवेदनाद्ेत ओर चित्राह्तका समालोचन विस्तारपुर्वक किया 
गया है | 

परमपुरुष-परीक्षाके अन्तगंत ब्रह्माद्ेत--प्रतिभाससामान्य-अद्वेतकी समीक्षा 
भायी है। 

अहंत्सवंज्ञसिद्धि-प्रकरणमें प्रमेयत्वहेतुसे सामान्यसवंज्ञकी सिद्धि की गयी 
है। सर्वज्ञाभाववादी भट्टके मतकों उपस्थितकर उसके मतका निराकरण किया 
गया है। बाधकाभावहेतुसे अहंन्तको सर्वज्ञ सिद्ध किया है और पुष्टिके लिए 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, आगम और अभाव प्रमाणके द्वारा स्वेज्षके 
बाधकत्वका निरास किया गया है। 

अहंत्‌-कमंभूभृतमेतृत्व-सिद्धिप्रसज्धमें सड्चित और आगामी कर्मोंके निरोध- 
का कारण संवर और निजंराको सिद्ध किया है। इस सन्दर्भमें नैयायिक, वेशे- 
षिक ओर सांख्य द्वारा अभिमत कमंके स्वूपका विवेचन कर उसकी पौदय- 
लिकता सिद्ध की गयी है । 

अहुन्तको मोक्षमार्गंका नेता सिद्ध करते हुए मोक्ष, आत्मा, संवर, निर्जरा 
आदिके स्वरूप और भेदोंका प्रत्तिपादन किया है। नास्तिक मतका प्रत्तिवाद 
कर मोक्षमागंका स्वरूप और उसके प्रणेताको सर्वेज्ञ सिद्ध किया गया है। यह 
ग्रन्थ निम्नलिखित प्रकरणोंमें विभक्त है-- 

१. परमेष्ठीगुणस्तोत्र 

२ परमेष्टीगुणस्तोत्रका प्रयोजन 

३. ईएवरपरीक्षा 

४. कपिलपरीक्षा 

५. सुगतपरीक्षा 

६. परमपुरुषपरीक्षा या ब्रह्माद्वेतपरीक्षा 

७. अहंत्सव॑ज्ञसिद्ध 


१५४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


२. प्रमाणपरीक्षा" 

प्रमाणपरीक्षामें प्रमाणका स्वरूप, प्रामाण्यकों उत्पत्ति एवं जप्ति, प्रमाणकी 
संख्या, विषय एवं उसके फल पर विचार किया गया है। आ रम्भमें 'सम्यग्शान॑ 
प्रमाण प्रमाणत्वान्यथानुपप्ते:। सन्निकर्षादिरशानभपि प्रभाणं स्वार्थप्रमितौ 
साधकतमत्वात्‌, इति नाशंकत्तीयं, तस्य स्वप्रमित्तो साधकततमत्वासंभवात्‌”' 
अर्थात्‌ सम्यरशञान प्रमाण है, क्योंकि प्रमाणत्वकी उपपत्ति अन्यथा नहीं हो सकती । 
सन्तिकर्षादि अज्ञानमय होनेके कारण प्रमाण नहीं हैं, और न वे अर्थंक्रियाके 
प्रति साधकतम ही हैं, जो स्वप्रमितिके प्रति साधकतम होता है, बही प्रमाण 
हो सकता है, अन्य नहीं । इस प्रकार ज्ञानको प्रमाण सिद्ध कर सन्निकर्ष, इन्द्रिय 
आदिका खण्डन किया है। प्रमाणके प्रसंगमें तादरूप्य, तदुत्पत्ति और तदाका रता- 
का भी निरसन किया गया है। विद्यानन्दने अपने समालोचनको पृष्ट बनानेके 
हेतु 'उक्तवन्च' कहकर अन्य व्यक्तियोंकी कारिकाएँ भी उद्धृत्त की हैं । 


इस सन्दभेमें सविकल्पक और निर्विकल्पक ज्ञानकी प्रामाणताका भी 
विचार किया गया है। सोगत अभ्यास, प्रकरण, बुद्धिपाटव आदिके कारण 
निरविकल्पकको प्रमाण मानता है। विद्यानन्दने इस सन्दर्भमें सोगतमतकी सुन्दर 
समीक्षा की है और स्वलक्षणका भी निरसन किया है। क्षणिकवादी बौद्ध स्थुरू- 
पदार्थोंका अस्तित्व स्वीकार न कर स्वलक्षण परमाणु पदार्थको ही शानका 
विषय मानता है। ब्रह्माद्वेतवाद और स्वलरक्षणवादकी समीक्षा कर स्वप्नज्ञानकी 
प्रामाणिकताका भी निरसन किया है। "नेक स्वस्मात्यजायते' को उद्धत करते 
हुए झञानके ज्ञानाल्तरवेद्यत्वका खण्डन किया है । 

कपिलमत-समीक्षा और तत्योपप्छवादका विचार-विमर्श करते हुए अनुमान 
ओर आगम प्रमाणको सिद्धि को गयी है| यहाँ उपमान और अर्थापत्तिका प्रत्य- 
भिज्ञान और अनुमानमें अन्तर्भाव दिखलाया गया है। 'प्रमेयद्वेविष्यात्‌ प्रमाणदवे- 
विध्यम' की समीक्षा करते हुए स्वार्थानुभान और परार्थानुमानकी सिद्धि की गयी 
है। प्रत्यक्षके सांव्यवहारिक और अभिन्द्रिय प्रत्यक्षका निरूपण करते हुए अवग्रह 





१. सनातन जैन प्रल्थमालछामें आप्तमीमांसके साथ प्रकाशित तथा डॉ० दरबारीझाऊ 
कोठिया द्वारा सम्पादित एवं वीर सेवामन्दिर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित, १९७३ | 
२. प्रभाणपरीक्षा, सनातन जैन प्रन्‍्यमाला संस्करण, पु० ५९१ । 


भूववर और सारस्वताचाय ; ३५५ 


ईहां, अवाय और घारणाका विचार किया गया है। 'साधनात्‌ साध्यविज्ञानम- 
'नुमानस्‌” का विचार करते हुए व्याप्ति, साध्य-साधनका स्वरूप निर्धारण किया 
गया है। हेतुके तैरूप्प और पाँचरूप्यकी समीक्षा करते हुए अस्यथानुपपन्नत्व- 
को ही हेतुका निर्दोष स्वरूप बताया है। पात्रकेसरीके त्रिलक्षणकदर्थनका उद्धरण 
देते हुए लिखा है-- 
अन्यथाजुपपन्‍लत्वं यत्र तत्न अयेण कि। 
तान्‍्यथानुपपन्‍तनत्वं यत्र तत्र अयेण कि ॥ 


इसोके अनुक रणपर विद्यानन्दने पाँवरूप्यके खण्डनके लिए निम्न कारिका 
रती है-- 
अन्यथानुपपन्लत्वं रूपे: कि पंचभि: कृतं । 
नान्यथानुपपन्‍नत्वं रूपे: कि पंचमिः कृत * ॥ 
पदार्थके स्वरूपका विवेचन करते हुए उत्पाद, व्यय और ध्रौव्ययुक्त पदार्थकी 
स्थिति स्वीकार की है। प्रमाणके फलका विवेचन करते हुएउसे प्रमाणसे कथज्चित्‌ 
भिन्न और कथश्चित्‌ अभिन्न बताया है । अन्तमें ग्रन्थका सार और उसका उप- 
योग बताते हुए लिखा है-- 
इति प्रमाणस्य परीक्ष्य लक्षणं विशेषसंख्याविषयं फर्ल तत्त: । 
प्रबुध्य तत्त्व दृढशुद्धदृष्टयः प्रयान्तु विद्याफलमिष्टमुच्चके: ॥ 


३. पत्रपरोक्षा? 


इस लघुकाय ग्रन्थमें विभिन्न द्शनोंकी अपेक्षा 'पत्र' के लक्षणोंकों उद्धत 
कर जैन दृष्टिकोणसे 'पत्र” का लक्षण दिया गया है तथा प्रतिज्ञा और हेतु इन 
दो अवयवोंको ही अनुमानका अंग बताया है| प्रतिपाधशाशयानु रोधसे दशाव- 
यवोंका भी समर्थन किया है। पर ये दश अवयव न्यायदर्शनप्रसिद्ध दशावयवोंसे 
भिन्‍न हैं। पत्रका क्षण बताते हुए लिखा है--“पुनः प्रसिद्धावयवत्त्वादि- 
विशेषणविशिष्ट वाक्य पत्र नाम, तस्य श्रुतिपयसमधिगम्यपदसमुदायविशेषरूप- 
त्वात्‌, पत्रस्य तद्िपरोत्ताका र॒त्वात्‌। न च यद्यतो धन्यत्तत्तेन व्यपदिष्यतेईति प्रसंगात्‌। 


नीलादयोपि हि कंबलादिश्योड्न्ये न'ते नीलादिव्यपदेशहेतव:, तेषां तद॒व्यपदेशहेतु- 
तया प्रतीयमानत्वातू, किरोटादीनां पुरुषे तद्िव्यपदेशहेतुत्ववत्त, तद्ोगात्तन्र मत्व- 


१. प्रमाणपरीक्षा, सनातन भ्रन्थमाला संस्करण, पृ० ७२ । 
२. वही, पु० ८०। 


३, आप्तपरीक्षाके साथ सनातन जैन ग्रन्धमाला द्वारा सन्‌ १९१३ में प्रकाशित ; 


३५६ ; तोथंकर महावीर और उनकी आजार्य-परम्परा 


धीयविधानात्‌ । नीलादय: संति येषां ते नौछादय: कंबलादव इति गुणवचनेभ्यो 
भत्वर्थीयस्याभावप्रसिद्धेरिति चेतू, उपचरितोपचा रांदिति क्रम: /” इस प्रकार 
पत्रका लक्षण लिखकर अन्य मतमतान्‍्तरोंकी विस्तारपुर्वेक समीक्षा की ग्रयो 
है। वाद-विवादके लिए प्रतिज्ञा और हेतु इन दो अवयबोंको ही अनुमानके 
अवयव माने गये हैं। नैयायिक, वेशेषिक, सीमांसक, कंपिरू, सुगतं आदिके 
मतोंकी समीक्षा करते हुए स्फोटवादका भी निरसन किया है। बीच-बीचमें 
प्राचीन आचारयोंके इछोकोंको उद्धृत किया गया है। इस प्रकार इस छघुकाय 
ग्रन्थमें वाद-विषयक चर्चाका समावेश किया है। 


४. संत्यशासनपरोक्षा" 


सत्यशासनपरोक्षाकी महत्ताके सम्बन्धमें पंडित महेन्द्रकुमारजी न्याया- 
चार्यने लिखा है--तकंग्रन्थोंके अभ्यासी विद्यानन्दके अतुल पाण्डित्य, तलस्पर्क्ी 
विवेचन, सूक्ष्मता तथा गहराईके साथ किये जानेवाले पदार्थोके स्पष्टोकरण 
एवं प्रसन्‍न भाषामें गूँथे गये युक्तिजालसे परिचित होंगे। उनके प्रमाणपरीक्षा, 
पत्रपरीक्षा और आप्तपरीक्षा प्रकरण अपने-अपने विषयके बेजोड़ निबन्ध हैं । 
ये ही निबन्ध तथा विद्यानन्दके अन्य ग्रन्थ आगे बने हुए समस्त दिगम्बर, रवे- 
ताम्बर न्यायग्रन्थोंके आधारभत हैं । इनके ही विचार तथा शब्द उत्तरकालोन 
दिगम्बर, श्वेत्ताम्बर न्यायग्रन्थोंपर अपनी अमिट छाप लगाये हुए हैं। यदि 
जैन न्‍्यायके कोषागा रसे विद्यानन्दके ग्रन्थोंको अलग कर दिया जाय, तो वह 
एकदम निष्प्रभ-सा हो जायगा। उनको यह सत्यक्षासनपरीक्षा ऐसा एक 
तेजोमय रत्न हैं, जिससे जेच न्यायका आकाश दमदमा उठेगा । यद्यपि इसमें 
आये हुए पदार्थ फुटकर रूपसे उनके अष्टसहस्री आदि ग्रन्धोंमें खोजे जा सकते 
है, पर इतना सुन्दर और व्यवस्थित तथा अनेक नये प्रमेयोंका सुरुचिपूर्ण 
सकलतन, जिसे स्वयं विद्यानन्दने ही किया है, अन्यत्र मिछतना असम्भव है ।” 

इस ग्रन्थमें निम्नलिखित शासनोंकी परीक्षा की गयी है-- 

१. पुरुषादत-शासन-परीक्षा । 

२. शब्दाद्वेत-शासन-परोक्षा । 

३, विज्ञानाहेत-शासन-परीक्षा । 

४. चित्राह्नत-शासन-परीक्षा । 





१. भारतीय ज्ञानपीठ काक्षी हारा डॉ ० मोकुलचन्द्र जैनके सम्पादकत्त्वमें सन्‌ १९६४ ई० 
में प्रकाशित । 
२, अनेकान्त, वर्ष ६, किरण ११ । 





ख्ुतवर और सारस्तताचार्य : ३५७ 


५. चार्वाक-क्षासन-परीक्षा | 

६. बोठ-शासन-परीक्षा । 

७. सेश्व रसांख्य-शासन-परीक्षा । 
८, निरीक्वरसांख्य-शासन-परीक्षा । 
९. नैयायथिक-शासन-परीक्षा । 

१०. वेशेषिक-शासन-परीक्षा । 

११. भाट्-शासन-परीक्षा । 

१२. प्रभाकर-शासन-परीक्षा । 

१३. तत्वोपप्लव-शासन-परीक्षा । 
१४. अनेकान्त-शासन-परीक्षा | 


उपयुंक्त शासनोंको दो श्रेणियोमें विभक्त किया गया है--(१) अद्व तवादी 
था अमेदवादो और (२) द्वतवादों या भेदवादो | अद्वेतवादा सिद्धान्तोंमें एक 
तत्तवको प्रमुखता है ओर ससारके समस्त पदार्थ उस तत्त्वके ही रूपान्तर हैं । 
दतवादो वे सम्प्रदाय हैं जा एक से अधिक तत्व मानते हैं। नैयाथिक, बेशेषिक 
चार्वाक और बुद्ध आदि दर्शन एकाधिक तत्त्वोंको महत्त्व देनेके कारण द्वेत्त- 
वादी कहे जाते हैं । 


पुरुषाद्व तकी परीक्षा करते समय अनुमान द्वारा पृव॑पक्ष स्थापित किया 
है--ब्रह्म एक है, अद्वितोय है, अखण्ड ज्ञानानन्दमय है, सम्पूर्ण अवस्थाओंको व्याप्त 
करनेवाला है, प्रत्तिभासमात्र होनेसे | यतः एक ही ब्रह्म अनेक पदार्थोंमे जलमें 
चन्द्रमाकी तरह भिन्न-भिन्न प्रकारसते दिखलाई देता है, इसी प्रकार पुथ्वी 
भादि ब्रह्मविवतं है, भिन्‍न तत्त्व नहीं। अतएवं चराचर ससारको उत्पत्ति 
ब्रद्मसे होतो है। इस प्रकार पृवंपथकी स्थापना कर उत्तरमें बताया है कि ब्रह्मा- 
द्वेत प्रत्यक्षविरुद्ध है। प्रत्यक्षसे बाह्य अर्थ परस्परभिन्‍्त और सत्य दिखलायी 
पड़ते हैं, अतएव ब्रह्माद्देत नही बन सकता। इस तरह प्रतिभासमाज्रहेतुमें 
अनेक दोषोंका उद्धावन कर पुरुषाद्देतकी समीक्षा की गयी है । 

शब्दाद्वतमें भी ब्रह्माहेतके समान दोष आते हैं। विज्ञानाह्वेतकी परीक्षाके 
प्रसंगमें पूवंपथकी सिद्धिके लिए अनुमान उपस्थित करते हुए छिखा है कि 
सम्पूर्ण ग्राह्म-प्राहकाकार ज्ञान भ्रान्त है। जिस प्रकार स्वप्त और इन्द्रभाल 
आदि ज्ञान आन्‍्त होते हैं, उसी प्रकार ग्राह्म-प्राहकाकार आदि प्रत्यक्ष भी 
भ्रान्त हैं। भ्रान्त प्रत्यक्ष आदिके द्वारा जाने गये बाह्य अं वास्तविक नहीं 
हैं, अन्यथा स्वप्नप्रत्यक्षको भी वास्तविक मानना होगा | इस तरह बाह्य अर्थ 
असम्भव है, स्वसंवित्ति ही खण्डश: प्रतिभास्चित होती हुई समस्त वेशद्य-वेदक 


३५८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचजार्य-परम्परा 


६2५ नई करती है। अतः पुथ्णी, जल, अग्नि आदि. पदा् जाने शित्त 


उत्तर पक्षमें पुर्ववत्‌ असिद्ध, विरुद्ध आदि दोषोंकी उद्धावना की सयी है| 
अनुमानसे संवित्तिका वेद-वेदकभाव मानने पर बाह्य अथंमें भी उसीसे वेश 
वेदकभाव मान लेना चाहिए, क्‍योंकि दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। “सन्त 
बहिरर्था: साधचदुषणप्रयोगात्‌” द्वारा बाह्य पदार्थ सिद्ध किये गये हैं। इसी 
प्रकार चित्राहतकी परीक्षा भी की है। 
वार्वाक, बौद्धशासन, सांख्यपरीक्षा, वेशेषिकशासनपरीक्षा, नैयायिकश्ासल- 
परीक्षा, मोमांसकपरीक्षा और भाट्ट-प्रमाकरशासनपरीक्षा भी तकंपूर्यक 
लिखी गयी है। 
दूस ग्रन्थ पर तस्तवाथंसूत्रका प्रभाव भो दिखलायो पड़ता है। विद्यानन्दने 
अपनेसे पव॑वर्सी आचार्योंका प्रभाव भ्रहण किया है बीच-बीचमें अनेक ग्रन्थों- 
के उद्धरण भी आये हैं । 
५. विद्यानन्दमहोदय 
आचाय॑ विद्यानल्दकी यह सबसे पहली रचना है ) इसके पश्चात्‌ हो 
उन्होंने तत्त्वा्थशकोकवात्तिक और अष्टसहल्लो आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंको 
रचना को है। यह ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हैं, पर उसका नामोल्लेख इलोक- 
वात्तिक आदि प्रन्थोंमें मिलता है। देवसूरिने तो अपने स्यादवादरत्नाकरमें 
इसको एक पक्ति भी उद्धत की है--“महोदये च 'कालान्तराविस्मरणकारण हिं 
धारणाभिधान ज्ञान संस्कार: प्रतीयते' इति बदन (विद्यानन्द:) संस्का रधा रणयो रं- 
काथ्यंमचकथत्‌*” । इस ग्रन्थका नाम विद्यालन्दमहोदय और संक्षिप्त महो- 
दय है । 
६. भपुर-पाइ्व नाथ-स्तो त्र 
श्रीपुर या अन्तरिक्षके पाद्व॑नाथकी स्तुततिमें तीस पद्य लिखे गये हैं। इस 
स्तोत्रमें दर्शत और काव्यका गंगा-यमुनी संगम है। रूपक अलंकारकी योजना 
करते हुए आराध्यको भक्तिको प्रशंसा की गयी है । कवि कहता है-- 
शरण्यं नाथाहहुँंन्‌ भव भव भवारण्य-विगति- 
च्युतानामस्माक॑मिरवकर-कारुण्य-निलूय । 
यत्तोध्गण्यात्पुण्याच्चिरतरमपेक्ष्यं तव पद 
परिप्राप्ता भक्त्या वयमचलू-रूप््मीगृहमिदम्‌' ।। 


१, स्थादवादरत्नाक्र, पु० ३४९ । 
२. ओ्रीपुरपारवंनाथ-स्तोज, पद्म २९, वीरसेवामन्दिर-संस्करण । 


आुतचर ओर सारस्वताचार्य : २५६ 


, है नाथ ! महँन्‌ ! आप संसाररूपी वनमें भटकनेवाले हम संसारियोंके छिए 
घरण हैं। आप हमें अपना आश्रय प्रदान कर संसार-परिभ्रमणसे मुक्त करें; 
यतः आप पूर्णतया करुणानिधान हैं। हम चिरकालसे आपके पदों--चरणोंकी 
क्षपेक्षा कर रहे हैं। आज बड़े पुण्योदयसे मोक्षल॒क्ष्मीके स्थानभूत आपके चरणों- 
की भक्त प्राप्त हुई | 

इस पद्ममें भवारण्य, कारुष्यनिलय और लक्ष्मीगृह पदोंमें रूपक है | कंविने 
भक्तिकी निष्ठा दिखलाते हुए अन्य दाशंनिकों द्वारा अभिमत आप्तका निरसन 
किया है। भांषाका प्रवाह और बेलीकी उदात्तता सहृदय पाठकके मनको सहज 
ही अपनी ओर आकृष्ट करती है। 


त्वदन्येध्ध्यक्षादि - प्रत्तिहत - वचो - युक्ति - विषया 
विलुप्ताभा लोक-व्यपलपन - सम्बन्ध - मनसः । 
भजन्ते ना5पप्तत्वं त्तदिह विदित्ता वञ्चन - कृत्ति: 
विसवादस्तेषां प्रभवत्ति तदर्थापरिगते: * ॥ 
इच्छा वा नियतेतरा न लभते सम्बन्धमीशेन तत्‌ 
करमंप्राभवततः सुखादिविभव: परयप्तिमेतेन हि। 
भेत्ता कमंमहीभृतां सकलविन्नानादिसिद्धस्तत्तो 
यत्का रणाद-हताक्षपादगदितं तत्स्यात्कथ श्रेयसे * ॥ 
प्रथम पद्यमें आप्तकी समीक्षा करते हुए कपिलादिकको अनाप्त बताया गया 
है, क्योंकि वे प्रत्यक्षादिविरुद्ध अर्थंका प्रत्तिपादन करनेवाले है । प्रामाणिकता 
रूप सच्ची ज्योतिसे शन्य हैं और लछोगोको गुमराह करनेवाले हैं | चूंकि 
लोकमें उनकी वञ्चना प्रसिद्ध है तथा पदार्थोका यथाथे ज्ञान न होनेसे उनके 
विसम्बाद भी स्पष्ट है, अतएवं वे आप्तताको प्राप्त नहीं होते । छित्तीय पद्ममें 
नेयायिक और वेशेषिको द्वारा अभिमत ई्वरेच्छाको जगतके कारणका खण्डन 
किया है । संसारके समस्त पदार्थोका निर्माण ईइवरकी इच्छासे सम्भव नहीं 
है | यह इच्छा नियत्त--नित्य है अथवा अनियत--अनित्य | यदि नित्य है, तो 
एकस्वभाव ईश्वरकी तरह, वह भी एक स्वभाववाली हो जायगी और संसारके 
सभी कार्य एक समान होने लगेंगे। यदि अनित्य है, तो संसारके कायें हो 
उत्पन्न नहीं हो पायेगे। अतएवं सुख-दुःखादि ईब्वरेच्छाजन्य नहीं, अपितु 
कमंजन्य हैं। कोई भी परमात्मा अनादिसिद्ध स्वेज्ञ नहीं होता। वह कम- 


१. श्रीपुर-पाएवंनाथ-स्तोन्न, पद्य १६ । 
२. यही, पद्य २० । 


३६० : तीबंकर महावीर और उनकी आजार्य-परम्परा 


सभूहको वाझ करके ही सर्वज्ञपद प्राप्त करता है। ऐसो अवस्थामें लैयायिक 
और वेशेषिकों द्वारा, जो अनादिसिद्ध सर्वज्ष माना गया है, उससे जगत-कतुत्व 
सिद्ध नहीं हो सकता। 
इस स्तोत्रमें सर्वक्षसिद्धि, अनेकास्तसिद्धि, भावाभवात्मक वस्तुनिरूषण, सप्त- 
भंगीनय, सुनय, निक्षेप, जीवादिपदार्थे, मोक्षमार्ग, वेदकी अपौरुषेयताका निरा- 
करण, ईए्वरके जगतृकतुत्वका खण्डन, स्ंधा क्षणिकत्व ओर नित्यत्व मीमांसा 
कपिलाभिमत पच्चीस तत्त्व समीक्षा, अ्रह्मादत-मीमांसा, चार्वाक-समीक्षा आदि 
दाशंनिक विषयोंका समावेश किया गया है। भगवान्‌ पाश्वंनाथको राग-देषका 
विजेता सिद्ध करते हुए, उनकी दिव्यवाणीका जयघोष किया है-- 
विदधदरतिशयममित-सत्ति-मुनिनाथ-मान्यमनन्यभाझ 
नमित-सु र-रवि-भुबन-परगुरु-तीथंकृत्व-सनामयत्‌ । 
उदय-पथ-गत - तदनु - विसृति रशेष-तत्त्व-विभासिनी 
जयति जिन जिन विजित-मनसिज भारती तव भासुरा" ॥ 
इस प्रकार विद्यानन्दने इस दाशंनिक ग्रन्थमें भी काव्यत्वका निर्वाह किया है। 


७. तत्त्वाथंइलोकवातिक-े 

टीकाग्रन्थोंमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्वाथंइ्लोकवात्तिक है। यह 
ग्रन्थ आवाय॑ गृद्धपिच्छके सुप्रसिद्ध तत्त्वाथ्थंसृ त्रपर कुमारिलके मीमांसाइलोक- 
वातिक और धममंकीतिके प्रमाणवातिककी तरह पद्चात्मक शेलोमें लिखा गया 
है। साथ ही पद्मवार्तिकों पर उन्होंने स्वयं भाष्य अथवा गद्यमें व्याब्यान भी 
लिखा हैं। यह जेनदर्शनके प्रमाणभूत ग्रन्थोंमें प्रथमकोटिका ग्रन्थ है। विद्या- 
नन्‍्दने इसकी रचना करके कुमारिल , धर्मकीति जैसे प्रसिद्ध ताकिकोंके जेनदर्शन 
पर किये गये आशक्षेपोंका उत्तर दिया है। इस ग्रन्थकी समता करनेवाला जैन- 
दर्शनमें तो क्या अन्य किसी भी दशशनमे एक भी ग्रल्थ नही है । 

इस ग्रन्थमें आगमके मूल आप्तकी सिद्धि कर पराभिमत आप्तका खण्डन 
किया गया है। विषयका बर्गीकरण तस्वाथंसूत्रके समान ही दश अध्यायोंमें 
है। चार्वाक आत्माका अस्तित्व न मानकर भूतचतुष्टयका अस्तित्व स्वीकार 
करता है। अतः विद्यानन्दने चार्वाकका सण्डन कर आत्मत्तत्वको सिद्धि को है। 
यत: सम्यग्दहांन, सम्यग्ज्ञान और सम्मक्चारित्रकी उत्पत्तिका स्थान आत्मा ही 


१. श्रीपुरवा० पद्म २७। 
२. तत्वार्थश्लोकवात्तिक, सम्पादक पंडित मनोहरलझाऊ शास्त्री, प्रकाशक गांधी साथा- 
रंग जैन ग्रन्थमोझा, पोस्ट माण्डवी बम्बई, सन्‌ १९१८३) 


अतघर ओर सारस्वताचार्य : ३६१ 


. है। आत्माके सदभावमें ही मोक्ष और मोक्षके कारणीभूत तत्त्वोंकी सिद्धि. 
सम्भव है । 
प्रथम अध्यायमें मोक्षमा्गके निरूपणके साथ-साथ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्यंयज्ञान और केवलज्ञानका विस्तारपुवंक निरूपण किया 
गया है। बताया है-- 
ज्ञानमेव स्थिरीभूत॑ समाधिरिति चेन्मतम्‌ । 
तस्यप्रधानधमंत्वे निवृत्तिस्तत्क्षयाद्दि ॥ 
तदा सोषि कुतो ज्ञानादुक्तदोषानुषंगतः 
समाध्यंत्तरतइ्चेन्न तुल्यपयंनुयोगत:" ॥ 
स्पष्ट है कि आचाय॑ विद्यानन्दने त्त्त्वाथेसूत्रके प्रमेयोंका अत्यन्त सूक्ष्म 
और विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थमें किया है। प्रथम सृत्रके वात्तिकोंमें मोक्षोपायके 
सम्बन्धमें अत्यन्त गवेषणाके साथ विचार किया है। जीवका अन्तिम ध्येय 
मोक्ष है। बन्धनबद्ध आत्माको मुक्तिके अतिरिक्त और क्‍या चाहिए? अत्तः 
म॒क्तिके साधनभूत रत्नत्रयमार्गका सुन्दर और गहन विवेचन किया है। 
अनन्तर सम्यग्दर्शनका स्वरूप, भेद, अधिगमोपाय, तत्त्वोंका स्वरूप और भेद, 
एवं सत्‌-संख्या-क्षेत्रादि तत्त्वज्ञानके साधनों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 
पश्चात्‌ सम्यग्शानका स्वरूप, सम्यग्ज्ञानके भेद, मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान, अवधि- 
ज्ञान, मन:पर्यायज्ञान और केवलज्ञानके विषय, क्षेत्र, स्वामी आदिका निर्देश 
किया है। इस सन्दर्भभे सवेज्ञसिद्धिका भी प्रकरण आया है, जिसमें मीमांसक द्वारा 
उठाई गयी शकाओंका समाधान भी किया है | 
श्रुतज्ञान बाह्य अर्थो को किस प्रकार विषय करता है, इस आशंकाका उत्तर 
देते हुए आचाय॑ विद्यानन्दने लिखा है-- 
श्रुतेनार्थ परिच्छिद्य वत्तमानो न बाध्यते । 
अक्षज्ेनेव तत्तस्थ बाह्मार्थालंबना स्थित्ति: ॥ 
सामान्यमेव श्रुतं प्रकाशयत्ति विशेषमेव परस्परनिरपेक्षमुभयमेवेति वा- 
शंकामपाकरोति । 
अनेकान्तात्मक वस्तु संप्रकाशयत्ति श्रृतत । 
सद्बोधत्वाद्यथाक्षोत्यवोध इत्युपपत्तिमत्‌ ॥ 
नयेन व्यभिचारक्चेन्न तस्य गुणभावत:। 
स्वगोचराधथंघर्माण्यधर्म्माथ॑प्रकाशनात्‌ ॥ 


्‌ तस्वार्थशलोकवातिक, प्रथम अध्याय, एइलोक ५१-५२, पृ० १७। 


३६२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधार्य-ब्रम्परा 


श्रुतस्यावस्तुवेदिस्व. परप्रत्यायन कूल । ०» 
. संबतेश्वेंद वुयेवेषा परमाथेत्य भिदिचते:॥ ' 

लनु स्वत एवं परमार्थव्यवस्थिते: कुतंश्चिदविद्याप्रक्षयात्न पुन: अुतविक- 
ल्पात्‌। तदुक्त “शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदे रविद्यवोषवर्ण्यते । अनागमविकल्पा हि स्वयं 
विद्योपवत्तंत'”” इति, तदयुकतं, परेष्टतस्वस्याप्रत्यक्ष विषयत्वासद्विपरीतस्थाने- 
कान्तात्मनो बस्तुन: सर्जदा परस्याप्यवभासनात्‌ । छिजुस्य त्वस्थाज़ीकरणी- 
यत्वात्‌" । 

अर्थात्‌ श्रुतज्ञान द्वारा अथेंको परिच्छिति कर प्रवृत्ति करनेबाला पुरुष अर्थ- 
क्रिया करनेमें उसी प्रकार बाधा नहीं प्राप्त करता है, जिस प्रकार इन्द्रियजन्य 
मतिज्ञान द्वारा अर्थंको अवग्रह कर प्रवृत्ति करने वाला पुरुष बाधाको प्राप्त नहीं 
करता है। श्रुतज्ञान सामान्यका प्रकाशन करता है, विशेषका प्रकाहन करता 
है या निरपेक्ष दोनोंका प्रकाशन करता है? इस शंकाका उत्तर देते हुए आचाये 
विद्यानन्दने बताया है--सामान्यविशेषात्मक अनेकास्तरूप वस्तुको श्रुतज्ञान 
अवगत करता है । जिस प्रकार इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ सांच्यवहारिक प्रत्यक्षज्ञान 
अनेकान्तात्मक अर्थका प्रकाशन करता है, उसी प्रकार श्रुतज्ञान साम्रान्य- 
विशेषात्मक वस्तुको प्रकाशित करनेमें समर्थ रहता है ।अत्त: “अनेकान्तात्मक वस्तु 
श्रुतं॑ प्रकाशयत्ति, सदुबोधत्वात्‌ृ” यह अनुमान समीचीन है। इसका नयके 
साथ भी दोष नही है, क्योंकि नयज्ञान मुख्यरूपसे एक धर्मको जानता है, पर 
गौणरूपसे वस्तुके अन्य धर्मो का भी वह ज्ञाता है। अत्त: श्रुतशानका तयज्ञानके 
साथ दोष नहीं आता । 


यदि श्रुतज्ञानको वस्तुभूत पदार्थका ज्ञापक नहीं माना जाय, तो प्रतिवादी 
या शिष्योंको स्वकोय तस्वोंका ज्ञान किस प्रकार कराया जा सकेगा। अतएव 
श्रुतज्ञान द्वारा ज्ञात वस्तु प्रमाणभूत है। इस प्रकार विद्यानन्दने तत्त्वार्थश्लोक- 
वात्तिकमें प्रमेयोका विस्तारपूर्णगक वर्णत किया है। 


८. अष्टसहख[ 


जैन न्‍्यायका यह अत्यन्त महनींय ग्रन्थ है। इस एक ग्रन्थके अध्ययन कर. 
लेनेपर अन्य ग्रन्थ पढ़नेकी आवश्यकता नहीं। विश्यानन्दने स्वयं ही यह- 
प्रकट किया है-- 





१. तर्वा्ंदछोकवात्तिक, गांधी नाथारंग जैन पग्रन्थमाला, प्रथम अध्याय, सूत्र २६ 
इलोक १५-१८ तथा गद्यांद, पृ० २४९ । | 


' आुतधर और सारस्वताचार्य : ३६३ 


श्रौतव्याष्टतहस्ती श्रुतैः किमन्ये: सहल्संख्याने: । 5 
विज्ञायेत ययेव हि. स्वसमय-परसमयसझ्भाव:ः ॥। 
अर्थात्‌ हजार शास्त्रोंको सुननेसे क्या, केवल अष्टसहस्लीको सुन लेनेसे, स्व- 
सिद्धान्त और परसिद्धान्तोंका ज्ञान हो जायगा । 


यह समस्तभद्रविरचित आप्तमीमांसा अपरनाम देवागमस्तोत्रपर लिखा 
गया विस्तृत एवं महत्त्वपृर्ण भाष्य है। विद्यानन्दने बड़ी हो कुशलताके साथ 
अकलंकदेव द्वारा रचित अष्टशतीको अष्टसहख्रोमें अन्तःप्रविष्ट कर लिया है। 
यह न्यायको प्राञजल भाषा में रचा गया दुरूहू ओर जटिल ग्रन्थ है। स्वयं विद्या- 
ननन्‍्दने हसे कष्टसहुलो कहा है । उन्होंने लिखा है-- 
कष्टसहस्री सिद्धा साष्टसहस्रीयमन्न मे पुष्यात्‌' * 


इस ग्रन्थमें एकादश नियोग, विधि और भावनावाद और उनका निरसन, 
चार्वाकमत, तत्त्वोपप्लववाद, संवेदनाद्वेत, चित्राह्वेत्त, ब्रह्माह्नत, सर्वज्ञाभाव, 
अनुमानद्वारा सर्वज्सिद्धि, अहंद्सवंज्ञसिद्धि आदि अनेक विषयोंका समावेश किया 
गया है। यह ग्रन्थ दश परिच्छेदोंमें विभक्त है | प्रथमपरिच्छेद सबसे बड़ा है और 
आधा ग्रन्थ इसीमें समाप्त है । 


प्रथमपरिच्छेदमे अनुमान द्वारा सर्वक्षको सिद्धिके पश्चात्‌ माव, अभाव, 
भावाभवरूप, तत्त्वका निराकरण कर अनेकान्तात्मक वबस्तुको सिद्धि को 
गयी है। इस सन्दर्भभे भावापक्तववादी बौद्धओर अत्यन्ता भावप्रागृभाव 
ओर प्रध्वंसाभाव अस्वीकार करनेवाले साख्य मतमें दृूषण दिया गया 
है। चस्तुत: इस अध्यायमें नेयायिक, साख्य, वेदान्त, बौद्ध, मीमांसक 
आदि दर्शनोंका वस्तुतत्त्वके सम्बन्धभे विचार किया गया है। द्वितीय परि- 
चेदमें द्ेत, अद्वेत, द्वेताद्ेत आदिका विचार किया है। तृत्तीयपरिच्छेदमें 
क्षणिकवादमे दोषोंका प्रतिपादन कर कार्यंकरिणादि समन्वित कथअ्चत्क्षणिक 
वस्तुको सिद्धि को गयी है। प्रागभावको सबंथा अभाव न मासकर कथड्चित्‌ 
सदभावरूप सिद्ध किया गया है । वेशेषिक और नेयायिकाभिमत अवयव-अवयबी 
का विचार किया गया है। चतु्थमें वेशेषिकाभिमत भेदैकान्तका खण्डन कर 
कथंचित्‌ भेदा भेदात्मक वस्तुकी सिद्धि की है। पंचम परिच्छेदमें बौद्धकी अपेक्षासे 
सर्वथा अनापेक्षिक वस्तुका निरसन किया है । पष्ठ परिच्छेदमें वस्तुकी सिद्धिके 
लिए प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीनों प्रमाणोंकी सिद्धि की गयी है । बेद- 


१. अष्टसहस्नो, पृ० १५७। 
२. अष्टसहल्रो, अन्तिम प्रदास्ति, पृ० २९५। 





३६४ : तोथकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रसाष्यवादकी समीक्षा भो विह्सारपूर्वक इसी परिच्छेदमें प्रतिपांदित हैं। सप्तम 
परिच्छेदमें बौद्धाभिमत ज्ानेकान्तका निरसन किया गया है। उपेय और उपाय 
तस्वकी चर्चा भी इसी परिच्छेदमें आयी है| अष्टम परिच्छेदमें देवपुरुषार्थबाद- 
को समीक्षा है। नवममें पृण्य-पापकी समीक्षा की गयी है। दशममें सांख्य, 
नेयायिक और बौद्धमतानुसार बन्ध, मोक्ष और उनके कारणोंकी चर्चा आयी 
है। वाक्य और नयका लक्षण भी इसी परिच्छेदमें वरणित है । 


९५. युकत्यनुशासनालऊकूएर 

स्वामी समन्‍्तभद्रके ६४ कारिकात्मक दार्शनिक 'युक्त्मनुशासनस्तोत्र' पर 
विद्यानन्दने मध्यम परिमाणको यह “युक्‍त्यनुशासनालद्भुर' टीका लिखी हैं। 
टीला सरल एवं विशद है । 

वस्तुत' समन्तभद्गने मूल कारिकाओं में जिन प्रमेयोंकी स्थापना की है, उन- 
पर विस्तारपूर्वक इसमें विचार किया है । अद्वेतवाद, ढ तवाद, शाहवतवाद, 
अशाव्वतवाद, वक्तव्यवाद, अक्तव्यवाद, अन्यतावाद, अनन्यताबाद, अपेक्षाबाद, 
अनपेक्षाबाद, हेतुवाद, अहेतुवाद, विशानवाद, बहिरथैवाद, देववाद, पुरुषार्थ- 
वाद, पाप-पुण्यवाद, बन्धवाद, मोक्षवाद और बन्ध-मोक्षकारणवादकी समीक्षा 
विभिन्न दश्नोंके प्‌व॑पक्षोंकी उपस्थित कर की है। निश्चयतः समग्र दर्श॑नोंके 
प्रमेयोंका विचार इस ग्रन्थमें किया गया है | अतः हमें विद्यानन्दकी ““ओतव्या- 
ष्टसहस्री श्रुते: किमन्‍ये सहस्तसंल्याने:। विज्ञायते ययेव स्वसमयपरसमय- 
सद्भाव: ॥” आदि गर्वोक्ति स्वभावोक्त प्रतीत होती है। 


आचाये देवसेन 


देवसेन नामके कई आचारयोंके उल्लेख मिलते हैं। एक देवसेन वे हैं, जिन्होंने 
विक्रम सं० ९९० में दर्शनसारनामक ग्रन्थकी रचना की थी। आलापपद्धति, 
लघुनयचक्र, आराधनासार और तत्त्वसार नामक ग्रन्थ भी देवसेनके द्वारा रचित 
हैं। इन सब ग्रन्थोंकी दर्शनसारके रचयिता देवसेनकी कृति माना जाता है| 
दर्शनसा रके अन्तमें प्रशस्तिरूप दो गायाएँ आयी हैं, जो निम्न प्रकार हैं-- 
पुव्वायरियकयाइं गाहाईं संचिकण एयत्य। 
सिरिदेवसेगमणिणा धाराए संवसतेण ॥ 
4 हि हर मर 
रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण जवसए णवए । 


सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुद्धदुसमीए ॥* 


१. वर्शनसार, जैन ग्रन्थ रत्ताकर कार्याक्य, बम्बई, वि० से १९७४, ग्राथा- ४९०५० । 


शरुत॒णर और सारस्वताचाम : ३६५ 


हे अर्थात्‌ पर्वाचायोंके द्वारा रची हुई गाथाओंको एकत्र करके यह दर्शनसार 
साभका ग्रत्थ श्री देवसेनगणिने माघ शुक्ला दशमी, विक्रम सं० ९९०में घारा- 
नगरीमें निवास करते समय पाश्वंनाथ भगवानके मन्दिरभें रचा, जो भव्य- 
जीबोंके हृदयमें हारके समाव शोभा देगा । 

त्तत्वसारकी प्रशस्तिमें बताया गया है-- 


सोऊण तच्चसारं रइयं मुणिणाह॒देवसेणेण । 
जो सहिट्टी भावइ सो पावइ सासय॑ सोक्खे॥* 

मुनिनाथ देवसेनने सुनकर तत्त्वसार रचा, जो सम्यक्दृष्टि उसकी भावना 
करता है वह शाइवत सुख प्राप्त करता है। आराधनासारके अन्तमें बत्ताया है-- 

ण॒य में अत्यि कवित्तं ण मुणामों छंदलकखणं कि पि। 
णियभावणाणिमित्तं रहइयं आराहणासारं ॥'* 
अमुणियतच्चेण इमे भणियं जं कि पि देवसेणेण । 
सोहतु त॑ मुणिदा अत्यि हु जद पवयण-विरुद्ध ॥ 

न मुझे कवित्वका परिज्ञान है, न छन्‍्दका और न व्याकरणका ही । अपनी- 
भावनाके निमित्त मैंने आराधनासार रचा है। पणंतत्त्वज्ञानसे अपरिचित 
देवसेनने जो कुछ भी इसमें कहा है यदि उसमें आगमविरुद्ध कथन हो तो मुनीन्‍्द्र 
उसे शुद्ध कर लें । 


इस त्तरह देवसेनने दर्शनसारमें रचनाकाल और रचना-स्थानका निर्देश 
किया है किन्तु अन्य रचनाओंमें रचना-काल और रचना-स्थानका निर्देश नहीं 
है। दर्शनसा रमें देवसेनने अपनेको देवसेनगणि कहा है और तत्त्वसा रमें मुनिनाथ 
देवसेन कहा है तथा आराधनासा में केवल देवसेन | गणि और मुनिनाथपदकों 
एकाथंबाचक मान लेने पर एकरूपता आ सकती है। 

भावसंग्रहके अतिरिक्त अन्यतन्न किसी भी रचनामें गुरुके नामका स्पष्ट 
निर्देश नहीं मिलता है, पर प्रकारान्तरसे गुरुके नामका अध्याहार किया जा 
सकता है। आराधनासारकी मज्भुलयाथामें “विमलगुणसमिद्ध ” पदके द्वारा, 
दर्शानसा रमें “बिमलणाणं'” पद द्वा रा, नयचक्रमें "विगयमरल्ं'” और ““विमरूणाण- 
सयुत्त” पदोंके द्वारा गुरके नामका उल्लेख माना जा सकता है। अत: आरा- 
धनासार, दर्शनसार, भाव-सग्रह आदिके रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। दर्शनसार 
ओर भाव-संग्रह तो एक ही व्यक्तिकी रचनाएँ हैं क्योंकि श्वेताम्बर मतकी 


१. तस्वसार, अन्तिम प्रशस्ति, गाथा ७४। 
२, आराधनासार, गाया ११४-११५। 


३६६ : तोथँंकर महावीर और उनकी आधार्यन्परम्परा 


उत्पत्तिके सम्बन्धमें दो गयी गाभाओंमेंसे, एक गाथा ज्यों-कील्‍त्यों है और 
अन्य गराथाओंके भाव आय: मिलते हैं। यहाँ तुलूनाके लिए कुछ गायाएँ उद्धृत 
की जाती हैं। यधा-- ह 
छत्तीसे वरिससए विककमरायस्स मरणफपत्तस्स। 
सोरद्टे उप्पण्णो सेव्ड्संघो हु बलहीए॥ 
आंसि उज्जेणिणयरे आयरिओ भहवाहुणाभेण । 
जाणिय सुणिमित्ततरों भणिओो संघो णिओ तेण ॥ 
होहद दृह दुब्भिक्सं बारह बरसाणि जाम पुण्णाणि। 
देसंतराइ गच्छह  णियणियसंपेण संजुत्ता ॥ 
सोऊण इम॑ वयणं णाणादेसेहि गणहरा सब्वे। 
णियणियसंघपउत्ता विहरीआ जत्थ सुब्मिक्‍्खं" ॥ 
दर्शनसारमें श्वेताम्बरमतकी उत्पत्ति निम्न प्रकार बतायी है-- 
छत्तीसे वरिस-सए विककमरायस्स मरणपत्तस्स । 
सोरहे वलहीए उप्पण्णो सेवडो ,संघो॥ 
सिरिभदृबाहुगणिणों सीसो णामेण संति आइरिओ | 
तस्स य सीसो दूद्रों जिणचंदो मंदचारित्तो॥ 
तेण किय॑ मयमेय॑ इत्योणं अत्यि तब्भवे मोक्‍्खो। 
केवलणाणीण पुणो अहक्‍्खाणं तहा रोओ ॥ 
इन गाथाओंकी तुलूनासे यह स्पष्ट है कि दोनों ग्रन्थोंका रचयिता एक ही' 
व्यक्ति है । 
पण्डित परमानन्दजी शास्त्रों दिल्‍लीका अभिमत है;कि 'भावसंग्रह” 'दक्शन- 
सार'के रचयित्ता देवसेनको कृति नहीं है, क्योंकि 'दर्शनसार” मूल संघका ग्रन्थ 
है, उसमें काष्ठासघ, द्रविड्संघ, यापनीयसंघ और माथुरसघको जेनाभास 
घोषित किया है। पर “भावसंग्रह' केवल मूलसंघका ही मालूम नहीं होता, 
क्योंकि उसमें “त्रिवर्णाचार के समान आचमन, सकलीकरण और पमज्चामृता- 
भिषेक आदिका विधान है | इतना ही नहीं, अपितु इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, 
वरुण, पवन, यक्ष और ऐशान आदि दिग्पाल देवोंकों सशस्त्र और युवतिवाहन 
सहित आह्वानन करने, बलि, चरू आदि पुजा-द्रव्य तथा यशके भागकों बोजा- 
क्षरययुक्त मन्त्रोंस देनेका विधान है। अतएव पं० परमानन्दजीने बताया है कि 


१. भावसंग्रह, माणिककन्द प्रन्थमाछा, भाथा १३७-१४० । 
३. दर्शनसार, जैन ग्रन्थ रत्वाकर कार्यालय, बम्बई, साथा ११०१३ । 


: बुत्घर और शारस्नतावार्ण : रेधप 


अप्र श्-भाषाके 'सुलोचनाचरिउ के रचयिता देवसेन ही 'भावसंयरह'के कर्ता 
हैं। इनके गुढका नाम भी विमलूसेनगणि है। 

श्री प्रेमीजीने भी उनके इस मतको प्रायः स्वीकार करते हुए छिखा है-- 
“एक और प्राकृत ग्रन्थ 'भाव संग्रह' है, जो विमरूगणिके दिष्य देवसेनका है । 
यह भी मुद्रित हो चुका है। इसमें कई जगह “दक्शंनसार'की अनेक गाथाएँ 
उद्धृत हैं। इसपरसे हमने अनुमान किया था कि 'दर्शनसार'के कर्त्ता ही इसके 
कर्ता हैं, परन्तु परमानन्दजी शास्त्रीने (अनेकान्त वर्ष ७ अक ११-१२में) इस 
पर सन्‍्देह किया है ओर सुलोचनाचरिउके कर्ता तथा भावसग्रहके कर्ताको 
एक बतलाया है, जो कि विमलगणिके शिष्य हैं ।''* 

'सुलोचनाचरिउ'में उसके रचना-कालका निर्देश करते हुए लिखा है कि 
संवत्सरकी श्रावण शुक्ला चतुदंशीके दिन यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ । पं० परमानन्द- 
जीने ज्यौत्तिष गणनाका प्रमाण देते हुए उक्त कालको विक्रम संवत्‌ ११३२ तथा 
११९२ में पड़ता हुआ लिखा है। 

पता नहीं पं० परमानन्दजोीने किस आधारपर यह ज्यौत्तिष गणना की 
है। राक्षस-संवत्सर श्रावण शुक्ला चतु्दंशीको ग्रह-लाघवके गणितानुसार वि० 
सं० १०१२ में आता है। यों राक्षससंवत्सरकी स्थिति वि० सं० ९५२, १०१२, 
१०७२, ११३२ और ११९२ में आतो है, पर श्रावणशुक्ला चतुदंशीको राक्षस 
संवत्सरका योग विक्रम सं० १०१२ के अतिरिक्त १३७२ में आता है। इसके 
बीचके संवत्सरोंमें बाहेस्‍्पत्य गणनानुसार राक्षससंवत्सर और श्रावण शुक्ला 
चतुर्दशीकी स्थिति एक साथ घटित नहीं होती है। अतः अनुमान है कि दर्शौन- 
सार, भावसग्रह और सुलोचनाचरिउ इन तीनों ग्रन्थोंका कर्त्ता एक देवसेन 
नहीं है । श्री जुगलकिशोर मुख्तारने श्री पं० परमानन्दजीकी समालोचना करते 
हुए लिखा है-- 

“अत्त: भावसंग्रहके कर्त्ता देवसेन उनसे पहले हुए, त्तब सुलोचनाचरिउके 
कर्ता देवसेव और पाण्डवपुराणकी गुरुपरम्परावाले देवसेनके साथ उनकी 
एकता किसी भो तरह स्थापित नही की जा सकती और न॒उन्हें १२वीं ११वीं 
शताब्दीका विद्वान ही ठहराया जा सकता है। इसलिए जब तक भिन्न कसु कताका 
द्योत्तक कोई दूसरा स्पष्ट प्रमाण सामने न आ जावे, तब तक दर्शनसार और 
भावसंग्रहको एक ही देवसेनकृत माननेमें कोई खास बाधा मालूम 
नही होती ।* 

१. जैन साहित्य और इतिहास, द्वितीय संस्करण पृ०-१७६ 
२. पुरातनवाक्यसूचीकी प्रस्तावना, पु० १६। 





३६८ : तीर्थंकर महाबीर ओर उनको आधभार्य-परम्परा 


मुख्तार साहबके इस कथनसे स्पष्ट है कि' सुकोचनाचरिउ १४ थीं शतीके 
किसी देवसेनका है| भावसंग्रह और दर्शनसार एक ही कर्ताको रचनाएं हैं।' 

श्री पं० परमानन्दजी का यह तक कि 'दर्शनसार' मूलसंघका ग्रन्थ है 
और 'भावसंग्रह' मूलसंघसे इतर संघका ग्रन्थ है, क्योंकि इसमें पञ्चामृत 
अभिषेक आंदिकी विधि प्रतिपादित की गयी है, अधिक सबछ नहीं है, क्योंकि 
काष्ठासंधमें, जो कि मूलसंघके समान ही मान्य था, पण्चामृत-अभिवेक 
आदिका विधान किया है। 


श्री प्रेमीजीने दर्शनसारके अन्तगंत आये हुए संधोकी समीक्षा करते हुए 
लिखा है कि दर्शनसारमें आये हुए चार संघोंमें यापनीयसंघको छोड़ शेष तीन 
संघोंका मुलसंघसे इतना पाथंक्य नहीं है कि वे जेताभास बतला दिये जायें । 
दर्शनसारकी रचना वि० सं० ९९० में की है। भावसंग्रह, आराधनासार और 
तत्त्वसार इनकी रचना दर्शनसारके बाद की गयो है। अतः हमारा अनुमान है 
कि दर्शनसार देवसेनको सबसे पहली रचना है। इस रचनाके समयमें वे कट्टर 
मूलसंघी रहे होंगे। पर पाँच-दस वर्षके बीच उनके विचार और अधिक परिपक्व 
हुए तथा वे काष्ठासंघी आचार्योके सम्पर्क में पहुँचे, जिससे उन्होंने प्रभावित होकर 
वि० सं० १००५ के लूगभग भावसंग्रह लिखा | 


श्री मुख्तार साहबने श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीके मत्तको उपस्थित करते हुए 
लिखा है-- इसके प्रारम्भिक अंशमें अन्य ग्रंथोंके उद्धरणोंकी मरमार है, जो मूछ 
ग्रन्थका रके द्वारा उद्धृत नहीं हुए हैं और अनेक स्थानोंपर--खासकर पाँचवें गुण 
स्थानके वर्णनमें--इसके पद्योंकी स्थिति रयगणसार जेसी सन्दिर्ध पायी जाती है। 
अतः प्राचीन प्रतियोंको खोज करके इसके मूलरूप करों सुनिश्चित करनेकी खास 
जरूरत है”"। 


एक और तक भो विवारणीय है कि प्राकृत भाषाके प्रन्थोंकी रचनाके 
पश्चात्‌ ही अपन्ञ शमें रचनाए' लिखी जाती हैं। कोई भी लेखक प्रथम प्राकृत 
और संस्कृतमें रचना करता है, तत्पश्वात्‌ अपश्रंश्षमें | जो लेखक सीनों भाषाओंमें 
ही रचनाओंका प्रणयन करते हैं, वे प्रथम प्राकृत अनन्तर संस्कृत और तत्पष्चात्‌ 
अपभ्रंशमें ग्रन्थ लिखते हैं। अतएव देवसेतने भी प्राकृत्त, संस्कृत और अप- ' 
अ'शमें रचनाओंका प्रणयन किया होगा । उनको सरस्वती-आराधनाका काल 
वि० सं० ९९० (ई० सत्‌ ९३३) से वि० सं० १०१२ (ई० सब ९५५) तक है। 


कील अल 


१. पुरातन जैन वाक्य-सूची, प्रस्तावना पृ० ६१ । 


अुतभर ओए सारस्वताचास : ३६९ 
रेड 


, अत्तएय दर्शनसार, भावसंगह, अआराधघनासार, तत्त्वसार आदि प्रन्थोके रवयिता 
विभरतेनंगणिके शिष्य देवसेनगणि हैं। 


रचनाएँ 


१ दर्शनसार, २ भावसंग्रह, ३ आलापपडद्धति, ४. लधुनयतक, ५. आरा- 
धनासार, ६, तत्त्वसार । 


१. बर्शनसार--इस लघुकाय ग्रन्थमें कुल ५१ गाथाएं हैं। प्रथम गाथामें 
इलेषमें गुरुका स्मरण करते हुए तीथ॑डुर महावी रको नमस्कार किया है और 
पुर्वाचार्यों द्वारा कथित गायाओंका संग्रह किया है। उत्थानिकाके अनन्तर 
समस्त इतर दार्दानिक मतोंका प्रवत्तंफक ऋषभदेवके पुत्र मरीचिको माना है। 
मरीचिने एकान्त, संशय, विपरीत, विनय और अज्ञान इन पाँचों एकान्त 
मार्गों का प्रवत्तेन किया है । बताया है कि तोथ॑ंद्भूर पाश्वंनाथके तोर्थंकालमें 

नदीके तटवर्ती पछाश नामक नगरमें पिहितास्रव साधुका शिष्य बुद्धि- 
कीति मुनि हुआ, जो बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ था । मत्स्याहा रके कारण वह दीक्षासे 
भ्रष्ट हो गया और रकताम्बर धारण कर उसने एकान्तमतका प्रचलन किया। 
फल, दि, दुग्ध, शक्कर आदिके समान मांसमें भी जीव नहीं है, अतएवं उसकी 
इच्छा करने और भक्षण करनेमें कोई पाप नहीं है। उसने बतलाया कि जिस 
प्रकार जल एक द्रव पदार्थ है, उसके सेवनमें दोष नहीं उसी प्रकार मद्य भी द्रव 
पदार्थ है, उसके सेवनमें भी किसी प्रकारका दोष नहीं है । 


एक पाप करता है और फल दूसरा भोगता है। इस प्रकार अनगंल 
सिद्धान्तोंका प्रचार कर वह बुद्धकोति नरक गया । कर्त्ता कोई अन्य व्यक्ति है 
और फल-भोक्ता कोई अन्य । इस सिद्धान्तमें क्षणकवादका कथन किया गया 
है। इस प्रकार मरीचि और बुद्धकीतिने मिथ्या मतोंका प्रचार किया । 


इस अवता रणके परचात्‌ व्वेताम्बर मत, विपरीत मत, वाचनिक मत, अज्ञान 
मत, द्राविड़॒संध, यापनीयसंघ, काष्ठासंघ, माथरसंघ और भिल्लकसंघकी 
उत्पत्ति एवं समीक्षा की गयी है। काष्ठासंचकी समीक्षा करते हुए वीरसेन 
स्वामीके शिष्य जिनसेन, कुन्दकुन्द, गुणभद्र, विनयसेन, कुमारसेनके निर्देश आये 
हैं। कुमारसेनको काष्ठासंघका उपदेशक बतलाया है और इस संघका उत्पत्ति- 
काल वि० सं० ७५३ माना है। माथु रसंघकी उत्पत्ति रामसेन द्वारा वि० सं० 
९५३ में मथुरा नगरीमें मानी गयी है। भिल्लकसंघकी उत्पत्ति भविष्य-कल्पनाके 


रूपमें अद्धित है-- 
३७० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आयार्य-परम्परा 


पणमिय वीरजिलिद सुरसेणणमंसिय विभरूणाणं)) 
वोच्छ॑ दंसणसारें जह कंहिय॑ युव्यसूरीहि ॥१. 
भरहें तित्थयराणं पणमिय देविदभागरुडाणं । 
समएसु होंति केई भसिच्छत्तपवद्रगा जोवा॥" 


सिरिपासणाहतित्ये सरयूतीरे पलासणबरत्यो । 
पिहियासवस्स सिससो महासुदो बुड्डकित्तिमुणी ॥२ 
अर 
णंदियडे वरगामे कुमारसेणो य संत्यविण्णाणी। 
कट्टो.. दंसणभट्टो जादो सल्लेंहणाकाले ॥४ 
तत्तो दुसए तींदे महुराएं माहुराण गुरुणाहों 
णामेण रामसेणो णिप्पिच्छ॑ व्णियं तेण॥ 
दर्शंनसा रसे देवसेनके अक्खड़ स्वभावका पता चलता है। उन्होंने अन्तिम 
गाथामें अपनी स्पष्टता व्यक्त करते हुए लिखा है-- 
रूसउ तूसउ लोओ सच्च॑ अक्‍्खंतयस्स साहुस्स । 
कि जूयभए साडी विवज्जियव्या णरिदेण॥५ 
सत्य कहने वाले साधुसे कोई रुष्ट हो, चाहे सन्तुष्ट हो, इसकी चिन्ता नहीं। 
क्या राजाकों यूका (जुआ) के भयसे वस्त्र पहनना छोड़ देना चाहिए ? कभी 
नहीं । ह 
इससे देवसेनका अक्खड़पना प्रकट होता है। 
२. भावसंग्रह 
इस ग्रन्थमें ७०१ गाथाएं हैं। इसमें चोदह गृणस्थानोंका अवलूम्बन लेकर 
विविध विषयोंका निरूपण किया गया है। दो गाथाओं द्वारा १४ गृणस्थानोंके 
नाम बतला कर मिथ्यात्वगुणस्थानका स्वरूप प्रतिपादित किया है। मिथ्यात्वके 
एकान्त, विनय, संशय, अज्ञान और विपरीत इन पाँच भेदोंको बतराकर 
ब्राह्मण मतको विपरीतमिथ्यादृष्टि कहा है-- 
मण्णइ जलेण सुद्धि तित्ति मंसेण पियरवग्गस्स | 
पसुकयवहेण सर्ग॑ घम्म॑ गोजोणिफासेण॥। 
जद जलण्हाणपउत्ता जीवा मुद णिययपावेण | 
तो तत्थ वसिय जलयरा सब्वे पावंति दिवलोये ।। 


१-५, दर्शनसार, गाथा १, २, ६, ३९, ४० । 
$. दर्शनसार, गाभा ५१ । 


घुतघर और सझारस्वढ़ाचार्य : ३७१ 


ज॑ कम्म॑ दिव्वद्ध जीवपएसेहि तिविहजोएण। 
त॑ जलफासणिमित्ते कह फट्टइ तित्थण्हाणेण ॥ 
मलिणो देहो णिच्च॑ देही पुण णिम्मलो सयारूवी | 
को इह जलेण सुज्झइ तम्हा ण्हाणे ण हु सुद्धी ॥१ 
जलसे छुद्धि होती है, माँससे पित्तरोंकी तृप्ति होती है, पशुबलिसे स्वर्ग मिलता 
है और गोयोनिके स्पशंसे धर्म होता है, इन चार ब्राह्मणधमंके प्रमुख 
सिद्धान्तोंकी समीक्षा करते हुए बताया है कि जलस्नानसे यदि समस्त पापोंका 
प्रक्षाऊन सम्भव हो, तो नदी, समुद्र और तालाबोंमें रहनेवाले जलचर जीव भी 
स्वगंको प्राप्त कर लेंगे। कर्म-मैलसे मलिन इस आत्माकी जलसे शुद्धि नहीं हो 
सकती है, जो जलसे शुद्धि मानता है, वह अच्छा विचारक नहीं है। आत्माकी 
शुद्धि तप, इन्द्रियनिग्रह और रत्नत्रयके द्वारा होती है। जिस प्रकार अग्निके 
संयोगसे स्वर्ण पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार अनशन, ऊनोदर आदि तपोंके 
करनेसे जीव भी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति विषय और कषायमें संलरन हैं 
और राग-द्वेषको उत्पन्न करनेवाले गृहकायोंमें आसक्त हैं उतकी जलस्तानसे 
शुद्धि नहीं हो सकती। कषायरहित, ब्रतनियम और शीलसे युक्त व्यक्ति जल- 
स्तानके बिना भी आत्माकों पवित्र कर सकता है। 
माँसद्वारा पित्तरोंकी तृप्ति मानने वाला व्यक्ति भो विवेकी नहीं है। हिंसा, 
क्ररता ओर निरदंयता करने वाला व्यक्ति चारों गतियोंके दु:खोंको उठाता है। 
जो माँस द्वारा श्राद्ध करके पित्तरोंकी तृप्ति चाहता है वह व्यक्ति भी बालसे तेल 
निकालना चाहता है| अतएवं माँसको न तो दान ही माना जा सकता है, और 
न इससे पितरोंकी तृप्ति ही हो सकती है। 
जो श्राद्द्वारा पितरोंकी तृप्ति मानता है, वह भअ्रममें है। किसीके भोजनसे 
किसीकी तृप्ति नहीं हो सकती । यदि पिता भोजन करता है, तो पुत्रका पेट 
नहीं भरता, और पुत्र भोजन करता है तो पिताका पेट नहीं भरता। जो भोजन 
करता है, वही तृप्त हो सकता है, अन्य केसे तृप्त हो सकता है ? जो यह मानता 
है कि पाप करके नरक जाने पर पिताको पिण्डदानद्वारा पुत्र स्वगं भेज सकता 
है, उसके यहाँ जो कार्य करने वाला है उसे फल न मिल कर अन्यको होगा। 
अतः कुतनाश और अकृताभ्यागम नामक दोष आयगा । इस प्रकार उक्त चारों 
सिद्धान्तोंकी समीक्षा करते हुए गोता, महा भारत आदि ग्रन्थोंसे ही समर्थंनके 
लिए प्रमाण उद्धृत किये हैं । 
विपरीतमिध्यात्वके पश्चात्‌ एकान्तमिथ्यात्वकी समीक्षा की गयी है। 


१. भावसंग्रह, गाथा १७-२० । 


३७२ : तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस प्रश्नंगमें क्षणिकेकाल्तवादी बुद्धका खब्डन किया है। वेतायिक मिथ्यात्यकै 
निरसनमें यक्ष, नाग, दुर्गा, चण्डिका आदिके पूजनेका निषेध किया है। संक्षय- 
मिथ्यात्वका निरूपण करते हुए उदाहरणके हेसु श्वेताम्बर मतका निरसन 
किया गया है। इकैताम्बर सम्प्रदाय स्त्रीमुक्ति, केवठी कवलाहार और साधुनरों- 
का वस्त्र-पात्र रखना इन तीनों बातोंकी आलोचना की गयी है। श्वेताम्बर 
अपने साधुओंको स्थविरकल्पी बतलाते हैं। ग्रस्थका रके मतसे वे स्थविर नहीं, 
बल्कि गृहस्थकल्पी हैं। जिनकल्प और स्थविरकल्पका विवेचन बिस्तार- 
पूर्वक किया है। ' इस सन्दर्भमें बताया है-- 
दुद्धरतवस्स भग्गा परिसहविसर्णह पीडिया जे य। 
जो गिहकप्पो लोए स थविरक्रप्पो कओ तेहि'॥ 
अर्थात्‌ परीषहसे पीडित ओर दुर्द्धर तपसे भीत जनोंने गृहस्थकल्पको स्थविर 
कल्प बना दिया है। १३७ बीं गाथासे इ्वेत्ताम्बर मतकी उत्पत्तिकी कथा दी 
गयी है। इस कथामें बताया है कि सौराष्ट्र देशकी बलभी नगरीमें वि० सं० 
१३६ में श्वेताम्बर संघकी उत्पत्ति हुई। दर्शनसारमें भी श्वेतताम्बर मतकी 
उत्पत्तिका यही समय अंकित किया गया है । 
अज्ञानमिथ्यात्वका कथन करते हुए लिखा है कि भगवान पाइवंनाथफे 
तीथंकल्पमें मस्करीपूरण नामक ऋषि हुआ | यह भगवान महावीरके 
समवच रणमें गया, किन्तु उसके जानेपर भगवानकी वाणी नहीं खिरो | वह 
रुष्ट होकर समवशरणसे चला आया और कहने रूगा--मैं ग्यारह अग्रोंका 
धारी हूँ, फिर भी मेरे जाने पर तोथंकर महावीरकी दिव्यध्बनि प्रवाहित नहीं 
हुई ओर गोतमके आने पर दिव्यध्वनि होने लगी | गोतमने अभी दीक्षा छी 
है । वह तो वेदवादी पण्डित है। बह जिनोक्त श्रुतको क्या जाने | अत: उसने 
अज्ञानसे लोगोंके मध्य मोक्षका उपदेश दिया-- 
अण्णाणाओ मोक्खें एवं लोयाण पयडमाणों हु । 
देवो ण अत्यि कोई सुण्णं झाएह इच्छाए'॥ 
अर्थात्‌ भज्ञानसे ही मोक्ष होता है। इसके लिये ध्यान, संयम, तप, सज्ज्ञान 
की आवश्यकता नहीं । इस प्रकार पाँचों मिथ्यात्वोकी समीक्षा करनेके पदचात्‌ 
चार्वाकके द्वारा मान्य दर्दानकी समीक्षा की है। चार्वाक चैतन्यको भूतोंका 
विकारमात्र मानता है। भ्रन्थकारने इसे कोलिकाचायका मत कहा है-- 
१. भावसंग्रह, गाया ११३ । 
२. मावतसंग्रह, गाया १६४ ॥ 





अआंतधर और सारस्यताचार्य : ३७३ 


कंउार्यारओ अवखंइ अत्यि ण जीवो हु कस्स त॑ पाव॑ । 
पुण्णं वा कस्स भवे को गच्छइ णरय-संर्गं) वा।॥ 
यह कौलिकमत शेवतन्त्रका एकमत है। एक प्रकारसे यह्‌ वामाओ्ी है । 
है । माँस, मदिराके सेवनके साथ स्त्रीरमण एवं स्वयं शिव-पाब॑तीका प्रतिरूपक 
अपनेको मानना आदि इसके सिद्धान्त हैं। यहाँ हमें प्रन्थकारका अम प्रतीत 
हीता है | कौलिक और चार्वाक ये दोनों मत स्वतन्‍्त्र हैं। दोनोंमें समता इतनी 
है कि पुण्य-पाप, परछोक आदिकी स्थिति दोनोंमें तुत्य है। कौलिक मत्तके 
ग्रन्थोंमें वामाचा रको भी पुण्यकूप कहा गया है तथा वाममार्गीधर्माच रणसे 
स्वर्गादिक सुखोंकी उपलब्धि भी मानी गयो है। शिव और पावंती रूप कृत्य- 
अक्वुत्योंका संकल्प कर लेने पर कहीं कोई बाधा नहीं आत्ती और स्वार्गादिक 
प्राप्त हो जाते हैं। 
चार्वाकमतके पश्चात्‌ साख्यमतकी समीक्षा को गयी है । बताया है कि जीव 

सदा अकर्ता है ओर पुण्य-पापका भोकता भी नहीं है। ऐसा लोकमें प्रकट करके 
बहुन और पुत्रीको भी अगीकार किया गया है। यथा-- 

जीकी सया अकत्ता भुत्ता ण हु होइ पुण्ण-पावस्स । 

इय पयडिऊण छोए गहिया वहिणी सधूया वि*॥ 

)८ )< ५८ 

धूयमायथरिवहिणि अण्णावि पुत्तत्थिणि। 

कभायति ये पासवयणुपयडे वि विप्पें। 

जह॒ रमियकामाउरेण वेयगब्वे उप्पण्णदप्पे ॥ 

बंभणि-छिपिणि-डोंवि-नडिय-वरुडि-रज्जइ-चम्मारि । 

कवले समइ समागमइ तह भुत्ति य परणारि ॥ 


अर्थात्‌ पुत्री, माता, वहन या अन्य कोई भी नारी पुनोत्पत्तिकी भावनासे 
कामवचन प्रकट करे, तो कामातुर हो वेदज्ञानी ब्राह्मणको उसका उपभोग करना 
चाहिये। लेखकने बतलाया है कि कपिलदर्शनमें प्रतिपादित ब्राह्मणी, डोम्बी, 
नटी, धोबिन, चमारिन आदि परनारियोंके साथ भोग करना उचित है । 
स्मृतिकारोंक इस कथनका आशय लेकर कि जो पुरुष स्वयं आगत्ता 
नारीका भोग नहीं करता उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है; को लक्ष्यमें रखकर 
१, भावसंग्रह, गाथा १७२ । 
२, वही, गाया १७९। 
रे, भावसंग्रह, गाया १८५। 


३७४ : तीबंकर महावीर और उसकी आचार्य-परम्परा 


ही उक्त कथत किया यया: है। सांड्यदर्शनके साथ. इसका कुछ भी. मेक. नहीं... 


है। हाँ, कौलिक सम्प्रदायमें उक्त सिद्धान्त अवश्य स्वीकृत है। राजशेंसरने 
अपनी “क्पूरमंजरी-सद्ृक में रण्डा, चण्डा आदिके भोगका' औजित्य बतछायां 
है। अत्त: कपिलदर्शनका यह सिद्धान्त न होकर, स्मृति या कौलिक सम्प्रदायका 
सिद्धान्त है। देवसेनने इसी सिद्धाल्तकी समीक्षा को है । 


तुतीय मिश्वगुणस्थानका कथन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और सद्की संमा- 
लोचना की गयी है । ब्रह्माकी आलोचना करते हुए तिलोत्तमा आदिके उपाख्या-, 


नोंको उपस्थित किया है | विष्णुकी आलोचनामें उनके विभिन्न अवतारोंकी 
समीक्षा की गयी है। रुद्रकी आलोचनामें उनके स्वरूप और ब्रह्मह॒त्या आदि 
कार्योंकी समीक्षा आयी है। 

चतुर्थ अविरतसम्यर्दुष्टि गुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए सात तत्त्वों- 
का कथन किया गया है। पाँचवें गुणस्थानका स्वरूप २५० गाथाओंके द्वारा 
बहुत विस्तारसे बतलाया है । इसमें अणुत्नरत्त, गृणन्नत, और शिक्षात्रतोंके साथ 
अष्टमूलगुणोंका भी उल्लेख आया है। चार प्रकारके ध्यान, देवपूजा, स्वा- 
ध्याय, संयम, तप, दान, आदि श्रावकाचा रका भी निरूपण आया है। अभि- 
षेकके समय यम, वरुण, कुबेर, ईशान आदिके आह्वानपूर्वंक पड्चामृत-अभि- 
षेक करनेका विधान किया है। 

षष्ठ व सप्तम गृणस्थानके स्वरूपकथनमें पिण्डस्थ, पदस्थ रूपस्थ, और रूपा- 
तीत ध्यानोका कथन आया है। शेष गृणस्थानोंका सामान्यतया स्वरूपविवेचन 


हुआ है। गुणस्थानोंके स्वरूपकथनमें देवसेनने पंचसग्रहप्राकृतससे अनेक ' 


गाथाएँ ज्यों-को-त्यों रूपमे ग्रहण की हैं। नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने गोम्मट- 
सारमें पंचसग्रहको अनेक गाथाएँ ग्रहण की हैं | यहाँ तुलमाके लिए कतिपय 
सामान गाथाएं दी जाती हैं-- 
मिच्छो सासण मिस्सो अविरयसम्भो य देसविरदो य | 
विरझो पमत्त इयरो अपुब्ब अणियट्धि सुहमो य॥ 
उबसंत खीणमोहे सजोइकेवलिजिणो अजोगी य। 
ए चडउदस गुणठाणा कमेण सिद्धा ये णायब्वा॥ 
णो इंदिएसु विरओ णो जीवे थावरे तसे वा पि। 
जो सहहइ जिणुत्तं अविरइसम्मो त्ति णायव्वों॥" 
इस प्रकार अनेक गायाएँ पंचसंग्रहमें प्राप्त होती हैं । इतना ही नहीं, भाव- 


१. पंचसंप्रह, गाया १०, ११, २६१। 


अृवघर ओर सारस्वताबार्थ ; ३७५ ' 


६ 
3 भ म॥ 


संग्रहकी कई गाथाएँ कुछ रूपान्‍्तरके साथ राजशेंखरकी कपुंरमंजरोमें भी 
' मिलतो हैं। कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें पंचसंग्रह और धवलाटीकाका 
मिश्चित रूप है। 
पंचसंप्रह 

जे तसवहाउ विरदो णो विरओ अवखथावरवहाओ | 

पडिसमय सो जोवी विरयाविरओे जिणेक्कमई ॥--गाथा १३ 


धवरा और जीवकांड 


जो तसबहादु बिरदो अविरदओ तह य थावरबहाओ । 
एकक्‍्क्समयम्मि जीवो विरदाविरदों जिणेक्कमई ॥-गाथा ३१ 


भावसंप्रह 
जो तसबहाउ विरभो णो विरओभो तह य थावरवहाओ । 


एक्कसमयम्मि जीवो विर्याविरउ त्ति जिणु कहई ॥--गाथा ३५१ 
भावसंग्रहपर कुन्दकुन्दाचार्यके पञचास्तिकाय ग्रन्थका भी प्रभाव है-- 
पञ्चास्तिकाय 
जीवो त्ति हवदि चेदा उबओयवबिसेसिदों पह कत्ता। 
भोत्ता य देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥' 
पार्णेहि चर्दुहि जीवदि जीवर्स्साद जो हु जीविदो पुव्च । 
सो जीवों पाणा पुण बलमिदियमाउ उस्सासो ॥* 
भावल प्रह 
जीवो अणाइ णिच्चो उवओगसंजुदो देहमित्तो य।_ 
कत्ता भोक्ता चेत्ता ण हु मुत्तो सहावउडढगई।॥ 
पाणचउक्कपउत्तो जीवस्सइ जो हु जीविओ पुव्वं | 
जोवेइ . बट्टमाणं जीवत्तणगुण समावण्णो । 
स्पष्ट है कि भावसंग्रहपर पञ्चास्तिकायका भी प्रभाव है । 





१ पंचास्तिकाय, गाथा २७। 
२. वही, गाथा ३० । 

३. भावसंग्रह, गाथा-२८६ । 
४, भावसंग्रह, गाथा-२८८ । 


३७६ : तोर्भकर महावीर मौर उनकी आचार्य-परम्परा 


? आराषजांतार 
एकसो पन्‍्द्रह प्राकृत-गाथाओंमें यहू अ्रन्थ रचा गया है । आराघताओंका 
वर्णत करते हुए बताया है--- 
आराहणाइसारों तब-दंसण-णाण-चरणसमवाओं । 
सो दुब्मेशो उत्तों वबहारों चेव परमट्ठो"॥ 
अर्थात्‌ तपाराधना, दर्शनाराधना, ज्ञानाराधता और चारित्राराधना इन 
चारों आराधनाओंका सार इसमें वरणित रहेगा। यह आराधनासार दो प्रकारका 
है-- (१) व्यवहार और (२) परमार्थ। व्यवहा र-आराधनाका स्वरूप बतलाते 
हुए लिखा है कि सूत्र और अर्थ द्वारा कथित वस्तुको ग्रहण करना झ्ञाता- 
राधना है। अर्थात्‌ तीथ्ंडुरकी वाणी द्वारा प्रतिपांदित ११ अंग और १४ 
पूर्वोंको अवगत करना ज्ञानाराधघना है। भावशुद्धिपृवंक १३ प्रकारके चारित्र- 
का आचरण करना चारित्राराधना है। १३ प्रकारके चारित्रमें ५ महान्रत, ५ 
समिति और रे गुप्तिको स्थान दिया गया है। १२ प्रकारके त्तपोंका आचरण 
करनेके लिए प्रवुत्त होना तपाराधता है। इस प्रकार व्यवहार-आाराधताका 
स्वरूप कथन कर निशचय-आराधनाका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है-- 


सुद्धणये चउखंधं उत्तं आराहणाइ एरिसियं। 
सव्ववियप्पविमुकी सुद्धों अप्पा णिरालंबों ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चारितन्र और त्तपरूप इन चारों भेद-विकल्पोंका 
त्याग कर पञ्चेन्द्रियके विषयसुखसे रहित निविकल्प आत्मतत्त्वका आराधन 
करना निदचय-आ राधना है। आगे इसीके स्वरूपका विशेषरूपसे वर्णन करते 
हुए बताया है-- 


सहृहद सहाव॑ जाणइ अप्पाणमप्पणो सुद्धं । 

तं लि य अणुच रइ पुणो इंदियविसए णिरोहित्ता३ ॥ 
अर्थात्‌ स्वस्वरूपका श्रद्धान करना, शुद्ध आत्माको जानना और निज 
आत्मरूप आचरण करना एवं लिज स्वरूप त्पश्चरण करना निरचयाराधना 
है। निश्चय-आराघधनामें इन्द्रियोंको बृत्तियाँ रुक जातो हैं ओर आत्मस्वरूप 
श्रद्धान, ज्ञान, आचरण और त्तपाराधना होने लगतो है । इसलिए दर्शन, ज्ञान, 





१, आधनासार, गाया २ । 
२, आराधनासार, ग्राथा ८ । 
३, वही, गाया ९। 


श्रुतुधर और सारत्वताचार्य : २७७ 


चारित्र, सपरूप आत्मा ही है, जो राग-देष छोड़कर इस णुद्ध आत्माका भोराधन 
करता है उसोकी निश्चय-आराघना होती है। 
जीव चतुर्गतिमें भ्रमण करता है, भ्रमण करेगा और भ्रमण किया है। 
इसका कारण ज्ञानमयी आत्माराधनको प्राप्त न करना है। मरणकालमें वही 
व्यक्ति आत्माराधन कर सकता है जो राग-द्ेष रहित है ! बताया है-- 
अप्पसहावे णिर-ओ वज्जियपरदव्वसंगसुक्खरसो । 
णिग्गहियरायदोसो. हवई आराहओ मरणे ॥ 
जो रमणत्तयमइओ मुत्तणं अप्पणों विसुद्धप्पा। 
चितेइ य परदब्ब॑ विराहओ जिच्छयं॑ भणियो" ॥ 
राग-द्ेषोंकों दूर कर और परद्रव्योंके संयोगजन्य सुखका त्याग कर जो 
आत्मस्वभावमें निरत है वही मरण-कालमें आराधक होता है। जो रत्नश्रय- 
मयी विशुद्ध आत्माको छोड़कर परद्वव्योंका चिन्तन करता है वह आराधनाका 
विराधक माता जाता है। जो न सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान, चरित्ररूप आत्माको 
समझता है और न आत्मासे विलक्षण शरीरादि परद्रब्योंकी ही जानता है, 
उसे न ज्ञानकी प्राप्ति रहती है और न आराधनाको ही । 
जब तक वृद्धावस्था नही आती है, इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नही होती है, 
बुद्धि नष्ट नहीं होतती है, आयुरूपी जल समाप्त नही होता है तब तक आत्म- 
कल्याणके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचता रहता है 
कि अभी तो युवावस्था है, विषयसुख-सेवनके दिन हैं वह वृद्धावस्था आने 
पर कुछ नही कर सकता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपरूप आराधनाकी 
प्राप्ति शारीरिक शक्ति और इन्द्रियोंकी शक्ति रहने पर हो सम्भव है। 
बताया है-- 
जरवग्धिणो ण चंपई जाम ण वियलाइ हुंति अक्खाई । 
बुद्धी जाम ण णासइ आउजलं जाम ण परिंगलई॥ 
जा उज्जमो ण वियरलुइ सजम-ततव-णाण-झाणजोएसु । 
तावरिहों सो पुरिसो उत्तमठाणस्स संभवई" ॥ 
बाह्य और अन्तरज्ञ परिग्रहका त्यागकर अन्तरझ्भ कषाय और विकारोंको 
कृश करनेका प्रयास करना ही वास्तविक आराधना है। कथाएँ अत्यधिक 
शक्तिशाली हैं। इन्हींके कारण चतुरंति परिभ्रमण होता है । जब तक कषाय 


१, आराधनासार, माणिचन्द्र दिगम्बर जैन प्रन्थमाला, गाया १९,२० । 
२ बही, श्राया २५, २८। 


३७८ : तीर्थंकर पहायीर और उनको आवार्म-परम्परा 


और भोशोंका त्याग तहीं किया जायगा, तब तक संय्मकी, प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती है ओर संयभरहित्त व्यक्तिफे गुण विशुद्ध नहीं हो सकते! बताया है--. 
जाम ग हणइ कसाए सकसाई णेव संजमी होई। 5 
संजमरहियस्स गुणा ण हुंति सब्बे वियुद्धियुत" 
जो परीषहोंको सहन करता हुआ झान्तिमावपूर्वक व्रत, समिति और 
गुप्तियोंका पालन करता है वह अनादिकाछीन काम-क्रोक्षादिको नष्ट कर देता 
है। इस प्रसड्भमें उपसर्ग और परीषहोंको सहन करनेवाले शिवभूति, सुकुमाल 
और सुकोशलके उदाहरण दिये मये हैं और मुशुष्यकृतं उपसर्ग सहन करेमें 
गुरुदत्त, पाण्डथ और गजकुमारके आख्यान दुष्टान्तके रूपमें प्रस्तुत किये हैं । 
देवकृत उपसर्गंके सहन करनेमें प्रसिद्ध हुए श्रीदत्त, सुवर्णभद्र आदिके उदाहरण 
दिये गये हैं | इस प्रकार उदाहरणों ओर श्रत्युदाहरणों द्वारा सैद्धान्तिक विषयको 
भी सरस बनानेकी चेष्टा की है। । 
मन, वचन और कायको वश करनेकी आवश्यकता पर जोर देते हुए 
लिखा है-- 


सिक्‍्खह समणवसियरणं सवसीहुएण जेण मणुआणं । 
णासंति राय-दोसे तेसि णासे समो परमों॥* 
मनको वक्षमें करमेकी शिक्षा देनी चाहिए। जिसका मन वशीभूत है वही 
राग-हेषको नाश कर सकता है और राग-द्वेषके नाश करनेसे ही परमपदकी 
प्राप्ति होती है । 
उपहाभवानजीव ही मसका निग्नह कर सकता है और मनका निमग्नह करनेसे 
ही भात्मा परमात्मापदको प्राप्त कर सकती है। 
आचायंने ध्यान, ध्याता और ध्येयका लक्षण बतलाया है और ध्यानके द्वारा 
ही सकल कर्मोका नाश होता है। अतः राग-ढ ध, मोहका विनाश करने पर 
ही ध्यानकी प्राप्ति सम्भव है । जो यह अनुभव करता है कि न में देह हूँ, न मन 
हूँ औरन मुझमें दुःख ही है वह क्षपषक समभावनासे युक्त होकर दुः:खका विनाश 
क्र लेसा है। यथा-- 
णाहूं देहो गण मणोण तेण मे अत्थि इत्य दुक्खाई। 
समभावणाह जुत्तो विसहसु दुमख॑ अहो खबय ॥* 
१, आराधनासार गाथा ३७ । 
' २ अह्ी, गाथा ६४। 
३. बही, गाया १०है। 


, चूतभर ओर सारस्वताचार्भ : २७९ 


इस प्रकार समस्स परिभ्रहका त्यागकर आत्मसाधनामें संलग्न रहनेका 
लिर्देश किया है । 


४. तत्वसार े0 
इस ग्रन्थमें ७४ गाधाएँ हैं। तत्त्वके मुलतः दो भेद है--(१) स्वगत तत्त्व 
और (२) परगत तत्त्व | स्वगत तत्त्व निजात्मा है और परगत तत्त्वमें परमेष्ठो 
हैं। स्वगत तत्त्वके भी दो मेद हैं--(१) सविकल्पक और (२) निविकल्पक । 
आखस्रवसहितको सविकल्पक कहते हैं और भास्रवरहितको निविकल्पक। 
इन्द्रियविषय-सुखके समाप्त होनेपर मनकी चंचलछता जब अरुवद्ध हो जाती है 
तलब आत्मा अपने स्वरूपमे लिविकल्पक हो जाती है। यथा--- 
ज॑ पुणु सगयं तच्च॑ सवियप्पं हृबइ तह य अवियप्पं । 
सवियप्प॑ सासवयं णिरासवं विगयसंकप्पं ॥ 
इंदियविसयविरामे मणस्स णिल्लूरणं हवे जइया। 
तइया त अविब्प्प ससरूबे अप्पणो ले तु॥" 
जो अविकल्पक तत्त्व है वही मोक्षका कारण है । उसोका शुद्ध समझकर 
ध्यान करता चाहिए। 


इस प्रकरणमें श्रमण और योगीकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए लिखा है--मन- 
वचन-कायसे जो बाह्य और आशभ्यन्तर परिग्रहसे रहित है, वह निग्नंन्ध कहलाता 
है ओर जिसने जिनलिज्भका आश्रय ग्रहण किया है वह श्रमण कहलाता है-- 
बहिरब्भंतरगंथा मुक्‍कका जेणेह त्तिविहजोएंण | 
सो णिग्गथो भणिओ जिर्णालगसमासिओ सवणो ॥६ 
लाभ-अलाभ, सुख-दु:ख, जीवन-मरण, मित्र-शत्रुको जो समानरूपसे ध्यान 
करता है वह योगी है। यथा--- 
लाहालाहे सरिसो सुहदुक्खे लह य जीविए मरणे। 
बंधव-भरयसमाणो झाणसमत्यो हु सो जोई॥३ 
जो व्यक्ति आत्माकी सिद्धि करना चाहता है वह ध्यान द्वारा कर्मोका क्षय 
कर मोक्षको प्राप्त करे। यह आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप है, असंख्यात 
प्रदेशी है और प्रदेशोके संहार तथा विसपंणके कारण यह शरीरप्रमाण है जो 
१. तरवसार, गाथा-५,६ । 
२, वही, गाया-१० । 
३. बही, गाथा-११। 


८० : तीर्थंकर मद्दावीर और उनकी आतचार्य-परम्परा 





राम, ह थ, मोहका त्याग कर जन्म-जरा-मरणसे रहित इस क्रिअजन आत्माका 
ध्यान करता है वह सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। आत्मामें न रूप है, न रस है, 
न गन्ष है, न शब्द है । यह तो शुद्ध चेत्तनस्वरूप निरण्जन है | यथा-- ' 
फासरसखूबंधा सहादीया य जस्स णत्यथि पुणो | 
शुद्धो चझेघणभावो णिरंजणों सो अहँ भणिओ॥" 
व्यवहा रनयसे इस आत्मामें कर्म-नोकर्म माने जाते हैं। आत्मा और कर्मंका 
सम्बन्ध दूध-पानीके समान है। जिस प्रकार दूध और पानी अपने-अपने स्वभावसे 
विक्ृत होकर एकमें एक मिल जाते हैं उसी प्रकार आत्मा और पौद्गलिक कर्म 
भी अपने-अपने स्वभावकों छोड़ एकमें एक मिल गये हैं। अतएब में शुद्ध हूँ 
सिद्ध हैँ, शानरूप हूँ, कमं-नोकर्मसे रहित हूँ, एक हूँ, निरालम्ब हूँ, देहप्रमाण 
हैँ, नित्य हूँ, असख्यातदेशिक हूँ, अमत्त हूँ। इस प्रकार चिन्तन कर भात्म- 
स्वरूपको प्राप्त करना चाहिए | जब तक पर द्रव्योंसे चित्त व्यावृत्त नहीं होता 
तब त्तक भव्यजीव मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकता है | चाहे कित्तना मी उग्र तथ 
क्यों न करता रहे। आत्मसिद्धिका मलकारण राग-द्वेष ओर विषयसूखसे 
मुक्ति प्राप्त कर लेना है| 
यह ग्रन्थ आध्यात्मिक है तथा इसमें आत्मानुमृूति तथा आत्मसिद्धिका 
उपाय वर्णित है । 


५. लघुनयचक्र 
इस ग्रन्थमें ८७ गाथाएँ हैं । नयका स्वरूप, उपयोगिता एवं उसके भेंद- 
प्रभेदोंका वर्णन किया है। नयका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है-- 
ज॑ णाणीण वियप्पं सुयभेयं वत्थूयंससंगहणं । 
त॑ इह णयं पउत्तं णाणी पुण तेहि णा्णेहि ॥*१ 
जो वस्तुके एक अंशका ग्रहण करता है श्रुतश्ञानका वह भेद नय कहलाता 
है | नयके बिना वस्तुस्वरूपकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती है और नय द्वारा ही 
स्याद्मादका ज्ञान होता है। अत: नयका ज्ञान अनेकान्तात्मक वस्तुकी प्रति- 
पत्तिके लिए अत्यन्त आवश्यक है। नयसे जिल वचनोंका बोध होता है और 
नयसे ही वस्तुकी प्रतिपत्ति होती है। मूल नय दो है--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । 
नयके सामान्यत्तया नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ औौर 
एवम्भूत ये सात भेद हैं । अन्य भेद निम्न प्रकार हैं-- 


अीजलित-+8न-+++_+++ 


१, त० सा०, गाथा २१ । 
२. लघुनयचक्र, गाथा २। 


अुतघर और सारस्वताचार्य ; ३८१ 


दब्वत्थ॑ दहमेयं छब्मे्य॑ पज्जयत्थियं णेय॑ । 
तिविहं व णेगमं तह दुबिहँ पुण संग्रह तत्व ॥ 
ववहार रिउसुतं दुवियप्पं सेसमाहु एक्केक्का ।" 
उत्ता इह णयभेया उपणयेया वि पणामों ॥ 

द्रव्याथिकके १० भेद, पर्यायाथिकके ६ भेद, नैगम नयके तीन भेद, 
संगहके दो, व्यवहार ओर ऋतुसूत्रके दो-दो भेद और शेष नयोंका एक-एक 
भेद है । उपनयके तीन भेद हैं--(१) सदभूत्त, (२) असंदुभूत और (३) उपच- 
रित नय | सद्भूतके दो भेद हैं और असद्भूतके तीन तथा उपचरितके तीन | 
इस प्रकार नयके भेद-प्रभेदोंका कथन कर द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक नयोंकी 
अपेक्षासे वस्तु-विवेषन किया गया है। 

६. आछाप-पद्धति 

यह संस्क्ृत-गद्यमें रचित छोटी-सी रचना हैं । अन्य भ्रन्थोंक समान इसका 
प्रकाशन भी माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रत्थमालासे हुआ है। इस ग्रन्धमें गुण, 
पर्याय, स्वभाव, प्रमाण, नय, गुण-व्यत्पत्ति, स्वभाव-द्युत्पत्ति, प्रमाणका 
कथन, निक्षेपकी व्युत्पत्ति, चयोंके भेदोंकी व्युत्पत्ति एवं अध्यात्मनयोंका कथन 
किया गया है। आरम्भमें वचनपद्धतिको ही आलापपद्धति कहा है। यह 
ग्रन्थ निम्नलिखित अधिका रोमे विभक्त है-- 

१. द्रव्याधिकार, २. गुणाधिका र, ३. पर्यायाधिकार, ४. स्वभावाधिकार, 
५. प्रमाणाधिकार, ६. नय-अधिकार, ७. गुण व्युत्पत्तिअधिकार, ८. पर्याय- 
व्युत्पत्तिअधिकार, ९, स्वभावव्युत्पत्ति-अधिकार, १०, एकान्तपक्षमे दोष, 
११, नथयोजना, १२ प्रमाणकथन, १३, नयलक्षण और भेद, १४, निशक्षेप 
व्युत्पत्ति, १५, नयोंके भेदोंकी व्युत्पत्ति, १६, अध्यात्मनय | 

नामानुसार विषयोंका निरूषण इन अधिकारोंमें किया गया है। जैन 
सिद्धान्तकों अवगत्त करनेके लिए यह छोटा-सा ग्रन्थ बहुत उपयोगी है । द्रव्यके 
सामान्य और विशेष गुणोंका विवेचन करते हुए लिखा है-- 

“अस्तित्व, बस्तुत्त्वं, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्वं, अगुरुलघुत्वं, प्रदेशत्वं, चेतनत्व- 
मचेतनत्वं, मूत्तंत्वममूत्तेत्वं द्रव्याणां दश सामान्यगुणा:। प्रत्येकमष्टावष्टो 
सर्वेषास । ह 

(एकेकद्रव्ये अष्टो अष्टो गुणा भवंत्ति। जीवद्रब्ये अचेतनत्वं मूर्तत्व॑ च 
_नास्ति, पुदुगल्रव्ये चेतनत्वममूतंत्व॑ च नास्ति, धर्माधर्माकाशकालद्व्येषु 


१. आलापपद्धति, गाथा १३-१४ | 


३८२ : तीर्थंकर महावीर और उसकी आधार्य-परम्परा 


चेसनस्थ मूठंस्व॑ थे नास्ति । एवं द्विद्विगृशवर्जिते भद्ो अह्टो।गुणा: प्रत्येकात्मे 
भवन्ति ।) ह 

जझानदर्घमसुख॒वीर्याणि स्पर्शर्सगंधवर्णा: गतिहैतुत्व॑ स्थितिहेतुत्यमव्भाहम- 
हेतुत्व॑ बत्तनाहेतुत्व॑ बेतनत्वमचेतनत्वं मूत्तेत्वममूत्तत्वं द्रव्याणां घोडश विशेष- . 
गुणा: ।7* 

“अर्थात्‌ अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुश्लघुत्व, प्रदेशत्व, चेत 
नत्व, अचेतनत्व, मूत॑त्व और अमूतंत्व थे द्रव्योंके सामान्यगृण हैं। 
द्रव्योंके साथ रहते हैं, द्रव्योंसे पृथक नहीं होते । प्रत्येक द्रव्यमें दश सामान्य- 
गुणोंमेंसे आठ-आठ गृण रहते हैं, दो-दो गूण नहीं होते । ज्ञान, दर्शन, सुलल, 
वीय॑, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेसुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनद्देतुत्व, ,बर्तना- 
हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूतंत्व ओर अमूतंत्व ये द्रव्योंके सोलह विशेषगुण हैं । 

इस प्रकार द्रव्य, गुण, स्वभावके अतिरिवत नय और प्रमाणका भी विवेचन 
किया है। 


आचार्य अमितगति प्रथम 


जैन साहित्यमें अमितगति नामके दो आचार्योंके उल्लेख मिलते हैं। एक 
माधवसेनके शिष्य और नेमिषेणके प्रशिष्य हैं। और जिन्होंने सुभाषितरत्न- 
सन्दोह, धर्मपरीक्षा, उपासकाचार, संस्कृतपञ्चसंग्रह आदि प्रन्थ रखे हैं। 
दूसरे अमितगति वे हैं, जो नेमिषेणके गुरु तथा देवसेनसूरिके द्षिष्य हैं और 
जिनका गुणकोतन सुभाषितरत्नसन्दोहकी अन्तिम प्रदास्तिमें उसके रतयिता 
अमितगतिने स्वयं किया है। इस तरह सुभाषितरत्नसन्दोहके कर्ता अमितगत्ति 
द्वारा उल्लिखित एवं नेमिषेणके गुरु तथा देवसेनके शिष्य अमित्तगति प्रथम- 
अमितगति हैं और इनका उल्लेख करनेवाले तथा दो पोढ़ी पीछे होनेबाले 
माधवसेनके शिष्य और नेमिषेणके प्रशिष्य सुभाषितरत्नसन्दोहकार अमित॑- 
गति द्वितीय अमित्तगति हैं। इन अमितगतिने प्रथम अमितगतिको 'त्यक्तनि:- 
शेषशज्ञ:' विशेषण देकर अपनेको उनसे पृथक सिद्ध किया है। प्रथम अमित- 
गतिने" स्वयं उक्त विशेषण अपने साथ लगाया है । आचाय जुगलकिशोर 


१, आलापपद्धति, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, पु० १३३-१३४। 

२. “निःसज्भात्मामितंगतिरिद प्राभृतं योगसारम्‌---योगसारप्राभुत, सम्पादक पण्डित 
जुगलूकिशोर मुख्तार, भारतीय ज्ानपीठ प्रकाशन, सन्‌ १९६८ अधिकार ९, 
पद्म ८३१॥ ु 


. अुतधर और तारध्वताचार्य : इटरे 


मुख्तारका अभिमत है--“यह कृति (योगसार प्राभृत्‌) निश्चितरूपसे अभिगति 
प्रथमको कृति है, जिसका प्रमाण अमितगतिके साथ “नि:सद्भात्मा विश्ेषणका 
प्रयोग है, जिसे ग्रन्थका रने स्वयं अपने लिये प्रयुक्त किया है |“ यह विशेषण 
अमितगति द्वितीयके लिये कहीं भी प्रयुक्त नही हुआ है; बल्कि स्वयं अमितगति 
द्वितीयने इस विशेषणकों 'त्यक्त-निःशेषसग:” रूपमें अमित्तगति प्रथमके लिये 
प्रयुक्त किया है। जेसा कि सुमाषितरत्नसन्दोहको प्रशस्तिके निम्तपद्यसे जाना 
जाता है और जिससे उक्त निश्चय एवं विर्णयकी भरपूर पुष्टि होती है-- 


आशीविध्वस्त-कन्तो विपुलशमभू तः श्रीमतः कान्तकीतें: 
सूरेयतिस्थ पार श्रुतसलिलनिधेदेवसेनस्थ शिष्य: । 
विज्ञाताशेपश्ास्त्रो ब्रतसमित्तिभृत्तामग्रणी रस्तकोप: 
श्रीमान्मान्यो. मुनीनाममितगतियत्तिस्त्यक्तनिःशेषसंग: ॥ 


इस पद्मयमें अमितगति प्रथमके गुरु देवसेनका नामोल्लेख करते हुए उन्हें 
विध्वस्तकामदेव, विपुलशमभूत, कान्तकीति और श्रुतसमुद्रका परगामी आचार्य 
लिखा है तथा उनके शिष्य अमितगत्ति योगीको अशेषशास्त्रोंका ज्ञाता, महा- 
व्रत-समितियोके धारकोमे अग्रणो, क्रोधरहित, मुनिमान्य और समस्त वाह्या- 
भ्यन्तर परिग्रहका त्यागी सूचित किया है। पिछला विशेषण सर्वोपरि मुख्य 
जान पड़ता है। इसीसे अमितगतिने उसे निःसंज़जात्माके रूपमे अपने लिये 
प्रयुक्त किया है ।”* 


इस प्रकार द्वितीय अमितगतिसे अमितगति प्रथमका 'निःसज्भात्मा' विशेषण 
द्वारा पार्थक्य सिद्ध है। इसके अतिरिक्त अमितगत्ति द्वितीयने सुभाषितरत्नसन्दोह, 
धमंपरीक्षा आदि ग्रन्थोंमें अमितगति प्रथमके महान गुणोंकी स्तुति की है। 
अत: अमितगति प्रथम उनसे पृव॑बर्ती हैं । 


स्थितिकाल 


अमितगति द्वित्तीयते सुभाषित्तरत्नसन्दोहको वि० सं० १०५० में पौष 
शुक्ला पञ्चमीके दिन समाप्त किया है। इसके पश्चात्‌ धर्मंपरीक्षाको वि० सं० 
१०७० में और पञचसंग्रहको वि० स० १०७३ में पूरा किया हैं। अत्तएवं अमित- 
गति द्वितीयका समय वि० सं० १०५० है। इनके द्वारा उल्लिखित अमितगति 
प्रथम इनसे दो पोढी पूर्व होनेसे उनका समय वि० सं० १००० निश्चित हीता है। 





१. योगसारप्राभृत, प्रस्तावना, पृ० २०। 


- ८४ : तोर्थकर महावीर और उनकी आचारयं-परम्परा 


रखना | पिन 
इनका एकमात्र योगसारप्राभुत नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, जो प्रकांशित 
हो चुका है। मह अन्थ ९ मधिकारोंमें विभक्त है--१. जीवाधिकार, २ 
अजीवाधिकार, ३. आस्रवाधिकार, ४. वन्धांधिकार, ५. संबराधिकार, ६ 
निज सधिका र, ७. मोक्षाधिकार और ८. चारित्राधिकार और नवम अधिकारको 
नवाधिकार या नवमाधिका रके नामसे उल्लिखित किया है। इस अंधिकारकी 
संज्ञा चूलिकांधिकारके रूपमें की गयी है । 
प्रथम अधिकारमें मजू छाचरणके अनन्तर स्वभावकी उपलब्धिके हेतु जीव 
और अजीवके लक्षणोंके जाननेकी प्रेरणा की है, क्योंकि दो प्रकारके पदार्थोसे 
भिन्न संसारमें तीसरे प्रकारका कोई पदार्थ नहीं है। सभीका अन्‍न्तर्भाव , इसने 
दो पदार्थांमें हो जाता है । जीव-अजीवको वास्तविक छपमें जान लेनेसे जीवकी 
अजीबमें अनुरक्ति तथा आसक्ति नहीं रहती है और आत्मलीनतासे राग- 
देषका क्षय हो जाता है। अन्तर जीवके उपयोग लक्षण और उसके भेद-प्रभेदोंका 
निर्देश करके केवलज्ञान ओर केवलूदशंन नामके दोनों उपयोगोंका कमोंके 
क्षेयसे और शेष उपयोगोंका कर्मो के क्षयोपशमसे उदित होना बताया है। 
आत्माको ज्ञानप्रमाण, ज्ञानको ज्ञेयप्रमाण, संगत और जशेयको लोकालोक- 
प्रमाण बतलाकर ज्ञानको आत्मप्रदेशोंके तुल्य सिद्ध किया है। ज्ञान ज्ञेयको 
जानता हुआ भी ज्ञेयहूप परिणत नहीं होता है। आचाय॑ने इस अधिका रमें 
केवलज्ञानको त्रिकालगोचर, सभी सत्‌-असत्‌ विषयोंका ज्ञाता, युगपदभासक 
सिद्ध किया है। 
आत्मा सम्यवचारित्रको कब प्राप्त करती है, इस कथनके पश्चात्‌ निश्चय 
और व्यवहा रचा रित्रका स्वरूप बतलाया है। इस प्रकार प्रथम अधिकारमें 
आत्माके शुद्धस्वरूपका निरूपण किया गया है। 
दूसरे अधिका रमें धमं, अधमं, आकाश, काल और पुदूगल इन पाँचों अजोव- 
द्रव्योंका कथन किया है । ये पाँचों अजीवद्रव्य परस्पर मिलते-जुलते एकदुसरेको 
अपनेमें अवकाश देते हुए कभी भी अपने स्वभावको नहीं छोड़ते । इनमें पुद्गलको 
छोड़कर शेष सब अमूतिक ओर निष्क्रिय हैं। जीवसहित ये पाँचों द्रव्य कह- 
लाते हैं, क्योंकि गुणपर्ययवद्द्रव्यं इस लक्षणसे युक्त हैं । इसके पश्चात्‌ द्रब्यको 
तियुंक्तिपरक छिखकर सभी द्रब्योंको सत्तात्मक कहा है । 
पदचात्‌ पुद्मलके स्कन्ध, देश, प्रदेश और अणुमें चार भेंद बतलाये गये हैं। 
“सभी द्रव्योंके मत्त और अमूतंके भेंदसे दो भेद बतलाकर उनका स्वरूपांकन 
किया है। कमेरूप परिणतल होनेवाली कर्मंबगंणाओंका भी प्रतिपादन किया 


श्तधर और सारस्वताबार्य $ ३८५ 
२५ 


है। मिथ्यात्व आदि १३ गृणस्थान भी पौद्गलिक तथा अचेतन हैं। देह-चेतन- 
को एक सानना मोहका परिणाम है। जो इन्द्रिययोचर है, वह सब आत्मबाह्म 
है। जीव कभी कमरूप और कम कभी जीवरूप नहीं होता है । 

तुतीय अधिकारमें मन-वचन-कायकी शुभाशुभ प्रवृत्तियोंका कर्मालनव- 
रूप वर्णन आया है। निश्चय और व्यवहारनयकी दृष्टिसे आत्मा और कर्मके 
कतुत्व और भोक्तृत्वपर प्रकाश डाछा गया है। एकको उपादानरूपसे 
दूसरेका कर्त्ता मानने तथा एकके कर्मफलका दूसरेको भोक्ता माननेपर, जो 
आपत्ति भ्रस्तुत होती है, उसे दर्शाया है। कषायस्नोतसे आया हुआ कम हो 
जीवमे स्थित्त होता है। तदनन्तर गब्राही जीव कर्मसंत्तति हेतु इन्द्रियजन्य 
सुख, कर्मोके आख्रवंबन्धके कारण आदिका कथन किया है। 


चतुर्थ अधिकारमें बन्धका लक्षण लिखकर उसे जीवकी पराधीनताका 
कारण बताया है। बन्धके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन चारों 
भेदोंका निर्देश करते हुए कौन जोब कम बाँधता है कौन नहीं बाँधता, इसका 
सोदाहरण स्पष्टीकरण किया है। इसी प्रकार रागी, वीतरागी, ज्ञानी और 
अज्ञानीके कर्मंबन्धके होने न होनेका भी निर्देश किया है। ज्ञानी जानता है, 
अज्ञानी वेदता है। इसलिए एक अबन्धक और दूसरा बन्धक होता है। पर 
द्रव्यगत दोषसे कोई वीतरागी बन्धको प्राप्त नहीं करता । 


पड्चम अधिकारमें संवरका लक्षण बतलाकर रद्रव्य-भावके भेदसे उसके दो 
भेद बतलाये हैं| कषायोंके निरोधको भावसंवर और कषायोंका निरोध होनेपर 
द्रब्यकर्मोके आख्वविच्छेदको द्रव्यसंवर बत्तलाया है। कधाय और द्रव्यकरम 
दोनोंके अभावसे पृ शुद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार इस अधिकारमें सवरका 
विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। 


षष्ठ अधिकारमे निजंरातत््वका कथन आया है। निज॑राकी नियुंक्तिके 
पश्चात्‌ उसके पाकजा और अपाकजा दो भेद बत्तलाये हैं। संवरके बिना 
निजंरा अकायंकारी हैं। ध्यान और तप द्वारा योगी कर्मो'की निजंरा करता 
है और कमंमलको धो डालता है। 

सप्तम अधिकारमें मोक्षतत्त्वका निरूपण किया गया है । आत्मा शुद्धात्माके 
ध्यान बिना मोहादिदोषोंका नाश नहीं कर पाता | ध्यानवज्से कमंग्रन्थका 
छेदन सम्भव है। इसी अधिकारमें जीवके शुद्ध और अशुद्ध इन दो भेदोंका 
कथन भी आया है। कमंसे युक्त संसारी जीव अशुद्ध है ओर कमंरहित मुक्त 
जीव शुद्ध है । शुद्ध जीवको 'अपुनभेव' कहनेके हेतुका निर्देश किया है। साथ ही 
मुक्तिमें आत्मा किस रूपमें निवास करती है, यह भी बतलाया है। ध्यान- 


३८६ : तीर्थंकर महात्रोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


विधिसे कर0्मो का उस्मूलत होता है, अतएव ध्यानकी मेहिमांकाी व्जते किया 

गया है । ध्यानकों बाह्मसामग्रीके साथ, ध्यानश्राप्तिके लिए. बुद्धिका आगम, 
अनुमान और, ध्याताभ्यासरससे संशोधन आवश्यक बतछाया है । इस' प्रकार 
इस अधिका रमें ध्यालकी विभिश्न स्थितियोंका निरूपण आया। है| 


अष्टस अधिकारमें चारित्रका निरूपण है। इसप्रें श्रमण बननेकी योग्यता 
और आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए श्रमणोंके २८ मूलगुणोंके नाम दिये गये 
हैं, जिनका योगी निष्प्रमाद रूपसे पालन करता है। जो इनके पालन करनेमें 
प्रमाद करता है, उस योगीको छेदोपस्थापक कहा है। श्रमणींके दो भेद बस- 
लाये हैं, सूरि और निर्यापक। इन दोनोंका विवेचन किया गया है। इस 
अधिका रमें श्रमणोंकी चर्चाका कथन आया है | 


नवम अधिकारमें मुक्तात्माकी सदानन्दरूप स्थितिका उल्लेख करते हुए 
चेतनस्वभावकी अधिनव्वरतापर प्रकाश डाला गया है। योगोके योगका 
रूक्षण बतलाकर थोगसे उत्पन्न सुखकी विशिष्टता, सुख-दुःखका संक्षिप्त लक्षण 
ओर उस लक्षणकी दृष्टिसे पुण्यसे उत्पन्न होनेवाले भोगोंको भी दुःखरूप निर्दिष्ट 
किया हैं। संसारके विषयभोगोंकी निस्सारता तथा भोक्ताकी स्थितिका विवेचन 
किया है। भोग संसारसे सच्ची विरक्ति कब प्राप्त होती है और भिर्वाणतस्‍्वमें 
प्रमभक्ति किस प्रकार उपलब्ध होती है, इसे भी बतलाया है । इस प्रकार इस 
ग्रन्थमें आत्मोपलब्धिके साधन, विषयभोगोंकी अस्थिरता ओर ध्यानकी भहृत्तापर 
प्रकाश डाला गया है। 

योगसम्बन्धो ग्रन्थोंमें हस योगसारप्राभूतका महत्त्वपूर्ण स्थान है। निः- 
सन्देह योगके अध्ययन, मनन और चिन्तनके लिए यह नित्ान्त उपादेय है । 


अमितगति द्वितीय 


आचाये अमितगरति द्वितोय भी प्रथित्यश सारस्वत्ताचाय॑ है। ये माथुर 
संघके आचार्य थे। दर्शनसारके कर्ता देवसेनने अपने 'दर्शनसार” में माथुर 
संघको जैनाभासोंमें परिगणित किया है। इसे निःपिच्छिक भी कहां गया है 
क्योंकि इस संघके मुनि मस्रपिच्छि नहीं रखते थे। यहू संघ कापष्ठासंधघको 
एक शाखा है। इस संघकी उत्पत्ति वोरसेनके शिष्य कुमारसेन द्वारा हुई है। 

अमितगत्ति द्वितीयने अपनी धर्मपरीक्षामें, जो प्रशस्ति अंकित की है, उसेसे 
इनकी गुरुपरम्परापर प्रकाश पढ़ता है-- । 

वीरसेन, इनके शिष्य देवसेन, देवसेनके' शिष्य अमितगति प्रथम, इनके 


क्षिष्य नेभिषेण, नेमियेणके शिव्य माघवसेन और माघवसेनके शिष्य अमिलगति 
| अमिलगतिकी श्षिष्यपरम्पराका परिज्ञान अमरकीतिके 'छक्कम्मोनएस' 
से भी होता है। इस ग्रन्थके अनुसार अमितगति, श्ञान्तिषेण, अमरसेन, श्रीसेन, 
चन्द्रकीति और चन्द्रकीतिके शिष्य अमरकीत्ति हुए हैं। इनकी गुरु-द्विष्य- 
परम्परा निम्न प्रकार ज्ञातव्य है-- 
(अमितगति द्वितीयकी धर्मपरीक्षानुसार) 
बोरसेन 


वेकसेन 


| 
योगसारप्राभूतकार असितगति (प्रथम) 


के 
साधवसेन 


धमंपरीक्षादिकार वमितगति (द्वितीय) 
(अमरकीतिके 'छक्कम्मोवएस' के अनुसार) 
शान्तिषेण 
असरसेत 
शोसेन 
“छक्कम्मोवएस' के कर्ता अमरकोतिं 


श्री पण्डित विश्वेश्वरनाथ' रेउने अमितगति द्वितीयको वाकपतिराज 
मुझ्जकी सभाके एक रत्नके रूपमें स्वीकार किया है। 


अमितगति बहुश्रुत थे । उन्होंने विचिध विषयोंपर ग्रन्थोंका निर्माण किया 
है । काव्य, न्याय, व्याकरण, आचारप्रभृति अनेक विषयोंके विद्वान थे। इन्होंने 
पञ्चर्संग्रहकी रचना मसू तिकापुरमें की थी | यह स्थान धारसे सात्त कोस दर 
मसीदकिलोदा नामक गाँव बताया जाता है। 


१. भारतके प्राचीन राजवंश, प्रथम भाग, प्रकाशक हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय 
धम्बई, सन्‌ १९२०, पृु० १०१॥ 


. १८4 : तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्स-परापरा 


समय-विचार हर 
श्री विश्वेश्वरनाथ रेउने लिखा है--“अमितगतिने विक्रम सं० १०५० 
(ई० सन्‌ ९०३) में राजा मुंजके राज्यकालमें सुभाषित्तरत्नसंदोहनामक 'ग्रन्थ 
बताया और वि० सं० १०७० (ई० १०१३)मे धमंपरीक्षानामक अ्न्यको 
रचना की। इनके गुरुका नाम माघवसेन था ” | | 
सुभाषित रत्नसंदोह 'की प्रशस्तिमें रचनाकालका निर्देश निम्न प्रकार है*« 
“समारुढे पृतत्रिदक्षवर्सात विक्रमनपे सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि. पंचाशदधरिके | 
समाप्ते पंचभ्यामवत्ति धरणीं मुंजनूपती सिते पक्षे पौधे बुधहितमिदं शास्त्रम नघम्‌*॥। 
अर्थात्‌ वि० सं० १०५० पौष शुक्ला पण्चमीकों मुंज राजाके राज्यकाशुमें 
यह निर्दोष शास्त्र पूर्ण हुआ । 
धर्मपरीक्षाका रचमा-काल वि० सं० १०७७० और संस्कृतयज्चसंग्रहका 
वि० सं० १०७३ है। पचसंग्रहकी प्रशस्तिमें लिखा है-- 
त्रिसप्तत्याधिके5 दानां सहस्रे शकविद्विष: | 
मसूतिकापुरे जातमिदं शास्त्र भनो रमस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वि० सं० १०७३ में, जबकि मुजके राज्यपट्टपर भोज आसीन हुआ, 
यह ग्रन्थ लिखा गया । अतलएव स्पष्ट है कि अमितगलिका समय वि० स्ं०की 
११वीं शताब्दि है । 


रचनाएँ 


अमित्तगत्तिकी अनेक रचनाएँ मानी जाती हैं। पर जिन्हें निविवादरूपसे 
अमितगतिकी रचना माना गया है उनके नाम निम्नलिखित हैं-- 
१. सुभाषितरत्नसंदोह 
२. घमंपरीक्षा 
३. उपासकाचार 
४, पव्न्चसंग्रह 
५ आराधना 
६, भावनाद्वात्रिशतिका 
१. भारतक प्राचीन राजवंद, प्रथम भाग, हिन्दो प्रन्थरत्नाक्र कार्यालय, बम्बई, 
सन्‌ १९३०, पृ० १०६ | 
' रे, सुभाषितरत्नसंदोह, पद्म ९२२। 
३, पथ्चसंग्रह, अन्तिम प्रशस्ति, पृु० २३९, पद्म ६ । 


धृतघर ओर सारस्वताचार्य : ३८९ 


. “७, भन्द्र-प्रश्प्त 
८, साढंद्रयद्वीप-प्रज्ञप्ति 


'. , व्याख्या-प्रशप्ति 


१. सुभाषितरत्नसंदोह 

सुभाषितरत्नसंदोह काव्यमें सुभाषितरूपी रत्नोंका भण्डार निबद्ध है। 
इसमें ९२२ पद्य हैं। कविने सांसारिक विषयनिराकरण, माया-अहुछुर- 
निराकरण, इन्द्रिय-निग्नहोषदेश, स्वी-गुण-दोष, कोप-लोभ-निराकरण, 
सदसदस्वरूपनिरूपण,.. ज्ञाननिरूपण, चारित्रनिर्पषण, जातिनिरूपण, 
जरा-निरूपण,  मृत्यु-सामान्यनित्यता-देव-जठर-जीव-सम्बोधन-दुर्जत-सज्जन- 
दान-मद्यनिषेध-मांसनिषेध-मधुनिषेध - कामनिषेध - वेश्यासंग-चत-आत्मस्वरूप 
ग्रुस्वरूप-धर्म-शोक-शौच-श्रावकधमं ओर ह्ादशविध तपश्चरण इस प्रकार 
बत्तीस विषयोंका प्रतिपादन किया है। 

कविने अपने सुभाषितोंका उद्देश्य बतलछाते हुए छिखा है-- 
जनयति मुदमन्तभंव्यपाथोरहाणां, हरति तिमिरराशि या प्रभा मानवीब। 
कृतनिखिलपदार्थद्योत्तना भारतीद्धा वित्तरतु युतदोषा सोः5हँति भारती बः१ ॥ 

भर्थात्‌ जिस प्रकार सूयेकी किरणें अच्धका रका नाश कर समस्त पदार्थोंको 
प्रकाशित करती हैं और कमलोको विकसित करतो है, उसी प्रकार थे सुभाषित 
चेततन-अचेतनविषयक अज्ञानकी दूर कर भक्‍तोके--सहृदयोके चित्तको प्रसन्न 
करते हैं । 


कविने उतोक्षाद्वारा वृद्धावस्थाका कितना सजीव और साझ्भोपाडु चित्रण 
किया है । काव्य-कलाकी दृष्टिसे यह चित्रण रमणीय है-- 
प्रबलपवनापात्तध्वस्तप्रदीपशिखोपमै-- 
रलमलनिचये: कामोदभूते: सुखैविषसंनिभैः । 
समपरिचितेदुं:खप्नाप्ते: सतामतिनिन्दितै-- 
रिति कृतमनाः शड्ू वृद्ध: प्रकम्पयते करो* ॥ 
अर्थात्‌ वृद्धावस्थामें जो हाथ कांपते हैं, वे यह प्रकट करते हैं कि यूवा- 
वस्थामें जो कासजन्य सुख भोगे थे वे विषतुल्य हानिकारक सिद्ध हुए । आँधीके 
वेंगसे शान्त की गयी दीपककी छोंके समान क्षण-विध्वंसी और अत्यन्त वुःख- 
१. सुभाषितरत्नसंदोह, पद्म १ । 
२. वही, पद्य २७० । 


३९० : तीथंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


शा 


कारक इसे विषयभोसोंकी सज्जनोंने पहले लिन्‍्दा को थी, वह निल्दा, निन्‍दा नहीं . 
है, यंवार्थ हैं।. ' 7 5 027 
उक्त पद्ममें हाथोंके कॉपनेपर कवि द्वारा की गयी कल्पना सहृदयोंको 
अपनो ओर आक्ृष्ट करतो है | उक्ति-वेचित््य भी यहाँ निहिल है। -.. 
मदिराकी उपमा देकर वृद्धावस्थाका जीवन्त चित्रण किया है । यह उपभा 
इलेषमूलक है। विशेषण जरा और मदिय दोनों पक्षोंमें समानछूपसेघटित 
होते हैं। यथा-- 
चलयति तनु दुष्टे्रान्ति करोति शरीरिणां 
रचयति बल्ादन्यक्तोक्ति त्तनोति गतिक्षितिम । 
जनयति जलनेनुओआं निन्दामनथ्थंपरम्परां 
हरति सुरभिगन्ध॑ देहाज्जरा मदिरा यथा"॥ 
जिस प्रकार मदिरा-पान छारीरको अस्त-व्यस्त कर देता है, आँखे घूमने 
लगती हैं, मुँहसे अस्फुट वचन निकलते है, चलनेमें बाधा होती है, लोगोंमें 
निन्‍्दाका पात्र बन जाता है एवं शरीरसे दुर्गन्धि निकलती है--उसी प्रकार 
वृद्धावस्था शरीरको कंपा देतो है, नेत्रोंकी ज्योत्ति घट जाती है, दाँत टूट जानेसे 
मुँहसे अस्फुट ध्वनि निकलती है, चलनेमे कष्ट होता है, शरी रसे दुर्गंन्धि निकछत्ती 
और नाना प्रकारकी अवहेलना होनेसे निन्‍दा होती है। इस प्रकार कबिने मदिरा- 
पानकी स्थितिसे वृद्धावस्थाकी तुलना की है। 
इस सुभाषित काव्यमें नारोकी सबंत्र प्रशंसा की गयी है। कवि नारीको 
श्रेष्ठरत्नका रूपक देकर उसके गुणोंका उद्घाटन करता हुआ कहता है-- 
यत्कामाति घुनीते सुखमुपचिनुते प्रीत्तिमाविष्करोति 
सत्पात्राहारदानप्रभववरवृषस्यास्तदोषस्य हेतु: । 
वंशाभ्युद्धा रकतुंमंवति तनुभुवः कारणं कान्तकीति- 
स्तत्सर्वाभीष्टदात्री प्रबदत न कथ प्राध्यंते स्त्रीसुरत्नस्‌* ॥ 
अर्थात्‌ स्‍त्री वासना शाम्त करती है, परम सुख देती है, अपना प्रेम 
प्रकट करती है, सत्पात्रको आहारदान देनेसें सहायता करती है, बंधोद्धार 
करनेवाले पुत्रको जन्म देती है। नारी-श्रेष्ठ-रत्न समस्त भनोरथोंको पूर्ण 
करनेमें समय है। कवि कहता है कि स्वल्पज्ञानी बकुल और अशोक वृक्ष ज़ब 
नारीका सम्मान करते हैं--उसके साब्निध्यसे प्रसन्न हों जाते हैं, तब मनुष्यकों 


६. सुभाषि०, पद्म २७१। 


अुवध्वर और सारस्वताबार्य : ३९१ 


बाल हो क्या । जो पुरुष नारीका परित्याग कर देता है, वह जड़ वक्षोंसे भी 

हीन है, विवेक-शन्य है। रे 

कारणमालालद्भभरकी योजना करते हुए ज्ञानका महत्त्व प्रर्दाशित 
किया किबन-म 

ज्ञान विना नास्त्यहितान्निवृत्तिस्ततः प्रवृत्तिनं हिते जनानाम । 

ततो न पूर्वाजितकर्मनाशस्ततो न सौख्यं लभतेप्प्यभीष्टम" | 


अर्थात्‌ ज्ञानके बिना मनुष्यकी अहितसे निवृत्ति नहीं होतो है और अहितकी 
निवृत्ति न होनेसे हित्तकायंमे प्रवृत्ति नहीं होती। हितकायंमें प्रवुत्ति न 
होनेसे पूर्वोपाजित कर्मोंका नाश नहीं होता और पूर्वोपाजित करके नाश ने 
होनेसे अभीष्ट मोक्ष-सुख नहीं मिलता । कषायका सदभाव ही चरित्रका असद्‌- 
भाव है | कधायकी जितने रूपमे कभी होने लगती है उत्तने ही रूपमें चरित्रका 
विकास होने लगता है | कविने संसार, कधाय और चरित्र इन तीनोंकी व्याख्या 
बड़े ही सुन्दर रूपमे को है। 
शोकाभिभूत व्यक्तिकी अवस्थाका चित्रण करता हुआ कवि कहता है-- 
वितनोति बच: करुणं बिमना 
विधुनोति करो व रणो च भुशास्‌ । 
रमते न गृहे न वने न जने 
पुरुष: कुरुते न किमत्र शुा॥* 
शोकके कारण व्यक्ति निमंनस्क हो जाता है, दीन वचन बोलता है, 
हाथ पेरोंको पटकता है और घर-बाहर स्वजनो एवं परिजनोके बीच कही भी 
शान्तिलाभ प्राप्त नही करता | शोकके कारण मनुष्यको स्थित्ति बहुत विचित्र 
हो जाती है। कवि द्वारा अद्धित चित्र बहुत ही सजीव है। अतएवं संसारकी 
यथार्थ स्थितिका चित्रण करता हुआ कवि कहता है-- 
स्वजनोउत्यजन: कुरुते न सुखं न धनं न वृषो विषयो न भवेत्‌ 
विमते: स्वहितस्य शुच्चा भविन: स्तुतिमस्य न कोपि करोति बुध:३॥ 
शोकसे विह्न॒लचित्त पुरुष स्वहितसे वंचित रहता है। अत्त: वह न तो 
स्वजनोंसे सुख प्राप्त करता है और न परिजनोंके सम्बन्धसे हो आनन्दित होता 





सनक 23 ०+-_न_नब 


१. सुभाषि०, पद्म १९८ । 
२. बही, पद्च ७१३। 
३. वही, पद्म ७१६। 


३९२ : तीथंकर महावीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


है, न धबसे ही किसी प्रकारकी शान्ति प्राप्त करता है और न किसी चम॑ 
ध्यानका आचरंण कर पाता है और न इन्द्रियविधयका सेवल ही कर पाता 
है । कवि शोक-त्यागके लिए पुन: जोर देता हुआ कहता हैं-- ह 

यदि रक्षणभन्‍्यजनस्य भर्वेद्यदि कोई करोति बुध: स्तवनं। 

यदि किठ्चन सौर्यमथ स्वतनयोयंदि कड्चन तस्य गुणों भव॑ति।। 

यदि वा5»गम्न कुरुतेइत्र मृत: सगुं सुवि शोचनमस्य लदा। 

विद्य्ण विमना बहु शोचति यो विगुणां स द्शां लभते मनुजः ॥* 

यदि शोक करनेसे अन्य व्यक्तिकी रक्षा हो जाय या शोक करनेवाले 

व्यक्तिकी लोग प्रशंसा करे अथवा शोक करनेसे शरीरकों सुख प्राप्त हो या 
शोक करनेसे मृत प्राणि जीवित हो जाये, तभी शोक करना उचित कहा जायगा। 
शोक करनेसे कोई भी गण तो प्राप्त नहीं होता है बल्कि शोक करनेसे श्रेष्ठ 
गुणोंका विनाश हो जाता है। अतएवं शोक करना निरथंक है। 


इस ग्रन्थमें आध्यात्मिक आवारात्मक और नैत्तिक तथ्योंकी अभिव्यजना 
सुभाषितों द्वारा की गयी है। 


२ धर्मंपरीक्षा 


संस्कृत-साहित्यमें व्यंग्यप्रधान यह अपने ढंगकी अद्भुत रचना है । इसमें 
पौराणिक ऊट्पटांग कथाओं और मान्यत्ताओंको बड़े ही मनोरअजकरूपमें 
अविश्वसनीय सिद्ध किया है । तथ्योंकी अभिव्यञ्जनाके लिए कथानकोंका आश्रय 
लिया गया है। इस प्रन्थमें निम्नलिखित मान्यताओंकी समीक्षा कथाओं द्वारा 
की गयी है-- 

१. सृष्टि-उत्पत्तिवाद 

२. सुष्टि-प्रलयवाद 

रे. त्रिदेव-अह्मा, विष्णु और महेश सम्बन्धी भ्रान्त धारणाएँ 

४. अन्ध-विद्वास 

५, अस्वाभाविक मान्यताएं--अग्निका वीयेपान, तिलोत्तमाकी उत्पत्ति 

६. जातिवाद--सम्भ्नान्त जातिमें उत्पन्न होनेका अहछूर 

७, ऋषियोंके सम्बन्धरमें असम्मभव और असंगत मान्यताएं 

<. अमानवीय तत्त्व 

९. अविष्वसतीय और अबुद्धिसंगत पौराणिक उपाख्यान 


१. सुभाषि०, पद्म ७१८, ७१९। 


खुतधर ओर सारस्कताचार्य : ३९३ 


... “धर्चाप इस प्रन्धका आधार हरिभद्रका धूर्ताल्यान है, पर कबिने स्वेच्छया 
' कथावस्तुमें परिवत्तंत भो किया है। संस्कृत्तकाव्यमें इस कोटिके व्यग्यप्रवान' 
काम्योंका प्राय: अभाव है। इस ग्रन्यकी कथाओंकी शैली आक्रमणात्मक नहीं 
है, सुझ्ावात्मक है। व्यग्य और संकेतोंके आधारपर असम्भव एवं मनमढ़न्त 
बातोंका निराकरण किया गया है | 


३ उपासकाचार 

यह अमितगति-श्रावकाचा रके नामसे प्रसिद्ध हे। उपलब्ध श्रावकाचा रोंमें 
यह बहुत विशद, सुगम और विस्तृत है। इसमें १२५२ पद्म और १५ अध्याय 
हैं। अन्तमे गुरुपरम्परा तो पायी जाती है, पर रचना-काल निष्विष्ट नहीं है । 
मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका अन्तर, सप्ततत्त्व, अष्टमूलगुण, द्वादशक़त और उन्तके 
अतिचा र, सामायिकादि षट्‌ आवश्यक, दान, पूजा, उपवास एवं १२ भावनाओं - 
का सुविस्तृत वर्णन आया है। अन्तिम अध्यायमे ध्यानका वर्णन ११४ पद्मोमें 
किया गया है। ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान-फल--इन चारोंका बिस्तृत 
बर्णत किया गया है । 


४. आराधना 


शिवायंकहृत प्राकृत आराधनाका यह संस्कृत रूपान्तर है। कबिने इस 
रूपान्तरको चार महीनेमे पूर्ण किया है। इसमे दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप-- 
इन चारो आराधनाओंका प्राकृत आराधनाके समान ही वर्णन किया है। प्रसंग- 
वश जैनधमंक्रे प्रायः समस्त प्रमेय इसमें समाविष्ट हैं। प्रशस्तिमें देवसेनसे लेकर 
अमितगति त्तककी गरुपरम्परा भी दी गयी है । 


५. भावना दात्रिशतिका 


३२ पद्मयोंका यह छोटा-सा प्रकरण है। संसारके पदार्थोंस पृथक अनुभवकर 
आत्मशुद्धिकी भावना व्यक्त की गयी है। हृदयको पवित्र बनानेके लिए यह एक 
अच्छा काव्य है। इसके पढ़नेसे पवित्र और उच्च भावनाओोंका सञ््चार होता है। 

प्रारम्भमें ही प्राणी-मात्रके साथ मेत्रीकी भावता प्रकट करते हुए लिखा है- 

सत्तेषु मेत्रीं गुणिषु प्रमोदं विलष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्‌ | 
माध्यस्थ्यभाव॑ विपरीत्तबुत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव ॥* 

कविने इसमें परपदार्थोंसे भिल्‍न आत्मानुभूति करते हुए अपने द्वारा किये 


१. द्वाश्रिशतिका, प्रथम पद्य, यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र प्रस्थमालामें प्रकाशित है, साथ ही 
काशीसे प्रकाशित प्रथम गुच्छकर्मे भी संगृहीत है। 





_ रेड: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


गये मिथ्यानरणकी निन्‍दा की है। प्रत्येक जीवारमा प्रमाद और कवायके योगले 
नाँता प्रकारके कदाचारका सेवन करता है॥ इतंस्ततः अमण करनेवाले एक- 
इन्द्रियादि जीवोंकी विराघना करता है और द्वीन्द्रियादि ऋसंजीबोको भी 
कष्ट पहुँचाता है। इसके लिए उसे अपनो निन्‍दा आदिके द्वारा प्रायश्चित्त 
करना चाहिए । 
कविने आराध्य देवको बड़े हो सुन्दररूपमें स्तुति की है। यह आराध्य 
बीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ ही हो सकता है। कवि उसकी स्तुति करता 
हुआ कहता है-- 
यः स्मयंते सबंमुनीन्‍द्रवुन्देयं: स्तूयते स्वंनरामभरेन्‍्द्रे:। 
यो गीयते वेदपुराणशास्त्रे: स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 
यो दर्शनशानसुखस्वभावः:. समस्तसंसारविका रबाह्य: । 
समाधिगम्य: परमात्मसंज्ञ: स देबदेवो हृदये ममास्तास्‌ ॥ 
निषदते यो भवदुःखजालं निरीक्षते यो जगदन्तरालं। 
योज्त्तगंतो योगिनिरीक्षणीय: स देवदेवो हुदये ममास्ताम ॥ 
विमुक्तिमामंप्रतिषधादको यो यो जन्ममृत्युव्यसनागतीत: । 
त्रिलोकलोकी विकलो$कलडू: स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 
क्रोडीकृताशेषश रीरिवर्गा रागादयों यस्य न सन्ति दोषा:। 
निरिन्द्रियो ज्ञानमयोइनपाय: स देवदेवो हृदये ममास्तामु ॥ 
यो व्यापको विश्वजनीनवूत्ते: स्िद्धो विवुद्धों घुतकर्मंबन्धः । 
ध्यातो घुनीती सकल विकारं स देवदेवों हृदये मसास्ताम्‌ ॥" 
यह छोटा-सा भ्रन्थ अत्यन्त सरस और हृदयकों पावन करनेवाला है। 
परमात्माका स्वरूप इसमें निर्धारित किया गया है और उसी परमात्माको स्तुति 
को गयी है । 


६. पंख्संग्रह (संस्कृत) 

यह पञ्चसंग्रह प्राकृतपञ्चसंग्रहके समान पाँच प्रकरणोंमें विभक्त है। 
जीवसमास, प्रकृतिस्तव, कमंबन्धस्तव, शत्तक और सप्तति। प्रथमप्रकरंणमें ३५३ 
पद्य, द्वितीयमें ४८, तृत्तीयमें १०६, चतुर्थ ७७८ और पड्चममें ९० पद्य हैं । कुछ 
पद्मोंको संख्या १३७५ है । प्राकृतपंचसंग्रहके समान संस्क्ृतपंचसंग्रहमें भी पद्योंके 
साथ गद्य भी प्रयुक्त मिलता है। यह प्राकृतपंचसंग्रहका रूपान्तर होनेपर भी 
कई दृष्टियोंसे विशिष्ट है। जह प्राकृतमें दो गाथाओंसें बाल कही गयी है, बहा 


१. द्वार्निद्०, पद्य १२-१७। 
अुतवर भ्रौर सारस्वतावार्य : ३९५ 


संस्कृतपंचसंग्रहमें एक ही पद्यमें उसी तथ्यमें सस्तिविष्ट कर दिया भया है और 
जहाँ एक पद्ममें तथ्य कहा गया है उसे दो या अधिक पद्मोंमें भी कहा गया है। 
अमितगतिकी यह रचना अत्यन्त सरल और मधुर है। कहीं-कहीं अन्य ग्रन्‍्थोंसे 
आधार ग्रहणकर नये पद्म भी लिखे गये हैं। अतः प्राकृतपंचसंग्रहकी अपेक्षा यह्‌ 
संस्कृत पंचसंग्रह किन्‍्हीं रूपोमें विशिष्ट है। प्राकृतपंचसंग्रहके प्रथम प्रकरणमें 
वेदमागंणाके अन्तगंत द्वव्यवेद ओर भाववेदकी अपेक्षासे जीवोंकी सदृशता 
और पक कर का वर्णन करनेवाली दो गाथाएँ आयी हैं। इनके स्थानपर 
अमितगततिने संस्कृतपद्मसंग्रहमें एक ही पद्य रचा है | यथा-- 
प्राकृतपंचसंग्रह 
तिव्बेद एवं सब्बे वि जीवा दिद्ठा हु दव्वभावादो। 
ते चेव हु विवरीया संभवंति जहाकमं सब्बे ॥१०२॥ 
इत्यी पुरसि णउंसय वेया खलु दब्ब-भावदो होंति। 
ते चेव य विवरीया हवंति सब्बे जहाकमसो॥१०४॥ 
संस्कृतपंचसंप्रह 
स्त्रीपुन्नपुंससा जीवा: सदुशा: द्रव्य-्भावत:। 
जायन्ते विसदृक्षाशव कमंपाकनियन्त्रिता: ॥१९२॥ 
प्राकृंतप्ञसंग्र ह 
छह्व्व-णवपयत्थे  दव्वाइचउव्विहेण  जाण॑ंते । 
चंदित्ता अरहंते जीवस्स परूवर्णं बोच्छ ॥ १॥ 
संस्कृतपन्चनसंग्रह 
ये षट द्रव्याणि बुध्यंते द्रव्यक्षेत्रादिभिदतः। 
जिनेशास्तांस्त्रिधा नत्वा करिष्ये जीवरूपणम्‌ ॥ ३॥ 
प्राकृतपंचसंग्रह 
गुण जीवा पज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणाओं य। 
उवओगो वि य कमसो वीसं तु परूवणा भणिया॥ २॥ 
स्ातपंधोग्रह 
विज्ञातव्या गुणा जीवा: प्राणपर्याप्तिमागंणा: । 
उपयोगा बुधे: संज्ञा विशतिजीवरूपणा:॥ ११॥ 
प्राकृतपंचसंप्रह 
जेहि दु लक्खिज्जंते उदयादिसु संभवेहि भावेहिं । 
जीवा ते गुणसण्णा णिहिद्वा सब्वदरिसीहिं॥ ३ ॥ 


३९६ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचजार्य-परम्परा 


डरे 


जीवा ये रवबुध्यन्ते भावरौदयिकादिभि:। 
गुणागुणस्वरूपल्लेरत्र ते गदिता गुणाः॥ १२॥ 

अभिसयतिके पञ्चसंग्रहका वेशिष्ट्य 

प्राकृतपंचसंग्रहकी अपेक्षा संस्कृतपअ्चसंग्रहमें कई विशेषताएँ हैं। इसे 
विशेषताओंकों हम निम्नलिखित वर्यांसें बिभक्त कर सकते हैं-- 

१, संक्षेपीकरण, 

२. पल्‍्छवन, 

३. विषयोंका प्रकारान्तरसे संयोजन | 

उपयुक्त विशेषताओंके स्पष्टेीकरणके लिए प्राकृतपंचसंग्रहके साथ तुल 
तात्मक अध्ययन अपेक्षित है। 

जीवसमास नामक प्रथम प्रकरणमें चौदह गुणस्थानों और सिद्धोंका कथन 
करनेके बाद किस गुणस्थानमें कौन भाव होता है, इसका विवेचव किया है। 
अनन्तर चोदह गुणस्थानोंमें रहनेवाले जोवोंकी संख्याका निरूपण आया है। 
यह कथन गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ११-१४ तथा ६२२-६३ २में किया 
गया है | संस्कृत पंचसंग्रहमें इससे भी कुछ विशेष कथन आया है । अमितगतिने 
जीवद्ठाणके द्रव्यप्रमाणानुगमकी घवलाटीकासे उबत विषय ग्रहण किया गया है| 
इसी प्रकार योगनिरूपणके अन्तमें पद्म १८१-१८५ तक विग्नहगति 
आदिमें शरीरोंका कथन आया है। यह कथन प्राकृत्तपंज्चसंग्रहकी अपेक्षा 
विशिष्ट है। इसी तरह वेदमार्गंणाके कथनके अन्तमें पद्य १९५३-२० रमें बेद- 
वेषम्यके नवभंगोंका विवेचन तथा स्त्रीवेद आदिके चिह्नोंका कथन भी प्राकृत- 
पंचसंगहको अपेक्षा विशिष्ट है। ज्ञानमागंणाके निरूपणमें भी कई विशेषताएं 
आयो हैं । इन सन्दर्भोंमें प्राकृतपंचसंग्रहंका आधार न ग्रहणकर, त्त्वार्थे- 
वातिकका आधार ग्रहण किया गया है। मतिज्ञानके २८८, ३३६ और ३८४ 
भेद आये हैं तथा श्रुतपूर्वंक श्रुतक्ा भी समर्थन किया गया है। अवधिज्ञानके 
लक्षणों और चिन्नोंका कथन तत्त्वारथवात्तिकके अनुसार आया है । 

प्राकृतपंचसंग्रहमें लेश्याका कथन प्रभ्मम प्रकरणमें दो स्थलोंपर आया है, 
पर संस्क्ृतपव््चस ग्रहमें अमितगतिने इसे एक ही स्थानपर निबद्ध कर दिया है। 


ख्पान्तरोंमें भी मौलिकताका कई जगह समावेश किया है। यहाँ एक उदा- 
हरण प्रस्तुत किया जाता है-- 
भव्यो पंचिदिओं सण्णी जोबों पज्जत्तओं तहा। 
काललडद्धाइ-सजुत्तो.. सम्मतं. पडिवज्जए ॥१९५०॥ 


श्रुतघर और सारस्वताजार्य : ३९७ 


अमितगतिने इसका रूपान्तर निम्न प्रकार किया है-- 
पृर्णपंतेन्द्रिय: संजी. लब्धकालादिलब्धिक: | 
सम्पक्त्वग्रहणे योग्यो भव्यों भवति छुद्धवी:॥ २८६ ॥। 
अर्थात्‌ संज्ञो पंचेन्द्रिय जीव कालादिलब्धिकी प्राप्ति होनेपर सम्यक्त्व ग्रहण 
करने योग्य होता है। अमितगतिने यहाँ लब्धियोंका वर्णन भी विस्तारपूबंक 
किया है और तत्त्वा्थवातिकके नवम अध्यायके प्रथम सूत्रसे बहुत-सा गद्यांश 
ज्यों-का-त्यों ले लिया है। सम्यक्त्वके भेद-प्रमेदोंका विवेचन भी विस्तारपूर्व॑क 
किया गया है, जो प्राकृतपंचसंग्रहमें प्राप्त नहीं है। इसी सन्दर्भमें मिथ्यात्वका 
कथन करते हुए ३६३ मतोंको उत्पत्ति दी गयी है, जो क्मंकाण्डके अनुरूप है। 
प्रथम अध्यायके अतिरिक्त अन्य अध्यायोंके कथनमें भी यत्र-तत्र वेशिष्टय दृष्टि- 
गोचर होता है। चतुर्थ अध्यायमें «वें गुणस्थानमें होनेवाले प्रत्ययोंका कथन 
प्राकृतपंचसंग्रहमें आया है। यथा-- 


सजलण-तिवेदाण णवजोगाणं च होइ एयदरं। 
संडणदुवेदाणं. एयदर पुरिसवेदों. थे १४२०१ ॥ 
--जानपीठ संस्करण 


अर्थात्‌ नवे गुणस्थानके सवेद भागमें चार सज्वलत कषायमेसे एक, तोन 
वेदोमेसे एक और नौ वेदोंमेसे एक होता है। नपु'सकवेदकी उदयव्युच्छित्ति 
हो जानेपर दो वेदोमें से एक बेदका उदय होता है और स्थवीवेदकी उदय- 
च्छित्ति हो जानेपर एक पुरुषवेदका उदय होता है। अतः ४३ २५९ ७ 
१०८, ४१(२२८९०७२ और ४०८१०८९०३६ भंग होते है ओर कुछ भंग 
१०८+७२+ ३६७ २१६ ये भंग सवेद भागके हुए । अवेदभागमें भगोका क्रम 
निम्नप्रकार है-- 
चदुसंजलणणवण्हूं जोगाणं होइ एयदर दो ते। 
कोहूणमाणवज्ज॑ मायारहियाण_ एगदरगं वा ॥४२०२॥ 
--ज्ञानपीठ संस्करण 
अर्थात्‌ अवेदभागमें चार स्व॑जलन कषायोंमेंसे एंकका, तथा नौ योगोंमेसे 
एकका उदय होता है। क्रोधकी उदयव्यु च्छित्ति हो जानेपर तीन कषायोंमेंसे 
एकका उदय होता है। मानकी व्युच्छित्ति हो जानेपर दो कंषायोंमेंसे एकफा 
उदय ओर मायाकी व्युच्छित्ति हो जानेपर केवल लोभ कषायका उदय होता 
है। नो योगोंमेंस एक योगका उदय सबंत्र रहता है। अतएवं ४)८१०८९- 
३६, ३२८१२९०२७, २११५८५०१८ और १११)८९५०९० इस प्रकार 


३९८ : तीथकर महावीर और उनकी आतार्य-परम्परा 


अवेदभागके कुंछ भंग्र ३६+ २७+ १८ + ५,०९० | संवेद और अंकेद मायके 
कुछ, संग २६६ +९० ८ ३०६ 

अधितगतिते संस्कृतपंथ्चसंग्रहमें नवें गणस्थातके वेद सागसें चार 
४३ व ०५ योगोंमेंसे एक-एकके उदयकी अपेक्षा ४>८९५०३६ भंग 
बताये हैं-- 


जधघन्यौ प्रत्ययौ शेयों द्वाववेदानिवृत्तिके। 
, संज्वालेषु चतुष्वेंकी योगानां नवेक परः।४६६॥ 

१५१ भंग 5 ४९ अन्योन्याभ्यस्त करनेपर, ४)८३>८९० १०८ सवेद 
भाग । यहाँ ४ कषाय, ३ वेद और ९ योगोंमेंसे एक-एक योगका उदय होता 
है। अवेद भागमें-- 

कषायवेदयोगानामेकैक ग्रह णे सत्ति | 
मनिवृत्ते: सवेदस्य प्रकृष्टा: प्रत्यवास्त्रयः ॥४६७॥ 
४।३।९ अन्यीन्याभ्यस्त करनेपर १०८ होते हैं। 


इस प्रकार अनिवृत्तिकरण गृणस्थानके सवेदभाग और अवेदमभागमें १४४ 
भंग योगकी अपेक्षा मोहनोयके उदयस्थान बतछाये गये हैं। प्राकृतपंचसंग्रहमें 
भी इतने ही भंग लिये हैं। गोम्मभटसार कमकाण्डमें भी १४४ ही भंगसंख्या 
आयी है। यही कारण है कि अमित्तगतिने सवंसम्मत १४४ भेदोंकों ही 
मान्यता दी है, शेष भंगोंका उल्लेख नहीं किया | 


पञ्चम अध्यायमें भी कई विशेषताएं पायी जाती हैं। प्राकृतपंचसंग्रहमें 
मनुष्यगतिमें नामकर्मके २६०५ भग बतलाये हैं, पर संस्कृत पज्चसंग्रहमें 
२६६८ भंग आये हैं। यहाँ २६०९ भंगोंमें सयोगकेवलीके ५० भंग और 
जोड़े गये हैं। इसप्रकारके जोड़नेकी प्रक्रिया प्राकृतपंचसंग्रहमें नहीं मिलती है । 

प्राकृतपंचसंग्रह और संस्कृतपञ्चसंग्रहमें योगकी अपेक्षा गुणस्थानोंमें 
मोहनीयकर्मके उदयस्थानोंके भग १३२०९ बतलाये हैं और कमं-काण्डमें छठे 
१२८५३ भंग आये हैं। इस अन्तरका कारण यह है कि कर्मकाण्डमें छठे गुण- 
स्थानमें आहारकका उदय स्थत्रीवेद और नपुंसकवेदके उदयमें नहीं माना गया है । 
अत: छठे गुणस्थानमें पञ्चसंग्रहकी अपेक्षा २११२ भंग होते हैं और कर्मकाण्ड- 
की अपेक्षा १८५६ भंग होते हे । इस प्रकार २५६ भंगका अन्तर पड़ता हैं। यहाँ 
यह स्मरणीय है कि असितलगतिने प्रथम अध्यायके ३४३वें पद्च द्वारा इसबातको 
* स्वीकार किया है कि आहारककऋद्धि, परिहार विशुद्धि, तीथकरप्रकृतिका 
उदय और मनःपर्ययज्ञान थे स्त्रीवेद और नपुंसकर्वेदके उदयमें नहीं होते । 


शृतबर और सारस्वताकार्य : ३९९ 


विधय-परिचय 

प्रथम प्रकरण जीवसमास है। इसमें गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, 
संज्ञा, चोदह मार्मणा और उपयोग इन २० प्ररूपणाओं द्वारा जीवोंकी विधिष 
दर्शाओंका वर्णन किया गया है। 


मोह ओर योगके निमित्तसे होनेवाले जीवोंके परिणामोंके तारतम्यरूप क्रम- 
विकसित्त स्थानों--भावोंको गुणस्थान कहा है । गुणस्थान १४ हैं--मिथ्यात्व, 
सासादन, सम्यग्मिथ्यात्व, अविरतसम्यक्त्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्त- 
विरत, अपुवंकरण, अनिवृत्तिकरण, सृक्ष्मसाम्पराय, उपश्ान्तमोह, क्षीणमोह, 
सयोगिकेवली और अयोगिकेवली । प्रथम प्रकरणके प्रा रम्भमें ही इन गुणस्थानों- 
का स्वरूप विवेचन किया गया है। 


दूसरी प्ररूपणा जीवसमास है। जिन धर्मविशेषोंके हारा नाना जीव और 
नाना प्रकारकी उनकी जातियाँ जानी जाती हैं, उन धमंविश्लेषोंकों जीवसमास 
कहते हैं। जीवसमासके संक्षेपकी अपेक्षा १४ भेद हैं और विस्तारकी अपेक्षा 
२१, ३०, ३२, ३६, ३८, ४८, ५४ और ५७ भेद हैं। प्रथम प्रकरणमें इन 
समस्त भेदोंका विस्तारपूर्वंक विवेचन आया है। 

तीसरी पर्याप्तिप्रहपणा है। प्राणोंके कारणभूत शक्तिकी प्राप्तिको पर्याप्त 
कहते हैं । पर्याप्तियाँ छह हैं--आहा रपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, श्वा- 
सोच्छवासपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मनःपर्याप्ति । एकेन्द्रियजी वके प्रा रम्भकोी 
चार पर्याप्तियाँ, द्वीइन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रियपर्यन्त पाँच पर्याप्तियाँ 
और संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवको छह पर्याप्तियाँ होती हैं। 


चौथी प्राणप्ररूपणा है। पर्याप्तियोंक कार्यरूप, इन्द्रियादिकके उत्पन्न 
होनेको प्राण कहते हैं । प्राणोंके दश भेद हैं--पाँच इन्द्रियाँ, मनोबछ, वचनबल, 
कायबल, आयु और द्वासोच्छवास । एकेन्द्रिय जीवके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, 
आयु और श्वासोच्छवास ये चार प्राण होते हैं। द्वीन्द्रियजीवके रसनेन्द्रिय और 
वचनबल इन दो प्राणोके अधिक होनेसे छह प्राण होते हैं। तन्रोन्द्रियजोबके 
ध्राणेन्द्रिय बढनेसे सात प्राण, चतुरिन्द्रियजीवके चक्षु इन्द्रिय बढ़नेसे आठ प्राण, 
असंज्ञी पंचेन्द्रियजीवके कर्णेन्द्रिय बढनेसे ९ प्राण और संज्ञी पर्ेन्द्रियजीवके 
मनोबल बढ़नेसे दश प्राण होते हैं । 


पाँचवीं संज्ञाप्ररपणा है। आहारादिकी वाडच्छाको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा- 
के चार भेद हैं-“-आहा रसंज्ञा, भयसंश्ञा, मंथुनसंज्ञा और परिग्रहसंज्ञा । चारों 
संज्ञाएं सभी संसारो जोबोंमें पायो जातो हैं । 


कक तीर्थंकर महावीर और उनकी आजचायं-परम्परा 


जित अवस्थाविशेषोंमें जीवोंका अन्वेधण किया जाता है, उन्हें मार्गजा 
कहते हैं । मामणाओंके चोदह भेद हैं--गति, इन्द्रिय, काय, योग, बेद, कषाय, 
ज्ञान, संयम, दक्ष, लेश्या, भव्य, सम्यकत्व, संशी और आहारमार्गणा | प्रथम 
प्रकरणमें इन १४ मार्गणाओंका विस्तारके साथ वर्णन किया, गया है । 

२०वीं उपयोगप्ररूपणा है। वस्तुके स्वरूपको जाननेके लिए जीवका को 
भाव प्रवृत्त होता है, उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग दो प्रकारका होता है--- 
साकारोपयोग और निराकारोपयोग । निराकारोपयोगके चार भेद हैं । 

इस प्रकार प्रथम जीवसमासप्रकरणमें २० प्ररूपणाओं द्वारा जीवोंकी विविध 
दक्षाओंका विस्तारके साथ वर्णन किया है। 

दूसरा प्रकरण प्रकुतिसमुत्कीसेन नामका है। इसमें कर्मोंकी मलप्रकृतियों 
और उत्तरप्रकृतियोंका व्णत किया गया है। मलप्रकृतियाँ आठ हैं--शानावरण, 
दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय | इनकी उत्तर 
प्रकृतियाँ क्रमशः पाँच, नो, दो, अट्टाईस, चार, तिरानवे, दो और पाँच हैं। 
सब उत्तरप्रकृतियाँ १४८ होती हैं। इनमेंसे बन्धयोग्य १२० प्रकृतियाँ, उदय- 
योग्य १२२ प्रकृतियाँ, उदवेलन ११ श्रकृतियाँ, ध्रुवबन्धी ४७, अध्रुवबन्धी ११, 
वत्तंमान प्रकृतियाँ ६२ एवं सत्त्वयोग्य १४८ प्रकृतियांँ हैं। पत्नचसंग्रहके पाँचों 
प्रकरणोंमें यह सबसे छोटा प्रकरण है । 

कर्मस्तव नामका तीसरा प्रकरण है | इसके अन्य नामान्तर बन्धश्तव और 
कही कमंबन्धस्तव भी हैं। इस प्रकरणमें १४ गुणस्थानोंमें बेधनेवाली, नहीं बंधने 
वाली ओर बन्धव्युच्छित्तिको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंका तथा सत्वयोग्य, 
असत्वयोग्य और सत्वसे व्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंका विवेचन किया गया 
है। अन्तमें चूलिकाके अन्तर्गंत नौ प्रश्नोंकी उठाकर उनका श्रमाधान करते 
हुए बतलाया गया है कि किन प्रक्ृत्तियोंकी बन्धव्युच्छित्ति, उदयव्युन्छित्ति और 
सत्वव्युच्छित्ति पहिले, पीछे या साथमें होती है। इस नौ प्रश्नरूप चूलिकासें 
कर्म प्रकृतियोंके बन्ध, उदय और सत्वव्युच्छित्ति सम्बन्धी कितनी ही ज्ञातव्य 
बातें बतलाई गयो हैं । 

चौथे प्रकरणका ताम शतक है । इस प्रकरण में १४ मार्गणाओंके आधारसे 
जीवसमास, गुण स्थान, उपयोग और योगका वर्णन करनेके अनन्त र कमंबन्धके 
कारणभूत मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कंषाय और योग बन्धप्रत्ययोंका विस्तार- 
से वर्णव किया है | साथ ही मिथ्यात्व आदि गणस्थानोंमें जबन्य और उत्कृष्ट 
प्रत्ययोंकी अपेक्षा सम्भव संयोगी भंग्रोंका विस्तृत विवेचन किया है। ततृपष्चात्‌ 
ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके विशेष बन्धप्रत्ययोका वर्णन किया गया है। 


शुतघर और सारस्वताचार्स ; इ०९ 
२६ 


: “ शकुखम प्रकरणका नाम सप्तति या सप्ततिका है। इसे सित्तरी भी कहते 
: हूं। इस प्रकरणमें मूल कर्मों और उनके अवान्तर मेदोंके बन्धस्थान, उदब- 
स्थान और स्तवस्थानोंका स्वतन्त्र रूपसे एवं चौदह जीवसमास ४ ह हर 
स्थानोंके आश्रयसे भंगोंका विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। अन्‍्तमें &ह। 
उपक्षमना और क्षपणाका विवेचन आया है। शतक और सप्ततिका इन दोनों 
ही भ्रकरणोंमें मंगोंका विवेचन करनेवाले पद्य प्राकृतपंचसंग्रहके तुल्य ही हैं। 
कर्मसिद्धान्तको अवगत करनेके लिये यह एक अच्छा साधनग्रन्ध है । 
उपयुक्त प्रन्थोंके अतिरिक्त लघु एवं बृहत्‌ सामायिक पाठ, जम्बद्वीपग्रशप्ति 
तार्ददयद्वीपप्रश्प्ति, चन्द्रप्रशप्ति और व्याख्याप्रशप्ति ग्रन्थ भी इनके द्वारा रचे 
गये माने जाते हैँ। सामायिकपाठमें १२० पद्म हैं। इसमें सामायिकका स्वरूप, 
विधि ओर महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। शेष चार ग्रन्थ अभी तक उप- 
लब्ध नहीं हैं । 


अम्ृतचन्द्रसूरि 
सारस्वताचार्योंमें टीकाकार अमृतचन्द्रसूरिका वही स्थान है, जो स्थान 
संस्कृतकाव्यरवयिताओंमें कालिदासके टीकाकार मल्लिनाथका है। कहा जाता 
है कि यदि मल्लिनाथ न होते, तो कालिदासके ग्रन्थोंके रहस्यको समझना कठिन 
हो जाता । उसी तरह यदि अमृतचन्द्रसूरि न होते, तो आचार्य क्ुन्दकुन्दके 
रहस्यको समझना कठिन हो जाता | अतएव कुन्दकुन्द आचाय॑के व्याख्याताके 
रूपमें और मोलिक भ्रन्थरचयिताके रूपमें अमृतचन्द्रसूरिका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। निश्वयत्त. इन आचार्यकी विद्वत्ता, वाग्मिता और प्राश्जल शोेली अप्रतिम 
है। इनका परिचय किसी भी कृततिमें प्राप्त नहीं होता है, पर कुछ ऐसे संकेत 
अवश्य मिलते हैं, जिनसे इनके व्यक्तित्वका निश्चय किया जा सकता है। 
अध्यात्मिक विद्वानोंमें कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ यदि आदरपूर्वंक किसीका नाम 
लिया जा सकता है, तो वे अमृतचन्द्रसूरि ही है। इन्होंने टीकाओंके अन्तमें 
जो संक्षिप्त परिचय दिया है उससे अवगत होता है कि ये बड़े निस्पृह्ठ आध्या- 
त्मिक आचाय॑ थे। 'पुरुषाथसिद्धथुपाय' के अन्तमें छिखा है-- 
वर्णे: कृतानि चित्रे: पदानि तु पदे: कृतानि वाक्यानि । 
वाक्ये: कृत पवित्र श्ास्त्रमिदं ने पुनरस्माभि:॥ २२६॥ 
अर्थात्‌ नाता प्रकारके वर्णोसे पद बन गये, पदोंसे वाक्य बन गये और 
वाक्योंसे यह पवित्र शास्त्र बन गया । इसमें मेरा कतृंत्व कुछ भी नहीं है। 


४०२ : तीयकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


उनकी आध्यात्मिकता तो सिद्ध होती ही हैं, साथ ही वे आचाय था मुविपदसे 

पंडित आशाधरने अमृतचन्द्रसूरिका उल्लेख ठककुरपदके साथ किया है--- 

'एतच्च विस्तरेण ठवकुरामृतचन्द्रसूरिविरचितसमयसारटीकायां दृष्टव्यस्‌ ।! 
अनगारघर्मामृतठीका, पु० ५८८ । 

यहाँ 'ठक्कुर' शब्द विचारणीय है । ठवकुरका प्रयोग जागीरदार या जमीं- 
दारोंके लिए होता है | हरिभद्रसूरिने अपनी 'समराइच्चकहा' में ठककुर पदका 
प्रयोग किया है। यह पद क्षत्रिय और ब्राह्मण इन दीनोंके लिए समान खूपमें 
प्रयुक्त होता है । अतः यंह नहीं कहा जा सकता कि अमृतचन्द्रसूरि क्षत्रिय थे 
या बराह्यण । इतना निर्िित है कि वे किसी सम्मानित कुलके व्यक्ति थे | 

संस्कृत और प्राकृत इन दोनों हो भाषाओंपर इनका पूणे अधिकार था। 
ये मुलसघके आचाय॑ थे । 
समय-विचार 

पण्डित आशाधरजीने अमृतघन्द्रसुरिका उल्लेख किया है और आशाघरजी- 
का समय वि० सं० १३०० है। अत्त: अमृतंचन्द्रसू रिका समय बि० सं० १३०० 
के पहले होना चाहिये। अमृत्तचन्द्रसूरिने प्रवचनसारकी टीकामें चार गाथायें 
उद्धुत की हैं। “णिद्धा णिद्धेश” और “णिद्धस्स णिद्धेण” ये दो गाधाए' क्रमसे 
एक साथ उद्धुत की हैं और 'जावदिया वयणवहा' तथा 'परसमयाणं वयण' 
आदि दो गाथाए 'तदुक्तम' कहकर क्रमसे एक साथ टीकाके अन्त (पु० ३७२) 
में उद्धृत हैं। पहलेको दोनों गाथाएं गोम्मटसार जीवकाण्डकी क्रमक्ष: ६१२ 
तथा ६१४ संब्यक हैं और दूसरी दोनों गायाएँ गोम्मट्सार कमंकाण्डकी ८९४ 
और ८५९५ संख्यक हैं। इन गायाओंके सम्बन्धमें डॉ० उपाध्येने लिखा है कि 
चूँकि गोम्मटसार कमकाण्डमें वे दोनों गाथाएँ उसी क्रमसे पायी जाती हैं भौर 
उनमें शाब्दिक समानता भी है। अतएवं यह अनुमान छगाना असंगत नहीं है 
कि अमृततचन्द्रने इन गाथाओंको गोम्मटसार कर्मकाण्डसे लिया हैं। बहुत सम्भव 
है कि ये दोनों गाथाएँ. 'धवलू' और 'जयधवला' टीकामें भी मिल जाएं। इल 


रा ह | 2 9 8 5 । ' 7 । 
इसमें अमृतचन्द्रयूरिकों कितनी निर्पृहेता और अध्ययांत्मिकता टपक सही « 
है। अतः वे अपनेको आत्मभावोंका ही कं्ता मानते हैं, पंरवस्तुका नहीं । इससे 


दोनोंमेंसे 'जावदिया वयणवहा” गाया सन्मतितक (र।४७) में भी पायी जांती 


है। डॉ० उपाध्येने लिखा है कि अमृतचन्द्र सिद्धसिलके सत्मत्तितकंसे परिचित 


बुतघर और प्षारस्वतोचार्य : ४०डे 


अवष्य थे, पर उन्होंने उक्त गाथा वहाँसे उद्धत नहीं की है। इसके प्रमुख दो 
कारण हैं । पहली बात तो यह है कि सिद्धसेनको गराथाका रूप महाराष्ट्रो है 
जबकि अमृतचन्द्रके द्वारा उद्धृत गाथाएँ शोरसेनीमें हैं। दूसरी बात यह है कि 
अमृतचन्द्रने दोनों गाथाओंको एक साथ उद्धृत किया है जबकि सिद्धसेनके अंथ- 
में उनमेंसे एक ही पायी जाती है। अतः डॉ० उपाध्येने अमृतचन्द्रका समय 
गोम्मटसार जीवकाण्ड व कमंकाण्डके कर्त्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तके बाद 
अर्थात्‌ ई० सन्‌ की दशवीं शताब्दीके लगभग माना है। 
डॉ० उपाध्येके अभिमतकी समीक्षा पण्डित परमानन्दजीने की है। उनका 
कथन है कि वि० सं० १०५५ में बने हुए धरमरत्नाकर ग्रन्थमें आचार्य अमृत- 
चन्द्रके कुछ पद्य उद्धृत हैं, तो अमृतचन्द्र वि० की ११ वीं शत्तीके पुर्वाद्धेमें रचे 
गये गोम्मटसारसे केसे पद्म उद्धत कर सकते हैं ? प्रवचनसारकी प्रस्तावना 
लिखते समय डॉ० उपाध्येके सामने घमंरत्नाकरवाली बात नहीं थी। तथा 
अमृतचन्द्रके द्वारा प्रवचनसारकी टोकामें उद्धत चारों गाथाओंमेंसे प्रथम दो 
गाथाएँ 'बद्खण्डागम'की धवलाटीकासे उद्धृत की गयी हैं, किन्तु दूसरी दो 
गाथाओं मेसे प्रथम गाथा सिद्धसेनके सन्‍्मतितकंमें भी है, पर उसके साथवाली 
दूसरी गाथा गोम्मटसार कर्मकाण्डके अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलती । अतः धर्म- 
रत्नाकरमें अमृतचन्द्रके पद्योंको उद्धत देखकर यह माननेके लिए बाध्य होना 
पड़ता है कि मोम्मटसारमें वह गाथा किसी अन्य ख्रोतसे ग्रहण की गयी है। 
अथवा यह भी सम्भव है कि गोम्मटसारमें ही दोनों उक्त गाथाएँ अमृतचन्द्रके 
प्रववनसा रकी टीकासे ली गयी हों, क्योंकि गोम्मटसार एक संग्रहग्रन्थ है । 
यदि गोस्मटसारकी रचना अमृत्तचन्द्रके पश्चात्‌ हुई है, तो निश्चयततः ये दोनों 
गाथाएँ प्रवचनसा रकी टीकासे छी गयो हे। अतः अमृतचन्द्रका समय आचाय॑ 
नेमिचन्द्रके पहले है। श्री पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने अमृतचन्द्रके सम्बन्धमें 
जो नया प्रकाश प्राप्स किया है उसके आधारपर उन्होंने बताया है क माधवचन्द्र- 
के शिष्य अमृत्तचन्द्र विहार करते हुए बाँभणबाड़ेमें आये । कविने रल्हणके पुत्र 
सिंह या सिद्ध नामक कविको 'पज्जुण्णचरिउ' बनानेकी प्रेरणा की | उस समय 
वहाँका राजा गुहिलवंशी भुल्लण था, जो मालवनरेश वल्छालका माण्डलिक 
था, जिसका राज्यकाऊ वि० सं० १२०० के आस-पास है। यदि इस उल्लेखके 
आधारपर मल्लह॒धारि माघवचन्द्रके शिष्य अमृतचन्द्रको इन अमृतचन्द्रसे अभिन्न 
मान लिया जाये, तो अमृतचन्द्रका समय ११ वीं शताब्दीका उत्तराध॑ या १२ वीं 
शताब्दीका पूर्वाढ सिद्ध होता है। 


आचाय॑ शुभचन्द्रने अपने ज्ञानाणंवमें अमृतचन्द्रके पुरुषा्थसिद्धभुपायका 
४०४ : तोथकर महावीर और उनकी आचारय-परम्परा 


, 'भिच्यात्ववेदरामा' आदि पद्म 'उक्तञच' रूपसे उद्धृत किया है। अतएव॑ 
अमृतकल्द, शुभंचन्द्रसे भी पृर्ववर्ती हैं और पश्मप्रम मलधारिदेवने शुभचन्द्रके 
ज्ञानाणंवका एक झल्ोक उद्धुत किया है। अतएवं शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पूव॑कर्ती 
हैं। पह्मप्रभका समय वि० को १२ वीं शतीका अन्त माना जाता है। अतः 
अमृतचन्द्रका समय इसके पहले होना चाहिये | हमारा अनुमान है कि इसका 
समय ई० सनकी १०वीं छत्ताब्दीका अन्तिम भाग है। पट्टावछीमें अमृतचन्द्रके 
पट्टारोहणका समय वि० सं० ९६२ दिया है, जो ठीक प्रतीत होता है। पुरुषार्- 
सिद्धय्पायमें जयसेनके घमरत्नाक रके कई पद्य पाये जाते हैं और धर्मरत्नाकरका 
रचनाकाल वि० सं० १०५५ है, अत्एवं अमृत्तचन्द्रकी यह उत्तरसीमा समय है। 


रचनाएं 

अमृतचन्द्रसूरिकी निम्नलिखित रचनाएँ मानी जाती हैं। इनकी रचनाओं- 
को दो कोटिमें रखा जा सकता है--मौलिक और टीकाग्रन्थ । 

मौलिक रचनाएँ--१ पुरुषाथंसिद्धघ्ुपाय, २ तत्त्वाथंसा र, २े समयसा रकलश | 

टीका ग्रन्थ--४ समयसारटीका, ५ प्रवचनसा रटीका, ६ पंचास्तिकायटीका । 

१. पुरुषा्थ सिद्धधुपाय--यह श्रावकाचार सम्बन्धी ग्रन्थ है। इसमें २२६ 
पद्य है। आयवित्तमें लिखा गया है | प्रारम्मके आठ पद्योंमें प्रन्थकी उत्थानिका 
दो गयी है। इस उत्थानिकामें निश्चय और व्यवहार नयका स्वरूप, कर्मोंका 
कर्त्ता और भोक्ता आत्मा, जीवपरिणमन एवं पुरुषार्थ सिद्धद्ुपायका अर्थ बतलाया 
गया है। ग्रन्थ पाँच भागोंमें विभक्त है १. सम्यक्त्व-विवेचन, २. सम्यक- 
ज्ञानव्याख्यान, ३. सम्यकचारित्रव्यास्थान, ४. संल्लेखनाधमंव्यास्यान, ५, 
सकलत्नारित्रव्यास्यान । यह आत्मा ज्ञान, दर्शन, सुखस्वरूप है, चेतनायुक्त है, 
अमूर्तिक है और स्पश, गंध, रस, वर्णसे रहित है | यह अनादिकालसे अशुद्ध हो 
रही है। रागादिरूप भावकर्मोंके कारण पुद्गलद्रव्य आत्मामें प्रविष्ट हो कर्म- 
बन्धरूप परिणमन करता है। कमंबन्धकी इस प्रक्रियाका वर्णन करते हुए 
कहा है-- 

जीवकृत॑ परिणाम निमित्तमात्र॑ प्रपद्य पुनरन्ये। 
स्वयमेव परिणमन्तेडत्र॒पुद्ूगछा: कर्मभावेन ॥१२॥ 

जिस समय जीव राग-द्ेष-मोहमावरूप परिणमन करता है, उस समय उन 
भावोंका निमित्त पाकर पुद्गलद्गव्य स्वतः ही कमंअवस्थाकों धारण कर लेते 
हैं। जो प्रशस्त रागादिर्प परिणमन करता है उसके शुभ कर्मबन्ध होता है 


१. पुरुषार्थस्ि०, पद्म ९२ । 
शरुतघर और सारस्वताबार्य : ४०५ 


.. और, जो अप्रशस्त राग-देष-मोहरूप परिणमन करता है उसके परापबन्ध होता 
है। आंचायंते कमंबन्धके प्रति निभित्तकारणका कथन करते हुए कहा है-- 


परिणममानस्य चित्तश्चिदात्मके: स्वयमपि स्वकर्भावे:। 
भवति हि निमित्तमात्र पौदगलिक कर्म तस्यापि" ॥१३॥ 


इस प्रकार राग-ढेष, कमं-बन्धके स्वरूप विइलेषणके पश्चात्‌ आवकंघमेंका 
व्याख्यान किया गया है। आरम्भमें रत्नत्रयको मोक्षमाग बतलाकर गृहस्थको 
यथाशक्ति इसके सेवन करनेपर जोर दिया है। और बताया है कि सम्यक्‍त्वके 
बिना ग्यारह अंगपर्यन्त किया हुआ पठन-पाठन ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है 
तथा महाब्रतादिकॉको साधतासे अन्तिम ग्रेवेयकपयंन्त बन्धयोग्य विशुद्ध 
परिणामोंसे भी असंयमी कहलाता है। परन्तु सम्यक्त्वसहित थोड़ा-सा ज्ञान 
भी सम्यक्‍ज्ञान और अल्पत्याग भी सम्यक्वारित्र कहलाता है। जिस प्रकार 
अंकरहित शुन्य कुछ भी कार्यसाधक नहीं होता, उसी प्रकार सम्धकत्वरहित 
शान और चारित्र भी कार्यसाधक नहीं होता | इस तरह सम्यक्त्वका महत्त्व 
बतलाते हुए उसके स्वरूपका विवेचन किया है-- 


जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थाना सदेव कत्तव्यम्‌ | 
श्रद्धानं विपरीत्ाभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं॑ तत्‌* ॥ 


जीव-अजीव आदि तत्त्वरूप पदार्थोका विपरीत आग्रह रहित श्रद्धान करना 
सम्यक्त्व कहलाता है । 


सम्यक्त्वकी परिभाषाके अनस्तर निःशंकित्त, निःकांक्षित, निविचिकित्सा, 
अमूढ्दृष्टित्व, उपगृूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना इन आठों अंगोंके 
स्वरूपका विवेचन किया है । 

पदार्थंका जो स्वरूप जिनागममे मिलता है, उसे यथावत्‌ जानना सम्यग्ज्ञान 
है। सम्यग्ज्ञान और सम्यस्दर्शनमें कार्यंकारणभावका सम्बन्ध है। सम्यस्ज्ञान 
कार्य है और सम्यग्दशंन कारण । इन दोनोंके एक कालमें उत्पन्न होनेपर भी 
दोपक और प्रकाशके समान कार्य-कारणभाव घटित होता है। अतएव तत्त्वाथ्- 
श्रद्धान प्राप्त करनेके अनन्तर संशय, विपयंय और अनध्यवसायसे रहित हो 
पदार्थोके स्वरूपको अवगत करनेके लिए प्रवृत्त होना चाहिये । ग्रन्थका ज्ञान 
आठ भ्रकारसे प्राप्त किया जाता है--१. शब्दाचार, २. अर्थाचार, रे. 








१. पुरषा०, पद्य १३। 
२. पुरुषाथंसिद्धघुपाय, पद्य २२। 


४०६ : तोथंकर महावीर और उनकी आचारयं-परम्परा 


सध 


उम्रयाचार, ४. कोछाचार, ५. विचयाचार ६. उपचानांच्ोर,. ७. वहुमाना- 
चार, ८ अनिन्‍्छ्दाचार ज्ानफ्राप्तिके ये आठ अंग हैं।...* द 
तृतीय अधिकारमें सम्यक्चारित्रका व्यास्यान किया गया है और सकेल- 

बारित्र और विकलचारित्र कहुकर मुनिधर्म और आवकणथमंका विवेचल किया 
है। पंचव्रतोंके प्रसंगमें आहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर.अपरिवब्रहका सुत्ति 
एवं गृहस्थकी अपेक्षासे स्वरूप बतलाया गया है । कषायसे अपने और 'पर*के 
भावप्राण और द्रव्यप्राणका घात करना हिंसा है। हिला और अहिसाका सूक्ष्म 
विश्लेषण करते हुए लिखा है-- 

अप्रादुर्भा:ः: खलु॒रागादीनां भवत्यहिसेति । 

तैषामेबोट्पत्तिहिंसिति जिनागमस्य संक्षेप: ॥ 

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि । 

त हि भवत्ति जातु हिंसा प्राणव्यपरोषणादेव ॥ 

यस्मात्सकषाय: सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌। 

पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राष्यन्तराणां" तु॥ 

निश३चयतत: रागादि भावोंका प्रकट न होना अहिसा है और रागादिभावोंकी 

उत्पत्ति होना हिसा है। रागादि भावोंके न रहनेपर सन्त पुरुषोंके केवल प्राण- 
पीड़नसे हिसा नहीं होती । रागादि भावोंके वश्में प्रवृत्त हुई अयतनाचाररूप 
प्रमाद अवस्थामें जीव मरे अथवा न मरे हिसा अवश्य होती है। आशय यह 
है कि हिसाशब्दका अर्थ घात करना है। यह घात दो प्रका रका है--एक आत्म- 
घात दूसरा परघात | जिस समय आत्मामें कषायभावोंकी उत्पत्ति होती है उसी 
समय आत्मघात हो जाता है। पद्चात्‌ यदि अन्य जीवको आयु पूरी हो गयी 
हो अथवा पापका उदय आया हो, तो उनका भी घात हो जाता है। अन्यथा 
आयुकर्म पूर्ण न हुआ हो, पापका उदय न आया हो तो कुछ भी नहीं होता 
है, क्योंकि उनका धात उनके कर्मोंक अधीन है । परन्तु आत्मधात तो कषायों- 
को उत्पत्ति होते ही हो जाता है और आत्म तथा परधात दोनों हो हिसा हैं । 
इस प्रकार रागदि कषायभावको हिंसा बताया है। इन रागादिभावोंके सद्भाव- 
के कारण ही हिंसा न करनेपर भो हिंसाका सद्भाव बताया है तथा कई भंगों 
द्वारा हिसा-अहिंसाका विवेचन किया है| 


१. एक व्यक्ति पाप करता है और अनेक व्यक्ति. फल भोगते हैं । 
२. अनेक व्यक्ति हिंसा करते हैं और एक व्यक्ति फल भोगता है। 


१, पुरुषासिद्धचुपाय, पद्च ४ंड, ४५, ४७ । 
श्ुतप्र और सारस्ववात्ार्य + इै०७ 


३. हिसा करनेपर भी अहिंसक बना रहता है 

४. प्राणघात न करने पर भी हिंसक हो जाता है। 

इस प्रकार अनेक भंगों द्वारा हिसाके अल्पबहुत्वका कथन किया गया है । 
हिसाके कारण, मद्य, मांस, मथु और पंचउदम्बर फलोंके त्यागका उपदेश दिया 
गया है। इस प्रसंगमें मद्य, माँस, मधु और पंचउदम्बर फलोंके दोषोंका भी 
विष्लेषण किया गया है। इसके पश्चात्‌ अनुतका वर्णन आया है। अनूतके 
अन्तर्गत गहित, सावद्य और अप्रिय वचन भी सम्मिल्ति हैं। गहितवचनोंमें 
शास्त्रविरद्ध कहे जानेवाले वचनोंको शामिल किया ग्रया है। छेदन-मेद न, 
मारण, क्षण, वाणिज्य, चौयं आदि वचन सावद्यवचन कहलाते हैं। अरत्तिकर, 
भीतिकर, खेदकर, बेरकर, शोककर, कलहकर आदि सन्‍्ताप देनेवाले वचन 
अप्रियवचन कहलाते हैं। स्तेयका विवेचन करते हुए धनके साथ अधिकार 
अपहरणको भी स्तेय बतलाया है । रागादिकके आवेगसे मेथुनरूप प्रवृत्ति करना 
अ्त्रह्म है । इस अब्रह्मके त्यागको ब्रह्मचयंत्रत कहा है। मर्छाको परिग्रहूलक्षण 
बतलाकर अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहके भेद-प्रमेदोको निरूपण किया है। 
पंचत्रतोंके पश्चात्‌ रातज्रिभोजनत्यागका महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। 
पञ्चद्रतोंका पाछन करनेके लिए सात शीलक्नतोंका पालन करना चाहिये | 
जिस प्रकार परकोटा नगरकी रक्षा करता है, उसी प्रकार तीन गुणब्रत और 
चार शिक्षात्रत पञ्चब्रतोको रक्षा करते हैं। गुणव्रतके तीन भेद बतलाये हैं-- 
दिकब्रत, देशव्रत ओर अनथथंदण्डब्रत | अनथंदण्डब्रतके अपध्यान, पापोपदेश, 
प्रमादचर्या, हिसादान और दुःश्रुति इन पांच भेदोका स्वरूपसहित्त विवेचन 
किया गया है। शिक्षाव्रतके सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिसंविभाग और भोगो- 
पमोगपरिमाण इन चारोंका विवेचन किया है। 

चतुर्थ संल्‍्लेखना-अधिक रणमे संललेखनाका स्वरूप, आवश्यकता और उसकी 
विधिका वर्णन किया गया है। पंचम-सकलचारित्रव्याख्यानाधिकारमे मुनियोंके 
व्रत चरित्रका वर्णन किया है। इसमें द्वादश तप, दकश्धर्म, द्वादश अनुप्रेक्षा, 


बाईस परिषहजयका वर्णन किया है। इस प्रकार इस लघुकाय ग्रन्थमें श्रावक- 
धमंका वर्णन आया है । 


'तत्वायंसार 
यह ग्रन्थ ९ अधिकारोंमें विभक्त है। प्रथम अधिकारमें ५४ पद्म, द्वितीय 
_अधिकारमें २३८ पद्म, तृतीय अधिका रमे ७७ पद्म, चतुर्थ अधिकारमें १०५ पद्च, 


१. यह पण्डित पन्‍नाछालजी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित-अनूदित और श्री गणेशप्रसाद 
वर्णी गन्थमाला काशी द्वारा सन्‌ १९७० में प्रकाशित है * 


_ ४०८ : तीथंकर महाबोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पंचम अधिकारमें ५४ पथ, पष्ठ अधिकारमें ५२ पत्च, ससम अधिकारमें ६० पत्च; 
अष्टम अधिकारमें ५५ पद्म और सवेभ अंधिका रमें २३ पद्म हैं। इत अधिका रोंके 
नाम क्रमशः निम्न प्रकार हैं-- 

१. मोक्षमार्गाधिका र--जीवाधिका र 

२. जीवतस्वनिष्ठपणाधिका र 

३. अनीवाधिका र, 

४ आख्रवतत्वाधिका र, 

५, बनन्‍्बतत्त्वाधिकार, 

६. संवरतत्त्वाधिका र, 

७. निज रातत्वाधिका र, 

<, मोक्षतत्त्वाधिका र, 

९ उपसहार, 


इस ग्रल्थको आचार्यने मोक्षमा्गंका प्रकाश करनेवाला दोपक बतलाया 
है; क्योंकि इसमें युक्ति और आगमसे सुनिश्चित सम्यग्दर्शन, सम्यग्झान और 
सम्यक्वारित्रका स्वरूप प्रतिपादित किया है। सम्यग्द्शंनादिका स्वरूप बत- 
लाते हुए जीवादितत्वोंका विशद विवेचन किया है। जीव, अजीव, आख्रव, 
बन्ध, संबर, निजंरा ओर मोक्ष ये सात तत्व बतलाये हैं। इनमें जीवतस्व 
उपादेय है और अजीवत्तत्व हेय है। अजीवका जीवके साथ सम्बन्ध क्यों 
होता है, इसका कारण बतलानेके लिए आख़बवका और अजीवका सम्बन्ध 
होनेसे जीवकी क्‍या दशा होती है, यह बतलानेके लिए बन्घधका कथन किया 
है । हैय--अजीवत्तत्वका सम्बन्ध जीवसे किस प्रकार छूट सकत्ता है, यह बतलाने 
के लिए संवर और निजेराका कथन तथा अजीवतत्त्वका श्म्बन्ध छूटनेपर 
जीवकी क्या दशा होती है, यह दिखलानेके लिए मोक्षतत्वका कंथन किया 
है। इन सात तस्‍्तवोंके सम्यक्‌-परिजश्ञानके लिए नाम, स्थापता, द्रव्य और भाव 
इन चार निक्षेपोंका तथा प्रमाण और नयोंका विस्तारसे वर्णन किया है। 
प्रथम अधिका रके अन्तमें निर्देश स्वामित्व, साधन, अधिकरणं, स्थिति और 
विधान तथा सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पक्षंत, काल, अन्तर, भाव और अल्प-यहुत्व 

अनुयोगोंका भी उल्लेख किया है। 


:डितीय मकर की मर याद आप अधिकारमें जीवके ओपशमिक, क्षायिक, ओदग्रिक 
और पा कप फतयाणस सिल्यण आप है काम श्र बनकर इन पाँच स्व बेणन किया गया है। जीवका छक्षण 


'बतलानेके लिए उपयोगका । उपयोगके साकार और अनाकार- 
के भेदसे दी भेंद बतलाते हुए तोपयोगका बर्णन किया हैं। 


' अआतधर और सारस्वताचार्य : ४०२ 


पश्चात्‌ जीवके संसारी और मुक्तके मेदसे दो भेद कर संसारी जीवोंका वर्णन 
नुणस्थान आदि बीस प्ररूपणाओंके द्वारा किया है । 
तृतीय अधिकारमें अजीवतत्त्वका वर्णन करते हुए पुद्गलछ, धर्म, अधम, 
आकादा, काल और जीव इन छह द्र॒व्योंका स्वरूप, इनके देश, काल, पुद्गलोंके 
भेद, अणु ओर स्कन्धका स्वरूप, पुदुगल द्रव्यकी पर्याएँ तथा स्कन्ध बननेकी 
प्रक्रियाका वर्णन किया गया है । 
चतुर्थ अधिकारमें आख्रवतत्त्वका वर्णन है। कर्मोके आख्रवोंका विस्तार- 
सहित वर्णन किया है। शुभाखवके वर्णनप्रसंगमें ब्रततोंका निर्देश आया 
है। पंचम अधिकारमें बन्धका स्वरूप, बन्धके कारण और बन्धके भेद वर्णित 


हैं। इसमें कर्मोंकी मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंके नाम, लक्षण तथा उनकी स्थिति 
आदिका कथन किया है | 


धष्ठ अधिकारमे संवरत्तत्त्का वर्णन है। इसमें संबरका स्वरूप तथा 
उसके कारणभूत गुप्ति, समिति, धमं, अनुप्रेक्षा, परिषह, जय और चारिचत्रका 
वर्णन किया गया है। सप्तम अधिका रमें निर्जेराका वर्णन आया है । इसमें 
निर्जराके भेद तथा निजंराके कारणभूत तपोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है। 

अष्टम अधिका रमें मोक्षका वर्णन है। मोक्षके लक्षण तथा उसकी प्राप्तिके 
क्रमका सुन्दर विवेचन किया है। 

नवम अधिका रमें ग्रन्थका उपसहार करते हुए प्रमाण, नय, निक्षेप और 
निर्देश आदिके द्वारा सात तत्त्वोको जानकर मोक्षमार्गका आश्रय लेनेका कथन 
किया है। निश्चय और व्यवहारके भेदसे मोक्षमागं दो प्रकारका है। 
निशचयमोक्षमार्ग साध्य है और व्यवहा रमोक्षमाग साधन है। अपनी शुद्धात्मा- 
की जो श्रद्धा, ज्ञान और उपेक्षणफ--राग-द्वेषसे रहित प्रवर्तन है वह निरचयमोक्ष- 
मार्ग है और देव-शास्त्रग रुका श्रद्धान व्यवहा रमोक्षमागं है। व्यवहारसोक्षमार्ग 

अन्तमें चलकर निश्चयमोक्षमार्गमें विलछीन हो जात्ता है और उससे साक्षात्‌ 
मोक्षकी प्राप्ति होती है। अत्त: मोक्षप्राप्तिका साक्षात्‌ कारण निश्चयमोक्षमार्ग 
है। व्यवहारमोक्षमार्ग निश्चयमोक्षमार्गंका साधक होनेके कारण परम्परासे 
मोक्षमार्ग है। अतएवं साधकको निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्गको अपनाकर 
मोक्षक्री प्राप्ति करनी चाहिये। बताया है-- 
स्यात्सम्यक्त्वज्ञानचारित्ररूप: 
पर्यायाथदिशतो . मुक्तिमार्गं: ॥ 
एको ज्ञाता सर्वदेवाद्वितीयः 

_.्॒‌॒॒॒॒_ याद द्रव्याथदिव्ततों मुक्तिमार्ग:१॥ 
१. तत्त्वाथथसार, वर्णीग्रन्थमाला संस्करण ९।२१। 


४१० : तीर्थंकर सहावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


पयौधाधिक नयकी अपेक्षा मौक्षया् सम्यस्दर्शन, सम्यस्शान और सम्पक्‌-. 
चारिवरूप, है और द्रव्याथिक नथकी अपेक्षा सदा अद्वितीय रहने वाला एक जाती 


आत्मा ही मोक्ष-मार्ग है। 
विषय-जोत 


यों तो तत्वाथेसार तत्त्वाथेसूत्रका हो व्याख्यान अथवा सार है, फिरे भी 
इसके विषय-स्रोत गुद्धपिच्छाचार्यके तत्त्वा्थंसृत्रके अतिरिक्त पूज्यपादकों 
सर्वाथंसिद्धि, अकलद्धूदेवका तत्त्वाथंवात्तिक, प्राकृतपंचसंग्रह आदि ग्रन्थ हैं। 
प्रथम अधिकार तत्त्वाथंसूत्रके आधार पर ही रचा गया है ! द्वितोय अधिकारकी 
विषयवस्तुका आधार पंचसंग्रह और तस्‍्तवार्थवात्तिक हैं। तत्त्वाभ॑सूत्रके द्वितीय 
तृतीय ओर चतुर्थ अंध्यायमें वरणित समस्त प्रमेयोंको तत्त्वाथंसारके द्वितीय 
अधिका रमें समाविष्ट किया गया है। सर्वार्थसिद्धेसि भी अनेक विषय गुहीत हैं। 

तृतीय अधिकारमे वणित अजीवत्तत््व और षड्द्रव्योके निरुषणका आधार 
तत्त्वाथंसूत्र, सर्वाथं सिद्धि ओर तत्त्वार्थवातिकका पठचम अध्याय है। 

चतुर्थ अधिकरणके प्रमेयोंका स्रोत तत्त्वाथंसत्रके षष्ठ और सप्तम अध्याय 
हैं। अनेक प्रमेय इन्हीं अध्यायोंसे सम्बद्ध तत्त्वाथंवातिक और सर्वार्थसिद्धिसे 
भी संगुृहीत हैं । प>चम अधिकारका आधार तत्त्वार्थंसृत्र और उससे सम्बन्धित 
टीकाओंका भष्टम अध्याय है। अष्टम अधिकारके प्रमेय तत्त्वार्थवात्तिकसे 
ग्रहण किये गये हैं। यहाँ हम तुलना द्वारा अपने उपयुंक्त कथनकी पुष्टि 
करते हैं-- 


जवणालियामस्‌रीचंदद्धअइमुत्तफुल्लतुल्लाइं. । 
इंदियसंठाणाइं. फासं॑ पुण णेगसंठाणं ॥१।६६॥ _ --पंचसंग्रह 
यवनालमसू रातिमुक्तेन्द्र्धसमा: क्रमातु । 
श्रोत्राक्षिप्राणजिद्वा: स्युः स्पर्शंतं नैकसंस्थिति:॥ २॥५०॥ 

त० सा०, अधिकार-२ 
खुल्ला वराडसंखा अंक्खुणहुअरिट्रगा य गंडोला । 
कुकिखकिमिसिप्पिआई णेया बेइंदिया जीवा ॥१।७०॥ --पंचसंग्रह 
शम्बूक: शंखणुकितर्ता सण्डूपदकपदंका: । 
कुक्षिकृम्यादयरचेते. द्वीन्द्रिया: प्राणिनों मता:॥राप्शा 

त० सा०, अधिकार-२ 
कुंधुपिपोलयमंकुणविच्छियजूविदगोवगोम्हीया । , 
उत्तिगरमट्टियाई_ णेया तेइंदिया थोवा ॥१॥७१ --पंचसंग्रह 


“ श्रवपर और धारस्वताचार्य : ४११. , 


कुंथु: पिपोलिका कुम्मी वृद्चिकश्वेस्धगोपकः | 
घुणमत्वु षपूकादास्त्रीन्द्रिय:. सन्‍्ति. जन्‍्तवः ॥रा५७। त्त० सा० 
अधोत्याद: कक्‍्य॑ तेषामिति ? अत्रीच्यते प्रथमायामसंज्ञिन उत्पद्मंते, प्रथमा- 
द्वित्तीययों: सरीसूपाः, तिसूषु पक्षिणः, चतसूध्‌रगा:, पथ्चसु सिहा:, षट्सु 
स्त्रिय:, सप्तसु मत्स्य-मनुष्या:। न च देवा नारका वा नरकेषु उलचन्‍्ते ।' 
--तत्त्वाथंवातिक, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, पृष्ठ-१६८ 


घर्मामसंज्ञिनो यान्ति वंशान्ताश्व सरीसुपा:। 
मेघान्ताध्व विहड्भाइव अम्जनान्ताइव भोगिनः॥ ह 
--0त्त्वार्थसार | २।१४६ 
तामरिष्ट च॒ सिहास्तु मेघाद्यन्तास्तु यौषित:ः। 
नरा मत्त्याश्व गच्छन्ति माघवीं त्ताश्च पापित:॥ 
“-तत्त्वाथंसार | २११४७ 


आद्यभावादन्ताभाव इति चेत्‌, न, दुश्त्वादन्त्यबीजवत्‌ 
--तत्त्वाथंवातिक, ज्ञानपीठ सस्करण पृ० ६४१ 
आद्यभावान्न भावस्थ कर्मंबन्धनसन्तते: । 
अन्ताभावः  प्रसन्‍्येतः दृष्टल्वादन्त्यवीजबत्‌ ॥ 
--पत्त्वाथंसार | ८।६ 
पुनब॑न्धप्रसगो जातत' पश्यतश्च कारुष्यादिति चेतू, न, सर्वालवपरिक्षयात्‌ 
--पत्त्वाथंवात्तिक, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, पृ० ६४२ 
जानत. पह्यतद्चोद्ध्व॑ जगत्कारुण्यत्त: पुनः। 
तेस्थ बन्धप्रसज़ो ने स्वन्लिवपरिक्षयात्‌ ॥ 
--तत्त्वार्थंशार । ८॥९ 
अकस्मादित्ति चेतू,. अनिम्मोक्षप्रसज्भ: | 
--तत्वारथवातिक पृ० ६४३ 
अकस्माच्च व बन्‍्व: स्थादतिम्मोक्षप्रसज्धत: | 
बन्धोपपत्तिस्तत्र स्पान्मुत्तिप्राप्तेरतन्तरम्‌ ॥ 
--सत्त्वार्थंसार ८१० 
गोरवाभावाच्व ॥|८॥ --त्त्वाथंवातिक पृ०-६४३ 
तथातिगोरवाभावान्न पातोञ्स्थ  प्रसज्जते। 
वृन्तसम्बन्धविच्छेदो. पतत्याम्रफल गुर॥ 
-पत््वाथंसार | ८१२ 


४१२ : तीथंकर महाबोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


झरीरानुविधायित्वे तदमावाहिसर्पणप्रसड्भ इति चेत्‌, न, का रणामावात्‌॥ १ शे। | 


“+तत्त्वाथवातिक पु०-७४३ 
शरीरानुविकयित्वे तद्भावाहिसपंणम | 
लोकाकाष प्रमाणस्य तावन्ताका रणत्वत्तः ॥ 
_+-तत्वायंसार 4१६ 
दुष्त्वाच्च नियलादिबियोगे देवदत्ताथवस्थानवत्‌ । 
“-तत्त्वाथंबातिक पु०-६४४ 


कस्यचिच्छुद्भलामोक्षे._ तत्रावस्थानदर्शनात्‌ । 
अवस्थानं न मुक्तानामूध्इब्रज्यात्मकस्वतः ॥ 
--तत्त्वाथंसार । ८।१९ 


समपसार-कलूश 


समयसा र-कलश् यर्थाथंत्त: कुन्दकुन्दके समयसारपर कलछशरूपमें लिखा गया 
है। इसका विषय-वर्गीकरण भी कुन्दकुन्दके विषयके समान ही है। इसमें कुल 
२७८ पद्च हैं, जो निम्न अधिका रोंमें विभक्त हैं-- 
१. पूव॑रद्ध 
२. जीवाजीवाधिका र 
३. कतुकर्माधिकार 
४. पुण्यपापाधिकार 
५. आजस्रवाधिकार 
६. संवराधिकार 
७. निजंराधिकार 
८. बन्धाधिकार 
९, मोक्षाधिकार 
१०, सवंविशद्धश्ञानाधिकार 
११. स्याद्रादाधिकार 
१२. साध्य-साधकाधिका र 
आरम्भमें हीं आत्म-तत्वको नमस्कार करते हुए बताया है-- 


लम समयसाराय स्वानभत्या चकासते। 
चित्स्वभावाच भावाय . सर्वभावान्तराच्छदे ॥ --पद्म-१। 


में समयसार--समस्स यदाथोंमें श्रेष्ठ उस आत्मतत्वको नमस्कार करता 
हूँ, जो स्वानुभूतिसे स्वयंप्रकाश है, चेतन्यस्वभाववाला है, शद्ध सत्तारूप 


भुत्धर और सारस्वताचार्य : ४३३ 


है और समस्त पदार्थोंको जाननेवाला है अथवा चेत्तत्यस्वभावसे भिन्न समस्त 
रागादि विकारोंको नष्ट करनेवाला है। इस प्रकार आरम्ममें हो शुद्ध आत्म- 
तक्तको नमस्कार किया गया है। समयसारकी व्याख्याका प्रयोजन बतरूाते 
हुए लिखा है-- । 


परपरिणतिहेतो मोहनाम्नोनु भावा-- 
दविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषिताया: । 
ममपरसविशुद्धि: शुद्धविन्मात्रमृतें-- 
भंवतु_ समयसा रव्याख्ययेवानुभूते: ॥३॥ 


इस समयसारकी व्याख्यासे मेरी अनुभूतिकी परम विशुद्धता प्रकट हो | 
यद्यपि मेरी वह अनुभूति शुद्ध चेतन्यमात्र मतिसे युक्त है अर्थात्‌ परम ज्ञायक 
भावसे सहित है तथापि वर्तमानमें परपरिणतिका कारण जो मोहनामका कम 
है, उसके उदयरूप विपाकसे निरन्तर रागादिकी व्याप्तिसि कल्माषित--मलिन 
हो रही है । अर्थात्‌ इस व्याख्यासे मेरी अनुभूत्तिमें परम विशुद्धता उत्पन्न होगी। 
निदच्य और व्यवहार नयके विवादको समाप्त करते हुए बत्ताया है-- 
उभयनयविरोधध्व॑ंसिनि स्थातदाडू 
जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं बान्तमोह: । 
सपदि समयसारं “ते परं ज्योतिरुच्चे 
रतवमनयपक्षाक्षण्णमीक्षन्त एव ॥४॥ 


अर्थात्‌ निश्वय और व्यवहार नयके विषयमें परस्पर विरोध है, क्योंकि 
निश्चयनय अभेदको ग्रहण करता है और व्यवहा रनय भेदको । किन्तु इस विरोध- 
का परिहार करनेवाला स्याद्वादवचन है, उस वचनमें वे ही रमण कर सकते 
हैं, जिन्होंने मोहका वमन कर दिया है और वे ही पुरुष शीघ्र हो उस समयसार- 
का अवलोकन करते हैं, जो कि अतिशयसे परमज्योततिस्वरूप है। नवीन नहीं 
अर्थात्‌ द्रव्यदृष्टिसे नित्य हैं और एकान्तपक्षसे जिसका खण्डन नहीं हो सकता | 

शुद्धनयकी दृष्टिसे आत्मा अपने एकपनमें नियत है। स्वकीय गुणपर्यायों- 
में व्याप्त होकर रहता है तथा पृर्णज्ञानका पिण्ड है। ऐसे आत्मतत्त्वका 
आत्माततिरिक्त द्रव्योंसे भिन्न अवलोकन करता है, इसीका नाम सम्यकदशेन 
है। इसके होते ही जो आत्मज्ञान होता है वह सम्यकनज्ञान कहुलाता है। जब 
तक आत्मामें परसे भिन्‍न अपनी यथा प्रतीतति नहीं होती तब तक यथार्थ 
शान नहीं होता । अतएवं नवतत्वकी संतरतिको छोड़कर केवल एक आत्माकी 
ही परसे भिन्‍न शुद्धरूपमें अनुभूत करना ही यथार्थ पुरुषार्थ है। बताया है-- 


४१४ : तीर्थंकर महाबीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


एकल्वे, नियसंस्य शुद्धनबतों व्याप्तुयंदस्यात्मन: ..... ' 
पृ्णभानधनस्थ दर्शनमरिह वद्रव्यान्तरेभ्य:पुंथक 
सम्यग्दशनमेतदेव लियमांदात्मा च तावानयं ० 
तस्मुकत्वा नवतस्वसन्ततिमिमांसात्माअ्यमेंकोउस्तु नः ॥झ। 
इस प्रकार आचार्य अमृतघन्द्रसूरिने समयल्लारके समान ही विषयोंको' 

विवेचन करते हुए आत्माका कतुंत्व, भोक्तत्व आदिका निरूपण 'कियों है । 
अन्तमें आत्माकी आश्चयंकारक महिमाका बर्णन करते हुए लिखा है-- “जब 
विभावशक्तिकी अपैक्षासे विचार करते हैं तब आत्मामें कषायका उपद्रव दिखाई 
देता है ओर जब स्वभावद्शाका विचार करते हैं 'तों शान्तिका प्रसार अनुभवमें 
आता है। कमंबन्धकी अपेक्षा संसारकी जन्म-मरण रूप बाधा दिखाई देती है 
और शुद्ध स्वरूपका विचा र करनेपर मुक्तिका स्पश अनुभवमें आता है। स्वपरिज्ञायक 
भावकी अपेक्षा करनेपर आत्मा लोकश्रयका ज्ञाता है और ज्ञायकर्मावको अपेक्षा 
एक चेतत्यमांत्र अनुभवमें आता है। इस प्रकार अनेक विरुद्ध धर्मोके समावेश- 
के कारण आत्मस्वभावकी अद्भुत महिमा दिखलाई पड़ती है-- 

कषायकलिरेकत: स्खरूति शान्तिरस्त्येकतो 

भवोपहतिरेकत: स्पृश्गति मुक्तिरप्येकतः । 
जगत्व्रितयमेकत: स्फुरति चिच्चकास्त्येकतः 
स्वभावमहिमात्मनो विजयतेष्भुताददभुततः ॥२७३॥ 
समयसा रकी अपेक्षा समयसारकलरूश अतिगहन है। निशचयत: आचाये 

अमृत्तचन्द्रसूरिने अध्यात्मगंगा प्रवाहित की है। इस गंगामें अवगाहन करनेवाले 
सभी प्रकारसे शान्तिछाभ करते हैं । 
समयसार-टीका 


अमृतचन्द्रकी समयसार-टीका आत्मस्यातिके नामसे प्रसिद्ध है। यह आचाय- 

की प्रांजल शलीका उत्कृष्ट नमूना है । उन्होंने गाथाके शब्दोंका व्याख्यान न कर 
उसके अभिप्रायकोी अपनी परिष्कृत गद्यणेलीमें व्यक्त किया है | जहाँ उन्हें गाया- 
“देह भी हिल दिया है। यह सपयशारकलय करक्मातिटेका मिश्रित हो मंलभावमें कोई कमी दिखलाई पड़ी है वहाँ समयसा रकरूश नामसे 
सर पषण बस्लिल न है। ता कालालपर की यह समयसारकलज्ष आत्मस्यात्तिटोकामे मिश्वित 

जानेपर भी उसका ग्रंथरूपमें समस्यल्तपद भी 
उद्यान हैं. तथा अनेक शब्दोके भी दिये गये हैँ और भावको स्पष्ट 


रख शषण आशयात थक ते लहर अपरतस्त रद _ प्रयास किया है। जहाँ ग्रन्धोंमें प्रमेय अस्पष्ट थे वहाँ 
« कलदा अथवा आत्मब्याति टीकाहास ही स्पष्ठता छाकर समृद्ध 
है। ह ४ 


अ्रुतधर और सोरस्वताचार्य : ४१५ 






अमृतचन्द्रने ही समयसारके विषयोंका वर्गीकरण किया है तथा समयपाहुड- 
को समयसार नाम देनेका श्रेय भी इन्हींको प्राप्त है। टीकाको नाटकके समान 
अद्धोंमें विभाजित किया है। प्रथम अड्ूसे पूर्वके प्रारम्भिक भागकों पूव॑रञ्ध 
कहा गया है। जिस प्रकार नाटकमें पात्रोंका निष्क्रमण और प्रवेश होता है उसी 
प्रकार यहांपर भो प्रवेश और निष्क्रमण कराया गया है। प्रथम अद्भू जीवा- 
जीवाधिकार है। इसमें जीवको अजीवसे भिन्न बतलाया है और अन्तमें लिखा 
है--'जोवा जीवी पृथग्भूत्वा निष्क्रान्तो” अर्थात्‌ जीव और अजीव पृथक्‌-पृथक्‌ 
होकर चले गये। दूसरे कतृकर्म अधिका रके आरम्भमें लिखा है--“जीब-अजीव 
हो कर्त्ता और कमंका वेष धारणकर प्रवेश करते हैं तथा अन्तमें लिखा 
है--“जीव और अजीव कर्त्ता एवं कमंका वेष छोड़कर निकल गये ।” तीसरे 
पुण्य-पाप अधिकारके आदिमें लिखा है--“एक ही कम पुष्य और पापके 
रूपमें दो पान्नोंका वेष धारण करके प्रवेश करता है” और अन्तमें लिखा है-- 
पुण्य और पापके रूपसे दो पात्नोंका वेषधारण करनेवाला कर्म एक पात्ररूप 
होकर निकह गया अर्थात्‌ कर्ममें पृष्य-पापका भेद मिथ्या है, दोनोंमें कोई अन्तर 
नहीं है। इसी प्रकार आख्रव, संवर, निजरा, बन्ध और मोक्ष अधिका रोंमें उन-उन 
नत्त्वोंका प्रवेश और निर्गंमन कराया गया है। वस्तुतः यह संसार एक रंगमंच 
है जिसपर जीव और अजीव नानारूप धारण करके अभिनय करते हैं। यहाँ 
अभिनयका आचरण करनेवाला या सूत्रधार पौदूगलिक कम है। 


यह टीका पर्याप्त विस्तृत और गहन है। यहाँ उदाहरणाथे कुछ पंक्तियाँ 
उद्धृत की जाती हैं-- 


“अज्ञानो हि शुद्धात्मज्ञानाभावात्‌ स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्व- 
दर्शनेन, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात्‌ प्रकृतिस्वभाव- 
मप्यहंतया अनुभवन्‌ कर्मफल वेदयते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानं सद्भावात्स्वपरयोवि 
भागज्ञानेन स्वपरयोविभागदर्श नेन स्वपरयोविभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वाभावा 
दपसुतत्वात्‌ णुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतयानु भवत्‌ कमंफलमुदित ज्ञेयमात्रत्वात्‌ 
जानात्येब न पुनस्तस्याहंत्तयाश्तुभवितुमशक्यत्वाद्ेद्यते ॥३१६॥ 


प्रबधनप्तार-टीका 


प्रवचनसा रकी टोकाका नाम तत्त्वदीपिका है। यह टीका भी प्रांजल शैलीमें 
समयसा रकी टोकाके समान ही लिखी गयी है। इससे भी उनको आध्यात्मिक 
रसिकता, आत्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तुस्वरूपको तकंपू्वंक सिद्ध करनेको 
असाधारण शक्ति, तत्त्वतत्त्वार्थका गम्भीरज्ञान, निश्चय व्यवहारका क्रमबंद्ध 


४१६ : तीमंकर महावीर और उनकी आधायं-परम्परा 


निरूपण आदि अमेक विशेषताएँ विद्यमांन हैं । मलश्चन्धकारने जिन भावोंको 
छोड़ भी दिया हैं उनका भी प्रकटीकरण टीकाक्ारने किया है ।.टीका समस्यन्त 
गद्यमें लिखी ग्रयी है, शेली पर्याप्त प्रौढ़ है और धब्दार्थके स्थानपर विषयकों 
स्पष्ट करनेवाली है। यथा--- 

“बलों से खल्विन्द्रियाण्यालूम्ब्य धपु कप़्क्रेय केवली ख्िजानाति 
स्वयमेव समस्तावरणक्षयक्षण एवानाशनन्ताहेतुकासाधारणभूतजञानस्वभावमेव 
का रणत्वेनोपादाय तदुपरि प्रविकसत्केवलशानोपयोगीभूय विपरिणमते, लतो&- 
स्पाक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षे त्रकालभावतया समक्षसंवेदनारूम्बनभूता: सर्व- 
द्रव्यपर्याया: प्रत्यक्षा एव भवन्ति ।” 


पत्लास्तिकाय-टोका 
पंचास्तिकायकी १७३ गाथाओंपर आचाय अमतचन्द्रने टीका लिखी है । 
टीकाकारने इस ग्रन्थकी चार भागोंमें विभाजित किया है-- 


१. पीठिका 

२. प्रथम श्रुतस्कन्ध 
३. द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
४. चूलिका 


पीठिकामें २६ गाथाएंँ हैं और उनकी व्याख्या उक्त दोनों ग्रन्थोंके समान 
ही की गयी है। प्रथम श्रत्तस्कन्धमें ७८ गाथाओंकी व्याख्या है। द्वितोय श्रुत 
स्कन्धमें ४९ गाथाओंकी व्याख्या दी गयी है | चुलिकामें बीस गाथाओंकी टीका 
है। इस प्रकार आचाय॑ अमृतचन्द्रसूरिने पंचास्तिकायके विंषयको भी अपनी 
टीकामें विस्तुत और स्पष्ट बनानेका पूर्ण प्रयास किया है। इस टीकाका नाम 
भी तत्त्वदीपिका है। 


आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 


विक्रमकी नवम दताब्दीमें घबला और जबघवलाकी रचनाके पश्चात्‌ 
सिद्धान्तविषयक विद्वत्तका मापदण्ड इन प्रन्थोंको मान लिया सया और इसके 
पठन-पाठतका सत्र प्रचार हुआ | काल्‍क्रमानुसार ये दोनों अयाघ टीकाएँ 
जब दुष्कर प्रतीत होने लगीं, तो "इनके सारभागको एकन्न करनेके लिए 
सिद्धान्तवक्रवर्तीनि प्रयास किया। सिद्धान्त चक्रवर्ती इनको उपाधि थी। इन्होंने 
अपने गोम्मटसार कर्मकाण्डमें बताया है-- 


'अतबर और सारस्यताचार्थ : ४९७ 
२७ ह 


जहू चक्‍केण य चक्की छक्खंड साहिय॑ अविग्येण । 
तह मइ-चक्केण मया छकखंड साहिय॑ सम्म" ॥ 
जिस प्रकार चक्रवर्ती अपने चक्ररत्नसे भारतवर्षके छह सण्डोंको बिना 
किसी विध्न-बाधाके अधीन करता है, उसी तरह मेंने (नेमिचन्द्रने) अपनी बुद्धि- 
रूपी सक्रसे पट्खण्डोंको अर्थात्‌ षट्खण्डागमसिद्धान्तकों सम्यक्रीतिसे अधीन 
किया है । 
सिद्धान्तग्रन्थोंके अभ्यासीको सिद्धान्तचक्रवर्तीका पद प्राचीन समयसे ही 
दिया जाता रहा है। वीरसेनस्वामीने जयधवलाकी प्रशस्तिमें लिखा है कि 
भरतचक्रवर्तीकी आज्ञाके समान जिनको भारती षट्खण्डागममें स्खलित नहीं 
हुई, अनुमान है कि वीरसेनस्वामीके समयसे ही सिद्धान्तविषयज्ञको सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती कहा जाने लगा है। निश्चयत:ः आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तप्रन्थोंके 
अधिकारी विद्वान थे। यही कारण है कि उन्होंने धवलासिद्धान्तका मंथन कर 
गोम्मटसार; और जयधवलाटीकाका मंथन कर हरब्धिसार ग्रन्थकी रचना 
की है। 
जीवन-परिचय 
आचाय॑ नेमिचन्द्र देशीयगणके हैं | इन्होंने अभयनन्दि, वीरनन्दि और इन्द्र- 
नल्दिको अपना गुरु बतलाया है। कम्मकाण्डमें आया है-- 
जस्स य पायपसायेणणंत्तससा रजलूहिमुत्तिण्णो । 
वीरिदर्णदिवच्छो णमामि त॑ अभयणर्दिगुरु ॥ 
0 >९ हर > 
णमिऊण अभयणंदि सुदसाय रपारगिंदणंदिगुरु | 
बरवीरणंदिणाहूं पयडीणं पच्चयं वोच्छं३ | 
अर्थात्‌ जिनके चरणप्रसादसे वीरनन्दि और इन्दनन्दिका व॒त्स अनस्त- 
संसाररूपो समुद्रसे पार हो गया, उन अभयनन्दिगुरुको मैं नमस्कार करता हूँ । 
अभयनन्दिको, श्रुतसमुद्रके पारगामी इन्द्रनदिगुरुको ओर वीरनन्दिको 
नमस्कार करके प्रकृतियोंके प्रत्यय--कारणको कहूंगा | 
लब्धिसारमें लिखा है-- “वीरनन्दि और इन्द्रनन्दिके वत्स एवं अभयनन्दि- 


१. ग्रोम्मदसार कर्मकाण्ड, गाथा २९७। 
२. बही, गाया ४३६ । 
३. बही, गाया ७८५ । 


४१८ : ती्कर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


, के दिष्य अल्पन्नानी नेमिकस्धने दर्शवलब्धि और कथंत् किया". 
है।” नजिलोकसार' में अपनी गुरुपरम्पंराका कथन लिखा है. 
“इदि णेमिवंदमुणिणा अप्यसुदेशसयणंदिवच्छेंण | 

रइयो तिलोयसारो खमंतु त॑ बहुसुदाइरिया॥।* 

अर्थात्‌ अभ्यनन्दिके वत्स अल्पश्रुतज्ञानी नेमिचस्द्रमुनिति इस भिलोकेसर 
प्रत्थको रचा | 

उपयूक्त प्रन्थोंकी प्रशस्तियोंसे स्पष्ट है कि अभयनन्दि, वीरनस्दि और इन्द्र- 
नन्दि इनके गुरु थे। इन तीनोंमेंसे वीरनन्दि तो चन्द्रश्रभचरितके कर्त्ता शात 
होते हैं, क्योंकि उन्होंने चन्द्रप्रभवरितकी प्रशस्तिमें अपनेकी अभयसन्दिका 
शिष्य बतलाया है और ये अभयनन्दि नेमिचन्द्रके गुरु ही होना चाहिगे, क्यों 
कि कालगणनासे उनका वही समय आता है। अतः स्पष्ट है कि उक्त तीनों 
गुरुओंमें अमयनन्दि ज्येष्ठ गुरु होने चाहिये। वो रनन्दि, इन्द्रतन्दि और नेमिकनद्र 
उनके शिष्य रहे होंगे। यहाँ यह कल्पना करना उचित नहीं कि नेमिचन्द्र 
सबसे छोटे थे, अतः उन्होंने अभयनन्दिके शिष्य बीरनन्दि और इन्द्रनन्दिसे 
भी शास्त्राध्ययन किया हो । वस्तुतः अभयनन्दिके वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि और 
नेमिचन्द्र ये तीनों ही शिष्य थे | वय और ज्ञानमें लघु होनेके कारण नेमिचन्द्रने 
वीरनन्दि और इन्द्रतलन्दिसे भी अध्ययन किया होगा । 

नेमिचन्द्रने वीरतन्दिको चन्द्रमाकी उपमा देकर सिद्धान्तरूपी अमतके 
समुद्रसे उनका उद्धूब बतलाया है। अत: वीरनन्दि भी सिद्धाल्तग्रन्थोंके पार- 
गामी थे । इन्द्रनन्दिको तो, नेमिचन्द्रने स्पष्टछपसे श्रुतसमुद्रका पारगाभी 
लिखा है । उन्हींके समीप सिद्धान्तप्रन्थोंका अध्ययन करके कनकनन्दि आचाय॑- 
ने सत्वस्थानका कथन किया है । उसी सत्त्वस्थानका संग्रह नेमिचन्द्रने कर्मकाण्ड 
गोम्मटसारमें किया है-- 

बरइंदर्णदिगुरुमो पासे सोकण सयलसिरद्धंतं । 
सिरिकणयणंदिंगुरुणा सत्तद्वाणं समुदिंद्ं ॥३ 

इन्द्रतन्दिके सम्बन्धमें आचाये जुगलकिशोर मुख्तारने लिखा है---'इस नाम- 
के कई आचार हो गये हैं, उनमेंसे 'ज्वालामालिनीकल्प' के कर्ता इन्द्रगन्दिने 
अपने इस ग्रल्यका रचताकाल शक सं० ८६१ (वि० सं० ९०६) दिया है और 


१. लब्घिसार, गाथा ६४८। 
२. तिलोकसार, गाा १०१८ | 
३. ग्ोम्सट्सार जीवंकांण्ड, गांभा ३९६ । 


झृतबर और सारस्वताचार्य : ४१९ 


यह समग्र नेमिचन्द्रके गुरु इन्द्रनन्दिके साथ बिल्कुल संगत बेठता है, पर इन्होंने 
अपनेको वप्पनन्दिका शिष्य कहा है। बहुल सम्भव है कि इस इन्द्रतन्दिने वष्ष- 
नन्दिसे दीक्षा ली हो ओर अभयनन्दिसे सिद्धान्तग्रन्थोंका अध्ययन किया हो । 
आचाय॑ नेमिचन्द्रका शिष्यत्व चामुण्डरायने ग्रहण किया था। यह चामुण्ड- 
शाय गंगवशी राजा राचमल्लका प्रधानमन्त्री और सेनापति था। उसने अनेक 
युद्ध जीते थे और इसके उपलक्ष्यमें अनेक उपाधियाँ प्राप्त की थीं। यह वीर- 
मार्तण्ड कहलाता था | गोम्मटसारमें 'सम्मत्तरमणनिलय'--सम्यक्त्वरत्ननिलय, 
*गुणरयणभषणं--गुणरत्नमूषण, 'सत्ययुधिष्ठिर'३ 'देवराज'” आदि विशेषणोंका 
प्रयोग किया है। इन चामुण्डरायने श्रवणबेलगोला (मेसूर) में स्थित विन्ध्यगिरि 
पर्व॑तपर बाहुवलि स्वामीकी ५७ फीट ऊँची अतिशय मनोज्ञ प्रतिमा प्रतिष्ठित 
की थी । बाहुबलि भगवान्‌ ऋषभदेवके पुत्र थे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की 
थी। उनकी स्मृतिमें उनके बड़े भाई चक्रवर्ती भरतने एक प्रतिमा स्थापित 
करायी थी। वह कुक्‍्कुटसपोंसि व्याप्त हो जानेके कारण कुक्कुटजिनके सामसे 
प्रसिद्ध थी। उत्तर भारतकी इस मृतिसे भिन्‍नता बतछानेके लिए चामुण्डरायके 
द्वारा स्थापित मृति 'दक्षिणकुषकुटजिन' कहलायी। गोम्मट्सार कमंकाण्डमें 
बताया है-- 
जेण विणिम्मियपडिमावयणं सब्दवट्टसिद्धिदेवेहि। 
सव्वपरमोहिजोगिहि दिट्ूं सो गोम्मटो जयउ” ॥ 
र्‌ 2९ हर 


रे 
गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य | 
गोम्सटरायविणिस्मियदव्खिणकुक्कडजिणो जयउ ॥५१ 
इन दोनों गाथाओंसे स्पष्ट है कि चामुण्डरायने गोम्मट स्वामोकी जो 
प्रतिमा विन्ध्यगिरि पर्वत्तपर स्थापित की उसके मुखका दर्शन सर्वार्थंसिद्धिके 
देवोंने किया | इससे यह ध्वनित्त होता है कि विन्ध्यगिरिपव॑त्तकी ऊँचाईके 
कारण गोम्मटस्वामीकी मूर्ति अधिक ऊँची दिखलायी पड़ती थी, जिससे 





१. कर्मकाण्ड, गाथा १। 
२ जीवकाण्ड, गाथा १। 

कर्मकाण्ड, गाया ४५ । 

- वही, गाथा २५८ । 

गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा ९६९ । 
बही, गाया ९६८ । 


छपी ५ 


४२० : तीचकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


है 


सर्वाय॑सिद्धिके देव सी उसका दशौल कर सकते थे। इस चेत्पाकयके उत्नत स्तम्भ, 
स्वर्णययी कलश एवं उसके अन्य आकार-प्रकारका निर्देश भो ग्ोम्मटसा समें' 
प्राप्त होता है। लिखा है-- । 
वज्जयर्ण जिणभवर्ण ईसिपभारं सुबण्मकलस तु | 
तिहुबणपडिमाणिक्क जेण कर्य जयउ सो राओ | 
जेणुब्भियथंभुवरिमजक्खतिरीटग्गकिरणजलधोया । 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राजो गोंम्मटो जयठ ॥" 
विन्ध्यगिरिके सामने स्थित दूसरे चन्द्रगिरिपर चामुण्ड राययसतिके नामसे 
एक सुन्दर जिनालय स्थित है। इस जिनालयमें चामुण्डरायने इन्द्रनोलमणिकी 
एक हाथ ऊँची तीर्थंकर नेमनाथको प्रतिमा स्थापितको थो, जो अब अनु> 
पलब्ध है । । 
चामुण्डरायका घरू नाम गोम्मट था| यह तथ्य डॉ० ए० एन० उपाध्येने 
अपने एक लेखमें लिखा है। उनके इस नामके कारण हो उनके द्वारा स्थापित 
बाहुबलिको मूर्ति गोमटेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुई। डॉ० उपाध्येके अनुसार 
गोम्मटेश्व रका अथं है, चामुण्डरायका देवता । इसो कारण विन्ध्यगिरि, जिसपर 
गोम्मटेश्वरकी मूर्ति स्थित है, गोम्मट कहा गया। इसी गोम्मट उपनामधारी 
चामुण्डरायके लिए नेमिचन्द्राचार्यने अपने गोम्मटसार नामक ग्रन्थकी रचना- 
को है। इसीसे इस ग्रल्थकों गोम्मटसारको संज्ञा दी गयी है । अत्तएन यह स्पष्ट 
है कि गंगनरेश राचमल्लदेवके प्रधान सचिव और सेनापति चामुष्डरायका 
आचाय॑ नेमिचन्द्र साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। 
समय-विचार 
चामुण्डरायने अपना चामुण्डपुराण शक सं० ९०० [वि० सं० १०३५) में” 
बनाकर समाप्त किया। अतः उनके लिए निर्मित गोम्मट्सारका सुनिश्चित 
समय विक्रम की ६१ वीं शत्ताब्दी है । श्री मुख्तार साहब और प्रेमीजी भी इसी 
समयको स्वीकार करते हैं । 
गोम्मटसार कमंकाण्डमें चामुण्डरायके द्वारा निमित ग्रोम्मटजिनकी मर्ति- 
का निर्देश है। अतः यह निदचत है कि गोम्मटसारकी समाप्ति गोम्मटमूलिकी' 
स्थापनाके पश्चात्‌ ही हुई है। किन्तु मूरतिके स्थापताकालको लेकर इतिहास- 
ज्ञोमें बड़ा मतमेद है। बाहुबलिचरित्र” में गोम्मटेश्वरकी प्रतिष्ठाका संभव 
निम्नप्रकार बतलछाया है-- । 


१. गोम्मट्सार जीवकाण्ड, गाया ९७०--९७१। पा 
श्रुतवर और सारस्यताबार्य : ४२३ 


. “कल्वयब्दे षट्वांतास्ये विनुतविभवसंवत्सरे मासिचेत्रे 
' पञ्चम्यां शुक्लपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्भरूरते सुयोगे। 
सौभाग्ये मस्तनाम्नि प्रकटितभगणे सुप्रशस्तां बकार 
श्रीमच्चामुण्डराजो वेल्गुलनगरे गोम्मटेश प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कल्कि सं० ६०० में विभव संवत्सरमें चेत्र शुक्ला पंचमी रवि- 
वारको कुम्म लग्न, सौभाग्य योग, मृगशिरा नक्षत्रमें, चामुण्डरायने वेल्गुछू- 
नगरमें गोम्मटेशकी प्रतिष्ठा करायी । 
इस निर्दिष्ट तिथिके सम्बन्धमें विद्वानोंमें मतभेद है। घोषालने अपने 
बुह॒दृद्रव्यसंग्रहके अग्रेजी . अनुवादकी प्रस्तावनामें उक्त तिथिको २ अप्रैल ९८० 
माना है। श्रीगोविन्द पैने १३ मार्च ९८१ स्वीकार किया है। प्रो० हीरालाल- 
जीने २३ मार्च सन्‌ १०२८ में उक्त त्तिथियोगको ठीक घटित बत्ताया है। 
किन्तु ध्यामशास्त्रीने तीन मार्च सन्‌ १०२८ को उक्त लिथिके घटित होनेकी 
चर्चा की है। इस तरह बावनी बरित्रमें निदिष्ट सम्बन्धमें विवाद प्रस्तुत किया 
है। हमारे नम्न मतानुसार भारतीय ज्योतिषकी गणनाके आधार पर विभव 
संवत्सर चेत्र शुक्ला पंचमी रविवारकों मृगशिर नक्षत्रका योग १३ मान सन्‌ 
९८१ में घटित होता है। अन्य ग्रहोंको स्थित्ति भी इसी दिन सम्यक्‌ घटित 
होती है| अतः मतिका प्रतिष्ठाकाल सन्‌ ९८१ होना चाहिये । 
चामुण्डरायने अपने चामुण्डपुराणमे मूर्तिस्थापनाकी *कोई चर्चा नहीं की 
है। इससे यही अनुमान होता है कि चामुण्डपुराणके पश्चात्त ही मृत्तिकी 
प्रतिष्ठा को गयी है। रन्‍नने अपना अजितनाथपुराण शक सं० ९१५ में समाप्त 
किया है। उसमे लिखा है कि अतिमव्वेने गोम्मटेश्वरको म॒तिके दर्शन किये। 
अतः यह निद्चित है कि शक सं० ९१५ (वि० सं० १०५०) से पहले ही म्‌तिकी 
प्रतिष्या हो चुकी थी। यदि चामुण्डपुराणमे मू्तिकी स्थापनाकी कोई 
चर्चा न होनेको महत्त्व दिया जाय, तो वि० सं० १०३५ और वि० सं० १०५० के 
बोचमें मू्तिकी प्रतिष्ठा माननी पड़ेगी, जिससे हमारे पृवंकथनकी सिद्धि होती 
है। गंग राचमल्लका समय वि० सं० १०३१--१०४१ तक है। भुजवलि- 
शतकके अनुसार उन्हींके राज्यकालमें मूर्तिको प्रतिष्ठा हुई है। अतः मूत्ति 
स्थापनाका समय ई० सन्‌ ९८१ उपयुक्त जान पड़ता है। अतएव आचार्य 
नेमिचन्द्रका समय ई० सनकी दशम शताब्दीका उत्तरा््ध या वि० सं० ११वीं 
शताब्दीका पूर्वाद्ध है। 
रचनाएँ 
आचार्य नेमिचन्द्र आगमशास्त्रके विशेषज्ञ हैं। इतको निम्नलिखित रच- 
नाएँ प्रसिद्ध हैं-- 


४१२ : तोथंकर महावीर और उनकी आच्ार्य-परम्परा 


' ६-मोम्सदसार 0 आल आम 
'. २, तिलोकसार शी 
, ३ रब्धिसार, । ०” 3 

४. क्षपणासार : 
१. भोस्सट्सार हि 

यह ग्रन्थ दो भागोंमें विभकक्‍त है--जीवकाण्ड ओर कर्मकाण्ड। जीवकाण्ड 
में ७३४ गाथाएँ है ओर कर्मकाण्डमें ९६२ गाथाएँ हैं। इस ग्रन्थपर दो 
संस्कृत-टीकाएं भी लिखी गयी हैं--१. नेमिचन्द्र द्वारा जीवप्रदीषिका आर 
२. अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती द्वारा मन्दप्रबोधिनी | गोम्मटसारपर केशव 
वर्णी द्वारा एक कन्नड़वृत्ति भो लिखी मिलतो है। टोडरमलज़ोने संम्परश्ान- 
चन्द्रिका नामकी वचनिका लिखी है। 

गोम्मटसार षट्खण्डागमको परम्पराका ग्रन्थ है। जीवकाण्डमें महाकर्म 
प्राभृतके सिद्धान्तसम्बन्धी जीवस्थान, क्षुद्रबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदनाखण्ड और 
वर्गणाखंड इन पाँच विषयोंका वर्णन है । गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, 
संज्ञा, चौदह मागंणा और उपयोग इन २० प्ररूपणाओंमें जीवकी अनेक अवब- 
स्थाओंका प्रतिपादन किया गया है । 

जीवकाण्डमें जोबोंका कथन किया गया है। बीस प्ररूपणाओंका कथन 
पचसंग्रहके समान ही किया गया है। गोम्मटसार सम्रहग्रन्थ है, इसमें सन्देह 
नहीं । जीवकाण्डका संकलन मुख्यरूपसे पञ्चश्तंग्रहके जोवसमास अधिकार 
तथा षट्खण्डागम प्रथम खण्ड जीवट्टाणके सत्प्ररूपणानामक अधिकारोंसे किया 
गया है । धवला ग्रन्थमें पठ्चसंग्रहकी बहुत-सी गाथाएं शाब्दिक अन्तरके साथ 
मिलती हैं। अतः जोवकाण्डकी अधिकांश गाथाए' घवलाटीकामें मिछती हैं। 
पञ्चसंग्रहको गाथाओंसे विषयका सम्बन्ध नहीं है । 


पण्चसंग्रहकी अपेक्षा जीवकाण्डकी गाथाओंमें विशेषता भी प्राप्त होती है। 
पंचसंग्रहमें ३२० गाथाओंमें ही गुणस्थानोंके स्वरूपोंका निर्धारण किया गया है, 
जबकि जीवकाण्डमें ६८ गाथाओंमें गुणस्थानोंका स्वरूप वणित है | इस भ्न्थमें 
२० प्ररूपणाओंका परस्परमें अन्तरभाव सम्बन्धी कथन और प्रमादोंके 
भंगोंका निरूपण भी पंचसंग्रहकी अपेक्षा विशिष्ट है। पंचसंगहमें जीवसमासका 
कथन केवल ग्यारह गाथाओंमें है, पर जीवकाण्डसें यह विषय ४८ गाथाओंमें 
निरूपित है। जीवकाण्डमें स्थान, योनि, शरीरको अवगराहता और. कुलोंके 
द्वारा जोवसमासका कथन भी विस्तारपूवंक आया है। इस प्रकारका विस्तार 


,. जुलवर और सारस्वक्षाताय : ४२३ 


पण्चसंग्रहमें नहीं मिलता है। पर्याप्तिका कथन पंचसंग्रहमें केवल दो गाथाओंमें 
आया है। किन्तु जीवकाण्डमें यह विषय ११ गाथाओं में निबद्ध है। प्राणोंका 
कथन पंचसंग्रहमें छह गाथाओंमें है, पर जीवकाण्डमें यह हक ही 
गाथाओंमें आया है। इसी प्रकार संज्ञाओं, स्वामियों, मार्गणाओं में जीचों, इन्द्रिय 
मार्गणाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय आदि जीवोंके कथन श्रभृततिमें विशेषताएं विद्य- 
मान हैं | 
गोस्सटसार क्मकाण्ड 

गोस्मटसार कर्मकाण्डके दो संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला संस्करण 
रायचन्द्र शास्त्रमाला बम्बईका है और दूसरा देवकरण-शास्त्रमालाका है इस 
ग्रन्थ में ९, अधिकार है-- 

१. प्रकृतिसमुत्कीतंन 

२ बन्धोदयसत्व 

३. सत्वस्थानभंग 

४. त्रिचुलिका 

५ स्थानसमुत्कीतंन 

६ प्रत्यय 

७. भावचूलिका 

८, त्रिकरणचूलिका 

९. करम्मंस्थितिबन्ध 


१, प्रकृतिसभुत्कीतेनका अर्थ है आठो कर्मो' और उनकी उत्तरप्रकृ- 
तियोंका कथन जिसमे हो। यत: कमंकाण्डमें कर्मो' और उनको विविध 
अवस्थाओंका कथन आया है। इसमे जोब और कर्मो के अनादि सम्बन्धका 
वर्णन कर कर्मो के आठ भेदोके नाम, उनके कार्य, उनका क्रम और उनकी 
उत्तर प्रकृतियोंमेसे कुछ विशेष प्रक्ृत्तियोंका स्वरूप, बन्धप्रकृतियों, उदय- 
प्रकृतियों ओर सत्वप्रकृतियोंकी संख्या, देशघात्ती, सबंधाती पुण्य और पाप 
प्रकृतियाँ, पुदूगलविपाको, क्षेत्रविषाकी, भवविपाकी और जीवविपाकी प्रकृ- 
तियाँ, कमंमें निक्षेपयोजना आदिका कथन ८६ गाथाओंमें किया गया है। 
ररवीं गाथामें कर्मोके उत्तरभेदोंकी संख्या अंकित की है, किन्तु आगे उन 
भेदोंको न बतछाकर उनमेंसे कुछ भेदोंके सम्बन्धमें जिशेष बातें बतला दो गयो' 
है। जैसे दर्शनाव रणीयकर्मके ९ भेदोमेंसे ५ निद्राओंका स्वरूप गाथा २३, २४, 
ओर २५ द्वारा बतलाया है । २६वीं गाथामें मोहनीयकमंके एक मेद मिथ्या- 
त्वके त्तीन भाग केसे होते हैं, यह बतलाया है। गाथा २७ में नामकमके भेदोंमें 


४२४ : तीयकर महांवीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


से शरीरनासकर्मके पौच मेदोंके संगोगी भेद बतलाये हैं। गाथा २८ में  अंगो- 
पॉगके भेद आये हैं। गाया २९, ३०. ३१, और ३२ में किस संहततवाला जीव 
मरकर किस नरक और किस स्वर्ग तक जन्म लेता है, यह कथन किया. है। 
३३वीं गाथामें उष्णनामकर्म और आतपनामकर्मके उदयको चर्चा की गयी है। 
इस प्रकार कर्मोकी विशेष-विशेष प्रकृतियोंके सम्बन्धमें कथन आया है । कम 
प्रकृतिकी विभिन्न स्थितियोंको अवगत करनेके लिए यह करम्मकाण्डग्रन्थ 
अत्यन्त उपादेय है । ' 


बन्धोदयसत्वाधिका रमे कर्मोदयके बन्ध, उदय और सत्वका कथन आया 
है। स्तवके लक्षणानुसार कमंकाण्डके इस दूसरे अधिका रमे कर्मोके बन्ध, उदय 
और सत्वका गुणस्थान एवं मार्मणाओंमे अन्वयपृवंक कथन किया है। बन्धके 
प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धका क्रमशः: कथन किया 
है । प्रकृतिबन्धका कथन करते हुए यह बतलाया है कि किन-किन कर्म प्रकृतियों- 
का बन्ध किस-किस गुणस्थान त्तक होता है, आगे नहीं होता । यह कथन पण्च- 
संग्रहमे भो है। गुणस्थानोमें आठो कर्मोंकी १२० प्रकृतियोंके बन्ध, अबन्ध और 
बन्धव्युच्छित्तिका कथन करनेके बाद १४ मार्मणाओंमें भी वही कथन किया है। 
यह कथन पज्चसंग्रहमें नहीं मिलता । नेमिचन्द्राचायंने घट्खण्डागमसे लिया है। 
प्रकृतिबन्धके पश्चात्‌ स्थितिबन्धका कथन है। कर्मोंकी मुल एवं उत्तर- 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और जघन्यस्थितिका निरूपण बन्धकोके साथ किया यया 
है । इस विवेचनके लिये ग्रन्थका रने घवलाटोकाका आधार प्रहण किया है। 
तत्पश्चात्‌ अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्धका वर्णन आया है। यह वर्णन 
पञ्चसंग्रहसे मिलता-जुलता है। प्रदेशबन्धका कथन करते हुए पंचसग्रहमें तो 
समयप्रबद्धका विभाग केवल मूलकर्मोंमें ही बतलाया है, पर कमंकाण्डमे 
उत्तरप्रकृतियोंमे भी विभागका कथन किया है। कमंकाण्डमें प्रदेशबन्धके 
कारणभूत योगके मेदों और अवयबोंका भो कथन है । पर यह कथन पंच- 
संग्रहमें नहीं है। केवल धवला और जयघबलामें ही प्राप्त है। उदयप्रकरणमें 
कर्मोके उदय और उदीरणाका कथन गुणस्थान और मार्गंणाओंमें है। भर्थात्‌ 
प्रत्येक गुणस्थान और मार्गंणामें प्रकृतियोंके उदय, अनुदय और उदय-व्युन्कित्ति- 
का वर्णन है। सत्वप्रकरणमें गुणस्थान और मार्गंणाओंमें प्रकृतियोंकी सत्त्वा- 
सत्त्व और सत्वविच्छुलिका कथन है। मार्गणाओंमें बन्ध, उदय और सरवका 
कथन अन्यत्र नहों मिलता | यह आचाय॑ नेमिचन्द्रकी अपनी विशेषता है । 
सत्वस्थानभंगप्रकरणमें कहे गये सत्वस्थानका भंगोंके साथ कथन किया है। 
प्रत्येक गुणस्थानमें प्रकृंतियोंके सत्वस्थानके किसमें प्रकार सम्भव हैं ओर उनके 


अतधर और सारस्वतावार्य : ४२५ 


साथ जीव किस आयुको भोगता है और परभवकी किस आयुको बांचता है, यह 
सब विस्तारपूरवंक आया है। इसी प्रकरणके अन्तमें प्रन्धकारने यहू कहा है कि 
इम्द्रतन्दिगुरुके पासमें श्रवण करके कनकनन्दिने सत्वस्थानका निरूपण किया । 


त्रिचूछिका अधिका रमें तीन चूलिकाएँ हैं--९. नवप्रदनचूलिका, २. पंच 
भआगहारचूलिका और ३. दशकरणचूलिका | पहली नवप्रइनचूलिकामें ९ 
प्रश्नोंकां समाधात किया है-- 

१. उदयव्युच्छित्तिके पहले बन्धव्युच्छित्तिको प्रकृतिसंख्या | 

२. उदयव्युच्छित्तिके पीछे बन्धव्युच्छित्तिकी प्रकृतिसंख्था । 

३. उदयब्युकच्छित्तिके साथ बन्धव्युच्छित्तिकी प्रकृतिसंख्या । 

४. जिनका अपना उदय होनेपर बन्ध हो, ऐसी प्रकृतियाँ । 

५. जिनका अन्य प्रकृतिका उदयपर बन्ध हो, ऐसो प्रकृत्तियाँ | 

६. जिनका अपना तथा अन्य प्रकृतियोंके उदय होनेपर बन्ध हो, ऐसो 

प्रकृतिसंख्या । 

७, निरन्त रबन्धप्रकृतियाँ । 

८. सान्तरबन्धप्रकृतियाँ । 

९., निरन्तर, सान्तरबन्धप्रकृतियाँ । 

उपयुक्त ९ प्रशनोंका इस अधिका रमे उत्तर दिया गया है। 

पच्रभागहारचूलिकामें उद्वेलन, विध्यात, अध:प्रवृत्त, गुणसंक्रम और 
सवंसंक्रम इन पाँच भागहारोका कथन आया है। दशकरणचूलिकामें बन्ध, 
उत्कषंण, अपकषंण, संक्रमण, उदीरणा, सत्ता, उदय, उपशम, नित्ति और 
निकाचना इन दश करणोंका स्वरूप कहा गया है। और बतलाया है कि कौन 
करण किस गुणस्थान तक होता है। करणनाम क्रिया का है। कर्मोंमें ये दश 
क्रियायें होती है । 

बन्धोदयसत्वयुक्तस्थानसमुत्कीतंनमें. एकजीवके. एकसमयमें कितनी 
प्रकृतियोंका बन्ध, उदय अथवा सत्व सम्भव है, का कथत किया है। इस अधि- 
कारमें आठों मूलकर्मो को लेकर और पुनः प्रत्येक कमंकी उत्तरप्रकृतियोंको 
लेकर बन्धस्थानों, उदयस्थानों और सत्वस्थानोंका निर्देश किया गया है। यह्‌ 
अधिकार गुणस्थालक्रमसे विचार करनेके कारण पर्याप्त विस्तृत्त है। 

प्रत्ययाधिकारमें कमंबन्धके कारणोंका कथन है। मूल कारण चार हैं-- 
१. मिथ्यात्व, २. अविरति, ३. कषाय और ४. योग । इनके भेद क्रमसे ५, १२, 
२५ और १५ होते हैं | गुणस्थानोंमें इन्हीं मूल और उत्तर प्रत्ययोंका कथन इस 
अधिकारमें किया गया है तथा प्रत्येक गुणस्थानके बन्धके प्रत्यय बतलाये गये हैं। 


४२६ : तीथंकर महावीर और उनकी बाचार्य-परम्परा 


आवूलिकासिकारें औपसमिक, कापिक, मित्र, जौिक और पारिणा- 
सिक इले पाँच आवों तथा इनके मेंदोंका निरूपण करते हुए उनके स्वेसंयोगी 
और परक्ंयोंगी मंगोंका गंणस्थानोंमें कथत किया है। इसके पहचात्‌ प्राचीन ' 
गाया उद्धत कर ३६३ मिथ्यादादियोंके मतोंका निर्देश किया है । 


त्रिकरणचूलिकाधिकारमें अधःकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण' इन 
तीन करणोंका स्वरूप कहा गया है । 


कर्स्थितिर्चनाधिकारमें प्रतिसमय बंधनेवाले कर्मंपरमाणुओंका क्षार्ठों 
कर्मोमें विभाजन होनेके पश्चात्‌ प्रत्येक क्मंप्रकृतिकों प्राप्त कर्मनिषेकोंकी 
रचना उसको स्थितिके अनुसार आवाधाकालको छोड़कर हो जाती है । अर्थात्‌ 
बन्धको प्राप्स हुए वे कमंपरमाणु उदयकाल आनेपर निर्जीर्ण होने रूगते हैं और 
अन्तिम स्थितिपयंन्त बिखरते रहते हैं। उनकी रचनाको ही कर्मस्थिति-रचना 
कहते हैं। इस गोम्मटसार कमंकाण्डके स्वाध्याय द्वारा कमंसाहित्यका सम्यक्‌ 
, धोष प्राप्त किया जा सकता है | 


बिलोकसार 


इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थमें १०१८ गाथाएँ हैं । यह करणानुयोगका प्रसिद्ध ग्रन्थ 
है | इसका आधार 'तिलोयपण्णत्ती' और 'तस्त्वार्थवातिक' हैं। ग्रस्थ निम्न- 
लिखित अधिकारोंमें विभक्त है-- 

१. लोकसामान्याधिकार 

२. भवनाधिकार 

३. व्यन्तरलोकाधिकार 

४. ज्योतिर्लोकाधिका र 

५. वेमानिकलोकाधिका र 

६. मनुष्य-तियंकलोकाधिकार 

सामान्यलछोकाधिका रमें २०७ गाथाएँ हैं । प्रारम्भमें लोकका स्वरूप बतराया 
गया है। यह छोक अक्लत्रिम है, अनादिनिधन है, स्वभावनिवुंत्त है, जीवाजोबों- 
से सहित है और नित्य है। इस छोकमें धर्मंद्रव्य, अधमंद्रव्य, आकाशव्रंव्य, 
जीवद्रव्य ओर पुद्गलद्रव्य जहाँ तक पाये जाते हैं, वहां तक लोक माना जाता 
है, उसके पश्चात्‌ अलोकाकाश् है और यह अनन्त है। छोकके कई आकार 
, बतलछाये गये हैं। अधोछोक अद्धंमृ दंगके समान है, ऊष्बेलोक मृदंगके तुल्य है । 
यह लोक १४ राजुप्रमाण है । छोकके स्वरुपनिरूपणके पश्चात्‌ 'मान'का वर्णन 


शरुत्धर और प्ारस्वताचार्य : ४२७ 


किया है। 'मान' दो प्रकारका है--लोक और लोकोत्तर। लछौकिक 'सानके 
छह भेद हैं---१, मान २. उन्‍्मान ३. अवमान ४. गणिमान ५, प्रतिमान और 
६. तत्प्रतिमान | यणनाके मूलतः तीन भेंद हैं--१. संख्याल २. असंख्यात और 
३. अनन्त । संख्यातका एक ही भेद है, और असंख्यातके लीन भेद हैं--१, 
परीतासंलख्यात २, युक्तासख्यात और ३. संख्यातासंल्यात । अनन्तके भी तीन भेद 
हैं- परीतानन्त, युक्तानन्‍्त और अनन्तान्त | इस प्रकार उपमाप्रमाण या गणता- 
के ३+२+ १०७ भेद हैं और इन सातोंके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ये तीन- 
तीन भेद होते हैं | इस प्रकार ७: ३-२१ भेद हुए | असंख्यात ज्ञानके निमित्त 
अनवस्था, शलाका, प्रतिशछाका और महाशलाका इन चार, कुण्डोंकी कल्पना 
की गयी है । इन कुण्डोंका व्यास एक लक्ष योजन प्रमाण और उत्सेध एक 
सहस्न योजन प्रमाण है। कुण्ड गोलाकार हांते हैं। इन कुण्डोंमें दो आदिक 
सरसोंसे भरना अनचस्था कुण्ड है । 


इस सन्दर्भभें गणना ओर संख्याकी पारभाषा भी बतायी गयी है। 
लिखा है-- 


एयादीया गणणा बोयादीया हवति संखेज्जा | 
तीयादीणं णियमा कदित्ति सण्णा मुणेदव्बा"॥ 
अर्थात्‌ एकादिकको गणना, दो आदिकको सख्या एवं तीन आदिकको 
कृति कहते हैं। एक और दोमे कृतित्व नही है। यत: जिस संब्याके वर्गमेंसे 
वर्गमूलको घटानेपर जो शेष रहे उसका वर्ग करनेपर उस संख्यासे अधिक 
राशिकी उपलब्धि हो, वही कंति है। यह कृतिधघम॑ तोन आदिक संख्याओंमें 
ही पाया जाता है। एकके संख्यात्वका भो निषेध काचायं नेमिचन्द्रने किया 
है, क्योंकि एककी गिनती गणनासंलयामें नही होती । कारण स्पष्ट है। एक 
घटको देखकर, यहाँ घट है, इसकी प्रतीति तो होतो है, पर उसकी तादादके 
विषयमें कुछ ज्ञान नहीं होता । अथवा दान, समर्पणादि कालमें एक बस्तुको 
प्रायः मिचती नहीं को जाती । इसका कारण असम व्यवहार. सम्भवव्यवहा र- 
का अभाव अथवा गिननेसे अल्पत्वका बोध होना है। 


उपयुक्त वक्‍तव्यका परीक्षण करनेपर ज्ञात होता है कि संब्या 'समूह'की 
जानकारी प्राप्त करनेके हेतु होती है। मनृष्यको उसके विकासकी प्रारम्भिक 
अवस्थासे हो इस प्रकारका आन्तरिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे हम सम्बोधनके 


2 आन नमक जप कक 
१. भिलोकसार, प्रथमाधिकार, गाथा १६। 
'डरे८ : तीथंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अभावमें संख्याज्ञान कहते हैं। बतएवं समूहगत प्रत्येक अस्तुक्की पृथक-पृथक्‌ 
जानका रोके अभावमें समूहके मध्यमें होनेवाले परिवतंतका बोध नहीं हो सकता 
है। समूहबोधकी क्षमता और गिननेकी क्षमता इस दोनोंमें पर्याप्त अन्तर है। 
गिनना सीखनेसे पूर्व मनुष्यने संख्याज्ञान प्राप्त किया होगा । , 


मनुष्यने समूहके बीच रहकर संख्याका बोध प्राप्त किया होगा । ज़ब उसे 
दो समहोंको जोड़नेकी आवश्यकता प्रतीत्त हुई होगी, तो धनचिह्व और धना- 
त्मक संख्याए प्रादुभूत हुई होंगी। सख्याज्ञानके अनन्तर मनुष्यने गरिनसा 
सीखा और गिननेके फलस्वरूप अंकगणितका आरम्भ हुआं। अंकका महत्व 
तभी व्यक्त होता है, जब हम कई समहोंमें एक संख्याको पाते हैं। इस अंब- 
स्थामें उस अंककी भावना हमारे हृदयमें वस्तुओंसे पृथक अंकित हो जात्ती है 
और फलस्वरूप हम वस्तुओंका बार-बार नाम न॑ लेकर उनकी संख्याको 
व्यक्त करते हैं। इस प्रकार त्रिलोकसारमें सख्या, गणना, कृति आदिका स्वरूप 
निर्धारित किया है । 


संख्याओंके दो भेद है--१. वास्तविक और २. अवास्तविक । वास्तविक 
संख्याएँ भी दो प्रकारकी हैं--संगत और असंगत । प्रथम प्रकारकी संख्याओंमें 
भिन्न राशियोंका समूह पाया जाता है भर द्वितीय प्रकारकी संल्याओंमें 
करणीगत राशियाँ निहित हे। इन राशियोके भी असंख्यात भेद है। आचाय॑े 
नेमिचन्द्रके संख्या-भेदोंको निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है-- 


(अ) जघन्य-परीत-असंख्यात - स 3 + १ 

(आ) मध्यम-परीत-असंख्यात >स ११८ अयु उ 

(इ) उत्कृष्ट-परीत-असल्यात > अ यु ज--१ 

(ई) जघन्य-युक्‍त-असंख्याल » (स उ+ १) (स 3+ १) 

(उ) मध्यम-युक्त-असंख्यात >* (स उ+ १) (स 3+१)८भ यु उ 
(ऊ) उत्कृष्ट-पुक्त-असंल्यात्त >अ यु उ७ऊ ऊ ज--१ 

(क) जघन्य-असंब्यातासंल्यात 5 (अ यु ज)* 

(स्) मध्यम-असंल्यातासंस्यात ० (अ यु ज)* /अस उठ 

(ग) उत्कृष्ट-असंख्यातासल्यात > भ प ज॑ १ 

घवलाटीकामें अनन्तके निम्नलिखित भेद वर्णित हैं-- 


(च) नामाननन्‍्त--वस्तुके यथा्थंतः अनन्त होने या न होनेका विचार किये 
बिना ही उसका बहुत्व प्रकट करनेके लिए अनन्तका प्रयोग करना नामा- 
नन्‍्त है।* 


अतघर जोर सारस्यतापार्य : ४२९ 


(छ) स्थापनानन्त--यथायंत: अनन्त नहीं, किन्तु किसी संख्यामें आरोपित 
* अतम्तर | 
(ज) द्रव्यानन्त--तत्काछ उपयोग न आते हुए ज्ञानकी अपेक्षा अनन्तों । 

[झ) गणतानन्त--संख्यात्मक अनन्त । 

(ञ) अप्रदेशिकानन्त--परिमाणहीन अनन्त । 

(ट) एकानन्त--एक दिशात्मक अनन्त | 

(5) विस्तारानन्त--द्विविस्तारात्मक--प्रतरात्मक अनन्ताकाश । 

(ड) उभयानन्त--द्विदिशात्मक अनन्त--एक सीधी रेखा, जो दोनों 
दिशाओंमें अनन्त तक जाती है । 

(ढ) सर्वानन्त--आकाशात्मक अनन्त | 

(ण) भावानन्त--ज्ञानकी अपेक्षा अनन्त । 

अनन्तके सामान्यतया १. परीतानन्त, २. युक्तानन्त, ३. अनन्तानन्त थे 
तीन भेद माने जाते हैं। इन तीनोंके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे तीन- 
तीन भेद होनेसे कुल नो भेद हो जाते हैं। त्रिलोकसारमें उक्त ३+ ९+९० ८ २१ 


भेद वर्णित हैं । 
त्रिलोकसारमें घारासंसख्थाओंका भी कथन आया है।ये १४ प्रकारको 
होती हैं--_ 
१. सवधारा--१+१३२+क ३े +४+ ५४/०४०७/ ४*०४* अनन्तानन्त 


२. समधारा--२+४+क ६+८--१०+क १२+ १४+ १६+ १८" + न 
३. विषमघारा--१+ २०७३, ४+ - १०७५, ६१ -१७७,८+ - १८ 
९,१०+क - १७०११, १२+-१८१३,१९४+ “१० 
१५, १६+१-१०१७, १८+-१०१९"०""४४न+ 
-२१०न तथा वि + है ०००२३ कक 


४ कृतिधारा--११० १, २७४, ३-०९, ४१०१६, ५९०२५, ६ 
लन्रे९, ७१ 5८४९, ८१--६४, ९९ « ८१, १०१--१००, 


११६० १२१, १२९० १४४, १३९० १६९०-ल५्» न 
५. अकृतिधारा--२, ३, ५, ७, ८, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १७" 
ली +-१७ न 
६. घनथारा--१ ० १, २१०८, ३३०२७, ४०६४, ५१० १२५, 
है २६६-+_+ज*० है 
४३० . तीथंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


छ, अधनधास+-- २, बै, डॉ, ! ५, ६, छ, हि ९», १९ १र, १३, ४ 
' १४, १५, १६, १७, ९८, १५, २०, २रै, २२, २३, २४, 


हा | 
२५, २६, २८, ६३7 जल 
३े 
ने ब्नम 


२ 
८. कृतिमातुका या वर्गमातृका--९, रे, हे, ५०/४४“"मन्‍/व्न 
९. अकृतिमातृका या अवरगभातुका--/मू + ९, #/मू+ ३ 





४मू+२, </“मू+५ 
ब न ॥ 
«४मू+नत्न 
| | ॥॥ 
१ ०, घनमातृका-- २; २ 08३०४७७+७००००५' न १०३१4 +%+११४०००' ० ७०९०००४७०७०००५। न्तृ ४3०५ +७३१०००+' न 
११, अधनमातुका-- ३५/मू + १ ३२/मू+ २ 
३२/मू + हे 
च 
भ्ष्सू 


१२. द्विरूपवर्गंधारा--(२)१६ - ६५५३६, (२)११ ०» (६५५३६) या 
४२०४९६७२०६, (२)६९४ ० (४२९४०६७२९६)* ७ 
१८४४६५७४४०७४७०९५५१६१६ 


१३, द्विव्पघनधा रा--(२)१, (४३, (५)३, 6४५००००० ०००० (न*)३ | 
१४५ द्विरूपधताधनधा रा--[ (२)१]१ “न (इ)]3००““पृ(न)]9$ 
इस प्रकार त्रिकोकसारमें १४ धाराओंके कथनके पश्चात्‌ सामान्यलोका- 


धिकारमें ही वर्गशछाका, अद्ध॑ंच्छेद, त्रिकल्छेद, चतुच्छेद आंदिका भी कथन 
आया है । अद्ध च्छेद गणितको वत्तमानमें लूघुगणकसिद्धान्त कहा यया है। 
अठ ज्छेदों द्वारा राशिज्नान प्राप्त करनेके सिद्धान्तका विवेचन करते हुए त्रिकोक- 
सारमें कई नियम आये हैं। इसी प्रकार कुण्डमणितके अनन्तर पल्‍्य, सागर, 
सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगच्छेणी, जगत्पतर और घनलोकका कंथन 
'आया है। पलल्‍्यके तीन भेद बतछाये हैं--१. व्यवहारपत्थ २, उद्घारपल्य 


३. और अद्वापल्य । इस प्रकार संल्याओंका बिधान कर अधोछोकका क्षेत्र- 
धुतश्रर और सारस्यताबार्य : 2 रे 


फल आठ आकृतियों द्वारा निकाछा गया है। ये आकृतियाँ सामास्य, ऊर्घ्वावत्त, 
तिगयित्त, यवमुरज, यवमध्य, मन्दर, दृष्य और गिरिकटक हैं। पिनष्टि क्षेत्रका 
फेत्रफल तो आइचगंजनक रीतिमें निकाला गया है। अधोलोकके पश्चात्‌ 
उध्यंछोकका सामान्य वर्णन आया है और उसका भी क्षेत्रफल निकाला गया 
है। इसके पश्चात्‌ त्रसनालोका कथन आया है | यह त्रसनाली एक राजु लम्बी 
और चौोदह राजु चौड़ी होतो है। सामान्यलोकाधिका रके अन्तगंत ही नरकों- 
के पटलोंका कथन किया किया है। प्रथम नरकमें १३, द्वितीयमें ११, तृतीयमें 
९, चतुथंमें ७, पंचममें ५, षष्ठमें ३ और सप्तममें १ इन्द्रक है। पश्चात्‌ 
नारकीय जीवोंके रहन-सहन, उनके क्षेत्रगत दुःख आदिका वर्णन किया है । 

वस्तुत: इस ग्रन्धमें जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, मालुषक्षेत्र, भवनवासियोके 
रहनेके स्थान, आवास, भवन, आयु, परिवार आदिका विस्तृत वर्णन किया 
है। ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारा एवं सूर्य, चन्द्रके आयु, विमान, गति, परिवार 
आदिका भी सांगोपांग वर्णन पाया जाता है। स्वगोंके सुख, विमान एवं वहाँ- 
के निवासियोंकी शक्ति आदिका भी कथन आया है। त्रिलोककी रचनाके 
सम्बन्धमें सभी प्रकारकी जानकारी इस ग्रन्थसे प्राप्त को जा सकती है | 
लब्धिसार 


आचाय॑ नेमिचन्द्रकी तीसरी रचना लब्धिसार है। यह भी गाथाबद्ध है। 
इसके दो सस्करण प्रकाशित हैं--एक रायचन्द्र शास्त्रभाछा बम्बईसे और 
दूसरा हरिभाई देवकरण ग्रन्थमाछासे | इस प्रन्थमें ६४९ गाथाएं हैं। सरबं- 
प्रथम सम्यर्दर्शन और सम्यक्‍चारित्रकी रब्धि अर्थात्‌ प्राप्तिका कथन होनेके 
कारण इसके नामकी साथंकता बतलायो गयी है। सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति पाँच 
लब्धियोके भ्राप्त होनेपर हो होती है। वे लब्धियाँ हैं--क्षयोपशम, विशुद्धि, 
देशना, प्रायोग्य और करण । इनमेसे प्रारम्भकी चार लब्धियाँ तो सर्वसाधारण- 
को होती रहती हैं, पर करणलब्धि सभीको नहीं होती। इसके प्राप्त होने- 
पर ही सम्यक्त्वका लाभ होता है। इन लब्धियोंका स्वरूप प्रन्धके प्रारम्भमें 
दिया है। अधःकरण, अपूृवंकरण और अनिवृत्तिकरणकी प्राप्तिको ही करण- 
लब्धि कहा गया है। अनिवृत्ति करणके होने पर अन्तमुंहतंके लिए प्रथमोपश्म 
सम्यक्त्वका लाभ होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्वके कालमें कम-से-कम एक 
समय और अधिक-से-अधिक छह आवली काल शेष रहनेपर यदि अनन्तानु- 
बन्धी कषायका उदय आ जाता है, तो जीव सम्यक्त्वसे च्यूत होकर सासादन- 
सम्यक्तवों बन जाता है और उपशमसम्यक्त्वका काल पूरा होनेपर यदि 
सिथ्यात्वकमंका उदय आ जाये, तो जीव मिथ्यादृष्टि हो जाता है। इस 


४३२ : तीयंकर महावीर जोर उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रकार १०६ गायापस्स्‍त प्रथमोपकमसम्यक्वका कथन है।। इस प्रकरणमें 
९६ वीं ग्राथा कष्रयंपाहुडकी है और १०६, १०८ और १०९ वीं गाया बोम्मह- 
सार जीवकाण्डकी ! * 

गाया ११० से क्षायिकसम्यक्वका कथन आरम्भ होता है। दर्शनमोहसोय- 
कममंका क्षय होनेंसे क्षायिकसम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है, पर दर्शनमोहनीय- 
कर्मके क्षयका प्रारम्भ कमभूमिका मनुष्य तीरथंकरके पादमूलमें अथवा केवली, 
श्रुतकेवलीके पादमूलमें करता है और उसकी पृ्ति वहीं अथवा सीघर्मादि 
कल्पोंमें अथवा कल्पातीतदेवोंमें अथवा भोगभूमिमें अथवा नरकमें करता है, 
क्योंकि बद्धायुष्क॑ कृत्कृत्यवेदक मरकर चारों गतियोंमें जन्म ले सकती है। 

अनस्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शनमोहनीयकी तीन, इन सात प्रक्ृतियोंके 
क्षयसे उत्पन्न हुआ क्षायिकसम्यक्त्व मेरकी तरह निष्कम्प, अत्यन्त निर्मल 
ओर अक्षय होता है। क्षायिकसम्यग्दृष्टि उसी भवमें, तीसरे भवमें अथवा 
चौथे भवमें मुक्त हो जाता है। क्षायिकसम्यक्त्वके कथनके साथ दर्शनलब्धि- 
का कथन भी समाप्त हो जाता है। चारित्रलन्धि एकदेश और सम्पूर्णके 
भेदसे दो प्रकारकी है। अनादिमिध्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके साथ 
देशचारित्रको ग्रहण करता है ओर सादिभिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्व 
अथवा वेदकसम्यक्त्वके साथ देशचारित्रको धारण करता है | 

सकलचारित्रके त्तीन भेद बताये हैं--क्षायोपशमिक, औपशमसिक और 
क्षायिक | क्षायोपशमिक चारित्र छट्टं और सातवें गृणस्थानमें होता है। यह 
उपशम और वेदक दोनों ही प्रकारके सम्यक्त्वोंके साथ उत्पन्न होता है। 
स्लेच्छ मनुष्य भी आय॑ मनुष्योंके समान सकलसंयम धारण कर सकता है। 
इस प्रकार लब्धिसारमें, पाँचों लब्धियोंका विस्तारपु्बेक वर्णन आया है। 
क्षपणासार 

क्षपणासा रमें ६५३ गाथाए' हैं। यह भी गोम्मटसारका उत्तरार्ध जैसा है। 
कर्मोको क्षय करनेकी विधिका निरूपण इस ग्रन्थमें किया गया है। इसकी 
प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि माधवचन्द्र त्रेवेधने बाहुलो मनन्‍्त्रीकी प्रार्थना पर 
संस्कृत-टीका लिखकर पूर्ण की है । 


आचार्य नरेन्द्रसेन 
अमृतचन्द्रके तत्वाथंत्तारकी शेलीपर आचार्य नरेन्‍्द्रसेनने 'सिद्धान्तसार" 
संग्रह' नामक ग्रन्थ रचा है। शेलीमें समानता होनेपर भी दोनोंके तामोंके अनुरूप 
१. सिद्धान्तसारसंग्रहनामक ग्रन्थ जीवराज जैन प्रन्थमाला शोछापुरसे बि० सं० २०१३ 
में प्रकाशित हुआ है । 
शुतधर और सारस्वताबार्य ; ४३३ 
श्८ ह ह 


विषयमें अन्तर है। तत्त्वाथंसा रमें तत्त्वाथंसूत्र और उसके टोकाग्रन्थोंका सार 
है तथा उसका विषयानुक्रम भी तत्त्वायंसूत्रके अनुरूप है, पर सिद्धान्तसा स्सं ग्रहमें 
सिंद्धान्तसम्बन्धी ऐसे विषय चचित हैं जो तत्त्वाथंस॒त्र और उसकी टीकाओंके 
अतिरिक्त अन्यत्र भी प्राप्त हैं । 


जीवन-परिचय और समय-विचार 


प्रन्थके अन्तमें प्रन्थकारने अपनी प्रशस्ति दी है, जिससे अवगत होता है कि 
लाडबागड़ संघमें धर्मसेननामके दिगम्बर मुनिराज हुए। उनके पश्चात्‌ क्रमझ: 
शॉन्तिषेण, गोपसेन, भावसेन, जयसेन, ब्रह्मसेन और वीरसेन हुए। वीरसेनके 
शिष्य गुणसेन हुए और गुणसेनके दिष्य नरेन्‍्द्रसेन हुए । 

जयसेनसूरिने 'धर्मरत्नाकर' नामक ग्रन्थ रचा है। इसकी अन्तिम प्रशस्तिसे 
ज्ञात होता है कि यह भी लाडवागड़ या झाडवागड़ संघके आचाय॑ थे । इन्होंने 
जो गुरुपरम्परा दी है उसमें घमंसेत, शान्तिषेण, गोपसेन, भावसेंन और जय- 
सेनके* नाम आये हैं। यह गुरु-परम्परा नरेन्‍्द्रसेनद्वारा प्रदत्त परम्परासे मिलती- 


जुलती है । 


अत: नरेन्द्रसेन धर्मेरत्नाकरके कर्त्ता जयसेनके वंशज है । जयसेनने धर्म- 
रत्नाक रकी प्रशस्तिके अन्तसे उसका रचनाकाल १०५५ दिया है। जयसेन और 
नरेन्द्रसेनके मध्यमें ब्रह्मसेन, वीरसेन और गृणसेन नामके तोन आचाय॑ और 
हुए हैं। नरेन्‍्द्रसेनने अपने ग्रन्थके मध्यमें भी दो स्थानोंपर बीरसेनका स्मरण 
किया है और अपनेको वीरसेनसे 'लब्धप्रसाद' कहा है । अतः नरेन्द्रसेन वी रसेन- 
के समयमें वत्तेमान थेऔर जयसेन तथा वीरसेनके मध्यमें केवछ एक ब्रह्मसेन 
आते है। अत: जयसेनके धर्मरत्नाकरकी समाप्तिसे अधिक-से-अधिक पचास वर्ष 
पदचात्‌ अर्थात्‌ वि० सं० ११०५ बीरसेनका समय माना जा सकता है। ओर 
इस तरह नरेन्‍्द्रसेनको विक्रमकी १२वीं शत्ताब्दिके द्वितीय चरणका विद्वान 
मानना उचित है। 


अमृतबन्द्रके तत्त्वाथंसारसे नरेन्द्रसेनको सिद्धान्तसार रचनेकी प्रेरणा मिली 
अवगत होतो है, क्योंकि नरेन्‍्द्रसेनके पृवंज जयसेनने अपने धमंरत्नाकरमें अमृत- 
१. तेनागीयत झाडवागड इति त्वेको हि संघोज्नद्य:* ““घर्मसेनोगणीद्र तेम्यः श्री 
(तस्माच्छी) शातिषेण: समजनि/'/' श्रीगोपसेनगुरुराविरमूत्स''* ***'जगत्सु- 
बलिना श्रीभावसेनस्तत:'''“***“*“*जगति जयसेनाख्य इह सः'““'''''“““इति श्री सूरि 
जयसेनविरचितं धर्मरत्नाकरनामशास्त्रं समाप्तम्‌। --जैनग्रन्थ प्रशस्ति-संग्रह, प्रथम 
भाग, वीरसेवामन्दिर, दरियागंज दिल्ली द्वारा प्रकाशित, पृ०-४ । 


. ४३४ : तीथकर महावीर और उनकी क्षाघार्म-परम्परा 


चन्द्रके पुरवाधंपिद्धभुपायके अनेक पद्य उद्घृत किये हैं । अतपुत्र वि सं+ १०५७. 
के पदचात्‌ नरेन्द्रस्नेतका होना सरशाकिक है। ; ४ रा हक 
सिद्धान्तसारपर अभितंगलिके श्रावकाचारका भी श्रमाव सम्भव है । सिद्वान्त- 
सारके चतुर्थ अध्यायमें निदानके प्रधास्त और अग्रदवस्त ग्ेद्दींका कथन किया 
है। यह सन्दर्भ अमितगतिका अनुकरण जान पढ़ता है। अमितगति-श्रावका- 
चारके सप्तम अध्यायके २०, २१ और २२वें पद्यका सिद्धास्तसार चतुर्थ अध्यायके 
पद्म २४६-५० का मिलान करनेपर अमितगति-श्रावकाचारके उक्त पद्चोंपर 
स्पष्टत: प्रभाव ज्ञात होता है। अमितगति माथुरसंघके आचार्य थे, यह पहले 
कहा जा चुका है | | 
अतएव नरेन्द्रसेन भी अमितयतिके समान काष्ठासंधों ही प्रतीत होते हैं। 
काष्ठासंधमें नन्दितट, माथुर, बागड़ और लाटवागड़ या झाडवागड ये चार 
प्रसिद्ध गच्छ हुए हैं, ऐसा सुरेन्द्रकीतिविरचित पद्टावलीसे ज्ञात होता है-- 
काष्ठासंधो भुवि ख्यातों जानन्ति नृसुरासुरा:। 
तत्र गच्छाश्च चत्वारों राजन्ते विश्वुता: क्षितौ॥ 
श्रीनन्दितटसंज्ञएश्व माथुरो वागड़ाभिषघः | 
लाडवागड़ इत्येते विख्याता: क्षितिमण्डले ॥* 


श्री डॉ० कोठियाजीने अत्यन्त विस्तारपूर्वके इनके वंश और समयपर 
विचार किया है । 

तेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती द्वारा विरचित गोम्मटसार तथा तज्िलोकसा रका 
भी उपयोग नरेन्द्रसेनने अपनी रचनामें किया प्रतीत होता है। उनके जीवतस्त्व- 
विषयक वर्णनमें उक्त ग्रन्थींके अनेक गाथासूत्र अनुवाद जैसे प्रतीत होते हैं। 
सिद्धान्तसा रसंगहके चतुर्थ अध्यायमें केवलि-मुक्ति और स्त्रो-मुक्तिका खण्डन है, 
जो आचार प्रभाचन्द्रके प्रमेषकमलमात्तण्डका अनुसरण है। प्रभाचन्द्रका समय 
वि० सं० १०३७-११२२ निर्धारित किया है। इससे भी नरेन्‍्द्रसेन वि० सं० १२वीं 
शत्तीके विद्वान सिद्ध होते हैं। 
रखता 

इनको एक ही रचना उपलब्ध है--सिद्धान्तसारसंग्रह। यह ग्रन्थ १२ अध्यायों- 
में विभाजित है और संस्कृत-साषामें अनुष्टप छल्दोंमे छिखा गया है। प्रत्येक 
अध्यायके अल्तमें छन्‍्दपरिव्तन हुआ है और पुष्पिकामें सिद्धान्तसारसंगह-- 
यहूं नाम दिया गया है। ' 
: १, जैनसाहित्यका इतिहास १० २७७ पर उद्धृत । 
३. प्रमाषप्रभेयकालिका, प्रस्तावना, पृ० ५०-५९ | 


बृतभर ओर सारस्वताणार्य: इश५ 


प्रथम अध्यायमें सम्यग्दशनका निरूपण है। सम्यन्दर्शनका लक्षण समन्‍्त- 
भद्गके 'रत्नकरण्डश्रावकाचार के आधारपर रचा गया है। यथा-- 
४ अ्कोल)९ रत्नत्रितयनायके: । 
कथित: परमो धर्म: कमंकक्षक्षयानलः॥ १३३) 
श्रद्धघानं शुद्धवुत्तीनी॑ देवतागमलिजिनास | 
मौढ्यादिदोषनिमुंक्त दृष्टि दृष्टिविदों बिंदु:॥ १३४ 
तुलना करें-- 
सद्दृष्टिशानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः | 
>( ( >९ २९ 
श्रद्धानं3. परमार्थानामाप्तागमतपोभृताम्‌ । 
त्रिमूढापोढ्मष्टाड़ं सम्यग्दर्शनमस्मयम्‌* ॥ 
मिथ्यादृष्टियोंका वर्णन करते हुए गोपूजा, पीपलवुक्षपुजा एवं गतानु- 
गतिकसे आये हुए लोकविश्वासोंका इसमें निर्देश है। इस प्रन्थमें भाव-संग्रहके 
अनुसार ही सम्यग्दर्शनके संवेग, निरवेद आदि आठ गुणोंका कथन किया है तथा 
आठोंके लक्षण भी दिये गये हैं। मुनियोंमे दोष देखनेवालोंकी भी निन्‍्दा की गयी 
है । इन विशेष बातोंके अतिरिक्त सम्यर्दर्शनके २५ दोषों और ८ भंगोंका भी 
कथन है। 


द्वितीय अध्यायमे सम्यग्भानका वर्णन है। इसके आरम्भमें ही ज्ञानको 
प्रमाण न मानने और इन्द्रिय या सन्निकर्ष आदिको प्रमाण माननेवाले नेयायिक- 
वेशेषिक आदि मतोंकी समीक्षा की है। मतिज्ञानके भेद-प्रमेदोंका वर्णन करते 
हुए बुद्धि, ऋद्धिके भेदोंका भी स्वरूप बतलाया गया है। श्रुतज्ञानके प्रकरणमें 
द्वादशाड़ुके भेद-प्रभेदों एवं अंगबाह्मश्रतके भेदोंका स्वरूप वर्णित है। इस 
सन्दभंमें धवछा और जयघवलामे बतलाये हुए स्वरूपसे भी कहीं कुछ अन्तर 
है। उदाहरणाथं दशवेकालिकके स्वरूपको लिया जा सकता है। बताया है-- 
दम, पुष्पित आदि दश् अधिकारोंके द्वारा जिसमे साधुओंके आचरणका बर्णन 
हो वह दशवेकालिक है। ये दश अधिकार एवेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य दछ्षा- 
वेकालिकके ही दश अध्याय हैं। गोम्मटसार जीवकाण्डके समान श्रुतज्ञानके 
पर्याय, पर्याय-समास, अक्षर, अक्षर-समास आदि २० प्ेदोंका भी कथन किया 
गया है। शेष ज्ञानोंका वर्णन तो सर्वार्थंसिद्धि और तत्त्वार्थवात्तिक जैसा है । 

तृतीय अध्यायमें चारित्रका वर्णन है। अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये 


१. रत्नकरण्डावकाचार, पद्य ३-४ | 


४३६ : तीथंकर भहावोर और उनको जाचार्यन्परम्परा 


ही अर्परिग्रह व्तोंका वर्णन नरेन्द्रसेन अभितगतिके शावकाजीर जैसा ही किया 
। यंथा+- 
यो यस्य हरते वित्त स तज्जोवितहुल्वर: । 
बहिरंग॑ हि छोकानां जोबितं वित्तमुच्यते" ॥ 
> ५ व 0 > 
यो यस्य हरत्ति वित्त स तस्य जीवस्य जीवितं हरति । 
आइवासकरं बाह्यां जीबातां जीवितं वित्तम* ॥ 
स्तेय. और परिग्रहका लक्षण बततलानेवाले सूत्रोंकी व्याध्यामें सर्वाथ- 
सिढिमें जो शद्भा-समाधान किया गया है उसे भी ग्रन्थकारने ज्यों-का-त्यों 
अपना लिया है | 
चतुर्थ अध्यायमें अणुत्रत और महाक्षतोंका सामान्य निर्देशकर मिथ्यात्व 
नामक शल्यका कथन करते हुए अनेक दार्शनिक मतोंकी विस्तारपुर्वक चर्चा की 
है। आत्माकी नित्यता, क्षणिकता, बौद्धोंका शुन्यवाद, चार्वाकका जड़वाद, 
सांख्यका कूटस्थ नित्यवाद, मीमांसकोंका सर्वज्ञाभायवाद, वेदकी अपौरुषेयता 
और जगतत्कतुंत्ववादकी समीक्षा फो है। इ्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य 
केवली-कवलाहा र और स्त्रीमुक्तिको भी आलोचना की गयी है। 


पंचम अध्यायमें जीवादि तत्त्वोंका स्वरूप वर्णित है। जीवका लक्षण और 
गुण वर्णन करनेके पदचात्‌ उसके कतृंत्व, अमूतंत्व, भोवतृत्व, स्वदेहपरिमाणत्व, 
उपयोगमयत्व, संसारित्व और ऊध्वंगमन धर्मोका वर्णन आया है। इनका 
समर्थन करते हुए लिखा है कि भाट्ट और नास्तिक जीवको मत मानते हैं, अत- 
एवं अमूर्त कहा है । योग शुद्धच॑तन्यमय मानते हैं, इसलिए उपयोगमय कहा है | 
सांख्य जीवको अकर्त्ता मानता है, इसलिए कर्त्तापद दिया है। यौग (नैयायिक) 
भाट्ट (मीमांसक) और साँख्य जीवको व्यापी मानते हैं, इसलिए स्वदेहपरिमाण 
कहा है। इस अध्यायके अगले संदर्भो का विषय सर्वार्थसिद्धि और तलत्त्वार्थ- 
वातिकके द्वितीय अध्यायके समान आया है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव 
निक्षेपोंका स्वरूप सर्वार्थंसिडिके समान ही निबद्ध है । इस पंचम अध्यायका 
उत्तराध॑ तत्त्वाथंसूत्र और उसके टोकाग्रन्थोंके अनुसार लिखा गया है। 

छठे अध्यायमें नरकछोकका वर्णन करते हुए सातों भूमियोंका स्वरूप, 
नरकपटल एवं नरकोंके बिलोंका भो कथन किया गया है। प्रकृति और 


' १, सिद्धास्तसारसंग्रह, ५४। 
२, अमितगति-भावकाचार--६।६१ । 





अतरर और सारस्थताक्षार्थ : ४२७ 


कमोदियसे भ्रास होतेवाले दुःखोंका भो कथन आया है। इस अध्यायमें भूमियोंके 
वर्ण, प्रकाश एवं उनके क्षेत्र और विस्तारका भी निखपषण है।.... 

.. सप्तम अध्यायमें मध्यलोक और उसके अन्तगंत जम्बूदोप, लव॒णसमुद्र, 
धालकीखण्ड, कालोदधिसमुद्र , पुष्करवरद्वीप, मानुषोत्तर षटकुलाचछ, भरत, 
ऐराबत आदि सप्तक्षेत्र, कम भूमि, भोगभूमि आदिका प्रतिपादन किग्रा गया है। 

अष्टम अध्यायमें बेमानिक देवोंका वर्णन है। सोधम, ऐशान, सामत्कुमार, 
माहेन्द्र आदि सोलह स्व नवग्रं वेयक, नव अनुदिश, विजय, वेजयन्त, जयन्त, 
अपराजित और सर्वार्थंसिद्धि विमानोंका कथन है। तस्तवार्थसूत्रके समान हो 
स्थित्ति, प्रभाव, सुख, द्युत्ति, लेश्या और अवधिज्ञानकी उत्तरोत्तर अधिकत्ता 
प्रतिपादित की है। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमानकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 
हीनता बतलायी गयी है। लौकान्तिक देवोंके भेदोंका बर्णन कर देवोंको उत्कृष्ट 
और जघन्य आयुका वर्णन किया है। 

नवम अध्यायमें अजीव, आख्रव और बन्घतत्त्वका वर्णन किया है। अंजीवके 
पुद्गल, धर्म, अधमं, आकाश, ओर काल भेदों, तथा जीव सहित षड्द्नब्यों, 
आख्रवका स्वरूप, आख्रवके प्रत्यय और उसके भेद, बन्धत्तत्वका स्वरूप, बन्धके 
कारण ओर बन्धके भेदोंका विस्तारपुवंक कथन आया है। 

दशम अध्यायमें निजेरातत््वका वर्णन करते हुए तपके प्रसड्भसे प्रायश्चित्त- 
का वर्णन बहुत विस्तारपूर्वक किया है। ऐसा वर्णन अन्‍्यत्र नही आया है। 
वस्तुत्त: प्रायश्चित्त ही इस अध्यायका मुख्य वर्ण्य विषय हैं। किस अपराधके 
होनेपर कौन-सा प्रायश्चित्त कब भ्रहण करना चाहिए, इसका विस्तारप्‌बंक 
विवेचन आया है। 


एकादश अध्यायमे विनयतपसे लेकर ध्यानत्तप तकका वर्णन है । ध्यानके 
आत्तें, रोद्र, धर्म और शुक्छ इन चारो ध्यानोका स्वरूप, इनके भेद तथा धम्म- 
ध्यानके पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातोत्त भेदोंका स्वरूपसहित विवेच्रन 
किया है। 

द्वादश अध्यायमें भगवती-आराघनाके आधारपर मरणके भेद बतलाकर 
समाधिमरणका विस्ता रपृवंक कथन किया है। निश्चयतः इस ग्रन्थमें 'तत्त्वार्थ- 
सार'की अपेक्षा अधिक विषयोंका समावेश है। तत्त्वाथंसारमें चचित विषयोंका 
विस्ता रपृवंक कथन किया ही गया है। 

नरेन्द्रसनके नामसे एक प्रतिष्ठाग्रन्थ भी मिलता है । पर हमारा विचार 
है कि यह ग्रन्थ सिद्धान्तसारसंग्रहके रचयिता नरेन्‍्द्रसेनका न होकर किसी 
अन्य नरेन्‍्द्रसेनका है। 


४३८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


! 


अभी तक यह धारणा चली आ रही थी कि द्रव्यसंगह या बूह॒दृदब्यसंगरहुके 
रचयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती हैं । पर अब नये प्रमाणोंके आलीकमें यह 
मान्यता परिवर्तित हो गयी है। अब समीक्षक विद्वानोंका अभिमत है कि. 
द्रव्यसंगहके रचयिता नेसमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रव्तीसि भिश्व अन्य कोई नेमिश्न्द्र 
हैं, जिन्हें नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव या नेमिचन्द्रमुनि कहा गया है। बृहद्द्॒व्य- 
संग्रहके टीकाकार ब्रह्मदेवने ग्रन्थका परिचय देते हुए छिखा है-- 

“अथ मालवदेशे घारानामतगराधिपति राजभोजदेवामिधानकलिकालचक्र- 
वर्तिसम्बन्धितः श्रीपालमण्डलेश्व रस्य सम्बन्धिन्याश्रमनामनगरे श्रीमुनिसुव्रत- 
तोर्थंकरचेत्यालये. शुद्धात्मद्रव्यसंवित्तिसमुत्यश्नसुखामृत रसास्वा दविप रीतना र- 
कादिदुःखभयभीतस्य परमात्मभावनोत्यन्नसुखसुधा रसपिपासित्तस्थ भेदाभेदरत्न- 
त्रयभावना प्रियस्थ भव्यवरपुण्ड रीकस्य भाण्डागा राह्यमेकनियोगाधिकारिसोमा- 
भिधानराजश्रेष्ठिनो निमित्त श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवे: पूर्व पडविशत्तिगाथाभिलधु- 
द्रव्यसंग्रह कृत्वा पर्चादिश्वेषतत्त्वपरिज्ञानाथ विरचितस्य बुह॒दुद्रव्यसंग्रह- 
स्याधिका रशुद्धिपृवंकत्वेन वृत्ति: प्रारभ्यते ।”* ' 

मालवदेशमें धारानग रीका स्वामी कलिकालसबंज्ञराजा भोजदेख था । उससे 
सम्बद्ध मण्डलेश्वर श्रीपालके आश्रमनामक नगरमें श्री मुनिसुक्नतनाथ तीर्थंक रके 
चेत्यालयमें भाण्डागार आदि अनेक नियोगोंके अधिकारों सोमनामक राज- 
श्रेष्ठिकि लिए श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेवने पहले २६ गाथाओंके द्वारा रूघुद्र्य- 
संग्रह नामक ग्रन्थ रचा। पीछे विशेषतत्त्वोंके ज्ञानके लिये बुहंदुद्वव्यसंगहू 
नामक ग्रन्थ रचा | उसकी वृत्तिको मैं प्रारम्भ करता हूँ । 


इस उद्धरणसे स्पष्ट है बुह॒द्द्रव्यसंग्रह और लघुद्रव्यसंगहके रचयिता नेमि- 
चन्द्र सिद्धान्तिदेव हैं । ह 

श्री डॉ० दरबारीलालजी कोठियाने* द्रव्यसंग्रहकी प्रस्तावनामें नेमिचरद्र 
नामके विद्वानोंका उल्लेख किया है। इनके मतानुसार प्रथम नेमिचन्द्र गोम्मट- 
सार, त्रिछोकसा र, लब्धिसार और क्षपणासार जैसे सिद्धान्तग्रन्थोंके रचयिता 
हैं। इनको उपाधि सिद्धान्तचक्रवर्ती थी और गंगवंशी राजा राचमल्लके 


१. बृहदूद़ब्यसंग्रह, दिल्ली संस्करण, वि० सं० २०१०, पृ० १-२ । 
२. श्री दरबारीज्ाल कोठिया द्वारा सम्पादित द्रव्यसंग्रह, प्रस्तावना पु० २८, श्री सणेश- 
प्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, वाराणसी । 


श्रुतपर और सारस्वतायांय : ४३१ 


प्रेधाव सैनापत्ति चामुण्डरायके गुरु भो ये। इनका अस्तित्वकाल वि० सं० 
१०३१५ था ई० सन्‌ ९७८के पश्चात्‌ है । 
द्वितीय नेमिचन्द्र वे हैं, जिनका उल्लेख वसुनन्दि सिद्धान्तिदेवने अपने 
उपासकाध्ययनमें किया है और जिन्हें जिनागमरूप समुद्रको वेलातरगोंसे धुले 
हृदयवाला तथा सम्पूर्ण जगतमें विख्यात लिखा है-- 
सिस्सो तस्य जिणांगम-जर्लणहि-बेलातरंग-धोयमणो । 
संजाओ सयलहू-जए विक्‍क्खलाओ शणेमिचंदु त्ति॥ 
तस्स पैस्राएण मए आइरिय-परंपरागयं सत्य | 
वच्छल्‍्लयाए रइये॑. भवियाणमुवासयज्ञयणं ' ॥ 
इन नेमिचन्द्रके नयनन्दि गुरु थे और वसुनन्दि सिद्धान्तिदेव शिष्य । 
तृतीय नेमिचन्द्र वे हैं जिन्होंने सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्रके गोम्मटसार 
पर जीवतत्त्वप्रदीपिका नामकी सस्क्ृत-टीका लिखी थी। यह टीका अभयचन्द्रकी 
मन्दप्रबोधिका और केशवर्णीकी संस्कृत मिश्रित्त कन्नड़ टोकाके आधारपर 
रचो गयी है | 


चतुर्थ नेमिचन्द्र सम्भवतः द्रव्यसग्रहके रचयिता हैं। अतएव प्रथम और 
तृत्तीय नेमिचन्द्रको तो एक नही कह सकते । ये दोनो दो व्यक्ति हैं । सद्भान्त- 
चक्रवर्ती मूलग्रन्थकार हैं और तृतीय नेमिचन्द्र टीकाकार है। प्रथम नेमिचन्द्रका 
समय वि० की ११वीं (ई० स० ११) शत्ताब्दी है और तृतीयका ई० सनुको 
१६वी शत्ताब्दी | अत. इन दोनों नेमिचन्दोके पौर्वापयंयमें ५०० वर्षों का अन्त- 
राल है। इसीप्रकार प्रथम और द्वितीय नेमिचन्द्र भी एक नहीं है । प्रथम 
नेमिचन्द्र वि० को ११वीं शताब्दोमे हुए है तो द्वितीय उनसे १०० वर्ष बाद 
वि० को १२वी शताब्दीमे , क्योंकि द्वितीय नेमिचन्द्र वसुनन्दि सिद्धान्तिदेवके 
गुरु थे और वसुनन्दिका समय वि० सं० ११५०के लगभग है । इन दोनो नेमि- 
चन्द्रोंकी उपाधियां भी भिन्न है। प्रथमकी उपाधि सिद्धान्तचक्रवर्ती है, तो 
द्वितोयकी सिद्धान्तिदेव । 

प्रथम और चतुर्थ तेमिचन्द्र भी भिन्न है| प्रथम अपनेको सिद्धान्तचक्रवर्ती 
कहते है, तो चतुर्थ अपनको 'तनुसूत्रधर' । बुह॒द्द्रव्यसंयहके सस्कृतटीकाकार 
ब्रह्मदेवने द्रव्यमग्रहकारकों सिद्धान्तिदिव लिखा है, सिद्धान्तचक्रवर्ती नहीं। 
अत्तएव हमारो दुष्टिमे द्रव्यसंगहके रचयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव है । पण्डित 
आश्याधरजोन वसुनन्दि सिद्धान्तिदेवका सागारधर्मामृत और अनगारघर्मा- 


१. उपासकाध्ययत, गाथा, ५४३, ५४४ । 


_ ४४० : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


भृत दोनों ही टीकाओंमें उंस्लेख किया है और वसु्ानदने इन सिद्धान्तिदेवका 
अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया है तथा इन्हें श्रीनन्दिका प्रेशिष्य एयं तयंसन्दि- 
का शिष्य बतलाया है। ये तयनन्दि यदि 'सुदंसणचरिउके रचयिता 
जिसकी रचना उन्होंने भोजदेवके राज्यकारूमें वि० सं० ११००में की थी 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव नयनन्दिसे कुछ ही 'उत्तरवर्ती और वसुनन्दिसे कुछ पूर्व 
वर्ती, अर्थात्‌ वि० सं० ११२५के लगभगके विद्वान सिद्ध होते हैं। पंडित आशा- 
घरजी ने द्रबव्यसंगहकार नेमिचन्द्रका उल्लेख किया है। अतएवं बसुनन्दि 
सिद्धान्तिदेवके गुरु द्रब्यसंग्रहके रचयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव ही होंगे । 


मय-विचार 

नयनन्दिने अपना 'सुदंसगचरिउ” वि० सं० ११००में पूर्ण किया है। अतः 
नयनन्दिका अस्तित्व समय वि० सं० ११०० है । यदि इनके शिष्य नेमि- 
चन्द्रको इनसे २०वर्ष उत्तरवर्ती माना जाय, तो इनका समय लगभग वि० सं० 
११२५ सिद्ध होता है। इनके शिष्य वसुनन्दिका समय वि० सं० ११५० माना 
जाता है। अतएवं नयनन्दि और वसुनन्दिके मध्य होनेके कारण नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तिदिवका समय वि० सं० ११२०के आस-पास होना चाहिये । 

ब्रह्मदेवके अनुसार यह ग्रन्थ भोजके राज्यकाल अर्थात्‌ वि० सं० को शरवीं 
शताब्दी (ई० सन्‌ ११वीं शत्ती)में लिखा गया है | अतएव द्रब्यसंग्रहके रचयिता 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदिवका समय वि० सं० की १२वीं शत्ताब्दीका पूर्वार्ध है। 
अर्थात्‌ ई० सनकी ११वी शतीका अन्तिम पाद है। डॉ० दरबारीस्मलू कोठियाने 
अपना फलितार्थ उपस्थित करते हुए लिखा है-- 

“यदि नयनन्दिके शिष्य नेमिचन्द्रको उनसे अधिक-से-अधिक २५ वर्ष पोछे 
माना जाय तो वे लगभग वि० सं० ११२५के ठहरते हैं" ।!' 

द्रव्य सग्रहकी रचना आश्रमतगरमें बललाई गयी है । यह आश्रमनगर 
'आशारम्यपट्टण', आश्रमपत्तन', 'पट्रण' और “'पुटमेदन'के नामसे उल्लिखित 
है। दीपचन्द्रपाण्डया और डॉ० दक्षरथ छार्माेके असुसार इस नगरकी 
स्थिति राजस्थानके अन्तगंत कोटासे उत्तर-पुरबकी ओर छग्रमग नौ मीलको 
दूरी पर बुंदोसे लगभग तोन मीलको दूरीपर चम्बक नदोपर अवस्थित वत्तमान 
'केशवर।|यपाठन' अथबा प्राटनकेशवराय ही है| प्राचीनकालमें यह राजा 
भोजदेवके परमार-साम्राज्यके अन्तर्गत मालवामें रहा है। अपनी प्राकृतिक 
रम्यताके कारण यह स्थान आश्रमभूमि (तपोवन)के उपयुक्त होनेके कारण 
आश्रम कहलानेका अधिकारी है। 


१. ब्रेब्यसंग्रह, प्रस्तावता, पृ० ३ै६ धर 





श्रुतधर और सारस्यताचार्य : ४४१ 


रचनाएं 
मेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेवकी दो ही रचनाएँ उपलब्ध हैं---१. रघुद्रव्यसंग्रह और 
२. बृहदुबरब्यसंग्रह । 


दल गाथामें प्रन्थकारने जिनेन्द्रदेवके स्तवनके पश्चात्‌ ग्रन्थमें 
बर्णित विषयका निर्देश करते हुए बताया है कि जिसने छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, 
सप्ततत्व और नवपदार्थो का त्तथा उत्पादव्ययश्रोव्यका कथन किया है, वे जिन 
जयवन्त हों । स्पष्ट है कि इस ग्रन्थमें षट्द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात्ततत्त्व, 
नवयदा्थं और उत्पाद-व्यय-प्रौव्य और ध्यानका कथन किया गया है। पाँच 
अस्तिकाय तो छह द्रव्योंके अन्तगंत ही हैं। यत्तः जीव, पुदूगल, धर्म, अधमे, 
आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं और कालके अतिरिक्त शोष पांच द्रव्य बहु- 
प्रदेशी होनेसे अस्तिकाय कहे जांते हैं। इसी त्तह जीव, अजीब, आजद्रव, बन्ध, 
संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप ये नौ पदार्थ है। इनमेसे पृण्य-पापको 
पृथक्‌ कर देनेपर शेष सात्तको तत्त्व कहते हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थमें द्रव्य, तत्त्व, 
पदार्थ और अस्तिकायोंका स्वरूप ब्रतलाया गया है । 


लघुद्रव्यसग्रहमें कुल २५ गाथाएँ हैं। पहली गाथामें वक्तव्य विषयके 
निर्देशके साथ मंगलाचरण है। दूसरी गाथामे द्रव्यों और अस्तिकायोंका त्तथा 
तीसरी गाथामे तत्त्वों और पदार्थोका नाम निर्देश किया है| ग्यारह गाथाओमें 
द्रव्योका, पाँच गाथाओंमें तत्वों और पदार्थों का एवं दो गाथाओंमें उत्पाद, 
व्यय और ध्रौव्यका कथन किया है । उत्तरवर्ती दो गाथाओंमें ध्यानका निरूपण 
आया है। २४ वीं गाथामें नमस्कार और २५ वीं गाथामें नामादि कथन है। 
संक्षेपमें जेन तत्त्वज्ञानकी जानकारी इस ग्रन्धसे प्राप्त की जा सकती है। 

द्रव्योके स्वरूपको बत्तलानेवाली गाथाओंमें गाथा-संख्या ८, ९, १० और 
११ का पर्वाद्ध और १२ तथा १४ गाथाएँ बुह॒दद्व्यसंग्रहमें भी पायी जाती 
हैं । शेष गाथाए' भिन्न हैं। ब्रह्मदेवके अनुसार इसमें एक गाथा कम है| सम्भव 
है कि लघुद्रव्यसंग्रहको प्राप्त प्रतिमें एक गाथा छूट गयो हो । 
बृहदद्रव्यसंग्रह 

बृहद्द्रव्यसंगरह और पंचास्तिकायकी तुलना करनेपर ज्ञात होता है कि 
पंचास्तिकायकी शैली और वस्तुको द्रव्यसंग्हकारने अपनाया है, जिससे उसे 
लघुपंचास्तिकाय कहा जा सकता है। पंचास्तिकाय भी तीन अधिका रोंमें 
विभक्त है और द्रव्यसंग्रह भी त्तीन अधिकारोंमें। पंचास्तिकायके प्रथम अधि- 
कारमें द्रव्योंका, द्वितीयमें नौ पदार्थोका और तृततीयमें व्यवहार एवं निश्चय 


४४२ : तोथकर सहाबीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


विषय ही आया है । पंचास्तिकायमें सत्ता, द्रव्य, गुण, पर्योध आदिकी दाशनिक - 
चर्चाएँ हैं, पर द्रब्यस्ंयहमें उसका अभाव है। इसका कारण यह अतीत होता 
है कि जेनतत्त्वोंके प्राथमिक अभ्यासोके लिए उक्त दाशंनिक 'चर्चाएँ दुरूह 
हैं। यही कारण है कि सोमश्रेष्ठिके बोधार्थ पंचास्तिकापके रहनेपर भी इस 
इस ग्रन्थके रचनेकी ग्रन्थका रको आवश्यकता प्रतीत हुई । ा 
उल्लेखनीय है कि द्रव्यसंग्रहकारने निश्चय एवं व्यवहार दोनों बयोंसे 
निरूपण किया है। व्यवहा रनयमे किसी अवाल्तर भेदका निर्देश तो द्रब्यसंगरह- 
में नहीं है किन्तु निश्चयके शुद्ध और अशुद्ध भेदोंका निर्देश अवश्य है। 
ग्रन्थमें ५८ गाथाएँ हैं। प्रथम गाथामें जीब और अजीब द्रव्योंका कथन 
करनेवाले भगवान ऋषभदेवकों नमस्कार कर ग्रस्थकारने ग्रन्थमें वक्तव्य 
विषयका भी निर्देश कर दिया है। दूसरी गराथासे जीवद्रव्यका कथन आरम्भ 
होता है। इसमें जोवको जीव, उपयोगमय, अमूलिक, कर्त्ता, स्वदेहपरिमाण, 
भोकक्‍ता, संसारी और स्वभावसे उध्बंगसन करनेवाला बतलाया है | यथा - 
जीवो उबओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों। 
भोत्ता संसारत्यो सिद्धों सो विस्ससोडढगई" ॥ 


इस गाथाके द्वारा नौ अवान्तर अधिकारोंकी सूचना दी गयी है। गाथामें 
निर्दिष्ट क्रमसे प्रत्येक अधिका रका कथन निश्चय और व्यवहार नयकी अपेक्षासे 
किया है। पंचास्तिकायमें भी इसो तरह कथन है। 
जीवो त्ति हृवदि चेदा उवओगविसेसिदो पहू कत्ता। 
भोत्ता य देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो॥ 
कम्ममलविष्पमुक्को उड्ढं लोगस्स अंतमधिगंता । 
सो सब्वणाण-दरिसी लहृदि सुहमणिदियमण्णंतं* ॥ 
आत्मा जीव है, उपयोगमय है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्‍ता है, शरीरपरिमाण है, 
अमू्तिक है, कर्मसंयूक्त है ओर उध्वंगमतस्वभाव है । 
पंचास्तिकायकी इस शैलीका ही उपयोग द्रव्यसंग्रहकारने किया है | १५वीं 
गाथासे अजीवद्रब्योंका कथन प्रारम्भ होता है। १६वीं गायामें तस्त्वा्थ- 
सूत्रके समान शब्दादिको पुदूगलका पर्याय कहा है । २८ गाथासे आस्रव आदि 
तस्वोंका बरणत प्रारम्भ होता है। भाव और ' द्रव्यकी अपेक्षा प्रत्येकके दो-दो 
१. बुहदद्वग्यसंग्रह, गाथा २। 
२. पत्चचास्तिकाथ, गाया २७, २८ । 


आुलधर और सारस्वताचार्थ : ४४ मे 


भेंद बतछाकर बहुत ही संक्षेपमें किन्तु सरल और स्पष्ट विवेचन किया है। 
गाथा ३५ में व्रत, समिति, गृप्ति, धमं, अनुप्नेक्षा, परिषहजय और चारित्रको 
भावसंव रके भेद बतलाया है! तत्त्वाथंसूत्रमें श्रत्तोंको तो पुण्यालव माना है 
और शोधको संवरका हेतु बतलाया है । ब्रतोंमें निवृत्तिका अंझ भी होता है। 
अत्तएब यहां ब्रतोंको संवरका हेतु बतलाया गया है । 


तृतीय अधिकारमें द्विविध मोक्षमागंका कथन करते हुए सम्यर्दर्शन, सम्य- 
र्ञान और सम्यक्वारित्रका स्वरूप बतलाकर ध्यानाभ्यास करनेपर जोर 
दिया है, क्योंकि ध्यानके बिना मोक्षकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। ध्यानके भेद 
भर स्वरूपादिकका कथन तो इस ग्रन्थ में नहीं आया है, किन्तु पंचप रमेष्ठियोंके 
बाचक मन्त्रोंको जपने तथा उनका ध्यान करनेकी प्रेरणा की है और इसोलिये 
अहुन्त, सिद्ध, आचाय॑ं, उपाध्याय और साधु इन पचपरमेष्ठियोका स्वरूप एक- 
एक गाधाके द्वारा बतलाया गया है। अन्तमें तप, श्रुत और कब्रत्तोंका धारी 
आत्मा ही ध्यात कररेमें समर्थ है, का कथन किया है। इस प्रकार ग्रन्थका रने 
इसमे बहुत संक्षेपमें जेनदर्शनके प्रमुख तत्त्वोंका कथन किया है । 
५८वी गाथामे ग्रन्थकारने अपने नामका निर्देश करते हुए लूघुता प्रकट की है- 
दब्वसंगहमिणं मुणिणाहा दोस-सचय-चुदा सुद-पुण्णा । 
सोधयंतु तणु-सुत्तघरेण णेमिचंदमुणिणा भणिय" जं ॥ 
यह द्रव्यसग्रह अल्पसूत्रधारी नेमिचन्द्र मुनिके द्वारा रचा गया है। गुणोंके 
भण्डार, श्रुतज्ञानी श्रमणनायक इसे निर्दोष बना लेवें | 


अन्य चचित सारस्वताचार्य 


पूर्वोक्त वणित प्रमुख सा रस्वताचार्योंके अतिरिक्त ऐसे भो कई अन्य सार- 
स्वताचार्य मिलते है, जिनको स्वतन्त्र रचनाएँ उपलब्ध तहीं हैं अथवा जिनके 
व्यक्तित्वके सम्बन्धमें स्वत्तन्त्रहूपसे जानकारी प्राप्त नहीं होत्ती है। किन्तु अपने 
समयमे असाधारण व्यक्तित्व होनेके कारण इनके निर्देश हरिवंशपुराण, आदि- 
पुराण अथवा अन्य ग्रन्धोमें प्राप्त होते है। अत्तएवं यहाँ ऐसे आचार्योपर भी 
कुछ प्रकाश डाला जाता है । 


श् सिंह 
आचायें सिंहनन्दि 
गंग-राजबंशकी स्थापनामें सहायता देनेवाले आचाय सिहनन्दि विशेष 
उल्लेखनीय दै। गंगवंशका सम्बन्ध प्राचीन इक्ष्वाकुवशसे माना जाता है। मूलतः 


१. बुहुददव्यसंग्रह, गाथा ५८ । 


४४४ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


बह वंश उत्तर या वूर्वोच्तरका निवासी था। ई० समृको दूसरी शताव्दीके छमग 
इस वंशके दो राजकुमार दक्षिणमें आये । उत्तके सलाम दडिय और माधव थे । 
पेरर नामक स्थानमें उनकी भेंट जेनाचायं सिहनन्दिसे हुई। सिहनन्दिने उनकी 
योग्यता और शासनक्षमता देखकर उन्हें शासनकार्यकी शिक्षा दी। एक 
पत्थ रका स्तम्भ साम्राज्यदेवीको प्रवेश करनेसे रोक रहा था। सिहनन्दिकी 
आज्ञासे माधवने उसे काट डाला । सिहनन्दिने उन्हें एक राज्यका शासक बना 
दिया । 


सिहनन्दिका यह आख्यान मैसूर राज्यसे प्राप्त ११२२ ई० के एक अभिलेख- 
में अंकित" है । इस अभिलेखमें बताया है कि पद्मनाभ राजाके ऊपर उज्जेनके 
महीपालते आक्रमण किया त्तव उसने दडिग और माधव नामके दो पुत्रोंको 
दक्षिणकी ओर भेज दिया । प्रतिदिन यात्रा करते-करते बे पेरूर नामक स्थानमें 
पहुँचे । उन्होंने वहीं अपना शिविर स्थापित किया | यहाँ एक सरोवरके निकट 
चेत्यालयके दर्शन कर उन्होंने उसकी तीन प्रदक्षिणाएँ कीं और आचार्य सिहनन्दि- 
की वन्दता कर उनके निकट बेठ गये । आचायेने उन्हें आशीर्वाद दिया । उनकी 
भवितसे प्रसन्न होकर देवी पद्मावती प्रकट हुई और उसने उन्हें तलवार एवं 
राज्य प्रदान किया । 

समस्त राज्य प्रदान करनेके उपरान्त देवीने उम्हें सावधान करते हुए कहा 
“प्रदि तुम अपने वचनकों पूरा न करोगे या जिनशासनको साहाय्य न दोगे, 
दूसरोंकी स्त्रियोंका यदि अपहरण करोगे, मद्य-माँसका यदि सेबन करोगे, या 
तीचोंकी संगतिमें रहोगे, आवश्यक होनेपर भी यदि दूसरोंको अपना धन नहीं 
दोगे और यदि युद्धके मेदानमें पीठ दिखाओगे, तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जायेगा” । 

सन्‌ ११२९ ई० के एक दूसरे अभिलेखमें लिखा है कि सिहनन्दि मुनिने 
अपने शिष्योंको अहंन्त भगवानकी ध्यानरूपी तीक्षः तलवार भी कृपा करके 
प्रदान की थी, जो धात्तिकमंलूपी शत्रुसेन्यकी प्व॑ंतमाछाको काट डालती है। 

सिहनन्दिको मूलसंघ क्ुन्दकुन्दास्वय, काणूरगण और मेषपाषाणगच्छका 
भाचायें तथा दक्षिणवासी बताया है। सिहनन्दिके प्रभावसे ही गंगराजाओंने 
जैनधर्मको संरक्षण प्रदात किया था । चतुर्थ शताब्दीसे हादश शताब्दी तकके 
अभिलेखोंसे प्रमाणित होता है कि गंगवंशके शासकोंने जेनसन्दिरोंका निर्माण 
कराया, जेनमूर्तियाँ प्रतिष्ठित करायीं, जेनसाधुओंके निवरासके लिए गरुफाएँ 
बनवायीं और जैनावार्योंकी दान दिया । एक विर्वावलीसें सिहनन्दि आचा- 
१. चि्वांबटए] उब्पेधंधय ?,--]4, तथा जैन शिलालेल संग्रह भाग २, अभिरेख 

संख्या २७७ । ' 


शुतवर और श्ारस्वताबार्य : ४४५ 


यकी अत्यन्त प्रभावक आचाये बताया गया है। कहा गया है कि सम्पूर्ण 
संसाररूपष कमलवनको विकसित करनेमें सूर्थके सम्रान तपस्यांकी छविसे 
उत्पन्न प्रमा हारा सभी दिशाओंके अन्धका रकी दूर करने वाले सिद्धान्त-सभुद्रकी 
ब्ृद्धिमें चन्द्रमास्वरूप, मिथ्यात्वरूपी अन्धकारकों दूर करनेके लिए सूर्यतुल्य, 
परवादियोंके सिद्धान्तरूपी गजके मस्तककों विदीणं करनेमें सिहके समान 
श्रीलोकचन्द, प्रभाचन्द्र, नेमिचन्द्र, भानुनन्दि और सिंहनन्दि योगीन्द्र हुए*। 
इस सन्दर्भमें आये हुए सिहनन्दि पूर्वोक्त गंगवंश-संस्थापक सिंहनन्दिसे 
अभिन्न हों, तो उनको विद्वत्ता जगत्प्रसिद्ध प्रतीत होतो है। इस विरुदावडीमें 
पूज्यपाद, गुणनन्दि, वद्थनन्दि और कुमा रनन्दिके पश्चात्‌ सिंहनन्दिका उल्लेख 
आया है। अतः बहुत सम्भव है कि यह सिंहनन्दि मंगवबंश-संस्थापक सिहसन्दि 
ही है। ये आगमभ, तक, राजनीति और व्याकरण शास्त्र आदि विषयोंके ज्ञातता 
थे। इनका समय ई० सनकी द्वितीय शताब्दी है। ह 


उपयुक्त उल्लेखोंसे विदित है कि गंगवंश-संस्थापक सिहनन्दि राजनीतिके 
साथ आगम-शआास्त्रके भी ज्ञाता थे। अतः असम्भव नहीं कि इनकी रचनाएँ 
भी रही हों, जो आज उपलब्ध नहीं । 


आचार्य सुमति 


आचाय॑ सुमतिदेवका उल्लेख सनन्‍्मति-टीकाकारके रूपमें पाया जाता है। 
आचाय॑ वादिराजने अपने पाश्वंनाथचरितमें सुमतिदेवका निम्नप्रकार उल्लेख 
किया है-- 


नमः सन्मतये तस्मे भव-कृप-निपातिनाम । 
सनन्‍्मतिविवृता येन सुखधाम-प्रवेशिनी ॥१।२२॥ 


आचाय॑ जुगलकिशोर मुख्तारने अनुमात किया है कि सुमतिदेवकी यह 
टीका ११वीं शताब्दीके इवेत्ताम्बराचाय अभयदेवकी टीकासे लगभग तीन 
शत्ताब्दी पहलेकी होनी चाहिये। 

इन आचाये ओर उनके सिद्धान्तका उल्लेख तत्त्वसंग्रहमें प्रत्यक्षकक्षण- 
समीक्षा सन्दर्भमें तत्त्वसंग्रहकार और उनके शिष्य कमरशीरूने भी किया है-- 
“त्न्बित्यादिना प्रथमे हेती सुमतेदिगम्बरस्य मतेनासिद्धतामाशदुते | स हि 
सामान्यविशेषात्मकत्वेनो भयरूपं सव॑ वस्तु वर्णयति । सामान्य च ह्विरूपस....।” 


१. जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ९, किरण २, पृ० ११०१ 
२. पुरातन जैनवाक्यसूची, वीर सेवा मन्दिर, प्रथम संस्करण, प्रस्तावना, है२१। 





४४६ : तीथंकर महावीर ओर उत्तकी आवचार्य-परम्परा 


--त० सं० पंजिकां, का० १२६४ । “अत्र किल जेनेवे सुमरतिना स्वयवाराजूण . 
सामान्मेन हेतो रमैकान्तिकत्वं परिहुतस; तदेवादअंयति--भिविशेषभधित्यादि !”? 
(ल० संण का० १२७५०) १ 
'. अवणबेलमोलाके अभिलेख-संख्या ५४में भो सुमतिदेवका उल्लेख आया है। 
यह अभिलेख शक संवत्‌ १०५०का है | यथा--- | 
सुमति-देवममु स्तुतयेन 'वस्सुमति-सप्तकमाप्ततया कूत्े | 
परिहृतापथततत्त्व-पथात्यिना सुमति-कोष्टि-विवत्तिभवात्तिहुत्‌" ॥ 
इस पद्चसे स्पष्ट है कि सुमतिदेव अच्छे प्रभावशाली ताकिक हुए हैं, जिनका 
स्थितिकारू ८वीं शताब्दीके लगभग रहा है। तत्वसंग्ह और शिलालेखके 
उल्लेख बतलाते हैं कि आचाय॑ सुमतिदेव प्रमाण और नयके विज्लिष्ठ विद्वान्‌ 
हैं | ताकिकके रूपमें इनकी ख्याति ८वीं, «वीं शत्ताब्दीमें पूर्णतया व्याप्त रहीं है। 


आचाये कुमारनन्दि 


आज कुमारनन्दिकी कोई रचना उपलरूब्ध नहीं है। पर उनके तथा उनके 
ग्रन्थके उल्लेख कई स्थानोंपर प्राप्त होते हैं | आचाय॑ विद्यानन्दने अपने ग्रन्थ 
प्रमाण-परीक्षा, पत्र-परीक्षा और त्ततत्वाथंश्लोकवातिकमें कुमारनन्दिका उल्लेख 
किया है। प्रमाण-परीक्षामें लिखा है-- 
तथा चाभ्यधायि कुमारनन्दिभदूटा रके:-- 
अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं लिज़ुमंग्यते । 
प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपराझ्मनुरोधत: ॥९ 
पत्रपरीक्षामें कुमारतन्दि और उनके वदन्याय' ग्रन्थ दोनोंका भी उल्लेख 
प्राप्त होता है। लिखा है-- 
तथैव हि कुमारनन्दिभट्टा रकेरपि स्ववादन्याये निगदितत्वात्‌। 
तदाह-- 
प्रतिपाद्यानु रोधेन प्रयोगेषु पुनयंथा। 
प्रतिज्ञा प्रोच्यते तज्ञेस्तथोदाहरणादिकम ॥। 
अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं लिग्रमंग्यते । 
प्रयोगपर्पिटी तु प्रतिपाध्ानुरोधत:3 ॥ 


५. जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंश्या ५४, पंच १३। 
२. प्रमाणपरीक्षा, पु० ३। 
३, पत्रपरीक्षा, पृ० ३ | 


चुतघर और धारस्वताबार्य : ४४७ 


तत्वा्थइलोकवातिकमें भी उनके वदत्यायका निर्देश आया है-- 
कुमा रनन्दिनव्चाहुर्वादन्यायविचक्षणा:" ॥। 

आचार्य विद्यानन्दके उक्त उदरणोंसे प्रकट है कि कुमारनन्दि विद्यानन्दके 
पूर्ववर्ती आचाय॑ हैं। इन्होंने वादन्‍्यायका प्रणयन किया था, जिसकी कतिपय 
कारिकाएं विद्यानन्दके अपने ग्रन्थोंमें उद्धत की हैं । 

नागमंगल त्ताम्रपत्रमें भी कुमारनन्दिका उल्लेख आया है, जो श्रीपुरके 
जिनाल्‍ूयके लिए शक सं० ६९८ (वि० सं० ८३३) में लिखा गया है। इसमें 
चंद्रनंदिके शिष्य कुमा रनन्दि, कुमा रनन्दिके द्िष्य कीलिनन्दि और कीतिनन्दिके 
शिष्य विमलचन्द्रका उल्लेख है। अत्तएवं नागमंगल ताम्रपत्रमें उल्लिखित 
कुमारनन्दि यदि प्रस्तुत कुमा रनन्दि ही हैं, तो इनका समय वि० सं० की ८ वीं 
शत्ताब्दी होना चाहिये । ताम्रपत्रकी पंक्तियाँ निम्नप्रकार है-- 


“अष्टानवत्युत्ते पटछतेषु शकवर्षेष्वतीतेष्वात्मानः प्रवद्धंमान-विजयवीये- 
संवत्सरे पचशतमे प्रवत्तमाने मान्यपुरमधिवसत्ति बिजयस्कंदावारे श्रीमूलमुल- 
हर्णाभिनंदितनन्दिसंघान्वय एरेगित्तुन्नाम्नि गणे मूलिकल्गच्छे स्वच्छत रगु णिकिर- 
प्र(ण)तत्ति-प्रल्हादितसकललोक: चंद्र इवापर: चन्द्रतन्दिनामगुरुरासीत | 
तस्य शिष्यस्समस्तविबुधलोकपरि रक्षण-क्षमात्मशक्ति: परमेष्व रलालनीयमहिमा 
कुमा रवद्विति (ने)यः कुमारनन्दिनाममुनिपतिरभवत्‌ । तस्यान्तेवाँसि-समधिगत 
सकलतत्त्वाथं-समपित-बुधसाधं-सम्पत्सम्पादित्कीति: कीतिनन्याचार्यो नाम 
महामुनिस्समजनि | तस्य प्रियशिष्य: शिष्यजनकमलाकर-प्रवोधनक: मिथ्याज्ञान- 
संततसनुतस्वसन्मानान्तक-सदुधर्म-व्योमावभासनभास्कर: विमलचन्द्राचायंस्स- 
मुदपादि । तस्य महर्षेर्धमोपदेशनया "तह शा 

इस ताम्रपत्रमें कुमा रनन्दिको समस्त विद्वल्लोकका परिरक्षक और मुनिपत्ति 
कहा है। इससे सम्भावना है कि विद्यानन्द द्वारा उल्लिखित और बादन्यायके 
कर्ता त्ताकिक कुमारनन्दिका ही इसमें गुणकीत्तन है। जो हो, इतना स्पष्ट है 
कि आचाय॑ कुमारनन्दि एक प्रभावश्ञाली ताकिक एवं 'वादन्यायविचक्षण' प्रन्थ- 
कार थे | 


आचाय॑े श्रोदकत्त 
तपस्वी और प्रवादियोंके विज्ेताके रूपमें इनका उल्लेख मिलता है। 
आदिपुराणमें बताया है-- 





१. तत्वार्थश्लोकवातिक पु० २८०॥ 
२ पुरातन-जैनवाक्य-सूची, प्रस्तावना, पृ० ६७। 


_ ४४८: तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परभ्परा 


श्रीदताय नमस्तस्मे. तपःश्रीदीतमत॑गे |! 
.. कष्दीरवायितं ये «प्रवादीअप्रभेदने" ॥ 
' में उन श्रीदत्तके लिये नमस्कार करता हूँ, जिनका शरीर तपोलद्ष्मीसे 
अत्यन्त सुन्दर है और प्रवादीरूपी हस्तियोंके भेदनमें सिहके समान थे | 
श्रोदत्त वादी और दाशंनिक विद्वान थे। आचाय॑. विज्ञानन्दने इसको ६३ 
वादियोंको पराजित करनेवाला लिखा है। विक्रमकी ६ठी शत्तीके विद्वान 
देवनन्दिने जेनेन्द्रव्याकरणमें “गण श्रीदत्तस्य स्त्रियाथ/ (१४३४) सूत्रमें 
श्रीदत्तका उल्लेख किया है। देवनन्दि द्वारा उल्लिखित, आदिए्राण तथा 
तत्वार्थइलोकवा त्तिकमें निर्दिष्ट श्रीदत्त एक ही हों, तो इनका समय देवनन्दिसे 
पूर्व अर्थात्‌ वि० सं०की चोथी-पाँचवों शत्ती होना चाहिए। जल्पनिर्णय 
नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थका इन्हें रचयिता भी कहा गया है। विद्यानन्दने 
तत्त्वाथंइलोकवात्तिक पृ० २८० पर लिखा है-- 


द्िप्रकार जगो जल्पं तत्त्व-प्रातिभगोचरम्‌ । 
त्रिषष्ठेवंदिनां जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥ 


कुमारसेनगुरु 


चन्द्रोदय ग्रन्थके रचयिता प्रभाचन्द्रक आप गुरु थे। आपका निर्मल यश 
समुद्रान्त व्याप्त था । 


आकूपार यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्जवछम्‌ | 
गुरोः कुमारसेनस्थ विचरत्यजितात्मकम* ॥ 
अर्थात्‌ कुमा रसेन गुरुका यहा इस संसारमें समुद्रपय॑न्त सर्वत्र विचरण 
करता है, जो प्रभाचन्द्रनामक शिष्यके उदयसे उज्जवल है, तथा जो अविजित 
रूप है--किसीके द्वारा जीता नहीं जा सकता है। 
चामुण्डरायपुराणके पन्द्रहवें पद्ममें भी इनका स्मरण किया गया है। 
इससे ज्ञात होता है कि कुमारसेनगुरु बड़े ही यशस्वी सारस्वत थे। 
डॉ० ए० एन० उपाध्येने इनका परिचय देते हुए जेनसंदेशके झोधांक' १२समें 
लिखा है--कि ये मूलगुण्डनामक स्थानपर आत्मत्यागको स्वीकार करके 
'कोप्पणादि' पर ध्यानस्थ हो गये और समाधिमरणपूर्वक स्वर्गंलाभ किया । 
इनके सम्बन्धगें दर्शनसारमें बताया है-- 
*  आदिपुराण, भारती! ज्ञानपोठ काशी संस्करण, १४५ । 
२. हरिवंधपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ काशी संस्करण १३८ । 


शुतधर और सारस्वताबर्य ; ४४९ 


णंदियडे वरमामे कुमारसेणो य सत्यविष्णाणी 
कट्टी. दंतणभट्टी.. जादोी सल्लेहणाकाले ॥१ 
. अर्थात्‌ कांष्ठासंघके संस्थापकके रूपमे कुमा रसेनका नाभ आता है | घताया 
है कि विक्रम राजाकी मृत्युके ७५३ वर्ष पदचात्‌ नन्दीतटग्राममें काष्ठासंघ 
हुआ । इस नन्‍्दीत्तटग्राममें कुमारसेननामका शास्त्रज्ञ विद्वान .सल्लेखनाके 
समय दर्शनसे भ्रष्ट होकर, काष्ठासंघी हुआ | कुमारसेनका समय वि० की ८वीं 
शत्ताब्दी अगवत होता है । 


वज्ञसूरि 
ये बज्नसूरि देवनन्दि-पुज्यपादके शिष्य द्वाविड़ संधके संस्थापक वज्जनन्दि 
जान पड़ते हैं | हरिवंदपुराणमें इनके सम्बन्धमें कहा हैं-- 
वज्जसू रेविचारिण्य: सहेत्वोब॑न्धमोक्षयो: | 
प्रमाण धर्मंशास्त्राणां प्रवक्‍तृणामिवोक्तय: ॥ 
भर्थात्‌ जो हेतु सहित बन्ध और मोक्षका विचार करनेवाली हैं ऐसी श्री 
वज्जसूरिकी उक्तियाँ धर्मशास्त्रोंका व्याख्यान करनेवाले गणघरोंकी तक्तियोंके 
समान प्रमाणरूप हैं । 
इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि वज़सूरिके वचन गणधरोंके समान मान्य थे । 
दर्शनसारके उल्लेखानुसार इनका समय छठी शी प्रतीत होता है। 
सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुट्ठों । 
णामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्तो"॥ 
पंचसए छत्बीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स। 
दविखणमहुराजादो दाविश्संघो महामोहो? ॥ 


यशोभद्र 


प्रखर ताकिकके रूपमें जिनसेनने इनका स्मरण किया है। आदि राणमें 
बताया है--- 
विदृष्विणीष्‌ संसत्सु यस्य नामापि कीतितम | 
निसर्वेयति तदूगव॑ यशोभद्र: स पातु नें: ॥ 
१. दर्शनसार, गाथा ३९ । 
२. वहीं, गाथा २४ । 
३. वही, गाथा २८ । 
४. आहठिपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ काश्षी संस्करण, १।४६ | 


. ४५० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


,. अर्धात्‌ विद्वांसोंकी सभासें जितका नाम कह देने साजरी सभीका यर्व दूर. 
हो जाता है, वे यशोमद्र स्वामी हमारी रक्षा करें। हर ह 
जेतेन्द्र व्याकरणमें “बय वृषिमजां यशोभद्रस्थ” (२११९५) सूत्र जाया है । 
अंतः जिनसेनके द्वारा उल्लिखित यशीभद्र और देवनन्दिके जैनेन्द्र व्योकरणसें 
निरदिष्ट यशोभद्र यदि एक ही हैं, तो इनका समय वि» सं० छठी छातीकिवू्चे 
होना चाहिंये। 


आचार्य शान्त अथवा शान्तिषेश 


आचार्य शान्त अथवा शान्तिषेषका साहित्यमें सविशेष उल्लेख है। इनकी 
उत्प्रेक्षालंकारसे युक्त वक्रोक्तियोंकी प्रशंसा की गयी है। बताया है-- ' 
शान्तस्यापि च पक्रोक्ती रम्योत्प्रेक्षा बलान्मन: | 
कस्य नोद्धाठितेष्न्चभें. रमणीमेथ्नु रण्जयेत्‌" ॥ 
अर्थात्‌ श्री शञान्त कविकी वक्रोक्तिरूप रचना रमणीय उत्प्रेक्षाओंके बलसे 
मनोहर अथ्थंके प्रकट होनेपर किसके मनको अनुरकक्‍्त नहीं करती है। 


जिनसेनने अपनी गुरुपरम्पराका वर्णन करते हुए जयसेनके पु एक 
शान्तिषेण आचार्यका नामोल्लेख किया है। यदि ये शान्त हो शान्तिषेष हों, 
तो जिनसेनकी गुरुपरम्परामें नाम आनेके का रण इनका समय ७वीं शताब्दी होना 
चाहिये। हरिवशपुराणके अन्तमें दी हुई प्रशस्तिमें बिनयन्धर, गृप्तशुति, गुप्तऋषि, 
मुनीए्वर, शिवगुप्त, अहंद्वलि, मन्दरायं, मित्रविरति, वलदेव, मिन्रक, सिंहबल, 
वीरवित, पद्मसेन, व्यात्नहस्त, नागहस्ति, जितदण्ड, नल्दिषेण, दीपसेन, श्रीधर- 
सेन, सुधमंसेन, सिहसेन, सुनन्दिषेण, ईइव रसेन, सुनन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, 
अभयसेत, भीमसेन, जिनसेन और दान्तिषेण आचाये हुए । अनन्तर जयसेन, 
अमिससेन, कीतिसेन और जिनसेन * हुए हैं । स्पष्ट है कि शान्तिषेण अच्छे कवि 
ओर दाएंनिक थे । 


विशेषवादि 


हरिब्ंशपुराणके उल्लेखोंसे अवगत होता है कि इनकी कोई गद्य-पश्चमय 
रचना रही है। बादिराजने भी अपने पाश्वंनाथचरितमें विशेषवादिका उल्लेख 
किया है | जिनसेनते लिखा है--- 


१, हरिवंशपुराण, झानपीठ संस्करण, इलोक १॥३६ । 
२. वही, ६६, २५-४३ । * 


श्रुतपर जोर धारस्वताचार्य : ४५६ ' 


योध्हेषोक्तिविशेषेषु विधेष: पद्य-गद्ययो: । 
विशेषवादिता तस्य विशेषत्रयवादिन:" ॥ 
अर्थात्‌ जो गद्य-पद्य सम्बन्धी समस्त विशिष्ट उक्तियोके विषयमें विशेष अर्थात्‌ 
तिलकरूप हैं, तथा जो विशेषत्रयका मिरूपण करनेवाले हैं, ऐसे विशेषवादि 
कविका विशेषवादिपना सत्र प्रसिद्ध है। विशेषवादि कविका विशेषन्नय कोई 
ग्रन्थ रहा है, या गद्य, पद्य और गद्य-पद्य तीनों प्रकारकी रचनामें दक्ष होनेसे 
विशेषत्रयवादी कहा जान पड़ता है। 


श्रीपाल 


ये वीरसेन स्वामीके शिष्य और जिनसेनके सधर्मा समकालीन विद्वान 
हैं। जिनसेनने जयधवलाको इनके द्वारा सम्पादित बताया है। इनका समय 
बि० स० की ९ वीं शती है । 


काणभिक्षु 


आचाय॑ जिनसेलने काणभिक्षुका कथाग्रन्थ-रचयिताके रूपमें उल्लेख 
फिया है। इससे ज्ञात होता है कि उनका कोई प्रथमानुयोगसम्बन्धी कोई 
ग्रन्थ रहा है। जिनसेनने लिखा है-- 
धर्मंसूत्रानुगा हद्या यस्य वाहइुमणयो5्मला: । 
कथालडूगरतां भेजु: काणभिक्षुजंयत्यसौ? ॥ 
अर्थात्‌ वे काणभिक्षु जयवन्त हों, जिनके घर्मरूप सूत्रमें पिरोये हुए, मनोहर 
वचनरूप निरंलमाणि कथाशास्त्रके अलख्छुारपनेको प्राप्त हुए थे। अर्थात्‌ 
जिनके द्वारा रचे गये कथांग्रन्थ श्रेष्ठ हैं । 
ये जिनसेन द्वारा उल्लिखित होनेसे उनके पूव॑वर्ती विद्वान्‌ हैं। 


कनकनन्दि 

सिद्धान्त-ग्रन्थोंके रचयिताके रूपमें कनकनन्दिका नाम भी नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तीके समान समादरणीय है। इन्हें भी सिद्धान्त-चक्रवर्ती कहा 
गया है। यह तथ्य ग्रोम्मटसार कर्मंकाण्डको निम्न अन्तिम गाथासे स्पष्ट 
होता है-- 
१, हरिवंध०, १३७ । 
२. आदिपुराण, १९५३ । 
३. आदिपुराण, भारतीय श्ञानपीठ संस्करण, भाग १, पद्च १५१ । 


- ४५२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


बरइंदर्ण दिगुरुणो पासे सौकण सबलसिक्षत॑ 
सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्ठांणं समुहिट॒द*॥ 
अर्थात्‌ श्री इन्द्रनन्द ग्रके पास समस्त सिद्धाल्तकों सुनकर श्री कतकनंदि .' 
गुरुने इस सत्त्वस्थानको सम्यक्‌ रीतिसे कहा है। यहाँ कनकनन्दिके साथ गुरु 
शब्दका संकेत करता है कि नेमिचन्द्रने गोम्मटसारकी रचना कमकनन्दिसे 
अध्ययन करके की है। और वे उनके गुरु रहे होंगे या गुर नामसे जे अधिक 
ख्यात होंगे। 
क़नकनन्दि द्वारा रचित “विस्तरसत्त्वत्रिभंगी' नामक ग्रन्थ जेन सिद्धान्त 
भवने आरामें वर्तमान है। इस ग्रंथदी कागज पर लिखी गयी दो प्रतियाँ 
विद्यमान हैं। दोनोंकी गाथा-संख्यामें अन्तर है। एक प्रतिमें ४८ गाथा हैं और 
दूसरीमें ५११। दूसरी प्रतिमें गाथाओके साथ संदृष्टियाँ भी उल्लिखित हैं । 
पहली प्रतिमें तीन पृष्ठ हैं ओर दूसरीमें सात । 
गोम्मटसार कर्मकाण्डमें कनकनन्दि विरचित “विस्तरसत्वन्रिभंगी'को 
आदिसे अन्तिम गाथा पर्यन्त सम्मिलित कर लिया गया है। केवल मध्यंकी 
आठ या ग्यारह गाथाएँ छोड़ दी गयीं हें, क्योंकि कमंकाण्डमें इस प्रकरणकी 
गाथाओंक़ी संख्या ३२५८-३९७ अर्थात्‌ ४० है। इस प्रकरणमें कर्मोंके सत्व- 
स्थानोंका कथन गुणस्थानोंमे भज्जोंके साथ किया गया है। 


क्या कनकनन्दि आचायंने ४८ या ५१ गाथाप्रमाण 'विस्तरसत्वत्रिभंगी' 
ग्रथकी पृथक्‌ रचना को और बादको उसे नेमिचन्द्रचायंने अपने गोम्मटसारमें 
सम्मिलित कर लिया अथवा कर्मकाण्डके लिए ही उन्होंने उसकी रचना की ? 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि कनकनदि सिद्धान्तचक्रवर्त्तीनी इतना छोटा- 
सा ग्रंथ नही लिखा होगा | उन्होंने कर्मकाण्डके लिखनेमें सहयोग प्रदान किया 
होगा और उसीके लिए सत्त्वत्रिमंगरीप्रकरण लिखा होगा। इसके पद्चात्‌ 
उन्होने कुछ गाथाए' अधिक जोड़कर उसे स्वतन्त्र प्रंथका रूप प्रदान किया 
होगा। क्रमंकाण्डमें कनकनंदिके मतान्तरकों देखनेसे हमारा उक्त कथन पृष्ट 
होता है। स्पष्ट है कि कनकनंदि अपने समयके प्रसिद्ध आचार्य हैं । 

इस प्रकार प्राप्त सामग्रीके आधारसे श्रुतधराचायों और सारस्वताचार्योका 
विवेचत किया गया। 


१. य्ोम्भट्सार कर्सकाण्ड, रायबन्द्र जेन झास्वमांछा, अम्बई संस्करण, गाथा ३९६ | 
अुतधर ओर सारस्वताचार्य ; ४५३ 


